अभस्त १९६५ ( भाद्षपद १८८७ ) 


(8 नवजीवन द्रस्ट, अहमदाबाद, १९६५ 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपृर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६, द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्यामाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद- १४, द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


अक्तूबर १९१७ से लेकर जुलाई १९१८ तक जिन १०. महीनोंका समावेश इस 
खण्डमें हुआ है उनका गांधीजीके कर्म-जीवनमें एक विशिष्ट स्थान है। यह समय उनके 
लिए लगभग अनवरत और अत्यन्त उत्कट प्रवृत्तिका समय-था। संकलित सामग्री बताती 
है कि इन दिनों वे किस तरह सत्याग्रहके सिद्धान्तका प्रयोग एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न परिस्थि- 
तियोंका सामता करनेके लिए कर रहे थे | चम्पारनकी- उनकी अपेक्षाकृत आसान सफलता- 
ने उनकी कार्यपद्धतिके बारेमें छोगोंकी उत्सुकता ज़गा दी थी, लेकिन गांधीजी उनका 
प्रयोग राष्ट्रीय समस्याओंको हल करनेमें करते, उसके पहले उसकी ज्यादा कड़ी कसौटी 
होनेकी जरूरत थी जिससे छोगोंको उसकी शक्तिकी पूरी-पूरी प्रतीति हो जाती । फरवरी- 
मार्चमें अहमदाबादके' मिल” -मजदूरोंकीः:: हड़तालमें और माच-अप्रेल १९१८ में खेड़ा 
सत्याग्रहमें उसके ऐसे दो प्रयोग हुए। युद्धमें सरकारंकी सहायताके. प्रयत्नोंमें गांधीजीने 
जो हिस्सा लिया वह सत्यांग्रहके दूसरे पहलूको प्रदर्शित करता है, क्योंकि जेसे एक ओर 
सत्याग्रहका मतलूब अन्यायका प्रतिरोध है वैसे ही दूसरी ओर उसका मतलब शतज्रुके प्रति 
सद्भावना और प्रसंग उपस्थित होनेपर उसके साथ सहयोग देनेके लिए तैयार रहना भी 
है। इस तरह वह नाजुक समय था जबकि सत्याग्रह सीखा और सिखाया जा.. रहा 
था और. राष्ट्रीय नेतृत्वकी बागडोर गांधीजी अपने हाथोंमें ले सकें, इसके लिए 
जमीन तयार हो रही थी। 
अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल कई  . दृष्टियोंसे एक अद्वितीय घटना थी। 
मजदूर संगठनतकी बात अभी भारतके लिए नई थी और यूरोपमें इस आन्दोलनको प्रेरित 
करनेवाला वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त तो रगभग अज्ञात ही था। गांधीजी दक्षिण आफ्रिकामें 
मजदूरोंकी एक ऐसी हलचल देख चुके थे जो मालिकों और सरकारके अ्रति शनत्रुताके 
भावसे प्रेरित थी। वह उन्हें अच्छी नहीं लगी -थी और उनका यह विश्वास कि 
मानव-सम्बन्धोंके सारे सवालोंका - हल एकमात्र अहिंसा द्वारा हो सकता है, उससे 
और अधिक दृढ़ हो गया था। अहमदाबादकी लड़ाईने उन्हें अपने 'इस विश्वासको 
परखने और उसकी श्रेष्ठता सिद्ध .करनेका मौका दिया। उसके पीछे उनकी इच्छा 
मालिकों और मजदूरोंके हितोंका संयोजन करनेकी और झगड़ेका प्रसंग उपस्थित होनेपर 
उसे इस तरह निपटानेकी थी कि दोनों पक्षोंमें कहीं कटुताका भाव उत्पन्न न हो।- अहम- 
दाबादके मिलछ-मजदूरोंने, मिल-मालिकों हारा किसी किस्मका सलछाह-मशविरा किये बिना 
ही युद्धकालीन भत्ता बन्द कर दिये जानेपर, अपने वेतनमें उसी अंनुपातमें .बढ़ोतरीकी 
माँग की थी। गांधीजी चाहते थे कि मामछा बिना किसी आन्दोलन और विक्षोभके निपट 
जाये। उन्होंने मिल-मोलिकोंसे अपीक की कि वे मजदूरोंको “प्रेम-हूपी रेशमकी डोरसे ” 
बाँघें ( पृष्ठ ११३) और १४ फरवरीको इस सवारूपर विचार करनेंके लिए पंचोंकी 
नियुक्ति करानेमें सफल हो गये। दूसरी ओर उन्होंने मजदूरोंको उनके अधिकारोंके 
प्रति जागरूक किया, लेकिन साथ ही उनसे अपने प्रयत्नमें हिसाका सर्वथा त्याग करनेकी 


छः 

प्रतिज्ञा लिवानेकी सावधानी भी बरती। जब संघषे “अनिवार्य हो गया तब गांधीजी पूरे 
जोरसे मजदूरोंके पक्षकी हिमायत करने रूग गये । और उन्होंने आगे बढ़कर उनका सक्तिय 
नेतृत्व भी संभाल छिया। लड़ाईके सिलसिलेमें उन्होंत्रे श्रतिदिन मजदूरों और भालिकों, 
दोनोंको तालीम दैनेकी गरजसे पत्रिकाएँ निकालीं। मजंदूरोंसे उन्होंने अपना संघर्ष सत्या- 
ग्रहकी भावनासे चलानेके लिए कहा और मालिकोंसे हृदय-परिवर्तनका अनुरोध किया। 
उन्होंने मजदूरोंको दक्षिण आफ़रिकामें भारतीयींके संघ्षकी याद दिलाई और वलिअम्मा तथा 
हरबतर्सिहकी आत्माहुतिका स्मरण कराया। मजदूरोंका ध्यान उनकी चुटियोंकी ओर आक्कृष्ट 
किया, उन्हें बताया कि वेतन-वृद्धिके इस संघर्षको वे अपने रहन-सहनको सुधारने और अपना 
जीवन ज्यादा सुसंस्कृत बनानेके बृहत्‌ प्रयत्वका एक हिस्सा मानना सीखें। और जब 
उन्होंने उन्हें कठिनाइयोंके सम्मुख लड़खड़ाते हुए देखा तो उनके ध्येयकी' सफलताके लिए 
अपनी आहुति देनेकी तत्परता प्रदर्शित करते हुए अनिरिचित कालके लिए उपवासकी 
घोषणा कर दी । यों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उपवासमें मिकू-मालिकोंपर दबाव 
डालनेका हेतु बिलकुल नहीं है, किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि उसका यह असर 
होगा अवश्य और इसलिए जब मिल-मालिक शुके तो गांधीजीने इस परिस्थितिका पुरा 
लाभ उठानेसे, मजदूरोंकी माँगोंकी पूरी स्वीकृतिका आग्रह करनेंसे, इनकार कर दिया। 
उनका यह रवैया कुछ मजदूरोंको शायद बुरा भी रूगा, लेकिन गांधीजीने उन्हें समझा- 
बुझाकर शान्त कर दिया। इस तरह संधर्षका अन्त जिस प्रकार हुआ उसमें समझौतेकी 
वह भावना विद्यमान थी जो गांधीजीके सत्याग्रहका अविच्छेद्य अंग थी। 

मिल-मजदूरोंकी हड़तालसे मुक्त होते-त-होते गांधीजीके सामने सरकारसे पहली 
बार डटकर भिड़नेकी सम्भावना उपस्थित हो गई। गृजरातके खेड़ा जिलेमें फसलको 
बाढ़से बहुत नुंकसान' हुआ था और स्थानीय राजनीतिक कार्येकर्ताओंको ऐसा महसूस हुआ 
कि परिस्थितियोंकों देखते हुए किसानोंकों माल्गुजारी कानूनकी रू से छगानकी पूरी या 
आंशिक छूट मिलनी चाहिए। किन्तु सरकार इस मामलेमें लोगोंकी बातको अनसुनी कर 
रही थी। गांधीजी अभी चम्पारनमें ही थे, जब इस सम्बन्धमें उनकी सलाह माँगी गई। 
चम्पारनसे लौठकर आनेके बाद उन्होंने छोगोंकी इस शिकायतें सक्रिय दिलचस्पी लेना शुरू 
किया । उन्होंने फसलकी हालत घूम-फिरकर स्वयं जानी-परखी और अन्तमें वे इस निष्कर्षे- 
पर आये कि लगानकी छूटकी लोगोंकी माँग वाजिव है। अधिकारियोंकों इस सम्बन्धमे 
प्रतिवेदन प्रेषित किये गये किन्तु उनसे उनके' सहानुभूति-शून्य रवैयेमें कोई फर्क नहीं पड़ा । 
तब गांधीजीने लोगोंकों सक्रिय प्रतिरोधकी सलछाह दी। “मुझे तो यह बात बिलकुल 
स्वयंसिद्ध-सी छगती है कि अन्यायके खिलाफ अपनी भावना प्रकट करनेके लिए नम्नता- 
पूर्वक लगान देनेंसे इनकार करने और सरकारको उसे जबरदस्ती वसूल करने देनेमें 
कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। (पृष्ठ २०४)। २२ मार्चकों नडियादकी' एक सार्वजनिक 
सभामें बोलते हुए उन्होंने छोगोंको अपनी' इस लड़ाईको एक बृद्ृत्तर सिद्धान्तकी 
स्थापनाके लिए लड़ी जा रही लड़ाईका रूप देने और लगान देनेसे इनकार करनेकी 
प्रतिज्ञा लेनेके लिए आहत क़िया। उन्होंने कहा : “इस देशमें यह नियम ही बच गया है 
कि सरकारका मत हमेशा ठीक होना चाहिए । लोग चाहे जितने सचाईपर हों तो भी 


सात 


सरकार अपनी मनमानी करती*है 5*<भैह स्थिति असहा है। “यदि बात न्यायकी है तब 
तो यह ठीक है कि वह दूसरोंसे स्वीकारं. कराई जाये किन्तु यदि वह अन्यायपूर्ण है तब 
तो वह बदली ही. जानी चाहिए /£(पृष्ठ २६२)। संघर्षके दौरान उन्होंने प्राय: अपने 
प्रत्येक भाषणमें छोग्रोंका' ध्यान उसके इस बुंहत्तर महत्वकी ओर खींचा और प्रजाके 
साथ सरकारका व्यवहार जिस जनतांत्रिक भावनासे- अनुप्राणित होना चाहिए, उसकी 
शिक्षा दी। उन्होंने इसके लिए जनतासे अपने भीतर वलिदानकी भावनाका विकास 
करनेके लिए कहा। “ जिन-जिन जातियोंका उत्थान हुआ है उन्हें पहले कष्ट सहने पड़े 
हैं।” (पृष्ठ २६२) | “ सत्ता अन्धी है, अन्यायी है। जो सरकार उस सत्ताका सम्मान 
करनेकी वात कहती है वह टिक नहीं सकती |” (पृष्ठ ३०७ )! “ जनताका विरोध करके 
कोई राजा राज्य नहीं कर सकता। इस सत्यको सिद्ध कर दिखाना मैंने अपने जीवंनका 
मुख्य कार्य माना है।” (पृष्ठ ३११)। १२ अप्रैठको कमिश्नरने सरकारका पक्ष पेश 
करनेके लिए एक सभा बुलाई थी और गांधीजीने छोगोंको उसमें हाजिर रहनेकी सलाह 
दी थी सभामें कमिइतरने जो भाषणं दिया उसके बारेमें उन्होंने कहां कि में यह कहनेके 
लिए बाध्य हूँ कि “इस प्रतिहिंसा एवं आतंकपूर्ण भावनाके विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष 
करना प्रत्येक राजनिष्ठ नागरिकका पवित्र कत्तंव्य है।” (पृष्ठ ३२९)। .- '€ 
: २५ अप्रैठको अधिकारियोंकी नीतिमें परिवर्ततके चिह्न दिखाई दिये, यंद्यपि उनके 
हृदयमें तो शायद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने आदेश जारी किये कि जो लोग 
अपना बकाया लगान दे सकते हें वे यदि अदायगी कर दें तो जो लोग देनेकी स्थितिमें नहीं 
हैं उनका लगान माफ कर दिया जायेगा। जूनके आरम्भमें जब ये आदेश प्रकाशमें आये 
तो गांधीजीने उन्हें स्वीकार तो कियां किन्तु उन्हें महसूस हुआ और उन्होंने कहा भी कि 
सरकार द्वारा दी गई इस रियायतमें श्री नहीं है। वास्तविक राहतकी दृष्टिसे किसानों- 
को जो लाभ हुआ वह तो नगण्य था किन्तु लोगोंमें निर्भीकता आई और. उन्हें जब 
भी आवश्यक हो सत्याग्रहका प्रयोग कर सकनेकी अपनी क्षमताकी प्रतीति हुई। गांधीजीने 
इस चीजको, संघर्षके दरम्यान छोगोंने जो कष्ट भोगे थे; उनका पर्याप्त पुरस्कार माना। 
खेड़ाके संघर्षकी समाप्तिसे गांधीजीको अवंश्य ही बहुत राहत महसूस हुईं होगी, 
क्योंकि इससे उन्हें युद्धअयत्नके अपेक्षाकृत बड़े सवाल की ओर ध्यान देकर सत्याग्रहीके 
रूपमें अपने विरोधीकी भी सहायता करनेकी अपनी. तत्परता दिखानेका अवसर मिला। 
ब्रिटेनके साथ भारतके सम्वन्धकी उपयोगितामें वे तव भी विश्वास करते थे। सो उन्होंने 
अपनी अहिसाके विशुद्ध तके-संगत परिणामोंपर फिलहाल अपनी वीरोचित उदारताकी 
वृत्तिको तरजीह देते हुए साम्राज्यको अपनी सेवाएँ पेश कीं। वे सोचते थे कि राजनीतिक 
परिणामोंकी दृष्टिसे युद्ध-अयत्नमें दिया गया सहयोग अंग्रेजोंके चरित्रके सत्‌-अंशपर इष्ट 
प्रभाव डाढेगा और उसका कोई अन्य सुफल चाहे न भी आये, वह देशमें इतनी 
शक्ति तो उत्पन्न कर ही देगा जिससे होमरूढ-प्राप्तिकी राष्ट्रीय आकांक्षांकी उपेक्षा 
कर सकता ब्रिटिश सरकारके लिए असम्भव हो जाये। अपनी आरम्भिक अनिच्छाको 
जीतकर वे २९ अप्रैछको दिल्लीमें वाइसराय द्वारा बुलाई गई युद्ध-परिषदकी बैठकमें शामिल 
हुए और उन्होंने युद्धपयत्नके पक्षमें सक्तिय सहायता देनेका निबचय किया। २५ मई 
को उन्होंने सार्वजनिक रूपसे सेनामें भरतीकी पैरवी की। तिलक और दूसरे नेत्ताओंको 


आठ 


बिना शर्ते सहयोगकी इस नींतिकी बुद्धिमत्तामें संल्देह:भ्रा) और जब वम्वईमें १० जून 
को प्रान्तीय युद्ध-परिषद्के दौरान वम्बईके गवर्नरःरूँडें विलिग्डनने छोकमान्य तिलक और 
केलकरकों उनके भाषणोंके बीचमें रोक दिया, उन समय गांधीजीके लिए परिस्थिति 
निश्चय ही बहुत अठपटी हो गईं होगी। उन्होंने इसःसामलेको तुरन्त अपने हाथमें 
लिया, और गवर्नरसे साफ कहा कि उनका वेसा करना बहुत गलत था। जनताकी 
ओरसे गवरनरके इस विवेकहीन व्यवहारकी जो टीका की गई उसमें गांधीजीने मुख्य 
हिस्सा लिया और, राष्ट्रके सम्मान्य नेताके इस अपमानको राष्ट्रका अपमान मानते हुए 
उन्होंने गवर्नेरसे क्षमा-याचताकी माँग की । किन्तु सरकारके युद्ध प्रयत्वमें जनताके सहयोगकी 
माँग वे फिर भी करते रहे; यहाँ तक कि उन्होंने खेड़ा जिलेमें छोगोंको सेनामें भरती होने 
के लिए प्रोत्साहित करते हुए जोरदार मुहिम चलाई जिसका उनके स्वास्थ्यपर वहत 
खराब असर पड़ा। अहिसाका सन्देशवाहक सेनामें भरती होनेकी पैरवी करे, यह बात 
लोगोंको, जैसा कि स्वाभाविक है, असंगत माछूम होती थी। इस असंगतिके लिए मित्रों 
तकने गांधीजीकी आलोचना की। गांधीजीने अपनी स्थितिका स्पष्टीकरण करते हुए कहा 
कि कायरताको छिपानेके लिए अहिसाकी शरण .नहीं ली जा सकती; में अपने लिए तो 
किसी भी परिस्थितिमें हिसाका वर्जन करूँगा किन्तु मेरी तरह जो अहिंसाको परम धर्म 
नहीं मानते उन्हें में यही सलाह दूँगा कि वे भय या दु्बंडताके कारण हिसासे न 
हिचकें। हिंसा-अहिसाके सवालपर गांधीजीका यह स्पष्टीकरण उनकी शिक्षाका एक आव- 
द्यक अंग है और यह बात उन्होंने बादमें अनेक अवसरोंपर दृहराई। उन्होंने कहा, 
अगर भारतीय जनता ब्रिटेनके साथ अपने सम्बन्धोंका छाम उठाते रहना चाहती है तो 
उसे साम्राज्यकी रक्षामें अपना योग अवद्य देना चाहिए। किन्तु देशकी राजनीतिक 
आकांक्षाओंकी सिद्धिके लिए वे सत्याग्रहकों ही एकमात्र उपाय मानते रहे। एक सार्वजनिक 
कार्यकर्तताको उन्होंने छिखा, “अवसर आनेपर अपनी शव्ति-भर सत्याग्रहकी महिमाकों 
प्रदर्शित करना हमारा परम ध्म है।” (पृष्ठ १३०) । फिर इन्दौरमें, ३० मार्चके अपने 
एक भाषणमें उन्होंने घोषित किया, " हम अगर भारतका उद्धार कर सकते हैं तो सत्य 
और अहिंसासे ही कर सकते हैं। (पृष्ठ २८३) लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 
मानवीय जीवनकी विविध परिस्थितियोंमें जव अहिसाके मार्गंका अनुसरण किया जाता 
है तो हमें ऐसे अनेक जटिल नैतिक प्रइनोंका मुकाबला करना पड़ता है जितका कोई 
सीधा हल नहीं है। “हिमालयपर सीधी लकीरसे जा ही नहीं सकते। क्या इसी तरह 
अहिंसाका मार्ग भी विकट होगा? ” (पृष्ठ ४९८) ; 

बड़ी राष्ट्रीय समस्याओंपर गांधीजीने जितना ध्यान दिया उतना ही दिखनेमें छोटी 
समस्याओंपर भी। उन्होंने गोरक्षाके विवादास्पद प्रदनकों प्राणि-जगतके प्रति कश्णा 
और उसके कल्याणकी चिन्ता के साथ जोड़कर उसे ज्यादा सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करनेका 
प्रयत्न किया। उन्होंने गायोंकी नसलू सुधारने, बैलोंके साथ सदयताका वस्ताव करने, 
आदी गोशालाएं आदि चलानेपर जोर दिया जो कि इस समस्याके प्रति उनकी रचतात्मक 
दृष्टिका निदशेक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसपर उन्होंने इस समय अविकाधिक 
| ध्यान दिया, शिक्षाका था। अंग्रेजी शासन दे ने इस देशमें जिस शिक्षा-अगालीकी 
स्थापना की उससे वे अनेक कारणोंसे असन्तुष्ट थे, किन्तु उन्हें सबसे ज्यादा भापत्ति 


नौ 


अंग्रेजीको शिक्षाकां माध्यम बनाकर जो बहुत ज्यादा अस्वाभाविक महत्व दे दिया 
गया था उसपर थी। अस्पृश्यतोकी प्रथं/ नष्ट कंरने और जाति-अ्रथाको जिस हृदतक 
वह संयमके पालनेमें सहायक हो हँसी हद तक माननेंके वारेमें भी उन्होंने इन दिलों 
काफी लिखा और कहाद। . # 

अपनी इन विविध प्रवृत्तियोंमें गांघीजीके बल और उत्साहका अक्षय स्नोत उनकी 
ज्वलन्त भारत-भक्ति ही थी। “में अपना जीवन तभी सार्थक समझूगा जब भारतके 
लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर पाऊँ।” ( पृष्ठ ४६ )। देशमें उनका प्रभाव इस समय 
प्रकर्षषर था और इस अवसरका उपयोग करके वे उसे अपना सन्देश सुना डालनेके 
लिए बेचैन थे। किन्तु उन्हें भारतकी परिस्थितियोंके अपने सीमित अनुभवका भान था 
और राजनीतिके क्षेत्रमें वे अपने कदम काफी तोल-तोलकर :ही बढ़ा रहे थे। गुजरात 
राजनीतिक परिषदकी अध्यक्षता करते हुए, ३ नवम्बर, १९१७ को अपने भाषणमें उन्होंने 
कहा, “ भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें में अभी ढाई वर्षका वच्चा हूँ। में दक्षिण आफ्रिकाके 
अपने अनुभवसे यहाँ काम नहीं कर सकता। ” (पृष्ठ ५०) फिर भी, उन्हें राजनीतिक 
क्षेत्रमं तो क्रियाशील रहना ही पड़ा। जब ढॉर्ड माण्टेग्यूने इसका कारण जानता चाहा 
तो उन्होंने कहा कि अगर में राजनीतिसे हट जाऊँ तो अपने धामिक और सामाजिक 
दायित्व भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। यह उत्तर उन्होंने काफी तौछ कर दिया था, क्योंकि 
उनका खयाल था, “ अपने जीवनके अन्त तक मेरा यही जवाब रहेगा।” (पृष्ठ ४६१) 
देशकी घोर गरीबीका खयाल उन्हें रात दिन साकता रहता था और उनका यह दुःख तबे 
और वढ़ जाता था जव वे देखते थे कि लोग उसका निवारण कर सकतनेमें असहाय हें। 
अन्य सभी कक्षेत्रोंमें प्रगतिके लिए भी राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक थी, और इसीलिए 
गांधीजी चाहते थे कि देशको गलतियाँ करनेका अधिकार मिलना चाहिए। “ जिसे भूलें 
करनेका हक न हो वह कभी उन्नति भी नहीं कर सकता . . . भूलें करनेका अधिकार 
और उन्हें सुधघारनेकी सत्ता --यह स्वराज्यकी व्याख्या है।” (पृष्ठ ५५) स्वभावतः 
वे देशके लिए .स्वराज्यकी प्राप्तिको मुख्य स्थान देते थे और उसकी तुलनामें अन्य 
सार्वजनिक प्रइनों और प्रवृत्तियोंको उसके अधीन गौण स्थान देते थे। तदनुसार उन्होंने 
मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुघारोंका, स्वतंत्रताकी दिशामें एक कदमके रूपमें, स्वागत किया। 

खंडमें संकलित पत्रोंकी प्रचुरता इसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। भारत 
और दक्षिण आफ्रिकाके अपने स्वजनों, सह-कार्यकर्ताओं और साथियोंको, तथा मित्रों, 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, विद्वानों, सम्पादकों, विभिन्न स्तरोंके सरकारी अधिकारियों और 
विभिन्न विचारधाराओंके राजनीतिक व्यक्तियोंको लिखे गये इन पत्रोंमें, पाठक देखेंगे 
कि गांधीजी पत्रोंके प्रस्तुत विषयकी, राजनीतिक या अन्य सवालोंकी, चर्चा करके नहीं 
रह जाते; उनकी दिलचस्पी इस सीमाको लांघकर चुपचाप उन व्यक्तियोंके जीवनमें 
जा पहुँचती है--उसमें स्नेह और सहानुभूतिका मानवीय रंग आ मिलता है और 
यह पत्न-व्यवहार गोया शुद्ध मानवीय घरातलकूपर दो व्यक्तियोंके मिलतका आधार वन 
जाता है। उनके वैयक्तिक और राजनीतिक सम्पर्कोका दायरा, जन-सेवाकी उनकी प्रवृत्ति 
ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों व्यक्तियोंके रूपमें उन पुरुषों और स्त्रियोंके सम्बन्धमें 
उनकी कल्याण-चिन्ता अधिकाधिक गहरी और सक्रिय होती जाती है,। 


जाभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती बास्नम उंसक्षक तया स्मारक च्वास (चाव- 
रमती आश्रम प्रिजरवेश्नन ऐंड मेमोरिवल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात 
बिद्यापीठ अन्धालय, अहमदाबाद; यांवी क््मारक निधि व संग्रह्मलय, राष्ट्रीय अभिदेखायार 
(नेशनल आर्काइब्ज बॉफ इंडिया), वई दिल्ली; कलोनियल ऑफिस बौर इंडिया ऑफिस 
पुस्तकालय, लब्दव; श्री छगनलाल यांवी, अहमदाबाद; श्री वारणदास यांवी, राजकोट; 
श्री नाराबण देसाई, वारडोली; श्रीमती रावावेन चौधरी, कछकत्ता; श्री ए० एच० वेस्ट; 
“अन्त्यज स्तोत्र, आत्मकथा, बापू और हरिजन', वापुनी प्रत्तादी', वर्मात्मा 
गोखले ,, एक घर्मवृद्ध , ग्रोपालूकुष्ण गोखलेना व्याख्यादों ,  गोसेवा ', जीवन प्रभात ', 
“जीवनतां चझरणां ,, जेड़ा सत्वाग्रह ,_ महादेवभाईवी डायरी ,, महात्मा यांवी _, महात्मा 
गांवीजीती विचारसृष्टि ', माई डियर चाइल्ड, सरदार वल्कनसाई पटल ', सिलेक्ट 
डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा यांवीज्ञ मूवमेंट इत चम्पारन और स्पीचेज ऐंड राइटिन्व ऑफ़ 
एम० के० गांवी * पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा निम्बलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओोंके 
आभारी हें:  जमृतवाजार पत्रिका , दंगाली , बॉम्बे क्ॉनिकेल , हिन्दू , गुजराती , 
“इंडियन रिव्यू, 'लीडर', मुम्बई समाचार, न्यू इंडिया, प्रजावन्चु, प्रताप, 
स्टेट्समैन” और “यंग इंडिया । 
अनुसन्धान और संदर्भ सम्बन्धी सुविवाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालव, गांवा स्मारक सप्रह्मलय, इंडियन कौंसिल जॉफ वल्डे बफेयर्स पुस्तकालय, सूचना 
प्रसारण मन्त्रा्॒य (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फरमेशन ऐंड द्रॉडकास्टिय) के अनुत्तत्वान और 
सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐड रेफरेंस डिवीजन) नई दिल्‍ली, सावरमती संग्रहालय तथा 
गुजरात विद्यवापीठ ग्रल्याल्य, बहमदावादके आशभारी हैं। 








पॉठकोंको सूचना 


अंग्रेजी, गुजराती और मराठीसे अनुवाद करते समय उसे मूलके समीप रखनेका पूरा 
प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। जो अनुवाद प्राप्त हो सके हैँ, हमने ही मूलसे मिलाकर और संशोधन करनेके वाद उनका 
उपयोग किया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलूमें 
प्रयुक्त दब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है 
कि तामोंको सामान्यतः जैसा बोला जाता है वसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके 
उच्चारणोंमें संशय था उनको वसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती 
लेखोंमें लखा है। * 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंझ् मूल रूपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 
कहे हुए नहीं हैँ, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हेँ। पर आओ 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ 
वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है' और 
आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन हिन्दी और गजरातीके 
व्यक्तिगत पत्नोंमें गुजराती संवत॒के अनुसार तिंथी दी गई थी उनमें ईसवी सनके तदनरूप 
तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोंकी लेखन तिथिका निर्णय बाह्य या आन्तरिक साक्ष्यके 
आधारपर किया गया है। जिन पत्रोंमें केवंछ मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्य- 
कंतानुसार मासके या -वर्षेके अन्तमें डाल दिया गया है। शीर्षकके अच्तमें सूत्रके सांथ 
दी गई तिथि, प्रकाशनकी है। 

सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ” के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ 

विभिन्न हैँ; इसलिए हवाला देनेमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया 
गया है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये 
हं। 3 साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछकी तारीखवार घटनाएँ 
दी गई हैें। 


की ता ७6 आए 0 6७ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
रहे. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


'विषय-सुचीं 


भूमिका ्‌ 
जाभारः १० 
पाठकोंको सूचना हु 
चित्र-सूची | २ 
« पत्र: कोटवालको (९-१०-१९१७) १ 
* भाषण: सच्ची गोरक्षापर (९-१०-१९ १७के आसपास) २ 
« पत्र: छगनलाल गांधीको- (१०-१०-१९१७) ३ 
* भाषण : बिहार छात्र-सम्मेलनमें (१५-१०-१९१७) ५ 
« पत्र: मगतराल गरांधीको (१६-१०-१९१७) १३ 
* भाषण : व्यापारियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहमें (१९-१०-१९ १७के 
बाद) कर ह १४ 
. भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें (३२०-१०-१९१७) , श्ष्‌ 
- पत्र: मगनलाल गांधीको (२०-१०-१९१७के बाद) ३९ 
: राष्ट्रीय शिक्षाकी. योजना (२१-१०-१९१७) *४० 
भाषण : सम्मेलनकी समाप्तिपर (२१-०१०-१९१७) डप्‌ 
भाषण : जीवदया परिषद्‌र्मों (२१-१०-१९१७) ४६ 
पत्र: वाणिज्य और उद्योग विभागके सचिवको (३१-१०-१९१७) ४७ 
पन्न: भगवानजी मेहताको (१-११-१९१७) ४ ४९ 
भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद्में (३-११-१९१७) ५० 


प्रस्ताव : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमें--- १ (४-११-१९१७) ६६ 
भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक .परिषद्मे --- २ (४-११-१९१७) ६९७ 
भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद््में -- ३ (५-११-१९१७) ६८ 


प्रस्ताव : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद्में -- २ (५-११-१९१७) ६९ 
भाषण : समाज-सम्मेलनमें- (५-११-१९१७) ७० 
भाषण : अन्त्यज परिषद््मों (५-११-१९१७) . छर 
हिन्दू-धमेंके' माथेपर कलंक (५-११-१९१७ के बाद) ७२ 
भाषण : मुजफ्फरपुरमें (११-११-१९१७) ७६ 
भाषण : उमरेठमें (१२९-११-१९१७) ८० 
समाचारपत्र (१४-११-१९ १७से पूर्व) ८२ 
सन्देश : गुजराती हिन्दू स्त्री-मण्डलको (१४-११-१९१७ से पूर्व) 28 
पत्र: जे० एल० मैरीमैनको (१४-११-१९१७) ८६ 
पत्र : मगनलछाल गांधीको (१४-११-१९१७) ८७ 
पत्र : हरिलाल गांधीको (१४-११-१९१७) ८७ 


, तेरह हे 


, पत्र: मगनलाल गांधीकों (१५६-११-१९१७) 

» पत्र; जें० एल० भैरीमनंकी न्‍[ १७-११ १९१७) 

, पत्र: रणछोड़छाल पटवाहीकी (१८-११-१९१७) 

, पत्र: जें० एल० मरीमेनको (१९-११-१९१७) 

, पत्र : रामनवमी प्रसादको (२१-११-१९१७) 

, पत्र: जे० एल० मेरीमैनको (२२-११-१९१७) 

, पत्र: चन्दुलाठको (२२-११-१९१७) 

, भाषण : अलीगढ़में (२८-११-१९१७) 

, भाषण : अलीगढ़ कॉलेजमें (२८-११-१९१७) 

, भमगनलाल गांधीके नाम लिखे पत्रका अंश (३०-११-१९१७ के पूर्व) 
, प्लेगके सम्बन्धर्में सामान्य सुझाव (६--१२--१९१७) 
, पत्र; ए० एच० वेस्टको (१०-१२-१९१७) 

, पत्र: जे० एल० मैरीमैंनको (१०-१२-१९१७) 

. पत्र: गोविन्दस्वामीको (११-१२-१९१७) 

, पत्र: एस्थर फीरिंगको (१२-१२-१९१७) 

. पत्र: ई० एछ० एल० हैमंडको (१५-१२-१९१७) - 
. पत्र: इंडियन ओपिनियन को (१५-१२-१९१७) 

» भाषण : नडियादमें (१६-१२-१९१७) 

» पत्र: सगनरढाल गांधीको (१८-१२-१९१७) 

, पत्र: राजस्व. सचिवको (१९-१२-१९१७) 

, पत्र: जमनादास गांधीको (२१-१२-१९१७) 

« पत्र: अम्बाछार साराभाईको (२१-१२-१९१७) 

» पत्र: एच० कैलेनबैककों (२१-१२-१९१७) 

» भाषण : अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमें (२७-१२-१९१७) 


भेंट : बंगाली ' के प्रतनिधिको (२७-१२-१९१७) 


. प्रस्ताव: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें (२९-१२-१९१७) 
* प्रस्ताव: अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमें' (३०-१२-१९१७) . 
» भाषण : प्रथम बंग कृषि-विश्येषज्ञोंकी परिषद्में (३०-१२-१९१७) 

« भाषण : राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनमें .(३०-१२-१९१७) 

: अस्ताव: राष्ट्रीय भाषा सम्मेलतमें : (३०-१२-१९१७) 

» भाषण : ऑल इंडिया मुस्लिम लीगमें (३१-१२-१९१७) 

« भाषण: विश्वविद्यालय-भवनमें (३१-१२-१९१७) . 

* भाषण: अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमें (३१-१२-१९१७) 
पत्र: देवदास ग्रांधीको (१९१७के: अन्तमें) 

- पत्र: जे० एल० मैफीको (१-१-१९१८) 

. पत्र: भगवांनजी मेहताकों (१-१-१९१८) 


- १०४ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
१११ 
११३ 
११३ 
११५ 
११५ 
११६ 
११६ 
१६१७ 
११७ 
११८ 
११८ 
११६ 
११९ . 
१२६ 

१२७ 

१२९. 


६५. 
६६० 
६७. 
६८. 
६९. 
७०. 
७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
9६९. 
७, 
७८. 
७९. 


८१. 
८२. 
<३. 
८४. 
<५. 
८६. 
८७. 
८८. 
८९. 
९०. 
५१. 
५९२. 
९३. 
९४, 
९५. 
९६. 
९७. 
९८. 
९९. 


१००. 


चौदहं 


भाषण : अहमदाबादकी सभासें (१-१-१४९१८) 


पत्र 
पत्र 


एक सा्वेजनिक कार्यकर्त्ताकों (११-१-१९१८के बाद) 
एक सावंजनिक कार्यकर्ताकों (११-१*१९१८के बाद) 


उत्तर: शिक्षकोंके शिष्टमण्डलको (१३-१-१९१८से पूर्व) 


पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
तार: 
पन्ने: 
पत्र: 
« पत्र : 
पन्न: 
पत्र; 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र : 
पन्न 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र 
पन्न : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


एस्थर फरिंगको (१३-१-१९१८) 
चिमनलारू चिनाईवारढाको (१३-१-१९१८) 
ई० एल० एल० हैमंडको (१४-१-१९१८) 
मसथुरादास त्रिकमजीको (१४-१-१९१८) 
रामभाऊ गोगठेको (१४-१-१९१८) 

एल० एफ० मॉसहैडको (१५-१-१९१८) 
*स्टेट्समैन को (१६-१-१९१८) 

एस० के० रुद्रको (१६-१-१९१८) 
गुजरात-सभाको (१६-१-१९१८के बाद) 
डी० -जे० रीडको (१७-१-१९१८) 
जमनादास गांधीको (१७-१-१९१८) 
जमनादास गांधीको (१८-१-१९८) 

के० वी० मेहताको (१८-१-१९१८) 
मगनलार गांधीको (२०-१-१९१८) 

जे० एल० मैफीको (२१-१-१९१८) 
भेसर्स लिजियर ऐँड कम्पनी, मदुराकों (२१-१-१९१८) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुकको (२१-१-१९१८) 

एक मित्रकों (२१-१-१९१८) 

राजस्व सचिवको (२४-१-१९१८) 

डॉ० कुलकर्णीकों (२४-१-१९१८) 

काका कालेलकरको (२४-१-१९१८) 
जमतादास गांधीको (२४-१-१९१८) 
मगनलछाल गांधीको (२४-१-१९१८) 
छगनकाल गांधीको (२५-१-१९१८) 

ग० वा० सावरूुकरकों (२७-१-१९१८) 
रेलवे बोडेके सचिवको (२९-१-१९१८) 
कुमारी एडा वेस्टको (३१-१-१९१८) 
सणिलाल गांधीको (३१-१-१९१८) 

ग० वा० मावलंकरको (३१-१-१९१८) 


देवदास ग्रांघीको लिखें पत्रका अंश (२-२-१९१८) 


पत्र: 
पत्र: 


प्रभुदास गांधीको (२-२-१९१८) 
रांचीके एक सज्जनको (२-२-१९१८) 


१२९ 
१३१ 
१३२ 
श्३२ 
१३३ 
है रेड 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१४० 
१४२ 
१४३ 


श्थ्प्‌ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
4४९ 
१५० 
१५१ 
१५६ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
श्ददर 
१६४ 
श्ददड 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६७ 
१६८ 


१२५ 

१२६ 

१२७, 
१२८. 
१२९, 
१३०५ 
१३१. 
१३२. 


१३२३े. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 


पनद्रह 
श्रीमती जिनराजदासको लिखे; पत्रका अंश (२-२-१९ १८) 


. भाषण : खेड़ाकी स्थितिपर (४-२-१९१८) 

« पत्र: बम्बईके गवर्नरकों (#-२-१९१८) 

. पत्र : उत्तरी क्षेत्रकें कर्मिंइंनरको (७-२-१९१८) 

« भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें. (८-२-१९१८) 
- श्रीमती जिनराजदासको लिखे पत्रका अंश (१०-२-१९१८) 
. पत्र : हृदयनाथ कुंजरूको (११-२-१९१८) 

, पत्र: उत्तरी क्षेत्रके कमिइ्नरको (१०-२-१९१८के बाद) 

, पत्र: विनायक नरहर भावेकों (१०-२-१९१८के बाद) 

« पत्र: भगवानजी मेहताको (११-२-१९१८) 

- पत्र: रलियातबेन गांधीको (११-२-१९१८) 

. पत्र : निर्मेछाको (११-२-१९१८) 

« पत्र: एक सहयोगीको- (१२-२-१९१८) 

. पत्र: ए० एच० वेस्टको (१३-२-१९१८) 

« पत्र: पार्वतीको (१३-२-१९१८) . 

« उत्तरी क्षेत्रके कमिश्नरकों लिखें पत्र॒का अंश (१५-२-१९१८),. 
« पत्र: बड़ौदाके एक सज्जनको (१५-२-१९१८) 

» पत्र; डाह्मयालाछको (१५-२-१९१८) 

« पत्र: आनन्दीबाईको (१६-२-१९१८) 

» पत्र: देवदास गांधीको (१६-२-१९१८) । 

* गोखलछे और उनका महामन्त्र (१९-२-१९ १८के पूव्वे) 

. भाषण : भगिनी समाज, बम्बईमें (२०-२-१९१८) 

» पत्र: जी० एस० अरुण्डलको -(२१-२-१९१८) 

. पत्र: फ्लॉरेंस ए० विंटरबॉटमको (२१-२-१९१८) 


गोरधनदास पेटेकको (२०-२-१९१८) 
तार: ए० एच० वेस्टको (२४-२-१९१८के आसपास) 
पत्र : गो० कृ० देवधरको' (२६-२-१९१८) 
अहमदाबादके' मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (२६-२-१९१८) 
पत्र : कलक्टरको (२६-२-१९१८) ह 
पत्र : खेड़ाकी स्थितिके सम्बन्ध्में (२६-२-१९१८) 


भाषण : अहमदाबादके मिल्क मजदूरोंकी सभामें (२६-२-१९१८). 


प्रवचन : आश्रममें प्रातःकाछीन प्रार्थनेके बाद (२७-२-१९१८) 
अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (२७-२-१९१८): 

पत्र : शुएब कुरेशीको (२७-२-१९१८) 

पत्र : रामदास गांधीको (२७-२-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादके . मिल-मजदूरोंकी सभामें (२७-२-१९ १८) 


१६८ 


. १६९६५ 


१७६१ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
श्छ५ 
१७५ 
१७७ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८२ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१९० 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
१९९ 
२०१, 
२०२ 
२०३. 
२०४ 
२०५ 
२०६ 


२०८ 


२०९ 


१३७. 
१३८. 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
. भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (१-३-१९१८) 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६५ 
१५७. 
१५८. 
१५९. 
१६०, 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४६, 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६९. 
१७०. 
१७१. 
१७२. 


सोलह 


पत्र : रावजीभाई पटेलको (२७-२-१९१८) 

अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल - (२८-२-१९१८) 

पत्र: एफ० जी० प्रैठको (२८-२-१९१८) “* 

भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (२८-२-१९१८) 
अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (१-३-१९१८) 

पत्र: सर ई० ए० गेटको (१-३-१९१८) 

पत्र: अम्बालाल साराभाईको (१-३-१९१८) 


अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी हड़ताल (२-३-१९१८) 
अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (३-३-१९१८) 

पत्र: मगनलछाल गांधीको (३-३-१९१८) 

एक पत्रका अंश (३-३२-१९१८) 

मणिलाल गांधीकों लिखे पत्रका अंश (३-३-१९१८) 
अहमदाबादके' मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (४-३-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादके मिरू-मजदूरोंकी सभामें (४-३-१९१८) 
अहमदाबादके मिलरू-मजदूरोंकी हड़तारू (५--३-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादके मिरू-मजदूरोंकी सभामें (५-३-१९१८) 
अहमदाबादके मिल्-मजदूरोंकी हड़तार (६-३-१९१८) 

पत्र: मिली ग्रेंहडस पोलकको (६-३-१९१८) 

पत्र: जी० के० देवधरको (६-३-१९१८) 

मथुरादास त्रिकमजीको लिखें पत्रका अंश (६-३-१९१८) 
अहमदाबादके मिरू-मजदूरोंकी हड़ताकू (७-३-१९१८) 

पत्र: मनसुखछाल मेहताकों (७-३-१९१८) 

पत्र : प्राणजीवन मेहताको (७-३-१९१८) 

पत्र : एच० एस० एल० पोछकको (८-३-१९१८) 

पत्र : जमनालाल बजाजकों (१०-३-१९१८) 

अहमदाबादके मिरू-मजदूरोंकी हड़ताल (११-३-१९१८) 

पत्र ; जीवनलाछ देसाईको (१२-३-१९१८) 

पत्र: मंगलदास पारेखको (१२-३-१९१८ से पूर्व) 
अहमदाबादके मिरू-मजदूरोंकी हड़ताक (१२-३-१९१८) 
अम्बालाल साराभाईको लिखे पत्रका सारांश (१२-३-१९१८) 
अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल (१३-३-१९१८) 
भाषण : अहमदाबादकी सभामें (१३-३-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादकी सभामें (१३-३-१९१८) 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (१५-३-१९१८ से पूर्व) 


मिल-मजदूरोंके हितैषियोंको उत्तर (१५-३-१९१८) 


२१०- 
२११ 
र१२ 
२१४ 
२१४ 
श्श्५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२१ 
२२१ 
२२२ 
श्र 
२२४ 
२२४ 
२२६ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२२९ 
२३० 
२३१ 
श्३े२ 
२३२ 
२३३ 
र३४ 
र्श्प 
श्२५ 
२३७ 
२३७ 
२३८ 
२३९ 
२४० 


१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९. 
१८०. 
१८१. 
१८२. 
१८३. 
१८४. 
१८५. 
१८६. 
१८७. 
१८८. 
१८९. 
१९०. 
१९१. 
१९२. 
१९३. 
१९४. 
१९५, 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००, 
२०१. 
२०२. 
२०३. 
२०४, 
२०५. 
२०६. 
« पत्र : एक यूुवकको (६-४-१९१८) 
२०८, 


सत्रह 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़तारू (१५-३-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादके मिलले-मजदूरोंकी सभामें (१५-३-१९१८) 
अहमदावादके मिल-मजुद्डदेंक गे हड़तार (१६-३-१९१८) 

पत्र : बम्बईके गवर्नरकों (१७-३-१९१८ से पूर्व) 

प्रवचन : आश्रममें प्राथनाके बाद (१३-३-१९१८) 

अम्बालाल साराभाईको लिखे पत्रका अंश (१६-३-१९१८) 
भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (१७-३-१९१८) 
पत्र : जमनाढारू बजाजको (१८-३-१९१८ से पूर्व) 

भाषण : आश्रमके सदस्योंके सम्मुख (१८-३-१९१८) 

भाषण : अहमदावादके मिल-मजदूरोंकी सभामें. (१८-३-१९१८) 
भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (१८-३-१९१८) 
तार: एनी' वेसेंटटी (१८-३-१९१८) 

अहमदाबादके मिलर-मजदूरोंकी हड़तारू (१९-३-१९१८) 

पत्र : एक सार्वजनिक कार्यकर्ताकों (१९-३-१९१८) 

भाषण : अहमदाबादकी सभामें (२१-३-१९१८) 

पत्र : उत्तरी क्षेत्रक कमिश्नरको (२२-३-१९१८ से पूर्व) 
भाषण : नडियादमें (२२-३-१९१८) 

प्रतिज्ञा (२९-३-१९१८) 

पत्र : वाइसरायके निजी सचिवकों (२५-३-१९१८) 

खेड़ाकी परिस्थितिके बारेमें परिपत्र (२७-३-१९१८) 

पत्र : अखबारोंकों (२७-३-१९१८) 

पत्र: जे० बी० कृपलानीको (२७-३-१९१८) 


वक्‍तव्य : खेड़ाकी परिस्थितिके वारेमें समाचारपतन्नोंको (२८-३-१९१८) 


भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें (२९-३-१९१८) 

प्राचीन सम्यता (३०-३-१९१८) 

पत्र : अखबारोंको (३१-३-१९१८) रु 

पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (१-४-१९१८) 
भाषण : कठानामें (१-४-१९१८) 

पत्र: कठानाके निवासियोंकों (१-४-१९१८ के बाद) 
पत्र : लिम्बासीमें (२-४-१९१८) 

भाषण : करमस॒दमें (४-४-१९१८) 

पत्र : के० नटराजनको (५-४-१९१८ से पूर्व) 

पत्र; वी० एस० श्रीनिवास झ्यास्त्रीकों (५-४-१९१८) 
भाषण : बडथलमें (५-४-१९१८) 


भाषण : खेड़ामें (६-४-१९१८) 


२४१ 
२४३ 
२४५ 
२४६ 
र्४७ 
५० 
२५१ 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५५ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६४ 
२९५ 
२६६ 
२६८ 
२७२ 
२७३ 
२७७ 
२८१ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८७ 
२८९ 
२९१. 
२९४ 
२९४ 
२९६ 
२९७ 


२०९, 
२१०. 
२११. 
२१२- 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८. 
२१९. 
२२०. 
२२१. 
श्२२. 
श्२३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 
र२७. 
२२८. 
२२९. 
२३०. 
२३६१. 
श्रेर. 
श्३े३- 
२३४. 
२३५. 


२३६. 


र३७. 


श्३े८. 
२३९. 


२४०. 


२४१. 
२४२- 
२४३. 
२४४. 


बठगरह 


भाषण : उत्तरसंडामें (६-४-१९१८) 

भाषण : नवायाँवमें (७-४-१९१८) 

पत्र : एस्थर फरिंगकों (८-४-१९१८) 

पत्र: दुर्गा देसाईको (८-४-१९१८) 

पत्र : हरिभाई देसाईको (८-४-१९१८) 

सन्देश : राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्ध्में (८-४-१९१८) 
भाषण : बोरसदमें (८-४-१९१८) 

पत्र : एन० एम० जोशीकों (९-४-१९१८) 
सन्देश : हिन्दी कक्षाकों (१०--४-१९१८) 

पत्र : जें० एल० मैफीकों (१०--४-१९१८) 

पत्र : हनुमन्तरावको (१०-४-१९१८) 

पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (१०-४-१९१८) 
पत्र: हरिहर शर्माकी (१०-४-१९१८) 

भाषण : अकलाचार्मे (१०-४-१९१८) 

भाषण : सींहुजमें (१०-४-१९१८) 

भाषण : वड़ोदके सत्याग्रहियोंके सम्मुख (११-४-१९१८) 
पत्र: पैट्रिक गेडिसको (१२-४-१९१८) 

पत्र : देवदास गांवीको (१२-४-१९१८) 

पत्र : शिवदास और पोपटछाकूकों (१२-४-१९१८) 
पत्र : बलवन्तराब ठाकोरको (१२-४-१९१८) 
भाषण : नडियादमें (१२--४-१९१८) 

पत्र : जे० एल० मैफीको (१४-४-१९१८) 

पत्र: वॉम्वे क्रानिकल को (१५-४-१९१८) 

पत्र : चायकाके निवासियोंको (१६-४-१९१८) 
भाषण : ओडमें (१६-४-१९१८) 

“ अन्त्यज स्तोत्र “की प्रस्तावना (१७-४-१९१८) 
सन्देश : सत्याग्रही किसानोंको (१७-४-१९१८) 
स्वयंसेवकोंको निर्देश (१७-४-१९१८) 

पत्र: ए० एच० वेस्टको (१७-४-१९ १८) 

भाषण : दंतेलीमें (१७-४-१९१८) 

भाषण : चिखोदरामोें (१७-४-१९ १८) 

भाषण : रासमें (१८-४-१९१८) 

पत्र: तमिल भाइयोंको (१९-४-१९१८) 

भाषण : कासरमें (२०-४-१९१८) 

भाषण : अजरपुरामें (२०-४-१९१८) 

भाषण : पालेजमें (२२-४-१९१८) 


२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८. 
२४९. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 
२५५. 
२५६. 
र्‌षछ, 
२५८. 
२५९. 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४, 
२६५. 
२६६. 
२६७. 
२६८. 
२६९. 
२७०. 
२७१. 
२७२. 
२७३, 
२७४. 
२७५. 
२७६. 
२७७. 
२७८. 
२७९. 
२८०. 


उनन्‍नीस 


भाषण: सुणावमें ( २२-४-१९ १८ ) 


पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 


कमिइतरको (२३-४६-१९१८ से पूर्व) 
कस्तूरंबा गांधीकरे( २३-४-१९ १८) 
मगनलाल गांधीको (२३-४-१९१८) 


अपील : वम्बईकी जनतासे (२३-४-१९१८) 


पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


सर क्लॉड हिलको (२६-४-१९१८) 
जे० एल० मैफीको (२७-४-१९१८) 
जे० एल० मैफीको (२७-४-१९१८) 
जे० एल० मैफीकों (२८-४-१९१८) 


भाषण : युद्ध-सम्मेलनमें (२९-४-१९१८) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


बी० 


जे० एल० मैफीको (२९-४-१९१८) 

वाइसरायकों (२९-४-१९१८) 

जे० एल० मैफीको (३०-४-१९१८) 

जे० एल० मैफीको (३०-४-१९१८) 

सर विलियम विन्सेंटी (३०-४-१९१८) 

रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (३०-४-१९१८) 

मगनलाल गांधीको (अप्रैल-मई, १९१८) 

हरिलाल गांधीको (१-५-१९१८) 

एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखे पत्रका अंश (३-५-१९१८) 


भाषण : अछूत परिषद्र्में (५-५-१९१८) 

खेड़ा-संकटपर सरकारी प्रेस-विज्ञप्तिका उत्तर (६-५-१९१८) 
भाषण : वम्बई प्रान्तीयः सम्मेलनमें (६-५-१९१८) 

भाषण : अन्त्यज संम्मेलनर्मों (६-५-१९१८) 


पत्र; 
पत्र: 
पत्र : 


महादेव देसाईको (९-५-१९१८) 
एस्थर फरिंगको (११-५-१९१८) 
जी० ए० नठेसनको (१२-५-१९१८) 


भाषण : ढुंडाकुवामें (१३-५-१९१८) 


पत्र: 
पत्र; 
पत्र ; 


हनुमन्तरावको (१५-५-१९१८) 
दाभोलकरको (१५-५-१९१८) 
प्राणजीवन' मेहताको (१५-५-१९ १८) 


भाषण : सन्देसरमें (१६-५-१९१८) 


पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


रामभाऊ गोगटेको (१७-५-१९१८) 

जे० एल० मैफीको (१८-५-१९१८)- 
मगनलाल गांधीको (१८-५-१९१८) 
सी० एफ० एण्ड्यूजजों (२३-५-१९१८) 
हनुमन्तरावको (२५-५-१९१८) 


३४४ 
३४७ 
३४७ 
३४८ 
३४५९ 
३५१ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५६ 
३५७ 
३६० 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६७ 
३६८ 
३७३ 
३७३ 
दे७४ 
३७५ 
२७६ 
३७६ 
३७८ 
३७९ 
३८० 
३८१ 
३८३ 
रे८४ं 
३८४ 
३८५ 
३८६ 


२८१. 
२८२. 
२८३. 
२८४. 
२८५. 
२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८९, 
२९०. 
२९१. 
२९२. 
२९३. 
२९४. 
२९५. 
२९६. 
२९७. 
२९८. 
२९९. 
३००. 
३०१. 
३०२. 
३०३. 
३०४. 
३०५. 
३०६. 
३०७, 
३०८. 
३०९. 
३१०. 
३११. 
३१२. 
३१३. 
३१४. 
३१५. 
३१६. 


बीस 


भाषण : पटनामें (२५-५-१९१८) 

भाषण £ खंडाढीमें (२७-५-१९१८) 

पत्र : जे० क्रिरको (३०-५-१९१८) 

पत्र: महात्मा मुन्शीरामको (३०-५-१९१८) 
पत्र : मगनलाल गांधीको ( मई, १९१८) 
पत्र : “बॉम्बे क्रामिकल को (२-६-१९१८) 
पत्र : सर जॉर्ज वान्जकों (२-६-१९१८) 
भाषण : उत्तरसंडामें (३-६-१९१८) 

भाषण : नवागाँवमें (३-६-१९ १८) 

सन्देश : खेड़ाके छोगोंकों (६-६-१९१८) 
भाषण : नडियादमें (८-६-१९१८) 

पत्र : एल० रॉबर्ट्ससकों (९-६-१९१८) 
पत्र : एल० रॉबर्टसनको (९--६-१९१८) 
पत्र: लॉर्ड विलिग्डकको (११-६-१९१८) 
पत्र: जे० क्रिरको (११-६-१९१८) 

पत्र : जी० ए० नटठेसनको (१३-६-१९१८) 
भाषण : वम्बईकी सभामें (१६-६-१९१८) 
पत्र : शंकरछाल बेंकरको (१६-६-१९१८) 
तार: ब्रिटेनके प्रधान-मन्त्रीको (१६-६-१९१८ के बाद) 
भाषण : नडियादमें (१७-६-१९१८) 

पत्र: जमनालारलू बजाजको (१९-६-१९१८) 
भाषण : नडियादमें (२१-६-१९१८) 
सैनिक-भरतीकी अपील (२२-६-१९१८) 
पत्र: सी० एफ० एण्ड्रयूजको (२३-६-१९१८ से पूर्व) 
पत्र : एफ० जे० हॉजको (२३-६-१९१८) 
पत्र: बी० जी० हॉनिमैनको (२३-६-१९१८) 
पत्र: श्रीमती एडा वेस्टको (२३-६-१९१८) 
पत्र : सौंजा इेसिनको (२३-६-१९१८) 
पत्र : देवदास गांधीको (२३-६-१९१८) 
पत्र : मोहनदास नागजीको (२३-६-१९१८) 
पत्र: विट्वलूभाई पठेलकोी (२३-६-१९१८) 
भाषण : अहमदाबादमें (२४-६-१९१८) 
भाषण : रासमें (२६-६-१९१८) 

भाषण : खेड़ामें (२७-६-१९१८) 

भाषण : नवागाँवमें (२७-६-१९१८) 

भाषण : कठलालमें (२८-६-१९१८) 


३८७ 
२८९ 
३९१ 
३९१ 
३९२ 
३९३ 
३९५ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 
४०२ 
४०९ 
४०५ 
४०९६ 
४०७ 
४०८ 
४०८ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१८ 
४१८ 
डर्र 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२९ 
४३० 
४३१ 
४३२ 
४३२ 
४३३ 
४३६ 
४३८ 
४४० 
४४१ 


३१७. 
३१८. 
३१९. 
३२०. 
३२१. 
३२२. 
३२३. 
३२४. 
३२५. 


३२६. 


३२७. 
३२८. 
३२९५. 
३३०. 
३३९१. 
३३२. 
२३३. 
३३४. 
शे३५. 
३३६. 
३३७. 
३३८. 
३२३९. 
३४०. 
३४१. 


३४२. 


३४३. 


३४५, 
३४६. 
३४७. 
३४८, 
शे४९. 
३५०. 
३५१. 
दे५२. 


इकक्‍्कीस 


पत्रका अंश (२९-६-१९१८) 

भाषण : नडियादमें (२९-६:-१९१८) 

पत्र: एस्थर फैरिंगको -(#०-६-१९१८) 

पत्र: जमनाछाल बजाजकों (३०-६-१९१८) 

पत्र: जी० के० देवधरको (२-७-१९१८) 

पत्र : देवदास गांधीको (२-७-१९१८) 

पत्र : डॉ० प्राणजीवन भेहताकों (२-७-१९१८) 
मगनलाल गांधीको लिखें पत्रका अंश (३-७-१९१८) 
सैनिक-भरतीके विषयमें चर्चा (४-७-१९१८) 

पत्र : एनी बेंसेंटटी (४-७-१९१८) 

पत्र: मु० अ० जिन्चाको (४-७-१९१८) 

पत्र : सी० एस० रंगा अय्यरको (४-७-१९१८) 
पत्र: प्रभुदास गांधीकों (४-७-१९१८) 

पत्र: जी० ए० नटेसनकों (५--७-१९१८) 

पत्र : वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको (५--७-१९१८) 
पत्र: देवदास गांधीको (५-७-१९१८) 

पत्र : मणिभाई पटेलको (५-७-१९१८) 

पत्र: सी० एफ० एण्ड्यूज़जो (६-७-१९१८) 

पत्र: एस्थर फैरिंगकों (९-७-१९१८) 

मु० अ० जिन्नाको लिखे पत्रका अंश (९-७-१९१८) 
पत्र : दत्ताजेय दाभोलकरकों (९--७-१९१८) 

पत्र : देवदास गांधीको (९--७-१९१८) 

पत्र : हरिछाल गांवीको (९--७-१९१८) 

पत्र : सगनछाल गांधीको (९--७-१९१८) 

पत्र : एक साथीको (१०-७-१९१८) 

पत्र : मगनलाल गांधीकों (१४-७-१९१८) 

भाषण : करमसदमें (१४-७-१९१८) 

पत्र: हनुमन्तरावको (१७-७-१९१८) 

पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (१७-७-१९१८) 
पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (१८-७-१९१८) 
पत्र : जमनालारू बजाजको (१८-७-१९१८) 

पत्र: आनन्दशंकर श्रुवको (१८-७-१९१८) 

पत्र : जगजीवनदास मेहताको (१८-७-१९ १८) 

पत्र : श्रीमती जगजीवनदास मेहताको (१८-७-१९१८) 
पत्र : कोतवालकी बहनको (१८-७-१९१८) . 

भाषण : नडियादमें (१८-७-१९१८) 


४६४ 
४६५ 
४६६ 
४६७ 
४६८ 
४७० 
४७१ 
४७४ 
४७४ 
४७५ 
४७६ 
४७६ 
४७७ 


न्द्पो 
जि“ 
५ 


न्पँ 
न्ब्षो 
श्छ 


जप नए बा बा #शया 
लथा या पा ५ 
(हक 70 ६० 


दि 


नदी 
हे 


न्च 


नए 
ली 


[ 


रत 


न 
हि] 
न्‍्प् >> स 


न्जा ल्‍ए 
नि 
है ण्द 


पं 


न) 
न । 
ढ् 


ली 
€ 
क 


न 0 ,0 , 0 नए 0 +0 > ७0 0. >> +( 
( कु ८ ७८ ( एक «४१ नदी 
दी #९ ७ ८० दू० 9 ८० हे 


नव 
] 

न 
है 


न 95... 


किक 


चैनिक-भरतीकी सपीकछत ४2280 
सनिक्-नत्तीकी बदल (२२-४-१९१८) 


औरियगको 


4 ७ 


पत्र: 


है की । 
रण | 


त्ठन्यनन 
0 | ४ 


] 


] 


हि व । 
| 


ब्ट -॥ न न >मे नी «६ 
अं » 2 | » | 
की हक ॥ ह्ढ कह छह 





आअमदती पोलकको 45 पचका हि 5 
ता पोछककी लिखे पत्रका अंद्य (शर०े-४-१९१८) 
30.3, »>- अल 





गोविन्द नाल्वीयकोी (२२-७-१६१८) 
पुंजानाई झाहको (२२ श्८) 


अुनन्याकगमन नाक. उप ण-__म्रनयलान 
महादेव देतस्ाईको (२ 


४-११ १८) 


उर एस० सुदह्मप्यमृको (२४ं--१९१८) 


देवदात गांदीकों (२४-७-१९१८) 

बलवन्तराव ठाक्नोरकों (२४-४-१९१८) 

मववछाल यांदीकों (२५-७-१९१८) 

रावजीनाई परदेलकों (२५-७-१९१८) 

स्वर्यीव सोराबजी झायुरवी अशावानिया (२७-७-१९१८) 


सर दिलियनम विन्तेंटकी (२७-४-१९१८) 


जमवाछाल वजाजकों [ 3-१९ १८) 


एस्ड्यूजक्ो 











ले 
पतञ्ञार | जप ब्कम 
चाहइ झाहका [२ ०-३० <) 





कात्तू रत्ा गादाका। (३१-७-१९ १८ ) 
समिलाछ गांदीको (३१-७-१९१८) 


७ ५५ ८५ 


नोहरछाछ खलंडरियाकों (३१-७-१९१८) 


हि 
। 
श्र 
| 














कऊाइसन्लाथ यबालदा 


य ० क 
एड० एफ७० मझासह्चड्का रद गंद ऊछुू० शा व्हिटीके 
दफ्तरी परव्यवह्ार जौर टिप्पणियोंक्ते उद्धरण 


(क) 
(छू) 
(च) 
(घ) 





० हि... 
सकी सिलओल 
ज० एल० सरामचका पदन् 
#८.५ का 


ल्‌० ए० मसंरासिवरक्का प्र एुल० एुको० साम्रहल्का 
एच० मैक्कसेचक्रों लिखे गये एछ० एफ० मॉसहैडके पतद्रका अदा 


मी... जे 
डब्ल्यू ० भाहक पद्चका अदा 


प्र एट्‌ 
७ फ 
0 


७ 
च 


लु तर लए ० | टू  ( ०6 ७ €( ७६ ७८ ८८ ४७५ ८८ ७ «८६ 
ब0 ०0 0 0 ते ५ (७५७ ( ९५ (७ (७ (६ (कै 
लए ०€ए >₹ # >> ७ (५७ (3 +#0 , ७ हू है ४ +९ ७0 #6प 


भर 
कप 
न ० 


५ 
फ्ं 


लू 


ल्‍लफा ०0 ०८ ण्<्‌ 
6. #0 0 »0 ७0७ 
हद. ७भ >> 9 


तप 
2 ७689 


जग) »२९) 


बन्द 


लॉ जप 
नर 


फ 
आओ 
#>१७ # ५४७ ४४१ 7 
५ 
बी 


ल्फ 


कक 


तेईस 


(छ) ई० एं० गेटका पत्र मुख्य सचिवको 

(च) ई० सी० रेलेंडके पत्रका अंश 

(छ) गृह॒विभागके,ग्रचिवको लिखे गये एच० मैक्फर्सनके पत्रका अंश 
- बबन ग्रोखलेका पत्र मो० क० गांधीको 

६. ई० एल० एल० हैमंडका पत्र मो० क० गांधीको 
७. 7) 7? 

८. (क) एल० एफ० मॉसहैडका पत्र गांधीजीको 

(ख) एल० एफ० मॉर्सहैडका पत्र एच० कृपलेडको 

९. विलियम एस० इवितका पत्र 'स्टेट्समैन ' को 
१०. बिहार बागान-मालिक संघका स्मृतिपत्र 
११. मो० क० गांधीके साथ डब्ल्यू० मॉडकी भेंट 
१२९. शंकरलाल बेंकरकी' पत्रिका 
१३. कमिश्नर श्री प्रेठका भाषण 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृतान्त 
शीषेक सांकेतिका 
सांकेतिका 


टी 


५२० 
५२१ 
५२१ 
५२२ 
५२४ 
५२४ 
प२५ 
५२७ 
५२८ 
५३१. 
५३३ 
५३५ 
५३६ 
५३९ 
५४१ 
५४९ 
५५३ 


चित्र-सूची 


१९१८ में मुखचित्र 
पत्र : ई० एल० एल० हैमण्डको ३२० के सामने 
पत्र: ए० एच० वेस्टकों ३२१ के सामने 


१ पत्र : कोतवालकों 


भोतीहारी 
आद्विन बदी ९ [अक्तूबर ९, १९१७]! 
भाईश्री कोतवाल, 
आपका पत्र सिला। आपको भी मेरा तार सिल गया होगा। में जवाब तो तुरन्त 
लिख देना चाहता था, लेकिन लिख नहीं सका। उसके बाद भाग-दौड़में ही रहा, और 
जवाब नहीं दे पाया। 
आपको बहुत दुःख सहना पड़ा है। लेकिन, अगर इसका अच्छा अर्थ लगायें तो 
आप अपनेको गढ़ सकेंगे। बेटी गई, माँ गई। अब तो चाहे बेटी कहिए चाहे माँ, सब- 
कुछ भारत ही है। आप उससे बहुत-कुछ पा सकते हैँ, उसे बहुत-कुछ दे सकते हें। 
और उसे जितना देंगे, उससे सौ गरुता अधिक पा सकेंगे। वह कामधेनु है, लेकिन यदि 
आप उसे घास-भूसा भी नहीं देंगे तो वह दूध कहाँसे देगी? उसे कया दें और कैसे 
दें, इसका निएचय तो जब आप यहाँ आयेंगे तभी किया जायेगा। 
अगर आप आ जायें तो २० तारीख तक तो में यहीं हँ। उसके बाद कुछ 
व्यस्तता रहेगी। - 
मेरा एक भाषण इस समय मेरे पास है, उसे तो भेज देता हूँ। दूसरोंकी प्रतियाँ 
मिल जायेंगी तो भेज दूँगा। 
मेरे साथ वा हैँ, देवदास और अवन्तिकाबेन हैं। उनके पति भाई बवन गोखले 
तथा कुछ अन्य लोग भी साथमें हें। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ३६१३) की फोटो-नकलसे । 


१. चम्पारंनके नीछ-उत्पादनके काममें छगे किसानोंकी स्थितिकी जाँच समाप्त होनेके वाद गांधीजी 
< अक्‍्तूबरकी रातको रांचीसे मोतीहदारी आये ये । 

२. दक्षिण आफ़िक्राके टॉल्स्टॉय फार्ममें गांधीजीके साथी । 

३० व्‌ ४. उपलब्ध नहीं हैं । 


१४-१३ 


२. भाषण : सच्ची गोरक्षापर' 


बेतिया 
[अक्तूबर ९, १९१७ के आसपास ]' 
: गोरक्षिणी सभाने मुझे इस शहरमें गोशालाका शिलान्यास करनेका काम सौंपा 
है, इसके लिए में ससाका और आप सबका आभार मानता हूँ। हिन्दुओंकी दृष्टिमें यह 
कार्य बहुत पवित्र है। गायकी रक्षा करना हर भारतीयका मुख्य कार्य है। फिर भी इस 
महान्‌ कार्यको करनेकी हमारी जो पद्धति है, उसमें मेने अनेक दोष पाये हेँ। इस 
महत्त्वपूर्ण प्रशनपर मेने थोड़ा-बहुत विचार किया है; आपकी इजाजतसे में उसे आपके 
सामने रखना चाहता हूँ। 
आजकल गोरक्षाके दो ही अर्थ रह गये हैं। एक तो यह कि वकरीद आदिके 
अवसरोंपर ग्रोमाताको अपने मुसलमान भाइयोंके हाथोंसे छुड़ाना और दूसरा यह कि 
दुर्वंख गायोंके लिए गोशालाएँ वनवाना। 
मुसलमान भाइयोंके हाथोंसे गोमाताकी रक्षा करनेका हमारा तरीका ठीक नहीं है। 
उसका परिणाम यह हुआ है कि भारतकी इन दो बड़ी जातियोंके बीच हमेशा वैर- 
भाव और अविश्वास वना रहता है; और कहीं-कहीं तो इन दोनोंके बीच मारपीट भी 
हो जाती है। अभी हालमें ही शाहावाद जिछेमें जो मारपीट हुईं थी, वह मेरे इस 
कथनका समर्थन करती है। यह ऐसा प्रइन है, जिसपर दोनों जातियोंको गम्भीस्तापुर्वक 
विचार करना चाहिए। सैकड़ों हिन्दू भाइयोंने निरपराध मुसलमान भाइयोंके घरवार 
लूटकर भारी ऊधम मचाया। इसमें पृण्यकी तो गुंजाइश ही कैसे हो सकती है? वह 
घोर पापका काम था। 
गोरक्षिणी समाके कार्योसे, दरअसल, गायोंकी रक्षा होनेंके बदले उनकी हानि ही 
अधिक होती है। अहिंसाको हिन्दू धर्मेमें मुख्य स्थान दिया गया है। गायकी रक्षा करनेके 
लिए मुसलूमानकी ह॒त्या करता विलकुछ अधर्म है। अगर हम चाहते हों कि उनके 
हाथों गायकी हत्या न हो, तो उनका हृदय-परिवर्तत करनेकी जरूरत है। यह काम हम 
जोर-जबरदस्तीसे नहीं कर सकते। हमें तो प्रार्थना और नम्रताके बछूपर उनके हृदयमें 
प्रवेश करना है। इस प्रकार उनके अन्तरके दयाभावकों जाग्रत करके हम यह कार्य 
सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह काम करनेके लिए हमें यह प्रतिज्ञा छेनी होगी कि में 
गोरक्षाके छिए काम करूँगा, और ऐसा करनेमें मुसछमान भाइयोंके श्रति द्वेष या वैर- 


१. यह भाषण बेतिया (चम्पारन, विहार ) में गोरक्षिणी सभाके तत्तावधानमें भायोजित सभामें दिया 
गया था । स्पष्ट है, गांधीजीने यह भाषण हिन्दीमें दिया होगा, छेकिन हिन्दी-पाठ उपलब्ध न दोनेके 
कारण इसे गरुणरातीसे पुनः भनृदित करके दिया जा रहा है । ष 

२. भाषणमें शाहावाद (बिहार) के हिन्दू-मुस्लिम दंगेका उल्लेख है । यह दंगा सन्‌ १९१७ में 
२७ सितम्बरसे ९ अक्तूबरके बीच हुआ था । भाषणकी तिंथिका अन्दाज उसीके आधारपर किया गया है। 


भाषण : सच्ची गोरक्षापर ३ 


भाव नहीं रखूँगा। उसी तरह उनपर क्रोध नहीं करूँगा और न उन्तके साथ मार-पीट 
करूँगा। ऐसा अभयदान देनेके बाद ही हम उनके साथ बात करनेके अधिकारी हो 
सकते हें। [यह याद रखना है कि हम जिन बातोंको पाप समझते हैं, उन्हें हमारे मुसल- 
मान भाई पाप नहीं समझते। इतना ही नहीं, किसी-किसी अवसरपर तो गायकी हत्या 
करना वे पुण्य समझते हैं। अपने धर्मका पालन प्रत्येक मनुष्यके लिए जरूरी है। यदि 
इस्लामका कोई ऐसा आदेश होता कि गायकी कुरबानी हर हालतमें जरूरी है, तो 
भारतमें वास्तविक शान्ति कभी न रह पाती। लेकिन में तो ऐसा समझता हूँ कि बकरीद 
आदि त्यौहारोंमें गायका वध करना कोई धामिक कर्तव्य नहीं है। परन्तु जब हम 
जोर-जुल्म करके गोवध रोकना चाहते हैं, तब मुसलमान भाई मान लेते हैं कि गोवध 
करना उनका धामभिक कत्तंव्य है। जो भी हो, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस समस्याका 
समाधान केवल तपरश्चरयासे ही हो सकेता है। ऐसे अवसरपर गायके लिए प्राण देना 
हमारी अन्तिम तपदचर्या होगी। 

ऐसी घोर तपदचर्या करनेका भी सब हिन्दुओंको अधिकार नहीं है। दूसरोंको 
पापकर्मसे विमुख करनेवालोंको स्वयं पापकर्मसे मुक्त होना चाहिए। हिन्दु-जगत्‌ गाय और 
गो-वंशपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी गायोंकी 
वत्तेमान दशा है। जिनका रक्‍त-मांस सूख गया है, जिनकी चमड़ीके भीतर हड्डीका ढाँचा 
साफ नजर आता है, जिन्हें पूरी खुराक नहीं मिलती, जिनपरं 'मनमाना बोझ लाद 
दिया जाता है और जिन्हें पूँछ मरोड़कर या पैने मारकर हाँका जाता है, ऐसे हजारों 
बैलोंको जब में देखता हूँ तब मेरा हृदय रोता है, मेरा शरीर काँपने रूगता है और में 
सोचता हूँ कि जबतक हम ऐसी घोर हिसा करनेसे बाज नहीं आते तबतक हम मुसलूमान 
भाइयोंसे क्या कह सकते हें? हमारी स्वार्थ-बुद्धि इतनी प्रबल है कि गायका सारा 
दूध दुहते हुए हमें तनिक भी शरम नहीं आती। कलकत्तेकी डेरियोंमें तो बछड़ोंकों माँके 
दूधके बिना ही रखा जाता है। वहाँ फूंकेकी क्रियासे गायोंका सारा दूध निकाल लिया 
जाता है। इन डेरियोंके मालिक और व्यवस्थापक सब हिन्दू ही होते हैं और दूध पीने- 
वालोंमें भी बड़ी संख्या हिन्दुओंकी ही है। जबतक ऐसी डेरियाँ चलती हैं और वहाँका 
दूध हम पीते हैँ, तवतक हमें मुसछमान भाइयोंसे एक शब्द भी कहनेका क्या अधिकार 
है? यह भी विचारने छायक बात है कि सारे भारतके बड़े शहर कसाईखाने बन गये हें। 
वहाँ हजारों गायों और बैलोंका वध होता है। और अधिकांश अंग्रेज भाइयोंको मांस 
वहींसे दिया जाता है। इस विषयमें सारा हिन्दू-जगतृ 'चुप है और उस हत्याकों बन्द 
करानेमें वह अपने-आपको असमर्थ मानता है। ु 

जबतक हम ऐसे घोर ह॒त्याकांडको नहीं रोक पाते, तबतक मुसलमानोंके दिलोपर 
असर डालता या उनसे गायोंकी रक्षा कराना मुझे असम्भव-सा मालूम होता है। इसलिए 
हमारा दूसरा काम अंग्रेज भाइयोंके बीच आन्दोलन करना है। उसमें हम पशुबरूका 
उपयोग नहीं कर सकते। अंग्रेज भाइयोंको भी हमें अपनी तपदचर्या और नम्रतासे जीतना 
चाहिए। गोमांसका भक्षण उनके लिए कोई धामिक क्रिया नहीं है। उन्हें समझा पाना 
इस हृदतक ज्यादा आसान होना चाहिए | |जब हम उपर्युक्त हिसाके दोषसे मुक्त हो जायेंगे 
और अंग्रेज भाइयोंको गरोमांस-भक्षण तथा गाय-बैलोंकी हत्या न करनेकी बात समझा.- 


कक सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


'सकेंगे, तभी. हमें मुसलमान भाइयोंसे इस कक में कुछ कहनेका अधिकार प्राप्त हो 
सकेगा। और में विश्वांसके साथ कहता हूँ कि जब हम अंग्रेज भाइयोंको समझा लेंगे, तब 
हमारे मुसलमान भाई भी हमपर दया करके किसी दूसरी तरहकी कुरबानीसे अपनी 
धाभिक रूढ़ि सम्पन्न कर लिया करेंगे। जि हम अपना हिंसा-दोष स्वीकार कर छेंगें, 
तब हमारी गोशालाओंका प्रबन्ध भी बदरू जायेगा। तब हम अपनी गोशालाभोंमें केवल 
कमजोर गायोंको ही नहीं रखेंगे, बल्कि हृष्ट-पुष्ट गायों और बैलोंको भी रखेंगे। वहाँ 
हम ढोरोंकी नस्ल सुधारनेका प्रयत्न करेंगे और शुद्ध दूध-बी आदि भी पैदा कर 
सकेंगे। यह प्रइनत केवल धामिक ही नहीं है। इसमें हिन्दुस्तानकी आथिक उन्नतिकी बात 
भी आ जाती है। अर्थशास्त्रियोंने अकाटय आँकड़े देकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
हिन्दुस्तानके बहुतसे ढोर इतने कमजोर हैं कि कितने ही गाय-बैलोंको रखनेमें जो खर्च 
पड़ता है, उसकी तुलनामें दूध बहुत कम मिलता है। हम अपनी गोशालाओंको अर्थ- 
शास्त्रके अध्ययन्त और इस बड़ी समस्याके समाधानके केन्द्रोंमे परिणत कर दें (| । 
गोशालाओंमें अभी जो अधिक खर्चे आता है, उसे हमें जैसे-तैसे पूरा करना पढ़ता 
है। | मेरी कल्पनाकी गोशाल्ा आर्थिक दृष्टिसे आत्म-निर्भर होगी। ऐसी गोशालाएँ 
गहरके भीतर नहीं होनी चाहिए। शहरके बाहर सौ-दो सौ एकड़ जमीन छेकर वहाँ 
हम ऐसी गोशालाएँ स्थापित कर सकते हैं। उसमें गायोंके छिए अनाज और हर 
प्रकारकी घास आदि पैदा की जा सकती है। और उनके मलू-मूत्रसे जो कीमती खाद 
बनेगा, उसका हम सुन्दर उपयोग कर सकते हूँ।] आशा है, आप सब मेरी बातों- 
पर पूरा ध्यान देंगे। मोतीहारीकी गोरक्षिणी सभाने मेरी उपर्युक्त सलाह स्वीकार की 
है। अन्तमें मेरी प्रार्थना है कि तदनुसार बेतिया और मोतीहारीकी थे दोनों संस्थाएँ 
मिलकर इस मह॒त्‌ कार्यको अपने हाथोंमें ले लेंगी। 


[गुजरातीसे | 
गोसेवा 
३. पत्र : छगनलाल गांधीको 
भोतीहारी 
चम्पारन 
अक्तूबर १०, १९१७ 
चि० छगनलाल, 


तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैंने मान लिया है कि तुम भड़ोंच आओभोगे। वेस्ट' 
पुस्तकोंके लिए शोर मचाये रहते हैँ। यदि उनके लिए शब्द-कोष आदि जो भी पुस्तक 


१. अत्वर्ट हेनरी वेस्ट, जिनसे गांधीजीकी मुछाकात सर्वप्रथम जोहानिसवर्गके शाकाहारी उपाहारगृहमें 
हुईं थी । उन्होंने गांवीजीके साथ काम किया और सत्पामह भान्दोलनके दौरान जेल भी गये ये। वे फीनिक् 
आश्रमसे प्क्राशित इंडियन ओपिनियनके सुद्रक थे । बादमें उनकी पत्नी, माँ और बदन भी आश्रममें 
रहने लगीं थीं । . । 


भाषण : बिहार छात्र-सम्मेलनमें प्‌ 


तुम्हें उचित छगें, उन्हें भेजते 'रहो तो अच्छा हो। बिक्रीके .लिए डॉक्टरकी' गुजराती 
पुस्तक भी वहाँ भेजो। बिक्रीकी रकम चाहें तो वे ही रखें। यहाँ उसकी प्रतियाँ 
पहुँच गई हैं। । * ह 
प्रभुदासकी' तबीयत अभी तक क्यों ठीक नहीं हो -पाई ? 
बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीमें पोस्टकार्डपर लिखित मूल गुजराती पत्न . ( सी० 
डब्ल्यू० ५६४४) से । 
सौजन्य : छगनलाल गांधी 


४. भाषण : बिहार छात्र-सम्सेलनमें * 


[भागलपुर 
अक्तूबर १५, १९१७ |] 


छात्र-सम्मेलनकी इस बैठकका अध्यक्ष-पद मुझे देकर आप छोगोंने मुझे अपने प्रेमसे 
बाँध लिया है। पिछले पच्चीस वर्षोसि विद्याथियोंके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता आया 
है। विद्याथियोंका पहला परिचय मुझे दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था। इंग्लेंडमें भी में 
विद्याथियोंसे हमेशा मिलता रहता था। - 

भारत वापस आनेके बाद में विद्याथियोंसे जगह-जगह मिलता रहा हूँ। वे मेरे 
प्रति असीम प्रेम रखते हैँ । आज मुझे अध्यक्षका पद देकर और हिन्दीमें व्याख्यान देने और 
सम्मेलतका काम हिन्दीमें चछानेकी अनुमति देकर आप विद्यार्थियोंने मेरे प्रति अपने 
प्रेमका परिचय दिया है। यदि में आपके इस प्रेमके छायक सिद्ध हो सका और विद्यार्थियों 
की कुछ सेवा कर सका तो में अपनेको कतार्थ मानूँगा। इस सम्मेछनका काम इस 
प्रान्तकी भाषामें ही--और वही राष्ट्रभाषा भी है--करनेका निद्चय करके. आपने 
दूरन्देशीसे काम लिया है। इसके लिए में आपको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि 
आप लोग यह प्रथा जारी रखेंगे। ह 

[ हमने सातृभाषाका अनादर किया है। इस. पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना 
पड़ेगा। हममें और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा व्यवधान पैदा हो गया 
है, इसके साक्षी इस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं ]||हम जो-कुछ सीखते हैं वह 
अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैँ। जो .शिक्षा हमें मिलती 
है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। ऐसा दुःखद' 


१. डॉ० प्राणनीवन मेहता, लन्दनके विद्यार्थी-जोवनसे गांधीजीके मित्र । 

२. प्रभुदात गांधी, छगनलाल गांधीके पुत्र । 

३- सम्मेलन भागल्युरमें हुआ था और गांधीजीने उसकी अध्यक्षता की थी । मूछ भाषण. हिन्दीमें 
रहा होगा किन्तु उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सेकी। माषणका प्रस्तुत पाठ, महात्मा ग्रांधीनी विचार 
सृष्टिमं संकलित गुजराती रूपान्तरका हिन्दी अनुवाद दै । रत 


६ सम्पूर्ण: गांधी वाइमय 


परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। इंग्लेंडमें और दूसरे देझ्षोंमें जहाँ शिक्षा 
मातृभाषामें दी जाती है वहाँ विद्यार्थी स्कुलोंमें जो-कुछ पढ़ते हें, वह घर आकर अपने- 
अपने माता-पिताको सुनाते हें और घरके नौकर-चाकरों और दूसरे लोगोंको भी बह 
मालूम हो जाता है। इस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलमें मिकती है, उसका छाभ 
घरके लोगोंकों भी मिलू-जाता है। हम तो स्कूछ-कॉलेजमें जो-कुछ पढ़ते हैं वह वहीं 
छोड़ आते हूँ। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैछ सकती है। किन्तु जैसे कंजूसं अपना 
धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याकों अपने मनमे ही भरे रखते हैं ओर 
इसलिए उसका फायदा औरोंको नहीं मिलता |) सातृभाषाका अतादर माँके अनादरके 
बराबर है। जो मातृभाषाका अर्पमान करता है, वह स्वदेशभकत कहलाने छायक नहीं। 
बहुत-से लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हमारी भाषामें ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे 
ऊँचे विचार प्रकट किये जा सकें। किन्तु यह कोई भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना 
और बढ़ाना हमारा अपना ही कत्तंव्य है। एक समय ऐसा था जब अंग्रेजी भाषाकी 
भी यही हालत थी। अंग्रेजीका विकास इसलिए हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और उन्होंने 
भाषाकी उन्नति की। यदि हम मातृभाषाकी उन्नति नहीं कर सके और हमारा यह 
सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैँ और उनका 
विकास कर सकते हैं, तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिए गुलाम बने 
रहेंगे! जबतक हमारी मातृभाषामें हमारे सारे विचार प्रकट करनेकी शक्ति नहीं था 
जाती और जबतक वैज्ञानिक विषय मातृभाषामें नहीं समझाये जा सकते, तबतक राष्ट्रको 
नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा। यह तो स्वयंसिद्ध है कि: | 
१. सारी जनताकों नये ज्ञानकी जरूरत है; 
२. सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती; । 
३. यदि अंग्रेजी पढ़नेवाला ही नया ज्ञात प्राप्त कर सकता है, तो सारी जनताकों नया 
ज्ञान मिलना असम्भव है। 

इसका मतलब यह हुआ कि यदि पहली दो बातें सही हों तो जनताका नाश ही 
हो जायेगा। किन्तु इसमें भाषाका दोष नहीं। तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें 
प्रकट कर सके थे । रामायण-जैसे ग्रन्थ बहुत ही थोड़े हैँ। गृहस्थाश्रमी होकर भी सब-कुछ 
त्याग कर देनेवाले महान्‌ देशभक्त भारत-भूषण पण्डित मदनमोहन मालवीयजीको अपने 
विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती। पण्डितजीका अंग्रेजी 
भाषण चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है; किन्तु उनका हिन्दी-भाषण इस 
तरह चमका है, जैसे मानसरोवरसे निकलूती हुईं गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी 
तरह चमकता है। मेंने कितने ही मौलवियोंको धर्मोपदेश करते हुए सुना है। वे अपने 
गम्भीर विचार भी अपनी मातुभाषामें ही बड़ी आसानीसे प्रकट कर सकते हें तुलसी- 
दासजीकी भाषा सम्पूर्ण है, अमर है। इस भाषामें हम अपने विचार प्रकट नः कर सके 
तो दोष हमारा ही है। 

ऐसा होनेका कारण स्पष्ट है: हमारी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है। इस भारी 
दोषको दूर करनेमें सब मदद कर सकते हैँ। मुझे रूगता है कि विद्यार्थीयण भी सरकारसे 
विनयपूर्वक यह बात कह सकते हैँ। साथ ही विद्याथियोंके पास तुरच्त प्रारंभ -करने 


भाषण : बिहार छात्र-सम्मेलनमें ७ 


लायक काम यह भी है कि वे जो-कुछ स्कूलमें पढ़ें, उसका अनुवाद हिन्दीमें करते रहें, 
जहाँतक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपसके .व्यवहारमें मातृभाषाका ही 
उपयोग करनेकी प्रतिज्ञा कर लें | एक बिहारी दूसरे बिहारीके साथ अंग्रेजी भाषामें पत्र- 
व्यवहार करे, यह मेरे लिए तो असह्य है। मेंने लाखों अंग्रेजोंको बातचीत करते सुना 
है। वे दूसरी भाषाएँ जानते हैं, किन्तु मेंने दो अंग्रेजोंकी आपसमें पराई भाषामें बोलते 
नहीं सुना। जो अत्याचार हम भारतमें करते हैं, उसका उदाहरण दुनियाके इतिहासमें 
कभी कहीं नहीं मिलेगा। 

एक वेदान्ती कवि लिख गया है कि जो शिक्षा विचार करना नहीं सिखाती वह 
व्यर्थ है। किन्तु ऊपर बताये हुए कारणोंसे विद्यारथियोंका जीवन बहुत-कुछ विचारशून्य 
दिखाई देता है। विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैँ, उनमें ताजगी दिखाई नहीं देती और 
वे अधिकतर निरुत्साही दृष्टिगोचर होते हैें। 

मुझे अंग्रेजी भाषासे वैर नहीं है। इस भाषाका भण्डार अटूट है। यह राजभाषा 
है और ज्ञानकी निधिसे भरी-पूरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब 
' लोगोंको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं । किन्तु इस बारेमें में यहाँ ज्यादा नहीं कहना चाहता । 
विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैँ, और जबतक दूसरी योजना प्रचलित नहीं होती और आज 
की शालाओंमें परिवर्तत नहीं होता, तबतक विद्याथियोंके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। 
इसलिए में मातृभाषाके इस बड़े विषयको यहीं समाप्त कर देता हूँ। में इतनी ही 
प्रार्थना करूँगा कि आपसके व्यवहारमें और जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ सब लोग मातृ- 
भाषाका ही उपयोग करें; और विद्यार्थियोंक सिवा जो महाशय यहाँ आये हैं, वे 
मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका भगीरथ प्रयत्न करें। 

जैसा मेंने ऊपर कहा है, अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही दिखाई देते हें। बहुत-से 
विद्यार्थियोंने मुझसे सवाल किया है कि “मुझे क्या करना चाहिए? में देश-सेवा किस 
तरह कर सकता हुँ? आजीविकाके लिए मुझे क्या करना ठीक है? ” मुझे मालूम 
हुआ है कि आजीविकाके लिए विद्याथियोंकों बड़ी चिन्ता रहा करती है। इन प्रदनोंका 
उत्तर सोचनेसे पहले यह विचार करना जरूरी है कि शिक्षाका उद्देश्य क्या है? हकक्‍्सले- 
ने कहा है कि शिक्षाका उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। भारतके ऋषि-मुनियोंने कहा है कि 
वेद आदि सारे श्ञास्त्र जाननेपर भी यदि कोई आत्माको न पहचान सके, सब बन्धनोंसे 
मुक्त होनेके छायक न बन सके तो उसका ज्ञान बेकार है। दूसरा वचन यह है कि 
जिसने आत्माकों जान लिया, उसने सब-कुछ जान लिया। अक्षरज्ञानके बिना भी आत्म- 
ज्ञान होना सम्भव है। पैगम्बर मुहम्मद साहबने अक्षरज्ञान नहीं पाया था। ईसा मसीहने 
किसी स्कूलसें शिक्षा नहीं ली थी। किन्तु यह कहना कि इन महात्माओंको आत्मज्ञान 
नहीं हुआ था, धृष्ठता ही होगी। वे हमारे विद्यालयोंमें परीक्षा देने नहीं आये थे। फिर 
भी हम उन्हें पूज्य: मानते हेँ। विद्याक सब फल उन्हें मिल चुका था। वे महात्मा 
थे। उनकी देखा-देखी यदि हम स्कूल-कॉलेज छोड़ दें तो हम कहींके न रहें। किन्तु 
हमें भी अपनी आत्माका ज्ञान चारित््यसे ही मिल सकता है। चारित्र्य क्या है? सदा- 
चारकी निशानी क्या है? सदाचारी- पुरुष सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं, अपरियग्रह,. अस्तेय; 


८ सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


निर्मबता आदि ब्रतोंका पालन करनेका प्रय॒त्त करता रहता है। वह प्राण छोड़ देगा, 
किन्तु सत्यको कभी न छोड़ेगा। वह स्वयं मर जायेगा, परन्तु दूसरोंको नहीं मारेगा। 
वह स्वयं दुःख उठा छेगा, परन्तु दूसरेको दुःख नहीं देगा। अपनी स्त्रीके प्रति भी भोग- 
दृष्टि न रखकर उसके साथ मित्रकी तरह रहेगा। इस तरह सदाचारी ब्रह्मचयंका पालन 
कर शरीरके सत्त्वको भरसक बचानेका प्रयत्न करता है। वह चोरी तहीं करता, रिश्वत 
, नहीं छेता। वह अपना और दूसरोंका समय खराब नहीं करता। वह अकारण धन 
इकट्ठा नहीं करता। वह ऐश-आराम नहीं बढ़ाता और सिर्फ शौककी खातिर निंकम्मी 
चीजें काममें नहीं लाता; सादगीमें ही सन्‍्तोष मानता है। यह पक्‍का विचार रखकर 
कि 'में आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ और आत्माकों मारनेवाला दुनियामें पैदा नहीं हुआ, * 
वह आधि, व्याधि और उपाधिका डर छोड़ देता है और चक्रवर्ती सम्रादोंसे भी नहीं 
दबता; किन्तु निडर होकर काम करता चला जाता है। 

यदि .हमारे विद्यालयोंसे ऊपर कहे हुए परिणाम नः निकल सकें, तो इसमें विद्यार्थी, 
शिक्षा और शिक्षक तीनोंका दोष होना चाहिए। किन्तु चरित्रकी कमी पूरी करनेका 
काम तो विद्यार्थियोंके ही हाथमें है। यदि वे चरित्र-निर्माण नहीं करना चाहते, तो 
शिक्षक या पुस्तक वह चीज नहीं दे सकते। इसलिए जैसा मैंने ऊपर कहा है शिक्षाका 
उद्देय समझना जरूरी है। चरित्रवान्‌ बननेकी इच्छा रखनेवाक विद्यार्थी किसी भी 
पुस्तकसे चरित्रका पाठ ले लेगा। तुलसीदासजीने कहा है: 


जड़-चेतन, गुण-दोषमय, विदव कीन्ह करतार। 
सन्‍्त-हंस गुण गहाह पय, परिहरि वारि विकार॥। 


रामचन्द्रजीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी इच्छा रखनेवाले तुलसीदासजीको इृष्णकी 
मूर्ति रामके रूपमें दिखाई दी। हमारे कितने ही विद्यार्थी, यदि विद्यालयका नियम 
हो तो उसे पालनेके लिए, बाइबिलके वर्गर्में जाते हें, फिर भी बाइबिलके ज्ञानसे अछूते 
रहते हैं। दोष निकालनेकी नीयतसे गीता पढ़नेव/लेको गीतामें दोष मिल जायेंगे। 
मोक्ष चाहनेवालेकी गीता मोक्षका सबसे, अच्छा साधन बताती है। कुछ छोगोंको 
कुरान शरीफमें सिर्फ दोष-ही-दोष दिखाई देते हें; दूसरे उसे पढ़कर व मनन करके 
इस संसार-सागरसे पार होते हेँ। किन्तु मुझे डर है कि बहुत-से विद्यार्थी शिक्षाके 
उद्देयपर विचार ही नहीं करते। वे पढ़नेका चलन है, इसी कारण स्कूल जाते हैं। 
कुछ आजीविका या नौकरीके हेतुसे जाते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार शिक्षाको 
आजीविकाका साधन' समझना नीच वृत्ति कही जायेगी। आजीविकाका साधन शरीर 
है और पाठशाला चरित्र-निर्माणकी जगह है। उसे शरीरकी जरूरतें पूरी करतेका साधन 
समझना चमड़ेकी जरा-सी रस्सीके लिए भेंसको मारनेके बराबर है। शरीरका पोषण 
दरीर द्वारा ही होना चाहिए। आत्माको उस काममें कैसे छगाया जा सकता है? तू 
अपनी रोटी अपने पसीनेसे कमा  --- यह ईसा मसीहका महावाक्‍य है। श्रीमद्‌ भगवद्‌- 
गीतासे भी यही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। इस दुनियामें ९९ फीसदी छोग इस 
नियमके अधीन रहते हैं और निडर बन जाते हैं। जिसने दाँत दिये हैं वही चबेता 
भी देगा, यह सच्ची बात है। किन्तु यह आहूसीके लिए नहीं कही गई है। विद्यार्थि- 


भाषण : .विहार छात्र-सम्मेलनमें 8 


योंको शुरूमें ही यह सीख लेना जरूरी है कि उन्हें अपनी आजीविका अपने बाहुबलसे 
ही कमानी है। उसके लिए मजदूरी करनेमें शर्म नहीं आनी चाहिए। इससे मेरा यह 
मतलब नहीं कि हम सब हमेशा कुदाली ही चलाया करें। परन्तु यह समझनेकी जरू- 
रत है. कि दूसरा धन्धा करते हुए भी आजीविकाके लिए कुदाली चलानेमें जरा भी 
बुराई नहीं और हमारे मजदूर भाई हमसे नीचे नहीं. हैं। इस सिद्धान्तको मानकर, इसे 
अपना आदर्श समझकर, आदमी किसी भी धन्धेमें पड़े, तो उसके काम करनेके ढंगमें 
शुद्धता और असाधारणता होगी। वह लक्ष्मीका दास नहीं बनेगा; लक्ष्मी उसकी दासी 
बनकर रहेगी। यदि यह विचार सही हो तो विद्याथियोंको मजदूरी करनेकी आदत 
डालती पड़ेगी। ये बातें मैंने धन कमानेके उद्देश्यसे शिक्षा लेनेवालोंके लिए कही हें। 
जो विद्यार्थी शिक्षाका उद्देश्य सोचे बिना पाठशाला जाता है, उसे इसका उद्देश्य 
समझ लेना चाहिए। वह आज ही निरचय कर सकता है कि “में आजसे पाठशालाकों 
चरित्र-निर्माणका साधन समझूँगा।” मुझे पूरा भरोसा -है कि ऐसा विद्यार्थी एक महीनेमें 
अपने चरित्रमें जबरदस्त परिवतंन कर डालेगा और उसके साथी भी यह परिवर्तेन मह- 
सूस करेंगे। यह शास्त्रका वचन है कि हम जैसे विचार. करते हें वैसे ही बन जाते हें। 
बहुत-से विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि शरीरके लिए ज्यादा प्रयत्न करना ठीक नहीं | 
किन्तु शरीरके लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। जिस विद्यार्थीके पास शरीर-सम्पत्ति नहीं 
वह क्‍या कर सकेगा ? जैसे दूध कागजके बरतनमें नहीं रह सकता, वैसे ही शिक्षारूपी 
दूधका विद्याथियोंके कागज जैसे शरीरमें से निकल जाना सम्भव है। शरीर आत्माका 
निवास स्थान होनेके कारण तीर्थ जैसा पवित्र है। उसकी रक्षा करनी चाहिए। सुबह- 
तड़के डेढ़ घंटा और शामको डेढ़ घंटा साफ हवामें नियमसे और उत्साहके' साथ घूमनेसे 
दरीरमें शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। और ऐसा करनेमें लगाया हुआ 
समय बरबाद नहीं होता। ऐसे व्यायाम और आरामसे विद्यार्थीकी बुद्धि तेज होगी और 
वह सब बातें जल्दी याद कर छेगा। मुझे लगता है कि गेंद-बल्ला या बॉल-बैट इस 
गरीब देशके लिए ठीक नहीं। हमारे देशमें निर्दोष और कम खचचवाले बहुतसे खेल हें। 
विद्यार्थीका जीवन निर्दोष होना चाहिए । . जिसकी बुद्धि निर्दोष है, उसे ही शुद्ध 
आनन्द मिल सकता है। उसे दुनियामें आनन्द छेनेको कहना उसका आनन्द छीन लेनेके 
बराबर है। जिसने यह निरचय कर लिया हो कि मुझे ऊँचा दरजा पाना है, उसे 
वह मिल जाता है। निर्दोष बुद्धिसि रामचन्द्रने चन्द्रमाकी इच्छा की तो उन्हें चन्द्रमा 
मिल गया। न्‍ ' 
एक तरहसे सोचनेपर जगत्‌ मिथ्या मालूम होता है और दूसरी तरहसे देखने- 
पर वह सत्य मालूम होता है। विद्याथियोंके लिए तो जगत्‌ है ही, क्योंकि उन्हें इसी 
जगत्‌में पुरुषार्थ करना है। रहस्य समझे बिना जगतूकों मिथ्या कहकर मनमानी करने- 
वाला और जगत्‌को छोड़ देनेका दावा करनेवाला संन्यासी भले ही हो, किन्तु वह 
'मिथ्याज्ञानी है॥ । . ह 
अब में घर्मकी बातपर आ गया। जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य 
आदिका भी अभाव होता है। धर्मरहित स्थिति बिलकुल शुष्क होती है, शून्य होती 
है। हम धम्मंकी शिक्षा खो बैठे हेँ। हमारी, पढ़ाईमें धर्मको जगह नहीं दी गईं। यह तो 


१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


विना दृल्हेकी बरात-जैसी वात है। घर्मको जानें विना विद्यार्थी नि्दोष आनन्द नहीं 
ले सकते । यह आनन्द लेनेके लिए शास्त्रोंका पढ़ना, शास्त्रोंका चिन्तन करना और 
विचारके अनुसार कार्य करना जरूरी है। सुबह उठते ही सिगरेट पीनेसे या निकम्मी 
बातचीत करनेसे न अपना भला होता है और न दूसरोंका भला होता है। नजीरने 
कहा है कि चिड़ियाँ भी चूँ-चूँ करके सुबह-शाम ईइ्वरका नाम छेती हैं, किन्तु हम 
तो लम्बी तानकर सोय रहते हैं। किसी भी तरह धर्मकी शिक्षा पाना विद्यार्थीका कत्तेव्य 
है । पाठ्शालाओंमें घर्मकी शिक्षा दी जाये या न दी जाये, किन्तु इस समय यहाँ 
आये हुए विद्याथियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपने जीवनमें घ्मका तत्त्व दाखिल करें। 
धर्म क्‍या है? धर्मकी शिक्षा किस तरहकी हो सकती है? इन वातोंका विचार इस 
जगह नहीं हो सकता। परन्तु इतनी-सी व्यावहारिक सछाह अनुभवके आधारपर देता 
हैँ कि तुम 'रामचरितमानस ' के और  भगवद्गीता ' के भक्त वनो। तुम्हारे पास ' मानस 
रूपी रत्न पड़ा है; उसे ग्रहण कर लो। किन्तु इतना याद रखना कि इन दो ग्रन्थोंकी 
पढ़ाई धर्मंको समझनेंके लिए करनी है। इन ग्रन्थोंके छिखनेवाले ऋषियोंका ध्येय इति- 
हास लिखना नहीं था, वल्कि धर्म और नीतिकी शिक्षा देना था। करोड़ों आदमी इन 
ग्रन्‍्थोंको पढ़ते हेँ और अपना जीवन पवित्र करते हैं। वे निर्दोष बुद्धिसे इनका अध्ययन 
करते हैं और उससे निर्दोष आनन्द छेकर इस संसारमें विचरते हैं। उनके मनमें स्वप्त- 
में भी यह शंका नहीं उठती कि राम थे या नहीं, उन्होंने जिस तरह रावणका वध 
किया उस तरह हम भी अपने शन्रुका वध कर सकते हैँ या नहीं। वह तो शत्रुको 
सम्मृख देखते हुए भी रामकी सहायताकी याचना करके निर्भय रहता है। ' रामायण ' के 
प्रणेता तुलसीदासके पास तो शस्त्रके रूपमें एक दया ही थी । तुलसीदास किसीका 
संहार नहीं करना चाहते थे । जो उत्पन्न करता है वही नाश कर सकता है। राम 
ईदवर थे; उन्होंने रावणको उत्पन्न किया था, उन्हें उसका संहार करनेका अधिकार भी 
था । जब हम ईव्वरका पद प्राप्त करेंगे तब सोच हछेंगे कि संहारका अधिकार हमें 
है या नहीं। इन महान्‌ भ्रन्थोंके विषयममें मेंने ये कुछ शब्द कहनेका साहस इसलिए 
किया है कि एक समय में स्वयं संशयात्मा था। और मुझे अपने जीवनके नष्ट हो जानेका 
भय था। में उस अवस्थासे निकलकर श्रद्धालु हो सका हूँ। इन पुस्तकोंने मेरे ऊपर 
जो प्रभाव डाछा है, उसका वर्णन करता मुझे उचित छगा। मुसलमान विद्या्थियोंके 
लिए “कुरान शरीफ” सबसे ऊँचा ग्रत्थ है। उन्हें भी में इस ग्रन्थका धर्मभावसे अध्य- 
यन करनेकी सलाह देता हूँ। कुरान शरीफ ' का रहस्य जानना चाहिए। मेरा यह भी 
विचार है कि हिन्दू-मुसलमानोंकों एक-दूसरेंके धर्मे-ग्रन्थोंको विनयके साथ पढ़ना और 
समझना चाहिए। 

इस रमणीय विषयकों छोड़कर में फिर प्रकृत विषयपर आता हूँ । अश्त पूछा 
जाता है कि विद्याथियोंका राजनैतिक मामलोंमें भाग लेना ठीक है या नहीं ? में कारण 
वताये विना इस विषयमें अपनी राय बताता हूँ। राजनैतिक क्षेत्रके दो भाग हूँ: एक 
सिर्फ झास्त्रका और दूसरा श्ञास्त्रपर अमल करनेका। विद्याथियोंके लिए शास्त्रके प्रदेश- 
में जाना जरूरी है, किन्तु उसके व्यवहारके प्रदेशमें उतरना हानिकारक है। विद्यार्थी 
शास्त्रकी शिक्षा लेने या राजनीति सीखनेके ध्येयसे राजनीतिक सभाओंमें, कांग्रेसर्ग जा 


भाषण : बिहार छात्र-सम्मेलनमें ११ 


सकते हैं। ऐसे सम्मेलन उन्हें पदार्थपाठ देनेवाले साबित होते हैं। उनमें जानेकी उन्हें पूरी 
आजादी होनी चाहिए और जो प्रतिवन्‍्ध अभी लगाया गया है उसे दूर करानेंका पूरा 
प्रयत्त होना चाहिए। ऐसी सभाओंमें विद्यार्थी बोल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते। 
किन्तु यदि पढ़ाईके काममें रुकावट न होती हो तो वे स्वयंसेवकका काम कर सकते हँ। 
मालवीयजीकी सेचा करनेका अवसर कौन विद्यार्थी छोड़ सकता है ? विद्यारथियोंकों दल- 
बन्दीसे दूर रहना चाहिए। तटस्थ या. निष्पक्ष रहकर जनताके नेताओंके प्रति पूज्य भाव 
रखना चाहिए। उनके गुण-दोषोंकी तुलना करनेका काम उनका नहीं। विद्यार्थी तो गुणोंको 
ग्रहण कर लेनेवाले होते हें; वे गुणोंकी पूजा करते हें। 

बड़ोंको पूज्य समझकर उनकी बातोंका आदर करना विद्यार्थियोंका धर्म है। यह 
वात ठीक है। जिसने आदर करना नहीं सीखा उसे आदर नहीं मिलता। धृष्टता विद्या- 
थियोंकों शोभा नहीं देती। इस वारेमें भारतमें विचित्र हालत पैदा हो गई है। बड़े 
वड़प्पन छोड़ते दिखाई दे रहे हैँ या अपनी मर्यादा नहीं समझते। ऐसे समय विद्यार्थी 
क्या करें ? मेंने ऐसी कल्पना की है कि विद्यार्थियोंमें धर्मवृत्ति होती चाहिए। धर्मंपर 
चुलनेवाले विद्याथियोंके सामने घर्मंसंकट आ पड़े तो उन्हें प्रह्मादको याद करना चाहिए। 
इस वालकने जिस समय और जिस हालतमें पिताकी आज्ञाकों बड़े आदरके साथ तोड़ा, 
वैसे समय और वैसी हालतमें हम भी आदरके साथ उस प्रकारके बड़ोंकी आज्ञा माननेसे 
इनकार कर सकते हेँ। इस मर्यादाके बाहर जाकर किया हुआ अनादर दोषमय है। 
बड़ोंका अपमान करनेमें राष्ट्रका नाश है। वड़प्पन सिर्फ उम्रमें ही नहीं, उम्रके कारण 
मिले हुए ज्ञान, अनुभव और चतुराईमें भी है। जहाँ ये तीनों चीजें न हों, वहाँ सिर्फ 
उम्रके कारण वड़प्पन रहता है। किन्तु सिर्फ उम्रकी ही पूजा कोई नहीं करता। 

ऐसा प्ररन पूछा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकारकी देशसेवा कर सकता है? 
इसका सीधा उत्तर यह है कि विद्यार्थी अच्छी तरह विद्या प्राप्त करे और ऐसा करते 
हुए तन्दुरस्ती बनाये रखें और देशके लिए विद्याध्ययन करनेका आदर्श सामने रखे। 
मुझे विश्वास है कि ऐसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक 
जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोड़कर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम मेहनत 
किये बिना भी बहुत-कुछ काम कर सकते हेँँ। ऐसा एक काम में बताना चाहता हूँ। 
तुमने रेलके यात्रियोंकी तकलीफोंके वारेमें मेरा पत्र अखबारोंमें पढ़ा होगा। में यह 
मानता हूँ कि तुममें से ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दरजेमें सफर करनेवाले होंगे। तुमने 
देखा होगा कि मुसाफिर गाड़ीमें थूकते हँ; पान-तम्बाकू चवाकर जो छूछ निकरूती 
है उसे भी वहीं थूकते हैं; केले-सन्तरे वगैरा फलोंके छिलके और जूठन भी गाड़ीमें 
ही फेंकते हें; पाखानेका भी सावधानीसे उपयोग नहीं करते, उसे भी खराब कर डालते 
हैं; दूसरोंका खयाल किये विना सिगरेट-बीड़ी पीते हैं। जिस डिब्बेमें हम बैठते हैं, उस 
डिब्बेंके मुसाफिरोंको आप गाड़ीमें गन्दगी करनेसे होनेवाली हानियाँ समझा सकते हूँ। 
ज्यादातर मुसाफिर विद्याथियोंका आदर करते हैं और उनकी वात सुनते हेँ। लोगोंको 
सफाईके नियम समझानेका बहुत अच्छा यह मौका छोड़ नहीं देना चाहिए। स्टेशनपर 
खानेकी जो चीजें वेची जाती हें वे गन्दी होती हैँ। ऐसी गन्दगी मालम हो तो विद्या- 
थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रैफिक मैनेजरका ध्यान उस तरफ खींचें। ट्रैफिक मैनेजर 


१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भले ही जवाब न दे; किन्तु पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना चाहिए। इस तरह बहुतसे 
पत्र जायेंगे तो ट्रैफिक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीसे किया जा 
सकता है, और फिर भी इसका नतीजा बड़ा निकरू सकता है। 

में तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ। मेरी नम्न. रायमें तम्बाकू व पान 
खानेकी आदत खराव और गन्दी है। हम सब स्त्री-पुरुष इस आदतके गुलाम हो गये 
हैं। इस गुलामीसे हमें छूटना चाहिए। कोई अनजान आदमी भारतमें आ पहुँचे, तो 
उसे जरूर ऐसा छगेगा कि हम दिन-भर कुछ-त-कुछ खाते रहते हें। सम्भव है पानमें 
अन्नको पचानेका थोड़ा-बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अन्न पान वगैराकी 
मददके बिना पच सकता है। नियमके साथ खानेंसे पानकी जरूरत नहीं रहती। पानमें 
कोई स्वाद भी नहीं | जरदा भी जरूर छोड़ना चाहिए। विद्यार्थियोंको सदा संयम पालना 
चाहिए। तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार करना जरूरी है। इस मामलेमें हमारे 
शासकोंने हमारे सामने बड़ा बुरा उदाहरण रखा है। वे जहाँ-तहाँ सिगरेट पिया करते 
हैं। उसके कारण हम भी उसे फैशन समझकर मूँहको चिमनी बना डालते हें। यह 
बतानेके लिए वहुत-सी पुस्तकें लिखी गई हैँ कि तम्वाक्‌ पीनेसे नुकसान होता है। ईसाई 
कहते हें कि जिस समय जनतामें स्वार्थ, अनीति, दुर्व्यसन फैल जायेंगे, उस समय ईसा 
मसीह फिर अवतार छेंगे। हम ऐसे समयको कलियुग कहते हैं। इसमें कितना मानने 
लायक है, इसका में विचार नहीं करता। फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, 
तम्बाकू, कोकीन, अफीम, गाँजा, भाँग आदि व्यसनोंसे दुनिया बहुत दुःख पा रही है। 
इस जालमें हम सब फेंस गये हैँ, इसलिए हम उसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक अन्दाज 
नहीं छूगा सकते। मेरी प्रार्थना है कि आप विद्यार्थीगण ऐसे व्यसनोंसे दूर रहें। 

यह इस सम्मेलनका सत्रहवाँ अधिवेशन है। पिछले अधिवेशनोंके सभापतियोंके 
भाषण मुझे भेजे गये थे। में उन्हें पढ़ गया हूँ। इन भाषणोंके आयोजनका उद्देश्य क्या 
है? अगर उद्देश्य यह है कि तुम उनसे कुछ सीखो तो इस बातका विचार करके 
देखना कि तुमने क्या सीखा है ? किन्तु यदि उनके आयोजनका उद्देश्य अंग्रेजी शब्दोंकी 
सुन्दर रचना सुननेका ही हो तो में कहूँगा कि मुझे आपपर दया आती है। में तो 
ऐसा मानता हूँ कि भाषणोंका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार बरताव करना 
है। तुमर्में से कितने विद्यार्थियोंने विदुषी एनी- बेसेंटटी सलाह मानकर देशी पोशाक 
पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गन्दी बातें छोड़ीं ? प्रोफेसर यदुनाथ सरकार' 
की सलाहके मुताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंकों मुफ्त पढ़ानेका काम कितने विद्यार्थियोंने 
किया ? इस तरहके बहुत-से सवाल पूछे जा सकते हैं। इनका जवाब में नहीं माँगता। 
आप स्वयं अपनी अन्तरात्माको इनका जवाब दें। 

तुम्हारे ज्ञाकी कीमत तुम्हारे कामोंसे होगी। सैकड़ों किताबें दिमागमें भर लेनेसे 
कुछ छाभ मिल सकता है, किन्तु उसकी तुलनामें कामकी कीमत कई गुना ज्यादा है। 
दिमागमें भरे हुए ज्ञानकी कीमत सिर्फ उसके अनुसार किये गये कामके बराबर ही 
है। बाकीका सब ज्ञान दिमागके लिए व्यर्थंका बोझ है। इसलिए मेरी तो सदा यही 


३, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक ! 


पत्र : मगनलाल गांधीको १३ 


प्रार्थना है और यही आग्रह है कि तुम जैसा पढ़ो और समझो, वैसा ही आचरण करो। 
वैसा करनेमें ही उन्नति है। 

[गुजरातीसे | 

महात्मा गांधीनी विचारसुष्टि 


५. पन्न : मगनलाल गांधीको 


मोतीहारी 
मंगलवार [अक्तूबर १६, १९१७ | 
चि० भगनलाल,' 
चिताएँ' देखकर तुम क्षण-भरके लिए विचलित हो उठे, इसमें आइचर्यकी कोई 
बात नहीं। यदि छोग नियमानुसार संयमपूर्वक रहें तो मृत्यु भी समयपर आये तथा 
चिताएँ स्वाभाविक रहूगने लगें। आँधी चलनेपर जब कच्चे फल टूटकर गिरने लगते 
हैं तब हम विचलित हो उठते हैं। पके फलोंके गिरनेसे हमें सन्‍्तोष होता है। यही बात 
मानव-जीवनके साथ भी है। प्लेग आदि भयंकर तूफानोंके आनेपर जब छोगोंकी आक- 
स्मिक मृत्य होने रूगती है, तब हम दुःखी ही उत्ते हें। जहाँ ऐसा न हो वहाँ सतयुग 
है। मृत्यसे भय न हो, ऐसा युग छानरा हमारा काम है। यदि हम जितना चाहिए 
उतना प्रयत्न करें तो हमारे लिए सतयुग आ गया समझो। हमें मौतके लिए तैयार 
रहकर अपना जीवन निर्भय बिताना चाहिए। ऐसे जीवनकी शिक्षा देना ही आश्रंमका 
उद्देश्य है। तुम सब बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तम्बूमें रहकर कठिनाइयाँ झेलना 
अच्छा है। बँगलेमें पड़े रहना होता तो हम सबको नीचा देखना पड़ता। तम्बूमें रहनेसे 
तुम सबके जीवनका सच्चा निर्माण हो रहा, है। वहाँ तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो; 
लोगोंके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, प्रकृतिसे मुकाबछा करना सीख रहे हो। ऐसा 
जीवन जो चाहे बिता सकता है। 
में मजेमें हूँ। भड़ौंचमें काम पूरा करनेके बाद ही में आश्रम आ सकूँगा। 


बापुके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७१८) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१, गांधीजीकी भड़ोंच यात्राके उल्छेखसे प्रतीत दोोता है कि यह पत्र उनके १९ अक्तूबर, १९१७ को 
भर्दोंच रवाना होनेसे पहले ही लिखा गया था । 

२. छगनछाल गांधीके भाई और गांधीजीकै नि#्रन्‍-सहयोगी । 

३. अहमदाबादके समीप सावरमती नदीके किनारे गांधीजीने जून, .१९१७ में साबरमती भाश्रमकी 
स्थएलए की थी ५ इसके, पड़, ओए जेरंलाएए और चूशरे ओए इग्शाल 'या८ ७.) भी 'सणसकालक पत्रों 
वहींकी चिताओंका उल्लेख रहा होगा । | 


६- भाषण : व्यापारियों हारा आयोजित स्वागत-समारोहमें' 


भड़ौंच 
[अक्तूबर १९, १९१७ के वाद] 
व्यापारियोंके पास बुद्धि तथा धन आदि तो होते ही हैं; इनके बिना उनका काम 
ही नहीं चल सकता। पर अब [इसके साथ-साथ | उन छोगोंमें देश-भक्तिकी प्रबल 
भावना भी होनी चाहिए। देश-भक्ति धर्मेकी दृष्टिसि भी आवश्यक है। यदि देश-भक्तिकी 
भावना धार्मिक वृत्तिसे उद्भूत हो, तो उसका स्वरूप परम तेजस्वी होगा। इसलिए 
यह आवश्यक है कि व्यापारी-वर्गमें देश-प्रेमका भाव जगाया जाये। 
व्यापारी लोग आजकल सार्वजनिक कामोंमें पहलेकी अपेक्षा अधिक हिस्सा छेते 
हैं। यदि वे देश-भक्तिकी भावनासे प्रेरित होकर राजनैतिक हलूचलछोंमें भी हाथ बॉँटाने 
लगें तो स्व॒राज्यको हाथपर घरे आँवलेके समान सहज प्राप्य समझिए। आप छोगोंमें से 
कुछ सोचते होंगे कि यह कैसे हो सकता है। किन्तु में दावेके सोथ कह सकता हूँ 
कि जैसे ही व्यापारी-वर्गके मनमें देश-भक्तिकी भावनाने घर किया कि हमें स्वराज्य 
प्राप्त हुआ। 
स्व॒राज्य-प्राप्तिकी चाबियोंमें सोनेकी चाबी तो स्वदेशीका ब्रत' ही है। अपने देशमें 
लोगोंसे स्वदेशी-ब्रतका पाछन करवाना व्यापारियोंके हाथमें है, और व्यापारी ही इसे 
लोक-प्रिय भी बना सकते हैं। आपसे नम्न निवेदन है कि आप लोग इस कार्यको एक वार 
अपने हाथमें लें तो फिर देखेंगे कि आप कैसे-कैसे आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होते हुए भी मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस देशरमें स्वदेशीके 
चलन और, आन्दोलनका सत्याताश व्यापारी-वर्गने ही किया है। वे देशी मालके बदले 
लोगोंके सामने विदेशी माल पेश करते हैं और भाव बढ़ाते चलें जाते हें । अभी हालमें 
लोगोंने सरकारसे बंगालमें भाव बढ़ाये जानेके बारेमें शिकायतें की हें और उनमें से एक 
शिकायत गुजरातके विरुद्ध भी है। कहा गया है कि घोतियोंका दाम बहुत अधिक वढ़ 
गया है। ये धोतियाँ वहाँ गुजरातसे भेजी जाती हँ। आप पैसा कमायें, लेकिन सही 
तरीकेसे; बुरे तरीकोंसे नहीं। बेईमानीका सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। 
व्यापारी-वर्ग ही भारतकी शक्ति है। यह शक्ति सैन्य-शक्तिसे भी अधिक है। 
युद्धकी जड़ भी व्यापार है और युद्धकी कुंजी भी व्यापारी-वर्ग ही है। पैसा व्यापारी 
लोग ही जुठाते हें और उसीके बलपर सेना खड़ी की जाती है। इंग्लैण्ड और जमेनीकी 
शक्तिका आधार वहांके व्यापारी-वर्ग ही हें। किसी भी देशकी समृद्धि उसके व्यापारी- 
वर्गेपर ही निर्भर करती है। मुझे व्यापारी-वर्गसे अभिननदंत-पत्र मिल्ा। इसे में अच्छा 


१, असिनन्दनपत्रके उत्तरमें । 
२. विदेशी वंस्तुओंका बहिष्कार करनेका यह आन्दोलन बंगालमें १९०७ में आरम्भ हुमा था; 
देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ९७। 


भाषण : द्वितीय गृजरात शिक्षा सम्मेलनमें १५ 


दकुन मानता हूँ। जव-कभी मुझे भड़ौंचका स्मरण होगा तब में आने-जानेवालोंसे यह बात 
पूछूँगा कि जिन व्यापारियोंने मुझे अभिनन्दन-पत्र दिया था, उनमें सच्ची आस्था और 
स्वदेश-प्रेम है या नहीं। यदि मुझे निराशाजनक उत्तर मिलेगा तो में समझूँगा कि भारतमें 
अभिनन्दन-पतन्र देनेका जो चलन हो गया है मुझे भी उसीके प्रवाहमें पड़कर मानपत्र 
दे दिया गया था।' 

[ गुजरातीसे | 

गुजराती, २८-१०-१९१७ 


७. भाषण : द्वितीय गुजरातं शिक्षा सम्सेलनसें* 


भड़ौंच 
अक्तूबर २०, १९१७ 
भाषण आरण्भ करनेसे पुर्व गांधीजीन उपस्थित जनसमुदायसे क्षमा-याचना 
करते हुए कहा: 
चूँकि देर हो गई है, इसलिए अपना भाषण पढ़ूँगा तो सभा निर्धारित समयसे अधिक 
देर तक चलेगी। फिर भी में अपना भाषण पढ़ रहा हूँ; क्‍योंकि यहाँ उपस्थित मेरे 
मित्रोंका यही आग्रह है। भाषण तैयार करते हुए जो-कुछ कहना था उसे संक्षेपमें कहनेकी 
अधिकतम सावधानी मेंने रखी है; तिसपर भी, जितना में चाहता था वह उससे कुछ 
लम्बा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आषण पढ़नेमें मुझे निश्चित समयसे कुछ 
अधिक समय छग जाये तो आप क्षमा करेंगे। 
इसके बाद गांधीजीन अपने छपे हुए भाषणको पढ़ा: 
भाइयो और वहनो, 
आपने मुझे इस सम्सेलनका अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए में आप सबका क्ृतज्ञ 
.हैँ। में जानता हूँ कि इस पदको सुशोभित करने छायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है। मुझे इस 
बातका भी ध्यान है कि में देदासेवाके दूसरे क्षेत्रोंमे जो हिस्सा लेता हूँ, में उससे इस 
पदके योग्य नहीं हो जाता। में इसके योग्य एक ही कारणसे हो सकता हैँ, और वह 
है गुजराती भाषाके प्रति मेरा प्रेम। मेरी आत्मा कहती है कि गुजरातीके प्रेमकी होड़में 
पहले दरजेंसे कममें मुझे सन्‍्तोष नहीं हो सकता, और उसी मान्यताके कारण मैंने 
जिम्मेदारीका यह पद स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि जिस उदार वृत्तिसे आपने 
मुझे यह पद दिया है, उसी उदार वृत्तिसे आप मेरे दोषोंको दरगुजर करेंगे, और इस 
काममें, जो जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, पूरी मदद देंगे। 


१. इस भाषणका मिलान स्पीचेज्ञ ऐड राइटिग्ज़ ऑफ महात्मा गांधीमें दिये गये पाठ्से कर 
लिया गया है । 
२, गांधीजी सम्मेलनके अध्यक्ष थे । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


सम्मेलन अभी एक वरसका शिक्षु है। कहावत है कि पृतके पाँव पालनेमें दिखाई 
दे जाते हैं। इस वाकूकके छक्षण भी अच्छे दिखाई देते हें। पिछले सालके कामकी रिपोर्ट 
मेंने देखी है। वह किसी भी संस्थाके लिए शोभनीय हो सकती है। मन्त्री महोदय समय- 
पर सम्मेलनका यह मूल्यवात विवरण छपवानेसें सफल हुए, इसके लिए वे हमारी वधाईके 
पात्र हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मन्त्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्ट न 
पढ़ी हो, उन्हें में इसे पढ़नें और इसपर मनन करनेकी सलाह देता हूँ। 
पिछले साल आदरणीय रणजीतराम बावासाईकी' मृत्यु हो गई; यह हमारी बड़ी 
भारी हानि हुईं। उनके जैसा पढ़ा-लछिखा आदमी भरी जवानीमें चक बसा, यह शोचनीय 
वात है और इसपर विचार करनेकी आवश्यकता भी है। में भगवानसे उनकी आत्माको 
सद्गति देनेकी प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके कुटुम्बको इस वातसे 
सान्त्वना मिक्कले कि हम सव उनके दुःखमें भागीदार हैं। 
जिस संस्थाने' इस सम्मेलनका आयोजन किया है, उसने अपने सामने तीन उद्देश्य 


० 


रख 


जि 


(१) शिक्षाके प्रइनके वारेमें छोकमत तैयार करना और उसे अभिव्यक्ति देना। 

(२) गृजरातमें शिक्षाके प्रश्नोंके विषयमें निरन्तर आन्दोलन करना। 

(३) गुजरातमें शिक्षाके प्रसारके छिए ठोस कार्य करना। 

इन तीन उद्देश्योंके वारेमें अपनी वुद्धिके अनुसार मेंने जो सोचा-विचारा है उसे 
यहाँ पेश करनेकी कोशिश करूँगा। 

यह वात सबको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस दिश्लामें हमारा पहला 
काम है, विचारपूर्वक शिक्षाका माध्यम निश्चित करना। इसके विना और सब कोशिशें 
लगभग वेकार साबित हो सकती हेँ। शिक्षाके माध्यमका विचार किये विना शिक्षा 
देनेका परिणाम नींवके बिना इमारत खड़ी करनेकी कोशिश-जैसी वात होगी। 

इस वारेमें दो रायें पाई जाती हैं। एक पक्ष कहता है कि शिक्षा मातृ-भाषा 
(गुजराती) के जरिये दी जानी चाहिए। और दूसरा पक्ष कहता है कि वह अंग्रेजीके 
माध्यमसे दी जानी चाहिए। दोनों पक्षोंके हेतु पविन्न हें। दोनों देशका भला चाहते हैं। 
लेकिन पवित्र हेतु ही कामकी सिद्धिके लिए काफी नहीं हेँ। देखा गया है कि लोग 
पवित्र हेतु रखते हुए भी कई वार अपवित्र गड्ढोंमें जा गिरे हें। इसलिए हमें दोनों 
मतोंके गुण-दोषोंकी जाँच करके, सम्भव हो तो एकमत होकर, इस बड़े अ्रइनको हल 
करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह प्रइन वहुत वड़ा है। इसलिए उसके 
बारेमें जितना विचार किया जाये उतना ही थोड़ा है। 

वैसे तो यह प्रश्न सारे भारतका है; किन्तु हरएक क्षेत्र अथवा प्रान्त इसपर अपनी 
हृदतक स्वतन्त्र रूपसे विचार कर सकता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि जवतक भारतके 
सारे भाग एकमत न हो जायें, तवतक अकेला गुजरात आगे कदम वढ़ा ही नहीं सकता। 


१. रणनीतराम वावाभाई मेहता ( १८८२-१९१६ ); उनके नामसे एक स्वर्ण-पदक गुजरातमें प्रतिवर्ष 
साहित्य और कछामेंकि क्षेत्रमें की गई विशिष्ट सेवाोके लिए दिया जाता है । 
२. भर्ढोंच केल्वणी मण्डल; भर्दोंचक्री एक शिक्षा-संस्था। 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें १७ 


फिर भी .दूसरे प्रान्तोंमें इस बारेमें क्या कारंवाई की गई है, इसकी जाँच करनेसे 
हम कुंछ मुश्किलें हल कर सकते.हें। बंगभंगके! समय जब स्वदेशीका जोश उमड़ रहा था, 
तब वंगालमें बँगलाके जरिये शिक्षा. देनेका प्रयत्त किया गया। राष्ट्रीय पाठशाकाकी 
स्थापना भी हुईं। रुपयोंकी वर्षा हुई । पर यह प्रयोग बेकार गया। मेरी यह नम्नर राय है 
कि व्यवस्थापकोंकी अपने प्रयोगमें आस्था नहीं थी। वैसी ही करुणाजनक स्थिति शिक्षकोंकी 
भी रही। बंगालमें शिक्षित-वर्गंको अंग्रेजीसे बड़ा मोह है। यह कहा गया है कि बँगला 
साहित्यने जो प्रगति की है उसका कारण बंगालियोंका अंग्रेजी भाषा और साहित्यपरं 
अधिकार है। लेकिन तथ्य इस तकंके विरुद्ध है। रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी' चमत्कारिक 
बँगला अंग्रेजीकी ऋणी नहीं है। उन्तके भाषा-चमत्कारके पीछे उनका स्वभाषा विषयक 

भिमान है। “गीतांजलि” पहले बँगला भाषामें ही लिखी गई थी। महाकवि ठाकुर 

बंगालमें वंगछाका ही प्रयोग करते हें। उन्होंने हाल ही में भारतकी वत्तमान स्थितिपर 
कलकत्तेमें जो भाषण दिया था, वह वँगलामें दिया था। बंगालके प्रमुख स्त्री-पुरुष 
उसे सुनने गये थे। जिन्होंने उसे सुना था उन्होंने मुझे बताया है कि डेढ़ घंटे तक अपने 
श्रोताओंको उन्होंने रस-विभोर रखा। उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी साहित्यसे नहीं लिये। 
वे कहते हैं कि उन्होंने ये विचार इस देशके वातावरणमें से लिये हैं, उपनिषदोंमें से 
निचोड़े हैं। उनपर इन विचारोंकी वर्षा भारतके आकाशसे हुई है। मेरा विश्वास है 
कि यही बंगालके दूसरे लेखकोंके सम्बन्धर्में भी सही है। 

हिमालयकी तरह गम्भीर और भव्यदर्शी महात्मा मुन्शीरामजी' जब हिन्दीमें भाषण 
देते हैँ, तव बच्चे और बड़े, स्त्री और पुरुष सभी उनका सुन्दर भाषण सुनते और समझते हैं । 
उन्होंने अपनी अंग्रेजी अपने अंग्रेज मित्रोंके लिए ही सुरक्षित रख छोड़ी है। वे अंग्रेजी 
दव्दोंका अनुवाद करके अपनी बात नहीं कहते। 

कहा जाता है कि गृहस्थ होते हुए भी देशके लिए आत्मार्पण करनेवाले महामना 
पं० मदनमोहन मालवीयकी_ अंग्रेजी चाँदीकी तरह शुश्र होती है। वे जो कुछ कहते हें, 
उसपर, वाइसरॉयको सोचना पड़ता है। अगर उनके अंग्रेजी भाषणका प्रवाह चाँदी- 
जैसा चमकता है, तो उनके हिन्दी भाषणका प्रवाह शुद्ध तरल सोने-जेसा दमकता है। 
मानसरोवरसे उतरते समय सूर्यकी किरणोंसे जैसे गंगा दमकती है वैसी ही शोभा उनकी 
हिन्दीकी होती है। 


१, १९०५ में प्रशासनिक सुविधाके वहाने बंगालका विभाजन कर दिया गया था। विभवत भान्तोंमें 
एकमें, मुसलमानों ओर दूसरेमें हिन्दुओंक[ बहुमत था । इस विभाजनसे देशभरमें एक तूफान खड़ा दो गया 
और इसके फलस्वरूप अंग्रेजी मालके वहिष्कारका आन्दोलन शुरू किया गया। अन्ततः १९११ में यह 
विभांजन रद कर दिया गया । 

२. १८६१-१९४१; कवि तथा विश्वभारतीके संस्थापक । 

३. स्वामी अद्धानन्द; हरद्वारके समीप गुरुकुल कांगड़ीके संस्थापक ! 

मदनमोदन मालवीय (१८६१-१९४६ ) बनारस विश्वविद्याल्यके संस्थापक; शाही परिषदके सदस्य, 
१९०९ और १९१८में कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित । 
१४-१ अ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


इन तीनों वक्‍ताओंकी वकक्‍तृत्व शक्ति उनके अंग्रेजीके ज्ञानके कारण नहीं, बल्कि उनके 
स्वभाषा प्रेमके कारण आई है। स्वामी दयानन्दने' हिन्दी भाषाकी जो सेवाएँ की हें वे 
अंग्रेजी ज्ञाकेके कारण नहीं कीं। तुकाराम' और रामदासने' मराठी भाषाको जिस तरह 
उज्ज्वल बनाया है, उसमें अंग्रेजी भाषाका कोई हाथ नहीं है। प्रेमानन्दा, श्ामरू भट्ट और 
आधुनिक यूगमें दलपतरामने' गुजराती साहित्यकों समृद्ध किया है; अंग्रेजी भाषाका 
इसमें कोई हाथ नहीं है। । 
* ऊपरके उदाहरणोंसे यह साबित होता है कि मातृभाषाके विकासके लिए अंग्रेजी 
भाषाकी जानकारीकी नहीं, मातृभाषाके प्रेमकी --- उसके प्रति श्रद्धाकी--- जरूरत है। 

भाषाओंके विकासपर विचार करें तो भी हम इसी निर्णयपर पहुँचेंगे। भाषाएँ 
उनके बोलनेवाले लोगोंके चरित्रका प्रतिबिम्ब होती हैँ। दक्षिण आफ्रिकाके हन्शियोंकी 
भाषा जाननेसे हम उनके रीति-रिवाज वगैरा जान सकते हैं। भाषा जातियोंके गुण-कमके 
अनुरूप बनती है।यह बात हम निःसंकोच कह सकते हैँ कि जिस भाषामें वीरता, सच्चाई, 
दया आदि लक्षण नहीं होते उस भाषाकों बोलनेवाली जातियोंमें वीर, सत्यशीरू और 
दयाल लोग नहीं होते। ऐसी भाषामें दूसरी भाषाओंसे जैसे-तैसे वीरता या दया-सूचक 
शब्द ठस देनेसे न उस भाषाका विस्तार हो सकता है, न उस भाषाके बोलनेवाले छोग 
वीर ही बनेंगे। शौर्य किसीमें भी वाहरसे नहीं भरा जा सकता। हाँ, वह भीतर हो 
और उसपर जंग लग गया हो, तो जंगके हटते ही वह चमक उठंगा। हमने बहुत 
समय तक गलामी भोगी है, इसलिए हममें विनयकी अतिशयता सूचित करनेवाले शब्दोंका 
बड़ा भण्डार दिखाई देता है। अंग्रेजी भाषामें नौकाके लिए जितने शब्द हूँ, उतने और 
किसी भाषामें शायद ही हों। यदि कोई साहसपूर्वक उन पुस्तकोंका अनुवाद गुज- 
रातीमें करे भी तो उससे न हमारी भाषाका कोई विकास होगा और न हम नौकाओंके 
बारेमें ही ज्यादा जानने लगेंगे। अलबत्ता जब हम जहाज वगगेरा बनाना सीखेंगे और 
जलसेना भी खड़ी करेंगे, नौका-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द तब अपने-आप बन जायग। 
यह विचार स्वर्गीय रेवरेंड टेलरने अपने व्याकरणमे व्यक्त किया है। वे लिखते हें 


कभी-कभी यह विवाद सुनाई पड़ता है कि गुजराती भाषा पूर्ण है या अपूर्ण । 
कहावत है कि “ यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरुस्तथा शिष्यः। ” इसी तरह कहते 
हें कि ' यथा भाषकस्तथा भाषा -- अर्थात्‌ जेसा बोलनेवाला वसी भाषा। शामल 
भट्ट और अन्य कवि अपने सनके विचार प्रकट करते समय यह सोचकर कभी 
रुके नहीं जान पड़ते कि गुजराती भाषा अधूरी है। उन्होंने नये और पुराने 


१, स्वामी दयाननद सरसख्तो ( १८२४-८३ ); भाय समाजके संस्थापक ! 

२, व ३. महाराष्यके सन्त कवि । 

४. १६३६-१७२८; गुजराती कवि । 

७. १७००-६७; गुजराती कवि, इनकी कविताके एक पढका गांधीजीपर उनके बचपनमें ही बहुत 
प्रभाव पढ़ां था । देखिए आत्मकथा, भाग १ अध्याय १० । 

,६० दलपतराम डाझ्मामाई त्रिवेदी (१८१०-१८९२ ) । 


भाषण : द्वितीय गृजरात शिक्षा सम्मेलनमें १९ 


शब्दोंका उपयोग इस प्रकार विवेकपूर्वक किया कि उनके द्वारा व्यवहत शब्द 
भाषामें प्रचलित हो गये। 

एक विषयमें तो सभी भाषाएँ अधूरी हे। मनुष्यकी छोटी बुद्धिमें न आले- 
वाली बातों, जेसे ईश्वर या अनन्तताके बारेमें कहें तो सभी भाषाएँ अधूरी हैं। 
भाषा मनुष्यकी बुद्धिके सहारे चलती है, इसलिए जब किसी विषय तक बुद्धि नहीं 
पहुँचती, तब भाषा अधूरी रह जाती है। भाषाका साधारण नियम यह है कि 
लोगोंके सतमें जो विचार भर जाते हैं, वे ही उनकी भाषा व्यक्त होते हैं। लोग 
विवेकशील होंगे तो उनकी बोलीमें विवेकशीलता होगी, लोग मूढ़ होंगे तो उनकी 
बोलीमें भी मूढ़ता होगी। अंग्रेजीमें कहावत है कि “मूर्ख बढ़ई अपने औजारोंको 
दोष देता है। ” भाष।को अपूर्ण बतानेवाले लोग भी कम-ज्यादा ऐसे ही समझिए। 
जिस विद्यार्थीको कुछ अंग्रेजी भाषा आ गई है और उसके साथ कुछ पाइचात्य 
विषय भी आ गये हैँ, उसे गुजराती भाषा अधूरी-सी रूगती होगी, क्योंकि उसका 
अंग्रेजीसे अनुवाद करना मुद्िकल होता है। इसमें दोष भाषाका नहीं, लोगोंका है। 
चूँकि लोगोंको विवेकपुर्वक समझनेका प्रयत्न करनेका अभ्यास नहीं होता, इसलिए 
विशेषज्ञ नया विषय नई पारिसाषिक दाव्दावली अथवा नई भाषा-शलीमें रखते हुए 
झिझक जाता है; वह सोचता है, कौन “ अंधेके आगे रोये, अपने नेन खोये। 
जबतक लोग भल्ा-बुरा, नया-पुराना परखकर उसकी कौमत नहीं आँक सकते, 
तबतक लिखतेकी प्रतिभा भी कंसे चमक सकती है? 

जो लोग अंग्रेजीसे भाषामें अनुवाद करते हैं, वे कुछ ऐसा समझते हें कि 
अपनी भाषाका ज्ञान तो उनकी घुद्टीमें ही उन्हें मिला है और अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी 
ही है; इसलिए अब वे दो भाषाओंके पुरे पण्डित हो गये। भला अब बे गुजरातीका 
अध्ययन किसलिए करें ? परभाषाका ज्ञान प्राप्त करनेसें श्रम करनकी अपेक्षा स्व- 
भाषामें प्रवीणता प्राप्त करनेके निमित्त अध्ययन करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। शामल 
और अन्य गुजराती कवियोंके ग्रन्थ देखिए । उनमें प्रत्येक पद्म अध्ययत्का प्रमाण 
मिलता है। जबतक मनसे प्रयत्त न करेंगे तबतक गुजराती कच्ची ही रहेगी; 
परिश्रमसे बांदसें पक्की होगी। प्रयत्त करनेवालेका प्रयत्न अधूरा होगा, तो उसकी 
भाषा भी अधूरी होगी, लेकिन यदि प्रयत्वन पुरा होगा, तो गुजराती भी पूरी 
होगी। इतना ही नहीं वह सजी हुई भी दिखाई देगी। गुजराती आयंकुलकी, 
संस्कृतकी बेटी और बहुत ही उत्कृष्ट भाषाओंकी सगी ठहरी। उसे कोई 
निम्नकोठिकी कैसे बता सकता है? 

परमात्मा इसे आशीर्वाद दे। अनन्तकाल तक इसकी वाणाीमें सद्विद्या, 
सद्ज्ञान ओर सद्धमंका सुबोध रहे और सिरजनहार प्रभु करें, हम साताओं और 
छात्रोंसे सदा-सर्वदा उसका गुणगान सुनें। 
इस तरह हम देखते हैं कि बंगालमें सारी शिक्षा बँगलाके जरिये देनेके आन्दोलनकी 

असफलछताका कारण भाषाकी अपूर्णता या प्रयत्नकी अयोग्यत्ता नहीं है। अपूर्णताके बारेमें 


२० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हम विचार कर चुके हैं। इससे वंगलाकी अयोग्यता सिद्ध नहीं होती। हम चाहें तो 
इसे प्रयत्न करनेवालोंकी अयोग्यता या अनास्था कह सकते हैँ। 

उत्तरमें हिन्दी भाषाका विकास तो हो रहा है, फिर भी उसे शिक्षाका माध्यम 
बनानेका निरन्तर प्रयत्व केवक आर्यंसमाजियोंने ही किया मालूम होता है। गुरुकुछोंमें 
यह प्रयत्न जारी है। | 

भद्वासमें देशी भाषाओंके जरिये शिक्षा देनेका आन्दोलन कुछ ही वर्षोंसे शुरू हुआ 
है। तमिलोंकी अपेक्षा तेलगू भाषा-भाषी अधिक जाग्रत हें। शिक्षित तमिलोंपर अंग्रेजीका 
इतना ज्यादा असर हो गया है कि उनमें तमिल भाषाके मसाध्यमसे अपना काम 
चलानेका उत्साह नहीं रहा। तेलगू भाषी भागमें अंग्रेजी शिक्षा इतनी नहीं फली है। 
इसलिए तेलगू-भाषी मातृभाषाका उपयोग ज्यादा कर रहे हैँ। तेलगू भाषी भागमें सिर्फ 
तेलगूके जरिये शिक्षा देनेका प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेलगू भाइयोंने 
भाषाके आधारपर प्रान्त-निर्माण करनेका आन्दोलन भी शुरू किया है। इस विचारका 
प्रचार कुछ समयसे ही शुरू हुआ है। फिर भी उनका प्रयत्न इतना साहसपूर्ण है कि 
थोड़े दिनोंमें हम उसे क्रियान्वित होता देखेंगे। उनके काममें कठिनाइयाँ बहुत हैं, परन्तु 
उनमें दूर करनेकी शक्ति है, उनके नेताओंकी मुझपर ऐसी ही छाप पड़ी है। 

महाराष्ट्रमें भी यह प्रयत्न चल रहा है। साधुचरित प्रोफेसर कर्वे' इस प्रयत्लके 
समर्थक हैं। भाई नायकका भी यही दृष्टिकोण है। अनेक निजी पाठ्ालाएँ इस काममें 
लगी हुई हैं। प्रोफेसर बीजापुरकरने' बहुत कष्ट उठाकर अपने साहसपूर्ण प्रयत्वको फिर 
आरम्भ किया है और कुछ समयमें हम देखेंगे कि उनकी पाठशाला सुचारु रूपसे चल 
निकली है। उन्होंने पाठ्य पुस्तकें लिखनेकी योजना वनाई थी। कुछ पुस्तकें छप गई 
हैं और कुछ लिखी हुई तैयार हैँ। उस पाठशाल्लके शिक्षकोंने कभी अनास्था नहीं 
दिखाई। अगर दुर्भाग्यसे उनकी पाठक्षाल्ला वंद न हुई होती, वो आज यह प्रइन उठता ही 
नहीं कि मराठीके जरिये ऊँची शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। 

गुजरातमें भी मातृभाषाके जरिये शिक्षा देनेका आन्दोलन शुरू हो चुका है। इस 
बारेमें हमें रा० ब० हरगोविन्ददास कांटावालाके' छेखसे जानकारी मिल सकती है। 
प्रो० गज्जर* और स्वर्गीय दीवान बहादुर मणिभाई इस विचारके नेता माने जा सकते हैँ 
यह विचार करना हमारा काम है कि हमें इत छोगोंके बोये वीजोंके अंकुरित होनेमें 
मदद देनी चाहिए या नहीं। मुझे तो छगता है कि इसमें जितनी देर हो रही है, 
उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है। 


१. धोंडो केशव कर्वे (१८५८-१९६२); समाज-सुधारक, भारत रत्न, भारतीय मद्दिला विश्वविद्याल्य 
(इंडियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी ) के संस्थापक । 

२, विष्णु गोविन्द वीजापुरकर (१८६३-१९२६ ); मराठी साहित, ख़देशी व राष्ट्रीय शिक्षणके 
प्रचारक । 

३. १८३९-१९३१५ बड़ौदा रियासतके लोक-शिक्षा निदेशक । देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ५४-5१ | 

४. त्रिभुवनदास कल्याणदाल गज्जर ( १८६३-१९२० ); रसायन-शालके प्रोफेसर, बड़ौदा काछेज, 
बढ़ौदा; पश्चिम भारतमें रसायन उद्योगके अगेता । 


भाषण: द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें २१ 


अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे शिक्षामें कमसे-म सोलह वर्ष लरूगते हें। यदि इन्हीं 
विषयोंकी शिक्षा मातृभाषाके माध्यमसे दी जाये, तो ज्यादासे-ज्यादा दस वर्ष छगेंगे। 
यह॒राय बहुतसे अनुभवी शिक्षकोंने प्रकट की है। हजारों विद्याथियोंके छः-छः: वर्ष 
बचनेका अर्थ यह होता है कि कई हजार वर्ष जनताकों मिल गये। 

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें दिमागपर जो बोझ पड़ता है वह असह्य है। 
यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। 
वे दूसरा बोझ 'उठानेके छायक नहीं रह जाते। इससे हमारे स्तातक अधिकतर निकम्मे, 
कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकरूची बन जाते हैं। उनमें खोज करनेकी शक्ति, 
विचार करनेकी शक्ति, साहस, धीरज, वीरता, निर्भभवता और अन्य गुण बहुत क्षीण हो 
जाते हें। इससे हम नई योजनाएँ नहीं बना सकते और यदि बनाते हैं तो उन्हें पूरा 
नहीं कर पाते। कुछ लोग, जिनमें उपर्युक्त गुण दिखाई देते हैं, अकाल ही कालके गालमें 
चले जाते हैँ। एक अंग्रेजने छिखा है कि मूल लेख और सोखता कागजके अक्षरोंमें जो 
भेद है, वही भेद यूरोपके और यूरोपके बाहरके लोगोंमें है। इस विचारमें जो सचाई 
है वह कोई एशियाके लोगोंकी स्वाभाविक अयोग्यताके कारण नहीं है। इसका कारण 
शिक्षाका योग्य माध्यम चुन लेना है। दक्षिण आफ्रिकी हब्शी साहसी, शरीरसे कद्दावर और 
चरित्रवान्‌ हैँ। बाल-विवाह्‌ आदि जो दोष हममें हें वे उनमें नहीं हें। फिर भी उनकी 
दशा वैसी ही है जैसी हमारी। उनकी. शिक्षाका माध्यम डच भाषा है। वे भी हमारी 
तरह डच भाषाको तुरन्त अधिकृत कर लेते हैं और हमारी ही तरह शिक्षा समाप्त होते- 
होते कमजोर हो जाते हेँ। वे भी “बहुत हृदतक” कोरे नकलची निकलते हें। उनमें 
भी असली चीज माध्यमरूपमें मातृ-भाषाके हटनेसे लुप्त हुई दीखती है। अंग्रेजी शिक्षा 
पाये हुए हम छोग ही इस नुकसानका सही अनुमान नहीं छगा पाते। यदि हम यह 
अनुमान छगा सकें कि जनसाधारणपर हमारा कितना कम असर पड़ा है, तो इसकी 
कुछ कल्पना हो सकती है। हमारे माता-पिता हमारी शिक्षाके बारेमें कभी-कभी कुछ 
कह देते हैं, वह विचारने लायक होता है। हम जगदीशचन्द्र बसु और रायको देखकर 
मोहांध हो जाते हेँ। मुझे विश्वास है कि हमने ५० वर्ष तक मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा पाई 
होती, तो हममें इतने बसु और राय होते कि उन्हें देखकर हमें अचम्भा न होता। - 

विद हम यह विचार एक तरफ रख दें कि जापानका उत्साह जिस ओर जा रहा 
है, वह ठीक है या नहीं, तो हमें जापानका साहस आइचर्यंजनक मालूम होगा। उन्होंने 
मातृ-भाषा द्वारा जन-जाग्नति की है, इसीलिए उनके हर काममें नयापन दिखाई देता 
है। वे शिक्षकोंके भी शिक्षक वन गये हैं। उन्होंने [गैर-यूरोपीय देशोंके छोगोंको दी 


१. सर जगदीश चन्द्र वोत ( १८५८-१९३७ ); वेज्ञानिक; बोत रिंसचे इंस्टीटथटके संस्थापक तथा 
वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकोंके लेखक । 


२. आचार्य प्रफुरछ चन्द्र राय (१८६१-१९४४ ); वैज्ञानिक और देशभक्त । 


२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गई | सोखता कागजकी उपमा गलत साबित कर दी है। शिक्षाके कारण जापानके जन- 
जीवनमें हिलोरें उठ रही हैं और दुनिया जापानियोंका काम अचरज-भरी आँखोंसे देख 
रही है। विदेशी भाषाके माध्यमसे शिक्षा देनेकी पद्धतिसे अपार हानि होती है।]| 
[ माँके दूधके साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशालाके 

बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषाके माध्यमसे शिक्षा देनेमें टूट जाता है। 
इस सम्बन्धको तोड़नेवालोंका हेतु पवित्र ही क्‍यों न हो, फिर भी वे जनताके दुश्मन हैं। 
हम ऐसी शिक्षाके वशीभूत होकर मातृद्रोह करते हैं| इसके अतिरिक्त [विदेशी भाषा 
द्वारा शिक्षा देनेसे अन्य हानियाँ भी होती हैं। शिक्षित-वर्ग और सामान्य जनताके बीच- 
में अन्तर पड़ गया है। हम जनसाधारणकों नहीं पहचानते। जनसाधारण हमें नहीं 
जानता। वे हमें साहब समझते हैं और हमसे डरते हैं; वे हमपर भरोसा नहीं करते । | 
यदि यही स्थिति अधिक समय तक कायम रही तो एक दिन छॉड कर्जेनका' यह आरोप 
सही हो जायगा कि शिक्षित-वर्ग जनसाधारणका प्रतिनिधि नहीं है। 

सौभाग्यसे शिक्षित लोग अपनी इस मोह-मूच्छसे जागते दिखाई देते हैँ। वे जन- 
साधारणसे सम्पर्क करते हैं तो उन्हें ऊपर बताये हुए दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनमें 
जो जोश आया हैं उसे लोगोंमें कैसे भरें? अंग्रेजीके माध्यमसे तो यह काम किया 
नहीं जा सकता। गुजरातीके द्वारा उसे छोगोंमें भरनेकी शक्ति उनमें नहीं है या 
बहुत कम है। उन्हें अपने विचार मातृ-भाषामें जनसाधारणके सामने रखनेमें बड़ी कठि- 
नाई होती है। ऐसी बातें में हमेशा सुनता हूँ। इस बाधाके कारण जन-जीव॒नका प्रवाह 
झुक गया है। [हमें अंग्रेजी शिक्षा देनेमें मैकॉलेका' हेतु शुद्ध था। उसके] म॒न्में हमारे 
साहित्यके प्रति तिरस्कारका भाव था। यह छूत हमें भी रूग गईं; हम भी मूढ होकर 
इसका तिरस्कार करने छगे और इस मामलेमें अपने गुरुसे भी आगे बढ़ गये। 
मैकॉले[सोचता था कि हम जनसाधारणमें परिचमी सम्यताके प्रचारक बनकर जायेंगे। 
उसकी कल्पना यह थी कि हममें से कुछ छोग अंग्रेजी पढ़-लिखकर, अपना चरित्र 
उच्चत करके जनताको नये विचार देंगे। वे देने लायक थे या नहीं, इस बातका विचार 
करता यहाँ अप्रासंगिक होगा। हमें तो सिर्फ शिक्षाके माध्यमकी बात ही सोचनी है। 
हमने अंग्रेजी शिक्षामें [नये विचारोंको नहीं] धनप्राप्ति को देखा, और उसके उपयोगको 
सर्वाधिक प्रमुख स्थान दे डाला। कुछ छोगोंमें अपने देशका अभिमान भी पैदा हुआ। 
इस तरह मूछ विचार गौण हो गया और अंग्रेजी भाषाका प्रचार श्री मैकॉलेकी धारणासे 
भी आगे बढ़ गया; किन्तु इससे हम घाटेमें रहे ॥ 

यदि हमारे हाथमें सत्ता होती, तो हम इंस दोषको तुरन्त देख लेते और तब 
मातुभाषाका त्याग करना असम्भव हो जाता। सरकारी तबकेने उसे नहीं छोड़ा; हमने 


१, १८७९-१९२७०; वाइसरॉय और मारतके गवर्नर-जनरूू, १८९९-१९०५ । 

२. टामस बरबिंगटन मैकोंले (१८००-७९ ) भारत सरकारकी सामान्य छोक शिक्षा समितिकि अध्यक्ष 
और गवनैर जनरलकी कार्थक्रारिणी परिषदके कानून-सदस्य । उन्होंने मारतमें भंग्रेजी शिक्षा शुरू करनेकी 
सिफारिश अपने २ फरवरी १८३५ के स्मरण-पत्रमें की थी । 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें २३ 


उंसे छोड़ा है। बहुतोंको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारी अदालती भाषा गुजराती 
ही मानी जाती है। सरकार कानून गुजरातीमें बनवाती है। दरबारोंमें पढ़े जानेवाले भाष- 
णोंका गुजराती अनुवाद भी उसी समय पढ़ा जाता है। मुद्रा नोटोंमें अंग्रेजीके साथ गुज- 
राती और अन्य भारतीय भाषाओंका भी उपयोग किया जाता है। जमीनकी पैमाइश 
करनवालेको गणित और जो अन्य विषय सीखने पड़ते हैं, वे कठिन होते हैं और यह 
काम यदि अंग्रेजीमें होता, तो माछ-महकमेका काम बहुत खर्चीछा हो जाता। इसलिए 
पैमाइशवालोंके लिए ऐसे पारिभाषिक शब्द बनाये गये हैं जिन्हें जानकर हमें हर्ष और 
आदइचये होता है। हममें भाषाके लिए सच्चा प्रेम हो, तो हम अपने उपलब्ध साधनोंका 
उपयोग तत्काल कर सकते हें। वकीरू अपना काम गुजराती भाषामें करने रूग जायें 
तो मुवक्किलोंका बहुत-सा रुपया बच जाये, इससे मुवक्किलोंको कानूनका जरूरी ज्ञान 
मिल जाये और वे अपने हक समझने छूगें। दुभाषियेका खर्च भी बचे तथा भाषामें 
. कानूनी शब्दोंका प्रचार हो। इसमें वकीलोंको थोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा। मुझे 
विश्वास है, और मेरा अनुभव है कि इससे उनके मुवक्किलोंका नुकसान नहीं होगा। यह 
भय करनेका कोई कारण नहीं है कि गुजरातीमें की हुई बहसका असर कम पड़ेगा। 
हमारे कलक्टरों वगैराके लिए गुजराती जानना अनिवार्य है; परल्तु अंग्रेजीके प्रति 
हमारे झूठे मोहके कारण उनकी इस जानकारीमें जंग लूग जाता है। 


ऐसी दलील दी गई है कि _ह्पिया कमानेके लिए और देशहितके खयाहछसे अंग्रे- 
जीका जो उपयोग किया गया उसमें दोषकी कोई बात नहीं है। यह दलील जब 
शिक्षाके माध्यमका विचार करते हैं तब ठीक नहीं मालूम होती। रुपया कमानेके लिए 
या देशहितके खयाल्‍हूसे कुछ लोग अंग्रेजी सीखें, तो हम उन्हें सादर प्रणाम करेंगे। परन्तु 
इसी कांरण अंग्रेजी भाषाकों शिक्षाका माध्यम तो नहीं माना जा सकता [में यही 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपर्युक्त बातोंके कांरण अंग्रेजी भाषाको शिक्षाके माध्यमके 
रूपमें भारतमें जो स्थान मिला उसका परिणाम दुःखद हुआ है। कुछ लछोग कहते 
हैं कि अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त लोग ही देशभक्त हुए हैं; पिछले दो महीनोंसे तो हमें इससे 
बिलकुल उलटी बात नजर आ रही है। यदि अंग्रेजीका यह दावा मान भी लें तो 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त लोगोंके समान दूसरोंको मौका 
ही नहीं मिला। इसके सिवा अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त छोगोंके देशप्रेमका प्रभाव जनसाधारण- 
पर नहीं पड़ा। सिच्चे देशप्रेमको तो व्यापक होना चाहिए। इनके देशप्रेममें यह गुण 
दिखाई नहीं देता। 2 


कहा जाता है कि ऊपरको वलीलें और कुछ भी हों, वे आज अव्यावहारिक हैं। 
“अंग्रेजीके कारण अन्य विषयोंकी कुछ भी हानि हो, तो यह दुःखकी बात है। अंग्रेजी- 
पर अधिकार प्राप्त करनेमें ही हमारी अधिकांश मानसिक शक्ति खर्च हो जाये, यह 
बहुत ही अवांछनीय है। परन्तु अंग्रेजीके सम्बन्धर्में हमारी जो स्थिति है, उसे ध्यानमें 
रखते हुए मेरा यह नम्नर मत है कि इस नतीजेकों सहकर रास्ता निकालनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है।” ये शब्द किसी ऐसे-वैसे छेखकके कहे हुए नहीं हैं। ये गुजरातके 


श्४ं सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


शिक्षित-वर्गमं अग्रगण्य एक स्वभाषा-प्रेमी व्यक्तिके हें। आचार्य आनंन्देशंकर श्रव' जो 
कुछ लिखते हैँ, इसपर हम विचार किये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने जो अनुभव 
प्राप्त किया है, वह बहुत कम छोगोंने प्राप्त किया है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा- 
की बड़ी सेवा की है। उन्हें सछाह देनें तथा टीका करनेका पूरा अधिकार है। ऐसी 
स्थितिमें मेरे-जैसे व्यक्तिको कुछ कहते हुए वड़ी झिझक होती है। और फिर, ये विचार 
अकेले आनन्दशंकर भाईके ही नहीं हें। उन्होंने मीठी भाषामें अंग्रेजी भाषाके सम्थकोंके 
विचार रखे हँ। उन विचारोंका आदर करना हमारा कत्त॑व्य है। इसके अछावा भी 
मेरी स्थिति कुछ विचित्र-सी है। उनकी सलाहसे, उनकी निगरानीमें में राष्ट्रीय शिक्षाका 
प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ मातृ-भाषाके माध्यमसे ही शिक्षा दी जाती है। जहाँ इतना 
निकटका सम्बन्ध हो, वहाँ टीकाके रूपमें कुछ भी लिखते समय हिचकिचाना स्वाभाविक 
है। सौभाग्यसे आचारये श्रुवने शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषा और मातभाषा 
दोनोंका ही प्रयोग होते देखा है और दोनोंमें से एकके वारेमें भी उन्होंने निश्चित राय - 
नहीं दी है। इसलिए उनके विचारोंके विरुद्ध कुछ कहनेमें संकोच अवश्य कम हो जाता है। 

[अंग्रेजीके सम्बन्ध हम अपनी स्थितिको जरूरतसे ज्यादा महत्व देते हैं। में जानता 
हैँ कि इस सम्मेलनमें इस विषयमें पूरी-पूरी आजादीसे चर्चा नहीं की जा सकती। 
किन्तु जो राजनैतिक मामलोंमें नहीं पड़ सकते हमारा उनसे इतना कहना तो अनुचित 
नहीं है कि भारतमें अंग्रेजोंका राज्य केवल भारतकी भल्ताईके लिए होना चाहिए। 
और किसी विचारसे इस सम्बन्धका वचाव नहीं किया जा सकता ।[एक राष्ट्रका दूसरे 
राष्ट्रपर रॉज्य करना दोनोंके लिए असह्य है, बुरा है और दोनोंको नुकसान पहुँचाने- 
वाला है|यह वात अंग्रेज अधिकारियोंने भी मानी है और जहाँ कहीं भी परोपकारकी 
दष्टिसे विचार होगा, वहाँ यह वात सिद्धान्तरूपमें मानी जायेगी। इसलिए यदि शासकों 
और शासितों दोनोंको यह [निश्चय हो जाये कि अंग्रेजीके माध्यमसे शिक्षा देनेंसे जन- 
साधारणकी मानसिक दक्ति नष्ट होती है, तो एक पलकी भी देर किये बिना शिक्षा- 
का माध्यम बदल दिया जाना चाहिए। इसमें जो बाधाएँ सामने आयें, उन्हें दूर करनेमें 
ही हमारे पुरुषार्थवी कसौटी है।|यदि यह वात ठीक मान छी जाये, तो जो छोग 
आचार्य ध्रवकी तरह यह स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी माध्यमके कारण हमारी मानसिक 
शक्तिकी हानि होती है उन्हें भरोसा दिलानेके लिए कोई दूसरी दलील देनेकी जरूरत 
तहीं रह जाती। 

यह सोचना कि मातृभाषाके माध्यम द्वारा शिक्षा देनेंसे अंग्रेजी भाषाके ज्ञानको 
धक्का पहुँचेगा, अनावश्यक है।] ] सभी पढ़े-लिखे भारतीयोंको इस भाषापर अधिकार 
प्राप्त करनेकी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं मेरी तो यह भी नम्र राय है कि उसपर 
अधिकार प्राप्त करनेकी रुचि पैदा करना भी जरूरी नहीं है। 

[कुछ भारतीयोंको अंग्रेजी सीखनी अवश्य पड़ेगी। आचार्य श्रुवने केवक उच्च शिक्षा- 
की दृष्टिसे ही इस प्रइतपर सोचा है, परन्तु हम सब दृष्टियोंसे सोचनेपर देख सकेंगे 
कि दो वर्गोको अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी: 

१. आनन्दशंकर वापुभाई भ्रुव ( १८६९-१९४२) प्रसिद्ध विद्वानू; बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके 
सह-उपकुलपत्ति । 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें २५ 


१, बे देशप्रेमी लोग, जिनमें भाषा सीखनेकी अधिक शक्ति है, जिनके पास समय 
है और जो अंग्रेजीका उपयोग अंग्रेजी साहित्यमें शोध करके उसके परिणाम जनताके 
सामने रखनेमें या शासकोंसे मिलने-जुलनेमें करना त्राहते हैँ, और 

२. वे छोग जो अंग्रेजी ज्ञाकका उपयोग रुपया कमानेमें करना चाहते हें। 


इन दोनों वर्गोंको अंग्रेजी भाषाका उत्कृष्ट ज्ञान एक वैकल्पिक विषयके रूपमें 
देनेमें कोई हज नहीं। उनके लिए इसकी सुविधा तक कर देना जरूरी है। पढ़ाईके 
इस क्रममें भी शिक्षाका माध्यम तो मातृ-भाषा ही रहेगी। आचाये श्रुवको भय है कि 
यदि हमारी पूरी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजीके माध्यमसे न हुई और हमने उसे केवल विदेशी 
भाषाके रूपमें पढ़ा, तो जैसा हाल फारसी, संस्कृत और ऐसी ही अन्य भाषाओंका होता 
है, वैसा ही अंग्रेजीका भी होगा। मुझे आदरके साथ कहना चाहिए कि इस विचारमें 
कुछ दोष हैं। बहुतसे अंग्रेज अपनी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजीमें होनेपर भी फ्रेंच आदि भाषा- 
थोंका ऊँचा ज्ञान प्राप्त करते हें और उनका अपने काममें पूरा उपयोग कर सकते 
हैं। भारतमें ऐसे भारतीय मौजूद हैं, जिन्होंने अंग्रेजीमें शिक्षा पाई है, परन्तु फ्रेंच और 
अन्य भाषाओंपर भी उनका असाधारण अधिकार है। सच तो यह है कि जब अंग्रेजी 
अपनी जगह रहेगी और मातृ-भाषा अपना पद छे छेगी, तब हमारे मस्तिष्क जो अभी 
रुंधे हुए हैं, वन्धनमृकत हो जायेंगे। और जब हमारा मस्तिष्क शिक्षित तथा सुसंस्कृत 
होनेपर भी ताज़ा होगा तब उसे अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोझ भारी 
नहीं लगेगा। मेरा तो यह भी विश्वास है कि उस समयका अंग्रेजीका अध्ययन हमारे 
आजके अंग्रेजीके अध्ययनसे ज्यादा उपयुक्त होगा, और बुद्धि प्रखर होनेके कारण उसका 
उपयोग अधिक अच्छा हो सकेगा। लाभालाभके विचारसे यह मार्ग सभी अर्थोका साधक 
मालूम होगा। 
. जब हम मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा पाने छगेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ 
हमारा दूसरा ही सम्बन्ध रहेगा। आज हम अपनी स्त्रियोंको अपनी सच्ची जीवन-सह- 
चरी नहीं बना सकते। उन्हें हमारे कामोंका बहुत कम ज्ञान होता है। हमारे माता- 
पिताको हमारी पढ़ाईके सम्बन्धर्में कोई जानकारी नहीं होती। यदि हम अपनी भाषाके 
जरिये उच्च-शिक्षा प्राप्त करें तो हम अपने धोवी, नाई और भंगी सभीको सहज ही 
: शिक्षा दे सकेंगे। विछायतमें हजामत वनवाते हुए हम नाईके साथ राजनीतिकी चर्चा 
कर सकते हैँ। यहाँ तो हम अपने. कुटुम्बमें भी ऐसी चर्चा नहीं कर सकते। इसका 
कारण यह नहीं है कि हमारे कुटुम्वी या नाई अज्ञानी हैं। उस अंग्रेज नाईके बराबर 
ज्ञानी तो ये भी हैँ। इनके साथ हम महाभारत, रामायण और तीर्थोकी वातें करते 
हैं, क्योंकि लोक-शिक्षण इसी दिशामें प्रवाहित होता है। परन्तु स्कूछकी शिक्षा घर 
तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अंग्रेजीमें पढ़ी हुई बातें हम अपने कुदुम्बियोंकों बतानेमें 
असमर्थ रह जाते हैं।..._ 
आजकल हमारी धारासभाओंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है। बहुतेरी 
संस्थाओंका भी यही हाल है। इससे विद्या-धन कंजूसकी दौलतकी तरह गड़ा हुआ 
पड़ा रहता है। अदालतोंमें भी यही दशा है। न्यायाधीश [मुकदमोंके दौरान | अनेक 


१४-२ 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


शिक्षाप्रद बातें कहते रहते हेँ। सम्बन्धित व्यक्ति उन्हें सुतकर काम भी उठा सकते 
हैं, परन्तु न्‍्यायाधीशकी आखिरी शुष्क आज्ञाके सिवा कोई अन्य वात उनके प्ले नहीं 
पड़ती । वे अपने वकीलों तक की जिरह नहीं सुन सकते। अंग्रेजीके माध्यमसे चिकित्सा- 
शास्त्रका ज्ञान पाये. डॉक्टरोंकी भी यही दशा है। वे रोगीको जरूरी ज्ञान नहीं दे सकते। 
उन्हें तो शरीरके अवयवोंके गुजराती नाम भी नहीं आते। इसलिए अधिकतर दवाका 
नुसखा लिख देनेके सिवा रोगीके साथ उनका और कोई सम्बन्ध नहीं रहता। भारतमें 
पहाड़ोंकी चोटियोंसे चौमासेमें पानीके जो प्रपात गिरते हें, उनसें हम अपने अविचारके 
कारण कोई लाभ नहीं उठाते। हम नित्य लाखों रुपयेकी सोनें-जैसी कीमती खाद पैदा 
करते हैं, किन्तु उसका उचित उपयोग नहीं करते और फलत: रोग मोल कछेते हें। 
इसी तरह हम अंग्रेजी भाषाके बोझसे कुचले हुए छोग दूरदशिताके अभावमें ऊपर 
लिखे अनुसार जनसाधारणको जो कुछ देना चाहिए, उसे उनको नहीं दे पाते। इस 
कथनमें अतिशयोकति नहीं है। उससे केवल मेरी तीज़ भावना प्रकट होती है। हम 
मातृ-भाषाका जो अनादर करते रहे हैँ, उसका हमें भारी प्रायद्चित्त करना पड़ेगा। 
इससे जनसाधारणका बड़ा नुकसान हुआ है। इस नृकसानसे उसे बचाना में पढ़े-लिखे 
लोगोंका पहला फर्ज समझता हूँ। 

जो नरसी मेहताकी' भाषा है, जिसमें नन्‍्दशंकरने अपना करणघेलो'” उपन्यास 
लिखा, जिसमें नवरूराम, नर्मंदाशंकर, मणिलाल", मलबारी' आदि लेखक अपना साहित्य 
लिख गये हैं, जिस भाषामें स्व० राजचन्द्र” कविने अमृतवाणी सुनाई है, हिन्दू, मुसलू- 

मान और पारसी जातियाँ जिस भाषाकी सेवा करती हैं, जिसके बोलनेवालोंमें पवित्र 

साध-सन्‍्त हो चुके है, जिस भाषाकों बोलनेवालोंमें धन भी प्रचुर है और जिनमें जहाजों 
द्वारा परदेशोंमें व्यापार करनेवाले व्यापारी भी हैं, जिसमें मुलू माणिक” और जोधा 
माणिककी" बहादुरीकी प्रतिध्वनि काठियावाड़के बरड़ा पहाड़में आज भी ग्रूंजती है, उस 
भाषाके विकासकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती। ऐसी भाषाके द्वारा गुजराती छोग 
शिक्षा भी न लें, तो उनसे भला और क्या होगा ? इस प्रशइनपर विचार करना पढ़ें 
यही बड़े दुःखकी बात है। 

इस विषयको समाप्त करते हुए में आप सबका ध्यान डॉक्टर प्राणजीवन मेहता 
द्वारा लिखे लेखोंकी तरफ खींचता हूँ। उनका गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुका 

१. १४१४-७९; गुजरातके सन्त कविं। उनकी एक रचना “वैष्णव जन तो तेने कहिए” गांवीजीको 
अत्यन्त प्रिय थी । 
, गुजराती साहित्यका प्रथम उपन्यास जिसमें युजरातके अन्तिम खतन्त्र हिन्दू राजाकी कहानी है। 
« नवलूराम लक्ष्मीशंकर पंडया (१८३६-१८८८ ); गुजराती साहित्यकार: । 
« १८३३-१८८९; सुप्रसिद्ध गुजराती कवि व छेद्चक । 
. गांवीजीके मित्र रेवाशंकर झवेरोंके पुत्र, गुजराती विचारक व लेखक । 
« वहरामजी मेरवानजी मल्यारी (१८५४-१९१२ ); कवि, पत्रकार और समाज (पारक । 
, राजचन्द्र रावजीमाई मेहता; णैन दाशनिक विचारक, कवि और जोहरी, देखिए आत्मकथा, 


भाग २, अध्याय १ । 
<, व ९. पसिद्ध वागी सरदार; इन्होंने श्िटिश राज्यकी स्थापनाका विरोध किया था । 


6 # | «०८ ७ ७ 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें २७ 


है। में आपको उन्हें पढ़ जानेकी सलाह देता हूँ। उनमें उक्त मतके समर्थक बहुतसे 
विचार मिलेंगे। 

यदि हमें यह विश्वास हो गया है कि मातृ-भाषाकों शिक्षाका माध्यम बनाना 
अच्छा है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि उस विश्वासपर अमर करनेके लिए क्‍या 
उपाय किये जायें। दलीलें दिये बिना मुझे जो उपाय सृुझते हें, उन्हें सामने रखता हूँ : 

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजराती, जानबूझकर या अनजाने भी आपसी व्यवहारमें 
अंग्रेजीका उपयोग न करें। 

२. जिन्हें अंग्रेजी और गृजराती दोनोंका अच्छा ज्ञान है, वे अंग्रेजीमें प्राप्त अक्ष्छी 
उपयोगी पुस्तकें या विचारोंको गुजरातीमें छोगोंके सामने रखें। 

३. शिक्षा-समितियाँ [गृजरातीमें सब विषयोंकी ] पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराएँ। 

४. धनवान छोग जगह-जगह गुजरातीके माध्यमसे शिक्षाके लिए स्कूल खोलें । 

५, इसके साथ-साथ परिषदों और शिक्षा-समितियोंको सरकारके पास अर्जी भेजनी 
चाहिए कि समस्त शिक्षा मातृ-भाषाके माध्यमसे ही दी जाये और अदालतों और धारा- 
सभाओंका सारा कामकाज गुजरातीमें किया जाये। छोगोंको भी अपना सब' काम इसी 
भाषामें करता चाहिए। आज जो यह रिवाज पड़ गया है कि अंग्रेजी जाननेवालेको ही 
अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसे .बदछरकर भाषाका भेदभाव रखे बिना नियुक्तियाँ 
योग्यताके अनुसार की जायें। सरकारको अर्जी भी दी जानी चाहिए कि ऐसे स्कूल 
खोले जायें, जिनमें सरकारी नौकरोंको गुजराती भाषाका जरूरी ज्ञान दिया जा सके । 

इस योजनामें एक आपत्ति दिखाई देगी। वह यह है कि धारासभामें मराठी, 
सिंधी और गुजराती सदस्य हैं और कर्नाटकके सदस्य भी हो सकते हँँ। यह आपत्ति 
बड़ी तो है, परन्तु इसका निवारण किया जा सकता है। तेलूगू लछोगोंने इस विषयकी 
चर्चा शुरू की है और इसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दिन भाषाके अनुसार नये 
प्रान्त बनाने ही होंगे। परन्तु तबतक धारासभाके सदस्योंको हिन्दीमें या अपनी मातृ- 
भाषामें बोलनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। यह सुझाव आज हास्यास्पद मालूम 
हो, तो माफी माँगकर इतना ही कहूँगा कि बहुतसे सुझाव शुरूमें हास्यास्पद ही मालूम 
होते हैं। मेरे कहनेका तात्पयें यह है कि देशकी उन्नति शिक्षाके माध्यमके सही 
निर्णयपर निर्भर है। इसलिए मुझे अपने सुझावमें बहुत सार मालूम होता है। जब 
मातृभाषाकी कीमत बढ़ेगी और उसे राजभाषाका पद मिलेगा, तब उसमें वे शक्तियाँ 
देखनेको मिलेंगी, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती। 

जैसे हमें शिक्षाके माध्यमका विचार करना पड़ा, वैसे ही हमें राष्ट्रभाषाका भी 
विचार करना चाहिए। यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनाई जाये तो उसे अनिवाय स्थान 
दिया जाना चाहिए। 

क्या अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है? कुछ देशभक्त विद्वानोंका कहना है कि 
अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनाई जा सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञानावस्थाका सूचक 
है। अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमारे वाइसरॉय महोदयने' जो भाषण दिया 


१, छॉड चैम्सफोड (१८६८-१९३३ ); भारतके वाइसरॉय १९१६-२१ | 


२८ * सम्पूर्ण गांधी वाहमय्य 


है, उसमें उन्होंने केवछ ऐसी आशा ही प्रकट की है। उनका उत्साह उन्हें उपर्युक्त 
श्रेणीमें नहीं के जाता । वाइसरॉय आज्ञा करते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिन-प्रतिदिन इस देझमें 
फैलेगी, हमारे परिवारोंमें प्रवेश करेगी और अन्‍्तमें राष्ट्रभाषाके ऊँचे पदपर पहुँचेगी। 
ऊपर-ऊपरसे देखें तो आज इस विचारका समर्थन किया जा सकता है। हमारे पढ़ें- 
लिखे लोगोंकी दशाको देखते हुए ऐसा माछम पड़ता है कि अंग्रेजीके बिना हमारा 
कारबार बन्द हो जायेगा। तिसपर भी यदि हम जरा गहराईसे देखें, तो पता चलेगा 
कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं बत सकती, और न उसका प्रयत्न किया जाना चाहिए। 
तब राष्ट्रभाषाके क्‍या लक्षण होने चाहिए? इसपर विचार करें: 


१. वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिए आसान होनी चाहिए। 

२. उस भाषाके दारा भारतका आपसी धारसिक, आथिक और. राजनैतिक काम- 
काज शकक्‍य होना चाहिए। 

३. उस भाषाकों भारतके ज्यादातर छोग बोलते हों। 

४. बह भाषा राष्ट्रके लिए आसान होनी चाहिए। 

५ उस भाषाका विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थितिपर जोर न 
दिया जाये। 

अंग्रेजी भाषामें इनमें से एक भी लक्षण नहीं है। 

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिए था। परल्तु मेंने उसे पहले रखा है 
क्योंकि वह लक्षण अंग्रेजी भाषामें दिखाई पड़ सकता है। ज्यादा सोचनेपर हम देखेंगे 
कि आज भी राज्यके नौकरोंके लिए वह भाषा आसान नहीं है। यहाँके शासनका ढाँचा 
इस तरहका सोचा गया है कि अंग्रेज कम होंगे, यहाँ तक कि अन्‍्तर्में वाइसरॉय और 
दूसरे अंग्रेज भँगूलियोंपर गिनने लायक रहेंगे। अधिकतर कर्मेंचारी आज भी भारतीय 
हैँ और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायेंगे। यह तो सभी मानेंगे कि इस वर्गेके लिए अंग्रेजी 
भारतकी किसी भी भाषासे ज्यादा कठिन है। 

दूसरे लक्षणपर विचार करते समय हम देखते हें कि जबतक जनसाधारण अंग्रेजी 
बोंलनेवाले न हो जायें, तबतक हमारा धामिक व्यवहार अंग्रेजीमें नहीं चल सकता। 
इस हृदतक अंग्रेजी भाषाका समाजमें फैल जाना असम्भव मालूम होता है। 

तीसरा लक्षण अंग्रेजीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारतके अधिकतर लोगोंकी 
भाषा नहीं है। 

चौथा लक्षण भी अंग्रेजीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिए वह इतनी आसान 
नहीं है। 

पाँचवें लक्षणपर विचार करते समय हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषाकी आज 
जो शक्ति है वह क्षणिक है। स्थायी स्थिति तो यह है कि भारतमें सार्वजनिक कामोंमें 
अंग्रेजी भाषाकी जरूरत सदा कम रहेगी। अंग्रेजी साम्राज्यसे व्यवहार करनेमें अवश्य 
उसकी जरूरत पड़ेगी; अर्थात्‌ वह साम्राज्यके अन्तगत पारस्परिक राजनैतिक व्यवहार 
[ डिप्लोमेसी | की भाषा होगी, यह सवाल जुदा है। उसके लिए अंग्रेजी जरूर रहे। हमें 
अंग्रेजी भाषासे कुछ भी द्वेष नहीं है। हमारा आग्रह तो इतना ही है कि उसे मर्यादासे 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें २९ 


बाहर न जाने दिया जाये। साम्राज्यकी भाषा तों अंग्रेजी ही होगी और इसलिए हम 
अपने मालवीयजी, शास्त्रियर, बनर्जी जैसे लोगोंके लिए इसको पढ़ना अनिवार्य कर देंगे 
और यह विश्वास रखेंगे कि ये लोग विदेशोंमें भारतकी कीति फैलायेंगे। परन्तु राष्ट्रकी 
भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा बनाता क्रंत्रिम विश्वभाषा [ एस्पे- 
रेंटो | दाखिल करने जैसी बात है। अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है, यह कल्पना उसी 
प्रकार हमारी कमजोरीकी सूचक है जिस प्रकार एस्पेरेंटोकी विश्वभाषा बनानेंका प्रयत्न 
अज्ञानका सूचक है। 

तब कौन-सी भाषा उन पाँच लक्षणोंसे यूक्‍त है? यह माने बिना काम चल ही 
नहीं सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हूं। 

हिन्दी भाषा में उसे कहता हूँ, जिसे उत्तरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं 
और देवनागरी या फारसी (उर्दकी) लिपिमें लिखते हें। इस व्याख्याका थोड़ा विरोध 
किया गया है। 

ऐसी दलील दी जाती है कि हिन्दी और उद्‌ं दो अछूग भाषाएँ हेँ। यह दलीऊ 
सही नहीं है। उत्तेर भारतमें मुसलमान और हिन्दू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। 
भेद पढ़े-लिखें लोगोंनें डाला है। इसका अर्थ यह है कि हिन्दू शिक्षित-बर्गने हिन्दीको 
केवल संस्कृतमय बना दिया है। इस कारण कितने ही मुसलमान उसे समझ नहीं सकते । 
लखनऊके मुसहूमान भाइयोंने उस उर्दूमें फारसी भर दी है और उसे हिन्दुओंके समझनेके 
अयोग्य बना दिया है। ये दोनों केवछ पण्डिताऊ भाषाएँ हैँ और उनको जनसाधारणमें 
कोई स्थान प्राप्त नहीं है। में उत्तरमें रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंके साथ खूब मिला-जुला 
हूँ, और मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान बहुत कम होनेपर भी मुझे उन छोगोंके साथ 
व्यवहार रखनेमें जरा भी कठिनाई नहीं हुई है। जिस भाषाको .उत्तरी भारतमें आम- 
लोग बोलते हें, उसे चाहे उर्दू कहें चाहे हिन्दी दोनों एक ही भाषाकी सूचक हैं। 
यदि उसे फारसी लिपिमें रिखिये तो वह उर्दू भाषाके नामसे पहचानी जायेगी और 
नागरी लिपिमें छिखें तो वह हिन्दी कहलायेगी। 

अब रहा लिपिका झगड़ा। अभी कुछ समय तक तो मुसलमान लड़के फारसी 
लिपिमें अवश्य लिखेंगे और हिन्दू अधिकतर देवनागरीमें लिखेंगे। अधिकतर ' इसलिए 
कहता हूँ कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी फारसी लिपिमें लिखते हैँ और कितने 
ही तो देवनागरी लिपि नहीं जानते। अन्तमें जब हिन्दू-मुसलमानोंमें एक दूसरेके प्रति 
तनिक भी सन्देहकी भावना नहीं रह जायेगी और अविश्वासके सारे कारण दूर हो 
जायेंगे, तब जिस लिपिका ज्यादा जोर रहेगा, वह लिपि ज्यादा लिखी जायेगी और 
वही राष्ट्रीय लिपि हो जायेगी। इस बीच जिन मुसलमान भाइयों और हिन्दुओंको फारसी 
लिपिमें अर्जी लिखनी होगी, उनकी अर्जी सरकारी कार्यालयोंमें स्वीकार की जानी 
चाहिंए 

इन पाँच छक्षणोंसे युक्त हिन्दीकी होड़ करनेवाली और 'कोई भाषा नहीं है।। 
हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बँगछाका है। फिर भी बंगाली छोग बंगालके बाहर हिन्दीका 
ही उपयोग करते हैँ। हिन्दी-भाषी जहाँ जाते हें, वहाँ हिन्दीका ही उपयोगः करते हैं और 
इससे किसीको अचम्भा नहीं होता। हिन्दी-भाषी धर्मोपदेशक और उर्द-भाषी मौलवी 


३० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं और अपढ़ जनसाधारण उन्हें समझ लेते 
हैं। जहाँ अपढ़ गुजराती भी उत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका उपयोग कर छेता 
है, वहाँ उत्तरका मैया” वम्बईके सेठकी नौकरी करते हुए भी गृजराती वोलनेसे 
इनकार करता है और सेठ भैया के साथ टूटी-फूटी हिन्दी वोल लेता है। मेंने देखा 
है कि ठेठ द्वविड़ प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनाई देती है। यह कहना ठीक नहीं 
कि मद्वासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है। वहाँ भी मेंने अपना सारा काम हिन्दीसे 
चलाया है। सैकड़ों मद्रासी मुसाफिरोंको मेने दुसरे छोगोंसे हिन्दीमें बातचीत करते सुना 
है। इसके सिवा, मद्रासके मुसलमान भाई तो हिन्दी भाषा अच्छी तरह जानते हैं। 
यहाँ यह घ्यानमें रखना चाहिए कि सारे भारतके मुसलमान उर्दू बोलते हें और उन्तकी 
संख्या सब भ्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है। 

इस तरह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा वन चुकी है। हमने वर्षों पहले उसका राष्ट्र 
भाषाके रूपमें उपयोग किया है। उर्दू भी हिन्दीकी इस शक्तिसे ही पैदा हुई है। 

मुसलमान बादशाह फारसी अथवा अरोीको भारतकी राष्ट्रभाषा नहीं वना सके | 
उन्होंने हिन्दीके व्याकरणकों मानकर फारसी लिपिको अपनाया और फारसी शब्दोंका 
ज्यादा उपयोग किया। परन्तु वे जनसाधारणके साथ विदेशी भाषासे व्यवहार नहीं 
चला सके । यह हालत अंग्रेज अधिकारियोंसे छिपी हुई नहीं है। जिन्हें सैनिक प्रशासन- 
का अनुभव है, वे जानते हैं कि जवानोंके लिए हिन्दी या उर्दू पारिभाषिक शब्द बनाने 
पड़े हैँ। 

मद्रासके शिक्षित-वर्गेके लिए इस मामलेमें कुछ कठिनाई है, फिर भी हम देखते 
हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। 

महाराष्ट्री, सिन्‍्धी, गुजराती और वंगाली लोगोंके लिए तो वह बड़ी आसान है। 
वे कुछ महीनोंमें हिन्दीपर अच्छा अधिकार श्राप्त कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रीय काम- 
काज' चला सकते हैं। तमिल भाइयोंके लिए यह उतनी सहल नहीं है। तमिल और 
अन्य दक्षिणी भाषाएँ द्रविड़ वर्गकी पृथक्‌ भाषाएँ हें और उनकी बनावट तथा उनका 
व्याकरण संस्कृतसे अलग ही है। कुछ शब्दोंकी एकताके सिवा कोई अन्य एकता संस्क्ृतज 
भाषाओं और. द्रविड़ भाषाओंमें नहीं पाई जाती। परन्तु यह कठिनाई सिर्फ आजके 
पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित है। हमें उनके देश-प्रेमपर भरोसा करने और उनसे 
विश्येष प्रयत्नसे हिन्दी सीख छेनेकी आशा करनेका अधिकार है। यदि भविष्यमें हिन्दीको 
राष्ट्रभापाका स्थान दिया जाता है तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पढ़ाई जायेगी और 
मद्रासका दूसरे प्रान्तोंस विशेष परिचय होनेकी सम्भावना बढ़ जायेगी। अंग्रेजी भाषा 
द्रविड़ जनतामें प्रवेश नहीं पा सकी है। परन्तु हिन्दीको उनमें प्रवेश करनेमें देर नहीं 
लगेगी; पेलगू भाषी छोग आज ऐसा प्रयत्त कर भी रहे हैं। यदि यह सम्मेलन इस 
बारेमें राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए यह स्थिर कर सके, तब तो इस कामको पूरा 
करनेके उपाय करनेकी जरूरत भी मालूम होगी। जैसे उपाय मातृ-भाषाके वारेमें बताये 
गये हैं, वैसे ही आवश्यक परिवर्तेतके साथ, राष्ट्रभाषाके बारेमें भी उपयुक्त हो सकते 
हैं। गुजरातीको शिक्षाका माध्यम बनानेमें खास तौरपर हमको ही प्रयत्न करवा पड़ेंगा। 
परल्तु राष्ट्रभाषाके आन्दोलनमें तो सारा भारत भाग छेगा। 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें ३१ 


हमने शिक्षाके माध्यम, राष्ट्रभाषा और शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानके सम्बन्धमें विचार 
किया। अब हमें यह सोचना बाकी है कि हमारी पाठशालाओंमें दी जानेवाली शिक्षामें 
कमी है या नहीं । 

इस विषयमें कोई मतभेद नहीं है। सरकार और लोकमत. सब प्रचलित शिक्षा- 
पद्धतिको बुरी बताते हँ। इस बारेमें काफी मतभेद है कि इसमें क्या ग्राह्म है और 
क्या त्याज्य है। इन मतभेदोंपर बहस करने योग्य ज्ञान मुझमें नहीं है। में, जो विचार 
मैंने बनाये हैं, उन्हें इस सम्मेलनके आगे रख देनेकी धुष्टता करता हूँ। 

शिक्षा मेरा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए भुझे इस विषयमें कुछ भी 
कहते संकोच होता है। जब कोई अनधिकारी व्यक्ति अपने अधिकारसे बाहर बात करता 
है, तो में उसकी बातका खण्डन करनेके लिए अधीर हो उठता हूँ। यदि कोई वैद्य वकीरू 
बननेका प्रयत्न करे, तो वकीलको गुस्सा आना ठीक ही है। इसी तरह में मानता हूँ 
कि शिक्षाके बारेमें जिसे कुछ भी अनुभव न हो उसे उसकी टीका करनेका कोई अधिकार 
नहीं है। इसलिए पहले मुझे दो शब्द अपने अधिकारके बारेमें कहने पड़ेंगे। 

मेंने आधुनिक शिक्षापर अबसे पच्चीस वर्ष पहले ही विचार करना आरम्भ कर 
दिया था। मेरे और मेरे भाई-बहनोंके बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी मुझपर पड़ी। मुझे 
अपने स्कूछोंकी कमियाँ मालूम थीं, इसलिए मैंने अपने लड़कोंको शिक्षा देते हुए उनपर 
प्रयोग शुरू किये। मेंने उन्हें इधर-उधर भटकाया 'भी। मेंने किसीकों कहीं, तो किसी- 
को कहीं भेजा । किसी-किसीको मेंने स्वयं पढ़ाया। में दक्षिण आफ्रिका गया। वहाँ भी मेरा 
असन्तोष ज्योंका-त्यों बना रहा और मुझे इस बारेमें विशेष विचार करना पड़ा। वहाँ 
भारतीय शिक्षा-संघका' कारोबार बहुत समय तक मेरे हाथ में रहा; किन्तु अपने लड़कोंको 
मेने स्कूलोंमें शिक्षा नहीं दिलवाई। मेरे सबसे बड़े छड़केने मेरी अछूग-अलूग अवस्थाएँ 
देखी थीं। उसने मुझसे निराश होकर कुछ समय तक अहमदाबादके स्कूलमें शिक्षा ली। 
परन्तु उसे ऐसा नहीं छगा कि उसे इससे छाभ हुआ। में ऐसा मानता हूँ कि जिन्हें मैंने स्कूल 
नहीं भेजा, उनकां नुकसान नहीं हुआ है, और उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है।] । | उनकी 
कमी भी में जानता हूँ, परन्तु कमीका कारण यही है कि वे मेरे प्रयोगोंकी' शुरूआतमें 
पर-पुसकर बड़े हुए, इसलिए उनपर सारे प्रयोगोंमें दृष्टिकी एकताके बावजूद उसमें किये 
गये परिव्तेनोंका प्रभाव पड़ा। दक्षिण आफ़िकामें सत्याग्रहके समय कभी मेरे पास लगभग 
पचास लड़के पढ़ते थे।' इस स्कूलकी रचना अधिकतर मेरे हाथों हुई थी। उसका सम्बन्ध 
दूसरे स्कूलों या सरकारी शिक्षा-पद्धतिसे नहीं था। यहाँ भी ऐसा ही प्रयत्त चल रहा है 
और मेने आचार्य ध्रुव और दूसरे विद्वानोंका आशीर्वाद लेकर अहमदाबादमें एक राष्ट्रीय 
स्कूछ खोला है। उसे पाँच महीने हुए हैं। उसके प्रिंसिपल गुजरात कॉलेजके भूतपूर्व प्रोफेसर 
सांकलचन्द शाह हैँ। उन्होंने प्रोफेसर गज्जरकी देखरेखमें शिक्षा पाई है और उनके साथ 

दूसरे भी भाषाप्रेमी लोग हँँ। इस योजनाके लिए मुख्य रूपसे में जिम्मेदार हैँ। परन्तु 


१. यहाँ नेटारू भारतीय शिक्षा संवक्री ओर संकेत है । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३३४ और दक्षिण 
आफिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याप ६ ! 
२. फीनिक्सकी पाठ्शालामें; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १२९, १३७-४१ । 


रे२ सस्पूर्ण यांघी वाइमय 


उसमें इत सब शिक्षकोंकी सहमति है और उच्होंने केवल अपनी जरूरतके लायक वेतन 
लेकर इस कामके निमित्त अपना जीवन अपेण किया है। परिल्थितिवश्ञ में स्वयं इस स्कलमें 
पढ़ानेंका काम नहीं कर सकता, परन्तु मेरा ध्यान उस तरफ हमेशा रहता है। इस 
तरह मेंने वताया तो सिफफ ढांचा ही है, परन्तु में समझता हूँ कि वह थोड़ा सोच-विचार 
कर वनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि जाप छोय इसे ध्यानमें र्तनकर मेरी बातोंपर 
विचार करेंगे। 

मुझे सदा ऐसा लगता रहा है कि आधुनिक शिक्षामें हमारी कौटुम्बिक व्यवस्थापर 
ध्यान नहीं दिया गया। उसकी रचना करनेमें हमारी जरूरतोंका खाल रखना स्वाभा- 
विक ही है। | 

[मैकॉलेने हमारे साहित्यका तिरस्कार किया, हमें अन्धविश्वासी माना। जिन छोगोंने 
हमारी शिक्षाकी योजता बताई, उनमें से अधिकांशको हमारे घर्मके वारेमें गहरा अज्ञान 
था। कितनों ही ने उसे अधर्म समझा। उन्होंने हमारे धर्मग्रंथोंको अन्धविश्वासोंका समच्चय 
साना। उन्हें हमारी सम्यता दोषपूर्ण मालूम हुईं। यह समझा गया कि हमारा राष्ट्र 
अवनत है, और इसलिए हमारी प्रणालियोंमें बहुत दोष होने चाहिए। इससे शुद्ध भावना 
होते हुए भी उन्होंने प्रणाली गछत वनाईं। चूँकि रचना नई करनी थी, इसलिए 
प्रयोजकोंने तत्कालीन स्थितियोंका ही ध्यान रखा। सारी योजना इस खयालको आगे 
रखकर बनाई कि उन्हें अपनी मददके लिए वकीलों, डॉक्टरों और क्लकोंकी जरूरत 
होगी और हम सवको नये ज्ञानकी जरूरत होगी। इसलिए हमारे जीवनका विचार किये 
विना पुस्तक तैयार की गईं और जैसी कि अंग्रेजीमें कहावत है, गाड़ीके पीछे घोड़ा 
जोत दिया गया।| 

| मलवारीने कहा है कि इतिहास-भूगोल पढ़ाना हो, तो पहले वच्चोंको घरका 
इतिहास-भूगोल सिखाना चाहिए। मुझे याद है कि मुझे इंग्लेण्डकी 'काउपण्टियों' को 
रटना पड़ा था और भूगोल-जैसा दिलूचस्प विषय मेरे लिए जहर हो गया था। 
इतिहासमें भी मुझे कोई उत्साहप्रद वात नहीं मिली। इतिहास देशपर गये अनुभव 
करना सिखानेका साधन होता है। मुझे इतिहास सिदख्धानेकी अपने स्कूलकी पद्धतिमें 
इस देशके वारेमें गव॑ं अनुभव करनेका कोई कारण नहीं मिला। उसके लिए मुझे दूसरी 
ही किताबें पढ़नी पड़ीं। 

अंकगणित और अन्य विषयोंके शिक्षणमें भी देशी-पद्धतिको कम स्थान दिया गया 
है। पुरानी पद्धति लगभग छोड़ ही दी गई है। हिसाव सिखानेकी देशी पद्धति समिट 
जानेंसे हमारे वड़ें-बूढ़ोंमें जल्दीसे हिसाव लगा लेनेका जो युण था, वह हममें नहीं रहा। 

विज्ञान तीरस है। उसके ज्ञानसे हमारे बच्चे कोई राभ उठा ही नहीं चकते। 
खगोल-जैसे शास्त्र, जो वच्चोंको आकाश दिखाकर सिखाये जा सकते हैँ, सिर्फ पुस्तकों 
पढ़ाये जाते हैं। में नहीं समझता कि स्कूल छोड़नेके बाद किसी विद्यार्थीको पानीको 
बूँदका विश्लेषण याद रहा होगा।| | 

[ स्वास्थ्यके सम्बन्धमें शिक्षा दी ही नहीं जाती, यह कहना अतिशयोकिति नहीं है। 
साठ सालकी शिक्षाके वाद भी हमें हैजा, प्लेब आदि रोयोंसे बचाव करना नहीं आया है। 
हमारे डॉक्टर भी इन रोगोरोंको दूर नहीं कर सके। में इसे अपनी शिक्षा-पद्धतिपर सबसे 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें ३३ 


वड़ा आक्षेप समझता हूँ। अपने [सैकड़ों घरोंको देखनेपर भी मुझे यह अनुभव नहीं हुआ 
कि उनमें स्वास्थ्यके नियमोंने प्रवेश किया है। साँप काटनेपर क्‍या किया जायें, यह 
हमारे स्नातक वता सकेंगे, इसमें मुझे पूरा शक ०888 हमारे डॉक्टरोंको छोटी उम्रसे 
ही आरोग्य-शास्त्र सीखनेका मौका मिला होता, तो आज उनकी जो दयनीय अवस्था 
है, वह न हुई होती। यह हमारी शिक्षाका भयंकर दुष्परिणाम है कि दुनियाके दूसरे 
सब हिस्सोंके छोगोंने अपने यहाँसे महामारीको निकारू बाहर कर दिया, परन्तु हमारे 
यहाँ तो वह जड़ें जमाती चली जा रही है और हजारों भारतीय बेसमौत मरते जा, 
रहे हें। यदि इसका कारण हमारी गरीबी बताई जाये, तो इस वातका जवाव भी 
शिक्षा-विभागकी तरफसे मिलना चाहिए कि साठ सालकी शिक्षाके बाद भी भारतमें 
गरीबी क्‍यों है? हि 

अब जिन विषयोंकी शिक्षा ही नहीं दी जाती, उनपर विचार करें। [शिक्षाका 
मुख्य हेतु चरित्रगठन होना चाहिए।- धर्मेके बिना चरित्र कैसे बन सकता है, यह मेरी 
समझमें ही नहीं आ सकता || हम “इतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: होते जा रहे हैं; इसका 
भान हमें आगे चलकर होगा। इस वारेमें में ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन में सैकड़ों 
शिक्षकोंसे मिलता हूँ। उन्होंने गहरे दुःखके साथ मुझे अपने अनुभव सुनाये हैँ। इस सम्मे- 
लनको इस प्रश्नपर गम्भीरता-पूर्वक अप ही पड़ेंगा। [यदि विद्यार्थियोंकी 
नैतिकता चली गई, तो सव कुछ गया समझिए। 

जिस देशमें ८५ से ९० फी सदी स्त्री-पुरुष खेतीके धंधेमें लगे हुए हें, उसमें इस 

धन्वेका जितना ज्ञान दिया जा सके उतना ही कम है। फिर भी हाई स्कूल तक के 
हमारे पाठ्यक्रममें उसका कोई स्थान ही नहीं है। ऐसी विषम स्थिति निभ नहीं सकती | 

बुनाईका घधन्धा नष्ट होता जा रहा है। किसानोंके लिए यह फुरसतका धन्धा 
था। इस धन्‍न्वेकों हमारे पाठ्य-क्रममें स्थान प्राप्त नहीं है [हमारी शिक्षासे सिर्फ क्लवी 
पैदा होते हेँ। और उसका ढंग ऐसा है कि सुनार, लृहार या मोची, जो भी स्कूलके 
फंदेमें फेस जाते हैं क्लर्क वन जाते हेँ। हम सवकी यह कामना होनी चाहिए कि अच्छी 
शिक्षा सभीको मिले |परन्तु यदि शिक्षित होकर भी क्लक वन जायें तो क्या होगा? 

(हमारी शिक्षामें युद्ध विज्ञानका स्थान नहीं है। मेरे खुदके लिए तो यह दुःखकी 
वात नहीं है। मेंने तो इसे एक सहज प्राप्त सुख माना है। छेकिन छोग हार चलाना 
सीखना चाहते हें। जिसे सीखना हो उसे इसका मौका मिलना .चाहिए ॥ परन्तु यह तो 
पाठ्यक्रममें भुला ही दिया गया दीखता है। हर 

संगीतके लिए कहीं स्थान नहीं दीखता। हिमपर संगीतका बहुत असर होता -है। 
हम काफी हृदतक यह वात भूल गये हैं, नहीं तो हम किसी-न-किसी तरह अपने बच्चोंको 
संगीत जरूर सिखाते। वेद-मन्त्रोंकी रचना संगीतके आधारपर हुई जान पड़ती है। 
मधुर संगीत आत्माके तापको झ्ञान्त कर सकता है।] हजारों छोगोंकी सभामें हमें कभी- 
कभी कोछाहर सुनाई देता है। हजारों कंठोंसे एक स्वरंमें कोई राष्ट्रीय गीत गाया 
जाये, तो वह कोलाहलके बदले प्रेरणा बन सकता है।| हजारों बालक एक स्वरसे 
वीर रसकी कविता गाकर शौय॑ पैदा कर सकते हैं। यहे कोई साधारण बात नहीं है। 
मल्लाहू और दूसरे मजदुर मिलकर “'हरिहर”, “अल्लावेली ” जैसे नारे लगाते हें और 


0 


ड सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


द। 


उनके सहारे अपना कठिन काम निभा पाते हूँ, यह संगीतकी ज्क्तिका एक उदाहरण 

| संग्रेज मित्रोंकोी मेंनें गाना गाकर अपनी ठंड भनाते देखा है। हमारे बालक चाहे 
जँसे नाठकके गाने सीख छेते हैँ जौर हारमोनियम वगैरा वेसुरे वाजे वज़ाते हैं। 
इससे उनका बड़ा चुकसान होता हैं। अगर संगीतकी शुद्ध चझिक्षा मिले, तो नाटकके 


गीत गानेंसे और वंसुर राग अलापनम उनका समय नप्ट न हो। जेसे सच्चा गवेया 


(श गि|7 


पा 


गवय 
वंसुरा या बंवक्‍्त नहीं गाता, वसे ही छुद्ध संगीत सीखनेवाला जइलील गाने नहीं गायेवा | 
जन-जानृतिके लिए संगरीतका उपयोग किया जाना चाहिए | इस विषयपर डॉक्टर आनन्द 
कुमारस्वामीके' विचार मनन करने योग्य हें। 
व्यायाम चब्दर्म खेल-क्द वगराको शामिल्ल किया गया है। परन्तु इसका भी किसीने 
खबाल नहीं किया इ देशी खेल छोड़ दिये गये हें और टेनिस, क्रिकेट बौर फुटवालका 
वोलवाला हो गया है। यह मानसेमें कोई हर्ज वहीं कि इन तीतों खेलोंमें रस बाता हैं। 
परन्तु हम परिचमी चीजोंके मोहमें न फेंसते, तो इन्हीं जैसे मजेदार तथापि रगभग विना खर्च- 
गेंद-वल्ला, गिल्ली-डंडा, खो-खो, मग-माटली, नवनागेली,-सात-ताली, कवड़ी, और खारों- 
पाठ बादि खेलोंको न छोड़ते। ऐसी कसरत तथा कुइतीके अल्ाड़े, जिसमें सभी अंग्रोंको 
पूरी-पूरी गति मिलती है और जिसमें वहुतसे छाम निहित हैं, लगभग मिट गये हैं। 
मजे रूगता है कि यदि किसी परिचमी चीजकी हमें नकल करनी चाहिए तो वह ड्रिल 
या कवायद है। एक मित्रते टीका की थी कि हमें चलना ही नहीं आता और एक 
साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम विलकुल नहीं जानते । हजारों आदमी एक ताल और 
शान्तिसे किसी भी परिस्थितिमें दो-दो, चार-चारकी कतार वनाकर चल सकें, यह योग्यता 
हममें नहीं है। ऐसी कवायद सिर्फ छड़ाईमें ही काम आती हो सो वात नहीं। परोपकारके 
बहुतेरे कामोंमें भी कवायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जसे आग बुझाने, डूबे 
हुओंको वचाने, वीमारोंको डोलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही कीमती सावन है। 
इस तरह हमारे स्कलोंमें देशी खेल, देशी कसरतें, और परिचमी ढंगकी कवायद जारी 
करनेकी जरूरत हैं।' ; 
पुरुषोंकी शिक्षापद्धति जैसी दोपपूर्ण है, वेसी ही स्थिति स्त्रियोंकी शिक्षा-सद्धति- 
की भी है। भारतमें स्त्री-पुरुषोंका क्या सम्वन्व है, स्त्रीका आम समाजमें क्या स्थान 
है, इन वातोंपर विचार ही नहीं किया गया है। 
प्रारम्भिक शिक्षाका वहुत-सा भाग दोनों वर्गोंके लिए समान हो सकता हू। 
इसके सिवा और सब वातोंमें बहुत असमानता है। जैसे कुदरतते पुरुष और स्त्रीमें भेंद 
रखा है, वैसे ही शिक्षार्में भी मेंदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनोंका स्थान समान 
है। परन्तु उनके कामोंमें वेंटवारा पाया जाता है। |घरमें राज करनेका अधिकार 
स्‍त्रीका हैं। वाहरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरुष आजीविकाके साधन जुटावंबाला 
है, स्त्री संग्रह और खर्च करनेवाली है। स्त्री वच्चोंको पालनेवालों हैँ, उनवंगे विवाता 
है, उसपर वच्चोंका चरित्र निर्भर है, वह वच्चोंकी शिक्षिका है, इस अर भी वह 


१. १८७७-१९४७; आ्राच्यकणा और संत्कृतिके म्मेश-समीक्षक, डांस ऑफ शिव आदि पुत्तकेक्नि 
लेखक । 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलतमें रेप 


सनन्‍्तानकी माता है। पुरुष इस अर्थमें सन्‍्तानका पिता नहीं है। एक खास उम्नके बाद 
पिताका असर पुत्रपर कम हो जाता है। परन्तु माँ अपना दर्जा कभी नहीं छोड़ती। 
बच्चा आदमी बन जानेपर भी माँके सामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके 
साथ वह ऐसा सम्बन्ध नहीं रख सकता || । 

[गिह योजना स्वाभाविक और ठीक हो, तो स्त्रीके लिए स्वतन्त्र कमाई करनेकी 
व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिस समाजमें स्त्रियोंको तार-मास्टर या टाइपिस्ट अथवा 
कम्पोजीटरका काम करना पड़ता हो, उसकी व्यवस्था बिगड़ी हुई ही होनी चाहिए। 
उस जातिने अपनी शक्तिका दिवाला निकाल दिया है और वह जाति अपनी पूजीमें 
से खर्च करने लगी है, ऐसी मेरी राय है। 

इसलिए जिस तरह स्त्रीको अंधेरेमें और हीन दशामें रखना बुरा है, उसी तरह 
उसे पुरुषके काम सौंपना निर्बठताका सूचक है और उसपर जुल्म करनेके बराबर है। 

इसलिए एक खास उम्रके बाद स्त्रियोंके लिए दूसरी ही तरहकी शिक्षाका प्रबन्ध 
होना चाहिए। उन्हें गृह-व्यवस्था करनेका, गर्भकालमें सावधानी रखनेका, बालककोंका 
पालन-पोषण करनेका ज्ञान देनेकी जरूरत है।| इस योजनाकों बनानेका काम बहुत 
कठिन है। शिक्षाक्रममें यह नया विषय है. इस बारेमें खोज और निर्णय करनेके लिए 
चरित्रवान्‌ और ज्ञानवान्‌ स्त्रियों तथा अनुभवी पुरुषोंकी समिति नियुक्त करके कोई 
योजना बनवानेकी जरूरत है। 

उपर्यृक्त काम करनेवाली समिति कन्याकालसे शुरू होनेवाली शिक्षाका उपाय 
खोजेगी । परन्तु जिन कन्याओंका वचपनमें ही विवाह हो गया हो, उनकी संख्याका भी 
वो पार नहीं है। फिर यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विवाहके बाद तो उनका 
पता ही नहीं चलता। उनके वारेमें मेने अपने जो विचार 'भगिनी समाज पुस्तकमाला ' 
की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैँ, उन्‍्हींकों यहाँ उद्धुत करता हूँ : 


ली-शिक्षाको हम केवल्‍र कन्या-शिक्षासे ही पूरा नहीं कर सकेंगे। सहस्रों 
लड़कियाँ बारह सालकी उम्रमें ही वाल-विवाहकी बलि चढ़ जाती हैं और 
हमारी दृष्टिसे ओझल हो जाती हैँ। वे गृहिणी बन जाती हूँ। यह पापपूर्ण प्रथा 
जबतक हमारे समाजसे नहीं मिटेगी, तबतक पुरुषोंको स्त्रियोंका शिक्षक बनना 
सीखना पड़ेगा । उनको इस विषयकी शिक्षा दिये जानेपर अनेक बातोंकी आशा कर 
सकते हेँ। जबतक हमारी स्त्रियाँ हमारे विषयभोगकी सामग्री और रसोई करने- 
वाली न रहकर हमारी जीवन-सहचरी, अर्धांगिनी और सुख-दुःखकी साझीदार नहीं 
बनती, तबतक हमारे सारे प्रयत्न मिथ्या जान पड़ते हैं । कई -कोई अपनी स्त्रीको 
जानवरके वराबर समझते हें। इस स्थितिके लिए कुंछ सेंस्कृतके वचन और 
तुलसीदासजीकी यह प्रसिद्ध चौपाई भी बहुत जिम्मेदार है। तुल्लीदासजीने एक 
जगह लिखा है: “ ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी । ” तुलसी- 
दासजीको में पूज्य मानता हूँ। परन्तु मेरी पूजा अंधी पूजा नहीं है। या तो 
उपर्यूक्त चौपाई प्रक्षिप्त है, अथवा यदि वह तुरूसीदासजीकी ही है तो उन्होंने 
उसे बिना विचारे केवल प्रचलित प्रथाके अनुसार जोड़ दिया है। संस्कृत वचनोंके 


न्प्ं 
नी 


सम्पूर्ण भांथी वाह्म्मय 


वारेमें ऐसा कुछ अ्ञम व्याप्त पाया है कि संस्छतमें लिखें इछोक तो शास्त्र ही 
होने चाहिए। यह अम मिटाकर स्त्रियोंकों हीन समझनेकी जो प्रथा पड़ी हुईं है, 
ज्से उखाड़ फंकना होगा। दूत्तरी तरफ हममें से कितने ही विषयान्व 
होकर स्त्रीकी पूजा करते हें और जैसे हम ठाकुर्जीको हर समय नये आभषणोंत्ते 
ते हूँ स्त्रीकों सजाते रहते हँँ। इस पूजाकी वुराईसे भी हमें वचना 
तो जैसे महादेवके लिए पावंती, रामके लिए सीता और नर 
ही जब हमारे लिए हमारी स्त्रियाँ होंगी और वे हमारी 
वातचीतमें भाग लेंगी, हमारे साथ वाद-दिवाद करेंगी, हमारे विचारोंकों समझकर 
उनका पोषण करेंगी, हमारी वाहरी मुस़तीवर्तोंकी इच्चारेमें समझकर बपनी 
अलौकिक झक्तिसे उनको दूर करनेमें भाग लेंगी और हमें जान्ति देंगी, तभी हमारा 
उद्धार हो सकेगा, उससे पहले नहीं। कन्या-श्ालाजोंसे जल्दी ही ऐसी स्थिति 
प्राप्त क़रनेकी सम्भावना वहुत कम है। जवतक वबाल-विवाहका फंदा हमारे 
गलेमें पड़ा है, तवतक पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंका शिक्षक वनना पड़ेगा। और 
उनकी यह शिक्षा केवढर अक्षरूनज्ञान तक ही सीमित नहीं होगी; उन्हें धीरे- 
घीरे राजनीति और समाज-सुधारके विषयोंकी शिक्षा भी दी जा सकती है। 
ऐसा करनेमें पहले अक्षर-न्ञानकी जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह पुरुषकों अपनी 
पत्नीके वारेमें जपना रवैया वदलकना पड़ेया। पत्नी जबतक वयस्क न हो जाये 
तवतक विद्योपार्जज करे और पति उस्रके साथ ब्रह्मचर्यपूरवंक रहे। यदि हम 
एकदम ही जड़ नहीं हो गये हैं तो हम बारह या पतद्दह सालकी लड़कीपर 
प्रसवकी महावेदनाका बोझ हथिज नहीं डालेंगे। हमारा हृदय ऐसे विचार मात्रसे 
काँप जाना चाहिए।| ए।] 
विवाहित स्त्रियोंके लिए वर्ग खोले जाते हैँ, उनके लिए भाषण होते हैं। 
यह सव अच्छा है। इस काममें लोग अपना समय भी देते हँँ। यह सब .हमारे 
खातेमें जमाकी ओर लिखा जाता है। परन्तु इसके साय ही जवतक पुरुष-वर्ग 
उपरोक्त कत्तंव्यका पालन नहीं करता, तवतक ऐसा मालम होता है कि परिणाम 
वहुत अच्छा नहीं निकलेगा। गहरा विचार क्रनेपर यह वात सबको स्वयमेव 


सुस्पष्ट हो जायेगी। 





ह्मि जहाँ-जहाँ नजर डालते हैं, वहाँ-वहाँ दिखाई पड़ता है कि कच्ची नींवपर भारी 
इमारतें खड़ी की गईं हेँ। प्रारम्भिक शिक्षाके लिए चुने हुए शिक्षकोंकों शिष्टाचारवश 
भले ही शिक्षक कहा जाये, परन्तु वथायेमें उन्हें यह नाम देवा शिक्षक झन्दका दुल्पयोग 
करना है। विद्यार्थीकी वाल्यावस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। जिस अवस्थामें मिले 
हुए ज्ञानकी स्मृति अमिद होती है। उसी अवस्थामें उसपर कमसे-कम ध्यान दिया 
जाता है और वह चाहे जैसी सामान्यसे सामान्य पाठणशालामें डाक दिया जाता है। 
मेरी समझमें कॉलेजों जौर हाईस्कलोंमें साज-सामानपर इतना खर्चे किया जाता है 
कि उसे यह गरीब देश नहीं उठा सकता । इसके विपरीत यदि प्रारम्भिक शिक्षा सुशि- 


क्षित, प्रौढ़ और सदाचारी शिक्षकों द्वारा ऐसी जगह दी जाती हो जहाँ सृष्टि-सौन्दयंका 


भाषण : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें ३७ 


खयाल रखा गया हो, तथा स्वास्थ्यकी संभाल रखी जाती हो तो कुछ समयमें ही इसके 
बहुत अच्छे नतीजे देखे जा सकते हैं। ऐसा परिवर्तन करनेके लिए यदि आजके शिक्षकोंका 
माहवारी वेतन दुगुना कर दिया जाये, तो भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बड़े परिणाम 
ऐसे छोटे परिवतंनसे पैदा नहीं हो सकते। प्रारम्भिक शिक्षाका स्वरूप ही बदला जाना 
चाहिए [में जानता हूँ कि यह बहुत कठिन बात है और इसमें बाधाएँ भी बहुत हैं। 
फिर भी इसका हल गुजरात शिक्षा मण्डलकी शक्तिके बाहर नहीं होना चाहिए। 

यहाँ यह कहना शायद जरूरी है कि मेरा उद्देश्य प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंके दोष 
बताना नहीं है। ये लोग अपनी शक्तिसे बाहर जो काम करके नतीजे दिखा पाते हें, मेरी 
धारणा है कि उसका कारण हमारी सुन्दर सभ्यता है। यदि इन्हीं शिक्षकोंको पूरा 
प्रोत्साहन मिले तो जो नतीजा निकलेगा उसका अनुमान नहीं लछूगाया जा सकृता। 

शिक्षा मुफ्त और अनिवायें होनी चाहिए या नहीं, इस बारेमें में कुछ भी कहना 
ठीक नहीं समझता। मेरा अनुभव कम है। इसके सिवा, जब किसी भी तरहका 
कत्तंव्य छोगोंपर लादना मुझे ठीक नहीं मालूम होता तब यह अतिरिक्त कत्तेंव्य उन- 
पर कैसे डाला जाये। मुझे यह बात खटकती रहती है। इस समय हम शिक्षाकों मुफ्त 
और ऐच्छिक रखकर उसके प्रयोग करें, तो यह अधिक समयानुकूल होगा। जबतक 
हम “जो हुक्म ' के जमानेसे गुजर नहीं जाते, तबतक शिक्षाकों अनिवार्य करनेमें मुझे 
कई बाधाएँ दिखाई देती हेँ। यह विचार करते समय महाराजा गायकवाड़की सर- 
कारका अनुभव कुछ हृदतक सहायक हो सकता है। मेरी जाँचका नतीजा अनिवाय 
शिक्षाके खिलाफ है; परन्तु वह जाँच नहींके बराबर है इस कारण उसपर जोर नहीं 
दिया जा सकता। में आशा करता हूँ कि इस विषयपर सम्मेलनसें आये हुए सदस्य 
हमें कीमती जानकारी देंगे। 

भेरा यह विश्वास है कि अजियाँ देना इन सब दोषोंको दूर करनेका राजमार्ग 
नहीं है।|शासक सहसा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते | यह साहस लोक-नेताओंको 
ही करना चाहिए। अंग्रेजोंके संविधानमें लोकसाहसका विशेष स्थान है। यदि हम यही 
सोचें कि सरकारके किये ही सब कुछ होगा, तो हमें अपना सोचा हुआ काम करनेमें 
सम्भवतः थुग बीत जायेंगे। इंग्लैण्डकी तरह यहाँ भी सरकारसे प्रयोग करानेंके पहले 
हमें स्वयं प्रयोग करके बताना चाहिए। जिसे जिस दिश्ञामें कमी दीखे, वह उसी दिशामें 
कमी दूर करे और अच्छे नतीजे निकालकर दिखाये | वह तभी सरकारसे परिवततेन करा 
सकता है। ऐसे साहसके लिए देशमें शिक्षाकी कई विशेष संस्थाएँ कायम करनेकी 
जरूरत है। 

' इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है हमारा डिग्री का मोह। हम समझते हैं कि 
हमारा सम्पूर्ण जीवन परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर निर्भर करता है। इससे जनताकी 
बड़ी हानि होती है। हम यह भूल जाते हैँ कि “डिग्री” सिर्फ सरकारी नौकरी करने- 
वाले छोगोंके ही कामकी चीज है। परन्तु जनताकी इमारत कोई नौकरीपेशा लछोगों- 
पर थोड़े ही खड़ी करनी है। कल अपने चारों तरफ देखते हैँ कि बिना नौकरीके 
तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जन कर सकते हें। यदि अपढ़ लोग अंपनी 
होशियारीसे करोड़पति हो सकते हें, तो पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते ? यदि 


रे८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


पढ़े-लिखे लोग डर छोड़ दें, तो उनमें अपढ़ लोगोंके वरावर सामथ्यं तो जरूर आ 
सकता था 
यदि “डिग्री” का मोह दूर कर दिया जाये तो देशमें गैरसरकारी पाठशालाएँ 
बहुत चल सकती हें। कोई भी शासन जनताकी सारी झ्षिक्षाकों नहीं चला सकता ।| 
अमरीकामें तो वह मुख्यतः गैरसरकारी संस्थाओंके बछपर ही चलती है। इंग्लैण्डमें 
भी अनेक संस्थाएँ इसी प्रकार अपने वबकूपर चलती हें। वे अपने ही प्रमाणपत्र भी 
देती हें। 
(शिक्षाको सजबूत बुनियादपर खड़ा करनेके लिए भगीरथ-प्रयत्न करना पड़ेगा। 
इसमें तन, मन, धन और आत्मा सब कुछ लूगाना होगा। | 
मुझे ऐसा छगा है कि अमरीकासे हम बहुत नहीं सीख सकते। परन्तु उनकी 
एक वात्त तो अनुकरणीय है; वहाँकी बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाएँ एक बड़े टस्टके जरिये 
चलाई जाती हैं। उसमें धनवान छोगोंने करोड़ों रुपया दान दिया है। उसकी तरफसे 
बहुत-सी गैरसरकारी पाठशालाएँ चलाई जाती हैं। उसमें जैसे यह रुपया इकट्ठा हुआ है, 
वैसे-ही शरीर सम्पत्तिके धनी, देशप्रेमी और विद्वान्‌ लोग भी इकट्ठे हुए हेँ। वे सारी 
संस्थाओंकी जाँच करते हें और उनकी रक्षा करते हें। उन्हें जहाँ जितना ठीक लूगता 
है, वहाँ उतनी मदद देते हें। एक निश्चित विधान और नियमावलछीको माननेवाली 
संस्थाओंको यह मदद सहज ही मिल सकती है। इस ट्रस्टकी तरफसे उत्साहके साथ 
किये गये आन्दोलनके परिणामस्वरूप अमरीक़ाके बूढ़े किसानोंको भी खेतीकी नई खोजोंसे 
सम्बन्धित ज्ञान मिला है। ऐसी ही कोई योजना गुजरातमें भी चलाई जा सकती है। 
यहाँ धन है, विद्बत्ता है और धर्मवृत्ति भी मिटी नहीं है। बच्चे तो विद्याकी राह 
देख ही रहे हैं। ऐसा साहस किया जाये, तो कुछ ही वर्षो्में हम सरकारको बता 
सकते हैं कि हमारा प्रयत्न सच्चा है। फिर सरकार उसपर अमल करनेमें नहीं 
चुकेगी। हमारा करके दिखाया हुआ काम अजियोंसे कहीं ज्यादा सफल होगा। 
उपर्यृकत सुझावमें गुजरात शिक्षा मण्डलके दूसरे दो उद्देश्योंका अवलोकन आ 
जाता है। इस प्रकारके ट्रस्टकी स्थापनासे शिक्षा-प्रचारका छूगरातार आन्दोलन होगा 
और शिक्षाका व्यावहारिक काम होगा। लेकिन, यह काम हो गया तो समझिए कि 
फिर सब-कुछ हो जायेगा। इसलिए यह काम आसान नहीं हो सकता। [स॒रकारकी 
तरह धनवान्‌ लोग भी जगानेसे ही जागते हैँ। उन्हें जगानेका एक ही साधन है। 
वह है तपस्या। तपस्या धर्मका पहछा और अन्तिम चरण है ।|में समझता हूँ कि 
गजरात शिक्षा मण्डल तपस्याकी प्रतिमति है। उसके मन्त्रियों और सदस्योंमें परोपकार- 
वत्ति रहे और वे विद्वान भी हों तो लक्ष्मी वहाँ अपने-आप चली आयेगी। 
लोगोंके मनमें सदा सन्देह रहता है। सन्देहके कारण भी होते हँ। इसलिए यदि हम 
लक्ष्मीदेवीको खुश करना चाहते हैं, तो [उसके लिए | हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी 
पड़ेगी .[ 
इसके लिए साधन तो बहुत चाहिए फिर्‌ भी, इसे अधिक महत्त्व देनेकी जरूरत 
नहीं । जिसे राष्ट्रीय शिक्षा देनी होगी, वह पढ़ा न होगा, तो अपना दैनिक कार्य करते हुए 
पढ़ लेगा, फिर वह पढ़-लिखकर एक पेड़के नीचे बैठेगा और जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें 


पत्र: मगनलार गांधीको ३९ 


उसका दान देगा। यह ब्राह्मणका धर्म है; जिससे इसका पालन हो वही कर सकता है। 
ऐसे ब्राह्मण पैदा होंगे, तो उनके आगे धन और सत्ता दोनों सिर झुकायेंगे। | । 
में चाहता हूँ और परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात शिक्षा मण्डलमें 
इतनी_अटल श्रद्धा जागे। फू 
| शिक्षा स्वराज्यकी कुंजी है।|राजनैतिक नेता भछे ही श्री मॉप्टेग्युके' पास जायें, 
राजनैतिक क्षेत्र भले ही इस सम्मेलनकी मर्यादाके अन्तर्गत न हो, परन्तु शुद्ध शिक्षा- 
के विना उस दिशामें भी सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। शिक्षा इस सम्मेलनका खास क्षेत्र है। 
इसमें हमारी जीत हुई, तो फिर सर्वत्र जीत ही जीत है। 
[गुजरातीसे | 
महात्मा गांधीनी विचारसुष्टि 


८. पतन्न ; सगनेरारल गांधीको 


[अक्तूबर २०, १९१७ के बाद 
चि० भाई मगनछार, 
तुम्हारा पत्र मिल गया है। गुरुप्रसादजीकी वात[तुम्हींपर छोड़ता हूँ। यदि तुम्हें 
लगे कि वे सच्चे देशभक्त हें, और आश्रममें विना झंझटके रह सकते हैं, तथा जो काम 
दिया जाता है उसे शुद्ध निष्ठासे करते हे, तो १० रुपये तक भेजनेमें मुझे कोई आपत्ति 
नहीं दिखती। लेकिन इसका दायित्व तुमपर होगा।| में नहीं चाहता कि में कोई 
काम कहें और उसका परिणाम तुम्हें झेलना पड़े | मेंने उन्हें कुछ भेजनेकी बात नहीं 
सोची थी, मुझे उनकी जरूरतोंके वारेमें ही कुछ मालूम नहीं है; फिर भी किसी 
योग्य व्यक्तिके लिए तो हम गुंजाइश निकाल ही सकते हें। ब्रजकालभाईकी' तबीयत 
ठीक रहती है। भाई फूलचन्दकी' तवीयत- भी ठीक हो गई होगी। उनसे कहना कि 
मुझे अपनी पत्नीकी हालतके वारेमें लिखें। भाई सांकलूचन्दसे कहना कि शिक्षा 
सम्मेलनके भाषणका अनुवाद मुझे जल्दी भेज दें। 


बापूके आशीर्वाद 


महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस०ए न० ६४१३) की फोटो-नकछूसे। 


१. ६० एस० ऑॉण्टेययु (१८७९-१९२४); भारत-मंत्री (१९१७-२२) और मॉस्टेग्यु-चेम्सफोर 
सुधारंकि सह-अणेता । 
२. शिक्षा सम्मेलनके जिस भाषणकी चर्चा इसमें की गई है वह २०-१०-१९१७-को दिया 
था; देखिए पिछला शीर्षक । ४83 
३. आश्रमके निवासी । 


४. (१८८४-१९३४) गुजरातके एक राजनीतिश और रचनात्मक कार्यकर्ता | 


९. राष्ट्रीय शिक्षाकी योजना" 


बहुत वर्षोसे कुछ मित्रोंको और मुझे यह महसूस होता रहा है कि [हमारी 
आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय नहीं है और फलस्वरूप .इससे- प्रजाको जो लाभ मिलना 
चाहिए वह नहीं मिलता। हमारे बालक शिक्षा प्राप्त करते-करते क्षीण हो जाते हैं। 
वे पुरुषार्थ नहीं कर पाते तथा उनको मिले ज्ञानका प्रसार जनसमाजमें, यहाँतक कि 
उनके परिवारोंमें भी नहीं होता। युवक समुदायके मनमें आधुनिक शिक्षाकाः उद्देश्य 
केवल नौकरी प्राप्त करके आथिक स्थिति सुधारना ही होता हैं।। 

प्रोफेसर आनन्दशंकर बापुभाई ध्रुव लिखते हें: 

४ पिछले पाँच-सात वर्षों जब हिन्दुस्तानकी नींद टूटी और उसने आंखें 
खोलीं तो उसने शिक्षाकी समस्याको सामने खड़ा पाया। हिन्दुस्तानकी प्रजा अपने 
राज्य-संचालनम भाग लेनकी माँग करेगी, वह भाग लेगी भी। तो क्या उसकी- 
तीन-चौथाई आबादी अशिक्षित रहेगी ? हिन्दुस्तानकी जनता स्वदेशी मालका उप- 
योग करनेकी प्रतिज्ञा करेगी; तो क्या उनकी शिक्षामें व्यापारिक तथा औद्योगिक 
शिक्षाका उचित समावेश नहीं होगा ? हिन्दुस्तान जब आत्मसम्मानकों पहचानेगा 
तो क्‍या वह अपने प्राचीन साहित्य, कला, धर्म तथा तत्त्वज्ञानका मिरूपण विदेशी 
विद्वानोंके हाथों होने देगा ? इन अभिल्‍ाषाओं और जीवनको पूर्ण बनानेकी ऐसी 
ही अन्य अभिलाषाओं तथा नई परिस्थितियोंकों ध्यानमें रखते हुए हम शिक्षाके 
प्रन्‍नको आजके युगर्मे विशेष महत्त्व देते हें। जब हम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्वकी 
गस्भीरताको समझकर अपनी शिक्षाके कुछ बुनियादी नियमोंका दृढ़तापुवंक पालन 
करेंगे तभी हम न केवल अपने तथा, अपने देशके प्रति, बल्कि समानवताके प्रति 
अपने कत्तेव्यको पुरा कर सकेंगे। 
उन्होंने आगे कहा है: 
गत कालके नेताओंको समाज-सुधार तथा धामिक जीवन अत्यन्त सरल प्रतीत 
होता था; लेकिन ताने-बानेके वे तार जिनसे धर्म बना है विभिन्न रंगोंसे रंजित 
हैँ और उनकी बुनाई बड़ी अच्छी तरह की गई है। और हिन्दू प्रजाका दारस- 
दार इसीपर है। नये युगके लोगोंका यह कर्तव्य है कि वे इस सत्यको समझें 
और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रचलित शिक्षा-प्रणालीमें एक दोष 
यह है कि यह अधिकांशतः सरकारी नौकर, वकील तथा डॉक्टर तैयार करने 
तक ही सीमित है। 


१, यदद छेख गुजराती में मोहनदास करमचन्द गांधीके नामसे प्रकाशित हुआ था। श्समें शीर्षक ठेख 
* राष्ट्रीय गुजराती शाला ” का एक मंश भी शामिल है । देखिये खण्ड १३, पृष्ठ ३३४-३६ । 


राष्ट्रीय शिक्षाकी योजना ४१ 


में भारतमें जहाँ-जहाँ घूमा-फिरा हूँ, वहाँ-वहाँ मेंने नेताओंसे इस विषयपर वातचीत 
की है। और लछगभग बिना किसी अपवादके सबने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा- 
पद्धतिमें परिवर्तन होना चाहिए। निम्नलिखित उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सरकारने इस शिक्षा-प्रणालीकी रचना जनसमाजकी समस्त आवश्यकताओंको पूरा करनेके 
उद्देश्यसे नहीं की थी 
हमने शिक्षाको बढ़ावा देनके कार्यको अत्यन्त सहत्त्वपुर्ण माना है। क्योंकि 
यह केवल बुद्धिका चरम विकास ही नहीं करती बल्कि जो इसका लाभ लेते 
हें उनके नेतिक चरित्रकों भी ऊँचा उठाती है। और इस प्रकार आपको [ सर- 
कारको | ऐसे सेवक तेयार करके देती है जिनकी प्रामाणिक निष्ठामें विश्वास 
रखकर आप उन्हें भारतमें ऊँचे ओहदोंपर प्रतिष्ठित कर सकें। 
| शिक्षाके आधारभूत सिद्धान्तोंमें एक सिद्धान्त यह है कि समाजकी आवश्यकता- 
ओंको ध्यानमें रखकर इसकी रचना की जानी चाहिए। अपनी पाठ्शाकहाओंमें समाजकी 
आवश्यकताओंका विचार ही नहीं किया जाता। 
शिक्षाकी पद्धतिमें परिवर्तत होना ही चाहिए,|लेकिन इस सम्बन्धमें [यदि हम] 
सरकारपर भरोसा रखकर वेठ रहें तो यह समय व्यर्थ गँवानेके समान होगा। सरकार 
लोकमतकी राह देखेगी और विदेशी होनेके नाते फूँक-फूंककर कदम रखेगी। वह हमारी 
आवश्यकताओंको नहीं समझ सकती । यह भी हो सकता है कि उसके सलूाहकारोंको 
[स्थितिकी] गलत जानकारी हो अथवा वे स्वार्थी हों। सम्भव है, ऐसे अनेक कारणोंसे 
सरकारकी मारफत वर्तमान पद्धतिमें महत्त्वपूर्ण फेरफार होते-होते बहुत समय निकल 
जाये। समय, जितना बीत रहा है; प्रजाकी उतनी ही हानि हो रही है। फिर भी 
इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकारसे कोई सहायता ही न ले। सरकारको आवेदन- 
पत्र अवश्य दिये जायें, छोकमत इकट्ठा किया जाये छेकिन अच्छेसे-अच्छा आवेदन-पत्र तो 
वही है जो हम स्वयं करके दिखायें। लोकमतको शिक्षित करनेके लिए भी यह सीधा 
रास्ता है, इससे कुछ-एक विद्वानोंसे सलाह-मशविरा करनेके बाद एक राष्ट्रीय पाठशाला 
खोलनेका प्रस्ताव पास हुआ है। 


पाठ्शालाकी शिक्षा 
इस पाठशालामें पूरी शिक्षा मातृ-भाषाके माध्यमसे दी जायंगी। किसी भी देशकी 
प्रजामें मातृ-भाषाका स्थान प्रमुख होता है लेकिन आइचर्यकी वात्त है, हमारे यहाँ यह 
स्थान अंग्रेजीको प्राप्त है। यह अन्ततः प्रजाके लिए हानिकारक है [प्रथम गुजरात शिक्षा 
परिषदके अव्यक्षने भी कहा था कि शिक्षा मातृ-भाषाके माध्यमसे दी जानी चाहिए 
स्वागत मण्डलूके प्रमुखके भाषणमें भी मातृ-भाषाके जरिये शिक्षा देनेकी वातको जोरदार 
शब्दोंमें व्यक्त किया गया था। १८५४ के सरकारी खरीतेमें इस वातकी विश्येष रूपसे 
चर्चा की गई है। फिर भी समझमें नहीं आता कि शिक्षा-पद्धतिका आधार कैसे परि- 
वर्तित हो गया। खरीतेमें कहा गया है: 
देशकी विभिन्न भाषाओंके स्थानपर अंग्रेजीको प्रतिष्ठित करनेंकी न तो 
हमारी इच्छा है और न हम उसे ठीक ही समझते हें। जिन भाषाओंको आबादी- 
१४-३ 


डर 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ सकता है, हम उनके “उपयोगके महत्त्वको 
हमेशासे अच्छी तरह समझते आये हेँ। और हमने न्याय-प्रशासन तथा सरकारी 
असलदारों और जनताक बीच व्यवहृत फारसीके स्थानपर अंग्रेजीको नहीं, बल्कि 
इन भाषाओंको ही प्रतिष्ठित किया है। इसलिए शिक्षाकी किसी भी योजनामें इन 
देशी भाषाओंके अभ्यासको बहुत प्रोत्साहन मिलना नितान्त आवश्यक है । जनताका 
वह बड़ा हिस्सा जिसकी परित्थितियाँ उसे विज्ञानके क्षेत्रस विचरतेके लिए सुविधा 
प्रदान नहीं करतों और जो विदेशी भाषाकी कठिनाइयोंको नहीं लाँघ सकता, उसे 
यदि शिष्द यूरोपीय विज्ञानसे परिचित कराना हो तो वह देश [ हिन्दुस्तान | की 
एक अथवा दूसरी भाषामें ही किया जा सकता है। इसीलिए हम अंग्रेजी भाषाको 
और वेसे ही हिन्दुस्तानकी देशी भाषाओंको यूरोपीय विज्ञानके प्रचारका साधन 
मानते हें। हमारी इच्छा है कि हिन्दुस्तानकी प्रत्येक पाठशालामें इन भाषाओंका 
अच्छी तरहसे विकास हो तथा अपेक्षणीय गुणोंसे सम्पन्न, अनुभवी तथा छुशलू 
शिक्षक इन पाठशाल्ाओंमें उच्च वर्गोका संचालन करें। 


मी 6. 


[हमारे माननीय वाइसरॉय ढछॉर्ड चैम्सफोर्डनें भी २२ फरवरी, १९१७ को दिल्लीमें 


शिक्षा निदेशकोंके सम्मेलनमें भाषण देते हुए देशी भाषाओंके स्थानपर अंग्रेजी भाषाको 
प्रमुख स्थान देनेसे जो नुकसान हुआ है, उसका विवरण विया। उन्होंने कहा कि अगर 
अंग्रेज जनताको विदेशी भाषाके माध्यमसे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती तो क्‍या होता? 
उन्होंने यहाँतक कहा कि बहुतसे अंग्रेज निराश होकर पढ़ना ही छोड़ देते। वे चालू 
शिक्षाके द्वारा शिक्षण देनेकी पद्धतिको 'विशस सिस्टम ” [दूषित प्रणाली ] कहते हैँ। 
उनके वचन निम्नलिखित हैं: 


जिरा अभिप्राय अंग्रेजी और देशी साषाओंके सापेक्ष्य दावेसे है। वर्तमान 
कालमें हम अंग्रेजीको उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके माध्यमके रूपमें मानते हें। इसका 
मुख्य कारण यह है कि नौकरी प्राप्त करनेके लिए अंग्रेजीका ज्ञान पासपोर्ट है 
ओर देशी भाषाओंमें अपेक्षित पाठ्यपुस्तकोंका अभाव है। लेकिन उसका परिणाम 
क्या होगा यह स्पष्ट है। एक विदेशी भाषाके जरिये कितने ही जदिल विषयोंको 
समझतेके लिए विद्यार्थियोंको बड़ी परेशानी होती है और अनेक प्रसंगोंमें तो उन्हें 
[ विद्यार्थियोंको | उस भाषाके ज्ञानकी कमी होनेके कारण पाद्य पुस्तकोंको घोटना- 
तक पड़ता है। हम घोटनेकी इस प्रवृत्तिकी तीज भर्सना करते हें; लेकिन हमारे 
विचारानुसार विद्यार्थियोंकी ज्ञान-प्राप्तिकी तीत्र आकांक्षा सचमुच प्रशंसनीय है 
क्योंकि वे केवल पृष्ठ ही नहीं वरन्‌ पुरीकी-पुरी किताबोंको उनका अर्थ समझे 
बिना रट लेते हैं। शिक्षाकी यह पद्धति निस्‍्सन्देह उपहासास्पद है। - - - में 
आपसे तथा अपने-आपसे, विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध व्यक्तियोंकी हैसियतसे, पुछना 
चाहूँगा कि यदि हमें विदेशी भाषाके द्वारा ही पूरी शिक्षा दी गई होती तो हम 
किस प्रकार आगे बढ़ते ? मुझे आशंका है कि हमने कदाचित्‌ उस प्रयत्नको निराश 
होकर छोड़ दिया होता। इस दूषित शिक्षा-प्रणालीने विद्यार्थियोंके सार्गमें जो काँटे 


राष्ट्रीय शिक्षाकी योजना ४१३ 


बिछाये हैं उनको दुर करनेका वे बड़ा जबरदस्त प्रयत्न करते हैं। उनकी इस 

ईद्वरप्रदत्त प्रतिभाकों देखकर में आइचर्यचकित रह गया हूँ।| 

पूनामें देशी भाषा द्वारा शिक्षा देनेका प्रयत्व किया गया है और उस पाठशाछाके 
व्यवस्थापकोंके विचारानुसार सरकार और जनता--दोनोंका यही मत है। हमारा 
उद्देश्य भी देशी भाषाके माध्यमसे शिक्षा प्रदान करनेका है। 

[प्रथम [गृजरात | शिक्षा परिषद्के अध्यक्षते अपने भाषणमें बताया कि यदि मातृ- 

. भाषा द्वारा शिक्षा दी जाये तो [विद्यार्थियोंको | हाईं स्कूलमें जितना ज्ञान इस समय 
ग्यारह वर्षो्में प्रदान किया जाता है उतना सात वर्षों दिया जा सकता है। समयकी 
यह वचत कोई छोटी-मोटी बात नहीं है । इस शिक्षा-पद्धतिसे सबसे बड़ा छाभ यह 
होगा कि इससे जनताके खर्चका भारी बोझ हल्का हो जायेगा || 

इस पाठशालाके पाठ्यक्रममें हिन्दी भाषा पढ़ाई जाती है, उसका कारण यह है 
कि [इस समय हिन्दी भाषा बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २२ करोड़ है। और हमारे 
देशके इतने लोग जो भाषा बोलते हैँ यदि वह [सब लोगोंको | पढ़ाई जाये तो प्रत्येक 
व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक हलूचलोंको आसानीसे समझ सकेगा।| मिरा दृढ़ विचार है, 
केवल हिन्दी ही राष्ट्रभाषाका स्थान ले सकती है। हिन्दीमें बहुत अच्छा साहित्य है। 
वह हमारी भाषाओंके साहित्यकों समृद्ध बना सकती है।| 

आजकी पाठणशालाओंमें धर्मशास्त्रकी शिक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पाठ- 
शालाके पाठ्यक्रममें इसको भी स्थान दिया गया है। 

यहाँ छोगोंको दो धन्धोंकी शिक्षा दी जायेगी (१) खेती और (२) बुनाईका 
काम। इन दो धन्धोंके अंगरूप लोगोंको लुहारी और बढ़ईगीरीका अभ्यास भी कराया: 
जायेगा। उनको भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, वनस्पति-श्वास्त्र और प्राणी-शास्त्रकी शिक्षा 
भी दी जायेगी। [हिन्दुस्तानमें इन दो घन्धोंको सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है 
और जो छोग इन धन्धोंको सीख लेंगे उन्हें मौकरी तलाश करनेकी कोई जरूरत नहीं 
होगी । | 
प्रत्येक विद्यार्थीको स्वास्थ्य-रक्षाके उपाय बताये जायेंगे तथा सामान्य रोगोंका घरेलू 
उपचार करनेकी शिक्षा दी जायेगी। विद्यार्थीकी मानसिक शिक्षाकी ओर जितना ध्यान 
दिया जायेगा, शारीरिक शिक्षाकी ओर उससे तनिक भी कम ध्यान नहीं दिया जायेगा। 
प्रत्येक विद्यार्थीको पाँच भाषाएँ सिखाई जायेंगी: 

(१) गूजराती (२) हिन्दी (३) मराठी (४) संस्कृत तथा (५) अंग्रेजी । 

गणितके विषयोंमें अंक-गणित, बीज-गणित, भूमिति, त्रिकोणमितिका ज्ञान दिया 
जायेगा। इस प्रकार आजकल कॉलेजोंमें पाँच वर्षमें जितनी शिक्षा दी जाती है उतनी 
शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थीकों दी जायेगी। 

इतिहास-भूगोल : गुजरात, हिन्द, इंग्लैण्ड, ग्रीस, रोम तथा आधुनिक कारका 
इतिहास पढ़ाया जायेगा। अन्तिम वर्षमें इतिहासका रहस्य तथा समाज-शास्त्र भी पढ़ाया 
जायेगा। भूगोल सम्बन्धी जितना ज्ञान अन्य पाठशालाओंमें दिया जाता है उतना ही 
इस पाठशालामें भी दिया जायेगा। 


ड्र्ड सम्पूर्ण गांधी वाडमेय 


ख़गोल सम्बन्धी मूलतत्त्वोंकी जानकारी दी जायेगी। अर्थ-शास्त्रके अभ्यासकी भी 
आवश्यकता है; [पाठ्यक्रममें | उसका भी समावेश किया गया है। 

-कानूनका थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिके लिए उपयोगी है, इसलिए व्यवहारमें 
इसकी जितनी जानकारी उपयोगी हो उतनी दी जायेगी। 

वालकोंका प्रथम वर्षसे ही मनोरंजन हो और व्यायाम भी हो, इस उद्देश्यसे 
कवायदका विषय भी |[ पाठ्यक्रममें |] शामिल किया गया है। 

संगीतका विषय भी रखा गया है जिससे प्रत्येक विद्यार्थीकी उसका कुछ ज्ञान 
मिले और कविता-पाठमें भी मदद मिले। पहले वर्षमें सारी शिक्षा मौखिक रूपमें ही दी 
जायेगी। उद्देश्य यह है कि बच्चोंको खेलते-खेलते सामान्य ज्ञानकी शिक्षा मिले और 
उनके मस्तिष्कका भी विकास हो। रंग, रूप, आकार आदिका ज्ञान भी कराया जायेगा 
जिससे बच्चेकी अवलोकन-शक्तिको बढ़ावा मिले। इस प्रकार शिक्षाका यह साधन 
शिक्षण-पद्धतिका एक अंग रहेगा। 

हिन्दुस्तानमें परीक्षाओं-जेसी कोई चीज थी ही नहीं । यह पद्धति' अभी हाल ही में शुरू 
की गई है। सन्‌ १८५४ के खरीतेमें इसको महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया ।अब परीक्षाका 
बहुत दुरुपयोग होने छूगा है; हरएक विषय परीक्षाको ध्यानमें रखते हुए पढ़ाया जाता 
है और विद्यार्थीके मनमें यह बात अच्छी तरह घर कर लेती है कि परीक्षामें उत्तीर्ण 
होना ही पर्याप्त है। अध्यापकको भी इसी तरीकेसे अपना काम करनेकी आदत पड़ 
गई है। इसलिए विद्यार्थीको जो ज्ञान मिलता है वह ऊपरी होता है। कोई भी विषय 
पूरी तरहसे नहीं पढ़ाया जाता। इस सम्बन्धमें निम्नलिखित वाक्य पढ़ने छायक हैं: 

पिछले कुछ वर्षोसि ये [ परीक्षा | संस्थाएँ असाधारण रुपसे बढ़ गई हैं तथा 

हिन्दुस्तानकी समस्त शिक्षा-पद्धति इसके प्रबल प्रभावमंं पड़ी हुई है। उसका परि- 

णाम यह हुआ है कि शिक्षक भी इसी दृष्टिकोणसे कार्यका संचालन निश्चित 

पाठ्यक्रमके अनुसार बेमनसे करता चला जाता है तथा लिखित परीक्षाके अलावा 

जिसकी कसौटी नहीं हो सकती बसे शिक्षणकी अवहेलना की जाती है। इसलिए 

बहुतसे शिक्षक और विद्यार्थो अपनी कार्य-शक्ति, सच्ची शिक्षापर नहीं बल्कि 

परीक्षामें परीक्षक कैसे प्रतइन पूछेगा, उसपर विचार करनेमें रूगाते हें! | । 


परीक्षाकी पद्धति बहुत खराब है इस बातकों ध्यानमें रखकर इस संस्थामें, 
अध्यापक ठीक तरहसे पढ़ाते हैँ या नहीं तथा विद्यार्थी अच्छी तरहसे समझ पाते हें या 
नहीं --इन दो उद्देश्योंकी निगाहमें रखते हुए समय-समयपर विद्याथियोंकी परीक्षा 
ली जायेगी। विद्यार्थियोंकों परीक्षाके भयसे मुक्त करनेका प्रयत्न किया जायेगा। ये 
परीक्षाएँ पाठशालाके अध्यापकों तथा उसकी [ पाठशालूसे ] जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों 
द्वारा ली जायेगी। मान्यता यह है कि जो विद्यार्थी दस वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा 
उसको आजकलके स्नातक जितना ज्ञान होगा। इसके उपरान्त उसे खेती तथा बुननेके 
कामका व्यावहारिक ज्ञान दिया जायेगा। पाठशालासे निकलनेके बाद विद्यार्थियोंमें जो 
शक्ति होगी उसका व्यावहारिक जीवनमें उपयोग करनेमें ही उनकी खरी कसौटी 
मानी जायेगी। विद्या सीखनेका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, इस वहमको हर तरहसे 


भाषण : सम्भेलनकी समाप्तिपर प्‌ 


दूर करनेकी कोशिश की जायेगी। फिलहाल-सामान्य तौरपर व्यावसायिक वर्गमें अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे और वह भी सरकारी पद्धतिके अनुसार शिक्षा-प्राप्त व्यवितयोंको अच्छे 
स्थानोंपर नियुक्त करनेका रिवाज है। लेकिन जब इस पाठझाछासे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 
करके निकलेंगे तब व्यापारियोंके लिए पसंद करनेको और भी क्षेत्र सिलेंगे। उस समय 
इस पाठशालाके शिक्षणकी कार्यक्षमताकी ओर जन-समाजका ध्यान जायेगा। व्यापारी 
लोग “डिग्री” से मोहित नहीं होते, वे तो जिनमें कार्य करनेकी योग्यता होगी उसे 
स्थान देंगे। 
यदि कोई विद्यार्थी दस वर्षतक शिक्षा प्राप्त करनेके बाद किसी एक विषयमें 
विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए समुचित व्यवस्था करनेकी बातको भविष्य 
के लिए उठा रखा गया है। | 
निःशुल्क शिक्षा 
इस पाठशालामें कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा; और इसका खर्चे दान द्वारा 
प्राप्त रकभसे चलाया जायेगा। 
| शिक्षक 
वैतनिक शिक्षक रखे जायेंगे और वे सबके-सब बड़ी उम्रके तथा ऐसे लोग होंगे 
जिन्होंने कॉलेजकी शिक्षा पाई हो अथवा जिनका ज्ञान कॉलेजकी शिक्षाकें स्तरका हो। 
मान्यता यह है कि ब्ालकोंको प्रारम्भमें अच्छेसे-अच्छे शिक्षकोंकी आवश्यकता है ] 
[गुजरातीसे ] . 
गुजराती, २१-१०-१९१७ 


१० भाषण : सस्सेलनकी समाप्तिपर" 


भड़ौंच 
अक्तूबर २१, १९१७ 


मुझे धन्यवाद तो पहले ही मिल चुका है। अपनी भावना प्रकट करनेका मुझे 
कोई मौका ही नहीं मिला ।[[पूरे मनसे की गई] ऐसी सेवाओंको ही में मोक्षका द्वार 
मानता हूँ ||आज तीन दिलोंसे में बहुत प्रसन्न हूँ। में श्री हरिभाईका उपकार मानता हूँ; 
क्योंकि वे रात-दिन एक करके आगत सज्जनोंकी सेवा कर रहे हैं । जो छोग असन्तुष्ट 
रह गये हों उनसे में उनकी ओरसे क्षमाय्याचना करता हूँ [ दुधारू गायकी छात भी 
सहन करनी चाहिए। मुझे अपनी मातृभाषासे प्यार हो गया है--- उसका रंग चढ़ 
गया है। मुझे रूगता है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। उसके बिता 
हमारा उद्धार नहीं हो सकता।[ इसी कारण में जहाँ-तहाँ इसके सम्बन्धमें आग्रह करता 
रहता हूँ। और मेरे आग्रहकां यहाँ कुछ असर पड़ा है, यह देखकर में आप सबका बड़ा 


१. सम्मेलनके दूसरे दिन; देखिए पिछछा शीषैक ।. 


कि सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कृतज्ञ हुआ हूँ। आप मेरा उपकार क्‍यों और किस लिए मानें? और यदि आप मेरा 
उपकार मानें ही, तो उसे में सुन नहीं सकता। मुझे आज्ञा है कि विभिन्न समितियोंको जो 
कार्य सौंपा गया है वे उसे पूरा करेंगी | प्रृर्षार्थके सम्मुख कठिनाइयाँ टिक नहीं. सकतीं ।| 
समयके अभावके कारण सभाके समक्ष लम्बे भाषणकी माँग को में स्वीकार नहीं कर 
सका उसके लिए मुझे खेद है। में आप सब भाइयों और बहनोंको धन्यवाद देता हूँ। 
में अपना जीवन तभी सार्थक समझूँगा जब भारतके लिए अपने प्राण उत्सग कर पाऊँ। 

[ गुजरातीसे | 

गुजराती, २८-१०-१९१७ 


११. भाषण : जीवदया परिषदसें' 


भड़ौंच 
अक्तूबर २१, १९१७ 


जिस दिनसे में श्री आनन्दशंकर श्रुवके सम्पक्में आया हूँ उसी दिनसे उनपर 
मुग्ध हूँ। वे| निस्‍्सन्देह गुजरातके एक अनमोल रत्न हैं। सम्भवतः गुजरात उन्हें अभी 
पूर्ण रूपसे नहीं जानता। इस संस्थाने जब श्री श्रुवको अध्यक्ष-पद प्रदान किया तो मुझे 
लगा कि यह संस्था भी बड़ी प्रतिष्ठित होनी चाहिए । श्री ध्रुवने समस्त हिन्दू संसारके 
सम्मुख सिद्ध कर दिया है कि अहिंसा परमोधर्म:” वचन सारे भारतका है। जैन और 
हिन्दू धर्मके बीच ऐसा कोई भेद नहीं है कि उन्हें भिन्न माना जाये। गौतम बुद्धका 
बौद्ध धर्म वही बात कहता है कि जो हिन्दू धर्म कहता है. ध 

ली ध्रुव केवल गुजरातके ही रत्न नहीं हैं, वे सारे भारतवर्षके रत्न हें।| वे 
गुजरातमें छोगोंके सामने नहीं आये इसलिए भारतीय जनतामें सुप्रसिद्ध नहीं हो पाये। 
वे बड़े ही समर्थ विद्वान है।यह में उनके भाषणोंसे ही समझ गया हूँ। उनकी कार्य- 
कुशलता व्यावहारिक जीवनके लिए अत्यन्त आवश्यक है। संसारी जीवनका मुझे भी 
बड़ा अनुभव है और मेंने सहन भी बहुत किया है। श्री ध्रुवके शुद्ध अन्तःकरणसे 
निकले उद्गार मुझे बड़े प्रिय छंगने छगे हूँ और मुझमें उनका सत्संग करनेकी आकांक्षा 
जाग गुई है। 

[श्री श्रुव गुदड़ीके लाल हैं। उन्हें प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दू जीवनका अच्छा 
अनुभव है। आजकी जो पीढ़ी ऐशो-आरामके वातावरणमें पछकर बड़ी हुई और जो 
मनसूबोंके दुर्ग बाँधती हुई [आधुनिक ] सम्यताके प्रवाहमें, बिना विचारे बह चली है, 
उसे समुचित और योग्य स्थानपर पहुँचानेके लिए श्री श्रुव नौका-रूप हैं। वे ऐसे नेता 
हैं। बुजुर्ग लोग फूछोंके महत्त्वको जानते हैं। इसीलिए उन्होंने भी [नई पीढ़ीकी | ठीक : 
क॒द्र की है और युवकोंके साथ मिक्ककर अपने विचारोंकों उनमें किस प्रकार दृढ़तापूर्वक 
प्रतिष्ठित किया जाये इस सम्बन्धर्में अपनी कार्ये-कुशलताका परिचय दिया है।| 


१, सम्मेलनके दूसरे दिन गांवीजीने, अध्यक्ष प्रो० जानन्दशंकर भुवके प्रति धन्यवादुका प्रस्ताव किया । 


पत्र : वाणिज्य और उद्योग विभागके सचिवकों है 


जीवदय़ा मण्डल श्री श्रुवको अपने अध्यक्ष-पदपर मनोनीत कर सका है, यह 
इस बातका प्रमाण है कि यह संस्था बड़े सुदृढ़ पायेपर कामकर सकी है और जीव- 
दयाके अपने सिद्धान्तोंका प्रचार भविष्यमें भी जनताके बीच अधिकाधिक कर सकेगी 
तथा जनमतको इसके पक्षमें तैयार कर सकेगी | इतना कहकर में अध्यक्ष महोदयके प्रति 
धन्यवादका प्रस्ताव पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका समर्थन करेंगे। 
[गृजरातीसे | 
मुम्बई समाचार, २३-१०-१९१७ 


१२. पतन्न: वाणिज्य और उद्योग विभागके सचिवकों 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
अक्तूबर ३१, १९१७ 
सचिव 
वाणिज्य और उद्योग विभाग 
दिल्ली ह 
महोदय, 


इसके साथ एक पत्रकी' नकल भेजता हूँ जो मेंने अभी हालमें समाचारपत्नोंको 
रेलके तीसरे दर्जेके यात्रियोंके सम्बन्धर्में लिखा था। 

. ये कष्ट दो तरहके हें: एक वे जिनका कारण स्वयं यात्रियोंकी लापरवाही है 
और दूसरे वे जिनको केवल रेल-कम्पनियाँ ही दूर कर सकती हैं। इनके भी दो हिस्से 
किये जा सकते हैं --- कुछका निराकरण कोई बड़ा खर्च उठाये बिना किया जा सकता 
है और कुछका निराकरण बहुत, ज्यादा रुपया खर्च करनेपर ही हो सकता है। 

में स्वीकार करता हूँ कि जबतक युद्ध चलता है तबतक दूसरे वर्गके कष्टोंको दूर 
करनेका कोई प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा सकता। इन कष्टोंका कारण स्थानकी 
अपर्याप्तता है। में इस सम्बन्धरमें सुझाव देना चाहता हूँ कि टिकट बाँटनेमें कुछ 
कमी अवश्य की जा सकती है और गार्डों एवं अन्य अधिकारियोंको यात्रियोंके याता- 
यातको व्यवस्थित करनेके निर्देश भी दिये जा सकते हें। स्थिति यह है कि ताकतवर 
यात्री अधिकारियोंके प्रबन्ध या नियन्त्रणके बिना ही स्थान प्राप्त कर लेते हें और 
कमजोर यात्री प्रायः रह जाते हैँ। अधिकारियोंको यात्रियोंके' यातायातको व्यवस्थित 
करनेके निर्देश देना ही काफी नहीं है; बल्कि उनका समय-समयपर डिब्बोंकी हालतकी 
जाँच करना और यह देखना भी लाजिमी कर देना चाहिए कि कोई यात्री अन्य 
यात्रियोंको असुविधामें डालकर ज्यादा जगहपर कब्जा किये तो नहीं बैठा है।| । 


१. देखिए खण्ड १३, पूछ णण८-ए-े | 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मेंने जो बुराइयाँ बताई हैं उनके लिए जहाँतक स्वयं यात्रियोंके दायित्वका सम्बन्ध 
है, डिब्बोंकी दीवारोंपर ऐसे नोटिस चिपका देने चाहिए और स्टेशनोंपर ऐसे नोटिस- 
बोर्ड लगा देने चाहिए जिनमें पाखानों आदिके प्रयोगके सम्बन्धमें विस्तृत निर्देश दिये गये 
हों। गन्दी या घुणित आदतोंको वर्जित करनेवाले विनियम सावधानीसे छाग किये जा 
सकते हूँ। [विभिन्न देशी भाषाओंमें छपी एक निर्देश-पुस्तिका लम्बी यात्राके टिकटोंके 
साथ बाँठी जा सकती है और अन्य छोगोंको माँगनेपर मुफ्त दी जा सकती है। इस 
शिक्षणात्मक कार्यंकी पूर्तिके लिए आम जनतामें से स्वयंसेवक माँगने चाहिए और उनका 
सहयोग लेना चाहिए। 

अन्य शिकायतोंके बारेमें: 


स्टिशन-निरीक्षकों और अन्य अधिकारियोंको हिदायत कर देनी चाहिए कि वे 
हर जक्शन या मुख्य स्टेशनपर डिब्बोंको और पाखानोंको झड़वाएँ और साफ करवाएँ। 

स्टेशनोंपर बने हुए पाखानोंकी सफाईके बारेमें पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए। 
पाखानोंके उपयोगके बाद हर बार मिट्टी या कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए। इसके 
लिए हर स्टेशनपर हर समय भंगी नियुक्त रखने चाहिए। मेरी विनम्न सम्मतिमें इस 
मामलेके महत्त्वको देखते हुए हर समय भंगी नियुक्त रखता अत्यावश्यक है। सम्भवत: 
ऐसे विशेष पाखाने बनवाना दुरद्शितापूर्ण होगा जिनका उपयोग थोड़ा-सा शुल्क देकर 
कोई भी यात्री कर सके। इस समय स्टेशनोंपर जो पाखाने हैँ वे बिलकुल बेपर्दा हेँ। 
मेरा खयाल है कि पर्देकी व्यवस्था थोड़ा-सा खर्च उठाकर की जा सकती है।| 

समस्त प्रमुख स्टेशनोंपर स्नानकी सुविधाएँ सुलभ होनी चाहिए। 

. मुझे मालूम हुआ है कि स्टेशनोंपर खाने-पीनेकी चीजें बेचनेकी अनुमति केवल 
लाइसेंस-प्राप्त विक्रेताओंको ही मिली हुई है। लाइसेंस देनेसे पहले विक्रेताओंकों चीजोंके 
भावोंकी लिखित सूची देनी चाहिए और खाने-पीनेकी चीजें और विक्रेता साफ हों, 
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए ॥(्‌ तीसरे दर्जके मुसाफिरखाने जैसे इस समय गन्दे रहते 
हें वैसे गन्दे नहीं रखने चाहिए। बल्कि वे सावधानीके साथ स्वच्छ रखे जाने ३ | 

यात्रियोंकी टिकट प्राप्त करनेमें अकथनीय कष्टोंका सामना करना पड़ता 
टिकट प्रायः गाड़ी छूटनेसे केवल कुछ समय पहले ही दिये जाते हेँ। इसका नतीजा 
होता है घुसखोरी, टिकटों खरीदेनेके लिए यात्रियोंमें लड़ाई-झगड़े और अनेक छोगोंको 
निराशा । 

मुख्य-मर्य स्टेशनोंपर मुसाफिरखानोंको बिलकुल नया रूप देनेकी आवश्यकता 
है। वहाँ यात्रियोंके अनुसरणके लिए विनियम होने चाहिए।|बेंचोंकी व्यवस्था बड़ी 
संख्यामें होनी चाहिए। वे दिनमें कई बार साफ की जायें। स्त्री-वर्गके उपयोगके लिए 
कमरोंकी व्यवस्था हो | ] 

मेरी विनम्र सम्मतिमें (अतिरिक्त डिब्बोंकी व्यवस्थाको छोड़कर अन्य सब बुरा- 
इयोंको रेलवे प्रशासन बहुत-थोड़ा अतिरिक्त खर्च उठाकर दूर कर सकता है। जरूरत 
सहानुभूति दिखाने और तीसरे दर्जेके यात्रियोंके अधिकारोंकों मान्य करनेकी है, क्योंकि 
उनसे रेलवेको यात्रा-यातायातसे प्राप्त आयका सबसे बड़ा हिस्सा मिछता हैं 


पत्र : भगवानजी मेहताकों ४९ 


यद्यपि यहाँ उल्लिखित शिकायतें पुरानी हैँ, किन्तु वे इतनी आवश्यक हूँ कि 
उनकी ओर तुरन्त ध्यान वेना चाहिए। आशा है कि आपका विभाग इस मामलेको 
जल्दी हाथमें लेगा। मेरी सेवाएँ आपके सुपुर्दे हें, आप उनका जिस तरह उचित समझें 
उपयोग कर सकते हैं। ह 


आपका विश्वस्त, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६३९३ ) की फोटो-नकल 
तथा रेलवे डिपार्टमेंट रेकर्डस, मार्च १९१८ : ५५२-टी-१७ : १-२४; नेशनरूू 
आकाईव्ज ऑफ इंडियासे। 


१३० पतन्न : भगवानजी मेहताकों 


साबरमती 
आशिविन बदी २ [नवम्बर १, १९१७] 


भाईश्री, 


तुम्हारा पत्र मिला। वीरमगाँवके' बारेमें मेंनें बातचीत की है और उसके 
उत्तरकी प्रतीक्षा है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यह बन्द होना चाहिए और होकर 
ही रहेगा। 

पंजीयित पत्र मेरे पास है। आवश्यकता होगी तब जैसा तुम कहते हो वैसा 
कुछ-तो करूँगा। 

काठियावाड़ आनेकी बंड़ी इच्छा है परन्तु ,जब आ पाऊं तब है। फिलहाल छः: 
महीने तो बिहारके' लिए सुरक्षित हैँ। 


१. विहारके उल्ठेखसे यह पत्र १९१७ में लिखा लगता है । 

२. यह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और काव्यिवाड़ रियासतोंको सीमापर स्थित था । यहाँ सरकारने 
लुँगी लगा दी थी जिससे रेल-यात्रियोंको बहुत असुविधा होतो थी। मोत्तीछाल नामक एक दर्जीने सर्वप्रथम 
गांवीजीका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था | देखिए आत्मकथा भाग ५, अध्याय ३ । समस्याको 
पूरी तरह समझ छेनेके बाद गांधीजीने उसके वारेमें वम्बई सरकार और वादमें गवर्नर छॉर्ड विलिंग्डनसे 
पत्र-व्यवहार किया । वाइसरॉय छोर्ड चेम्सफोडंसे अपनी मेंट्के दौरान भी गांधीजीने इस कठिनाईका उल्लेख 
किया, जिप्तपर वाइसरॉयने कष्ट-निवारणका वचन दिया ! अन्ततः नवम्बर १० को यह चुँगी समाप्त कर दी 
गई । देखिए “ साधण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद्मोें ”, ३-११-१९१७ और “ अस्ताव : प्रथम 
गुजरात राजनीतिक परिषद्में-२??, ५-११-१९१७ । 

३. वम्पारन, बिहारमें नीलको खेती करनेवाके किंसानोंकी समस्या सुल्झ जानेपर गांधीणीने प्रान्तमें 
शिक्षाअप्तार और स्वास्थ्य सम्बन्धी काम करनेका निश्चय किया था । 


५० सम्पूर्ण गांधी वाडम्मय 
तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी। 


तुम्हारा, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
भाई भगवातजी अनूपचत्द मेहता 


वकील 
सदर 
राजकोट 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पोस्टकाडपर लिखित. मूल गुजराती पत्र (सी० डवब्ल्यू० 
३०३० ) से। 


सौजन्य : नारणदास गांधी 


१४. भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदसें' 


गि्धरा] 
सवम्बर हे, १९१७ 
गांधीजी परिषद्के मण्डपर्म ठीक समयपर आ गये थे किन्तु लोकसान्य तिल्‍ूक 
४५ सिनट देरसे आये इसलिए कार्यका आरम्भ भी किचित्‌ देरसे हुआ। अपना भाषण 
पढ़नेसे पहले गांधीजीने इस बातका उल्लेख करते हुए कहा: 
इस देरके लिए में जिम्मेदार नहीं हूँ। हम स्वराज्यकी माँग करते हैं। अगर 
उससे सम्बन्धित परिषद्र्में पौन घंटेकी देर चिन्त्य नहीं मानी जाती तो स्वराज्यकी 
प्राप्तिमें भी पौन घंटेकी देर हमें खटकनी नहीं चाहिए। 
इसके बाद गांधीजीन अपना भाषण पढ़ा: 
भाशइयो और बहनों ! 
मुझे आपने जो उच्च पद प्रदान किया है उसके लिए में आप सबका आभार 
मानता हूँ। भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें में अभी ढाई वर्षका बच्चा हूँ।' में दक्षिण 
आफ्रिकाके अपने अनुभवसे यहाँ काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिर्में इस पदको 
स्वीकार करना कितने ही अंशर्मे उदण्डता समझी जा सकती है, तो भी आप छोगोंके 
अपार प्रेमके कारण मेंने यह पद स्वीकार किया है। 
में अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। यह परिषद्‌ गुजरातमें पहलो है। समस्त देशके 
लिए यह समय बड़ा नाजुक है। इस समय साम्राज्यपर जैसी विपत्ति आई है वैसी 


१. अ्थम गुजरात राजनीतिक परिंषद्में अध्यक्ष पदसे दिपा गया । 

२, लछोकमान्य वाल गंगाघर तिलक ( १८५६-१९२० ) ; भारतके महान्‌ राष्ट्रीय नेता और विद्वान्‌। 
देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१८ । ॥॒ 
* “३. गांधीजी ९ जनवरी, १९१८ को भारत लोटे थे । 


भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमें ५१ 


पहले कभी नहीं आईं थी। मेरे विचार सामान्य प्रवाहकी दिश्ामें नहीं बहते हैं। मुझे 
जान पड़ता है कि कुछ तो सामान्य प्रवाहकी उलटी दिश्षामें बहते हैँ। ऐसी दशामें मुझे 
इस पदको स्वीकार करनेंका अधिकार बहुत कम है। सभापतिका भाषण प्रायः सभाके 
विचारोंका दशक होता है। परन्तु मेरे विषयमें यह बात चरिता्थ न हो सकेगी। यह 
आपकी उदारता है कि ऐसे सुन्दर अवसरपर आपने मुझे अपने विचार गुजरातकी 
जनताके सामने रखनेकी अनुमति दी है। मेरे इन विचारोंपर इस सभामें टीका- 
टिप्पणी हो, उनसे मतभेद प्रकट किया जाये तथा उनका कड़ा विरोध हो तो इससे 
मुझे दुःख नहीं होगा। में तो यह चाहता ही हूँ कि उनपर खुलकर, पूरी-पूरी चर्चा 
हो। अपने इन विचारोंके सम्बन्धमें में इतना ही कहूँगा कि वे आजकलके नहीं, वरन्‌ 
बहुत पुराने हैं। में तो उन्हींपर मुग्ध हूँ और इन ढाई वर्षोके अनुभवसे उनमें कोई 
परिवर्तन भी नहीं हुआ है। 
इस परिषद्की योजनाका विचार करनेवालों और उस विचारको कार्यका रूप 
देनेवालोंको में धन्यवाद देता हूँ। गुजरातके लिए यह एंक महत्त्वकी घटना है और हम 
उसमें से बहुत सुन्दर परिणाम पैदा कर सकते हँ। यह परिषद्‌ नींव-स्वरूप है। (यदि 
नींव दृढ़ और मजबूत होगी तो मकानके विषयों हम निरिचिन्त रह सकेंगे] |यह परि- 
षद्‌ नींव-स्वरूप है, इससे इसका उत्तरदायित्व भी बड़ा है। में ईइवरसे प्रार्थना करता 
हूँ कि वह हम सबको सुमति प्रदान करे और हमारा कार्य छोगोंके लिए भविष्यमें 
लाभदायी सिद्ध हो। 
कि यह परिषद्‌ राजनीतिक है। इस “राजनीतिक ” शब्दपर हम थोड़ा विचार करें। 
“राजनीतिक ” शब्द अंग्रेजीके 'पोलिटिकल” शब्दका अनुवाद है। अक्सर इस शब्दका 
संकुचित अर्थ किया जाता है, किन्तु मेरा खयाल है कि हमें उसका व्यापक अर्थ करना 
चाहिए।| ऐसी परिषदोंकी इतिश्री यदि राजा-प्रजाके सम्बन्धोंके विचार-मात्रमें ही हो 
जाये तो इससे न केवल काम अधूरा रह जायेगा बल्कि इस विषयकी पूरी कल्पना 
भी हम न कर सकेंगे। उदाहरणके लिए, महुएके फूलोंका सवार गुजरातके एक 
हिस्सेके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि [राजनीतिक ” शब्दके संकुचित अर्थमें| हम 
उसे एक राजनीतिक सवार मानकर उसपर विचार करें.तो सम्भव है उसका कड़वा 
परिणाम निकले या चाहा हुआ परिणाम न निकले। किन्तु यदि हम महुआ-सम्बन्धी 
कानूनकी उत्पत्तिका विचार करें और उसके साथ अपने कत्तंव्यका भी विचार करें, तो 
सरकारसे अपनी लड़ाईमें हम ज्यादा जल्दी कामयाब होंगे और लड़नेकी चाबी भी हमें 
आसानीसे मिल जायेगी। में अपने जो विचार आपके सामने उपस्थित करनेवाला हूँ उससे 
. आपको और स्पष्ट हो जायेगा कि राजनीतिक शब्दसे मेरा क्‍या अभिप्राय है। 
अधिवेशन समाप्त होनेके पदचात्‌ परिषदें अपने पीछे कोई कार्यकारी मण्डल नहीं 
छोड़ जातीं और यदि ऐसा कोई कार्यकारी मण्डल हो भी तो उसमें स्वर्गीय महात्मा 
गोखलेके ' शब्दोंमें “अपने धंधोंसे समय मिलनेके बाद कार्य करनेवाले ” होते हैं। हमें 


१, गोपाल .कृष्ण गोखछे (१८६६-१९१५); भारतके एक प्रतिष्ठित नेता भौर राजनीतिश । 
देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७-१८ । ह 


प२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ऐसे आदमियोंकी आवश्यकता है जो परिषदोंके प्रस्तावोंको व्यवहारमें छाना ही अपना 
कार्य समझें। ऐसे ही आदमियोंके अधिक होनेसे परिषदोंका कार्य सुन्दर और सफल 
हो सकता है। अभी तो बहुत-सा काये व्यर्थ जा रहा है (दिशमें भारत .सेवक समाज 
जैसी संस्थाओंकी आवश्यकता है। सेवाको ही धर्म माननेवालोंकी संख्या जब अधिक 
होगी तभी हम बड़े परिणाम देखनेकी आशा कर सकते हैं ।[हिमारे सौभाग्यसे भारत 
धमे-बद्ध है इसलिए यदि यह विचार उत्पन्न हो जाये कि इस समय देशसेवा ही धर्मकी 
अन्तिम सीमा है.तो धामिक वृत्तिवाले मनुष्य बड़ी संख्यामें राजनीतिक कार्यमें सम्मिलित 
हो सकते हँँ। मेरा विश्वास है कि जिस समय भारतके साधु-संत इस कामको अपने 
हाथोंमें ले लेंगे, उस समय भारत अपना अभीष्ट सरलतासे सिद्ध कर सकेगा ||जो भी 
हो, परन्तु हमें इस परिषद्के कामके लिए एक कार्यकारी-मण्डल संगठित करना चाहिए 
जिसका काम परिषद्के उद्देश्योंको कार्य-रूपमें परिणत करना और कराना हो। 

देशमें स्वराज्यकी ध्वनि गूंज रही है। विदुषी श्रीमती एनी बेसेंट लाखों स्त्री- 
पुरुषोंसे स्व॒राज्यका मन्त्र जपवा रही हें। जिस बातको दो वर्ष पहले बहुतसे स्त्री-पुरुष नहीं 
जानते थे, श्रीमती बेसेंटनें' अपनी चतुराई और अपने भारी प्रयत्वसे उसी बातका प्रचार 
कर दिया। लोगोंमें इस आशाका संचार करनेमें कि स्वराज्य दूर नहीं है उतका नाम 
इतिहासमें प्रथम पंक्तिमें लिखा जायेगा, इसमें सन्देह नहीं। स्वराज्य ही कांग्रेसका 
आदर्श था और है। स्वराज्यका विचार श्रीमती बेसेंटका दिया हुआ नहीं है, परन्तु यह 
स्वराज्य थोड़े विनोंमें प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान करा देनेवाली यही देवी हैं । 
इसके लिए उनका जितना उपकार माना जाये, कम है। उन्हें तथा उनके साथी श्री 
अरुण्डेल' और श्री वाडियाकोँ' छोड़कर सरकारने कृपा की है तथा यह स्वीकार किया 
है कि स्वराज्यका आन्दोलन उचित है। हम चाहते हैं कि सरकारने जो उदारता श्रीमती 
बेसेंट एवं उनके साथियोंके प्रति दिखलाई है वही वह भाई मुहम्मदअली और भाई 
शौकतअलीके प्रति भी दिखाये। सर विलियम विस्सेंटनें' इत दोनों भाइयोंके बारेमें जो 
कुछ कहा है उसमें विचार करने योग्य कितना है--इसकी जाँच करनेकी कोई जरूरत 
नहीं है। आशा है, प्रजाकी यह प्रार्थना स्वीकार करके सरकार उन्हें छोड़ देगी और उनके 
छोड़नेसे कोई अयोग्य परिणाम न निकले, इसका उत्तरदायित्व प्रजापर ही रखकर 
उसको ऋणी बनायेगी। जबतक सरकार इनको न छोड़ेगी तबतक उसकी उदारता 


१, एनी बैलेंट ( १८४७-१९३३ ); सुप्रसिद्ध वक्‍ता तथा थिषॉसॉफिस् १९१६ में भारतीय होमरूल 
लीगकी स्थापना की; १९१७के कांग्रेस अधिवेशनकी भध्यक्ष । 

५, डॉ०. जॉर्ज सिडने भरुण्डेल; एनी वेसेंट द्वारा संगठ्ति राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समितिके अध्यक्ष; 
होमरूल लीगके सक्रिय कार्यकर्ता । 

३. बी० पी० वाडिया; दोमरूछ लीगके संघट्नकर्ता । 

४. शौकतअलीके छोटे भाई और साप्ताहिक कॉमरेडके सम्पादक । सरकारने प्रथम विश्व-धुद्ध शुरू 
होनेके तुरन्त वाद दोनों भाश्योकोी नजरबन्द कर लिया था । 

, ५, सर विल्थिम विन्सेंट; गव्र-जनरलकी कार्यकारिणी परिषद्के सदस्य, १९१७। भारतीय परिषदके 

सदस्य, १९९३-३१ । 


भाषण : प्रथम गृजरात राजनीतिक परिषदमें प्र 


अधूरी समझी जाग्रेगी। हमारी उम्मीद है कि सरकार पूर्ण उदारता दिखाकर प्रजाका 
चित्त जीत छेगी और उसे अपना बना लछेगी। ह 

श्री मॉण्टेग्य साहब-आ रहे हैं। उनत्तकी सेवामें पेशं करनेके लिए प्रार्थनापन्न' तैयार 
किया गया है और उसपर हस्ताक्षर किये जा रहे हैँ। इस प्रार्थनापत्रका प्रधान हेतु 
[ स्वराज्यके बारेमें | प्रजाको शिक्षित करना है ||स्व॒राज्य प्राप्त करनेके लिए अक्षर-ज्ञान- 
की आवश्यकता है, यह कहना इतिहासका अज्ञान प्रकट करता है। प्रजामें यह भावना 
भंरनेके लिए कि हमें अपना कामकाज स्वयं करना है, अक्षर-ज्ञानगी आवश्यकता नहीं 
है। इस विचारका होना ही काफी है। सैकड़ों अपढ़ राजाओंने अच्छी तरह राज-काज 
किया है []उपर्युक्त भावना प्रजामें कहाँ तक है, यह देखना और यदि न हो तो उसे 
उत्पन्न करना -- यह - उस प्रार्थनापत्रका उद्देश्य है। इसलिए यह जरूरी है कि इस 
प्रार्थनापत्रपर छाखों स्त्री-पुरष उसका मतलब समझकर हास्ताक्षर करें। श्री मॉण्टेग्यु- 
पर ऐसे प्रार्थनापत्रका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। 

कांग्रेस और मुस्लिम लींग द्वारा स्वीकृत योजनामें फेरफार करनेका किसीको अधि- 
कार नहीं है, इसलिए इसके गुण-दोषोंका विचार करनेका सवार ही नहीं उठता। प्रस्तुत 
प्रयोजनकी दृष्टिसि अभी तो हमें इतना ही करना है कि प्रजाके नेताओंने बहुत विचार- 
पूर्वक जो योजना बनायी है उसे हम अच्छी तरह समझें और ऐसा प्रयत्न करें जिससे 
उसका अमल हो सके। 

यह योजना --स्वराज्य नहीं है, स्वराज्यकी नसेनीपर चढ़ते हुए पैर रखनेकी 
जगह है। कुछ अंग्रेज आलछोचक कहते हें कि हमें -- भारतीयोंको --- स्वराज्य भोगनेका 
अधिकार नहीं; क्‍योंकि जो लोग स्वराज्य माँगते हें उनमें हिन्दुस्तानकी रक्षा करनेकी 
शक्ति ही नहीं है। वे पूछते हें कि क्‍या अंग्रेज, सिपाहियोंकी तरह, भारतकी रक्षा करेंगे 
और भारतीय प्रजा शासन-कार्य चलायेगी। यह प्रश्न हास्यजनक और दुःखद है। 
हास्यजनक तो यों है कि हमारे अंग्रेज मित्र अपनेको हमसे जुदा मानते हें। हमारी 
कल्पना तो यह है कि हम ब्रिटेनके साथ रहकर स्वराज्य भोगेंगे। हम यह नहीं चाहते 
कि जो अंग्रेज यहाँ बस गये हैं वे यहाँसे चले जायें। बल्कि हम तो उन्हें स्वराज्यके 
हिस्सेदार मानते हेँ। स्वराज्यके संगठनमें यदि उनके हिस्सेमें सिपाहीगीरी आये तो उन्हें 
शिकायतका कारण नहीं रहता। परन्तु उनका यह कहना कि हम सिपाहीगीरीमें भाग 
न लेंगे, उतावछापन है| भारतकी वृत्ति जिस समय सैनिक शक्ति प्राप्त करनेकी होगी 
उस समय वह थोड़े ही समयमें प्राप्त हो जायेगी। संहार करनेकी शक्ति कठोर वृत्तिका 
परिणाम है और कठोरताका पोषण करनेमें देर नहीं लगती। वह घासकी तरह उग 
सकती है| ॥प्रशन दुःखद इसलिए है कि वह स्मरण दिलाता है कि आजतक सरकारने 
हमें सैनिक शिक्षासे वंचित रखा है। यदि उसने हमें सैनिक शिक्षा देना चाहा होता तो 
आजतक शिक्षित-वर्गकी एक बड़ी सेना तैयार हो गई होती। इस युद्धमें शिक्षित-दलने 


१, २६ नवम्बरकों कांग्रेस-लीगंके शिष्टमण्डल द्वारा भारत-मंत्री तथा वाइसरॉयकों दिया गया था । 
देखिए परिशिष्ट १। . 
२. देखिए परिशिष्ट २ । 


हर सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भाग नहीं लिया, इसका दोष शिक्षित-दरूकी अपेक्षा सरकारपर ही अधिक है। यदि 
सुरकारकी नीति आरू|म”भसे भिन्न प्रकारकी होती तो आज सरकारके पास अजेय सेना 
तैयार होती। लेकिन वर्तमान स्थितिके लिए कौन दोषी है, इस प्रइनको हम जाने दें। 
जिस समय अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ, उस समय करोड़ोंपर सत्ता चलानेके लिए 
बुद्धिमानीकी नीति यही मानी गई कि प्रजासे हथियार छीन लिये जायें और उसे सैनिक 
शिक्षा न दी जाये। लेकिन जब जागे तभी सबेरा समझकर राजा-प्रजा दोनोंको यह 
भूल सुधार लेनी चाहिए। ह 

ये विचार यह मानकर पेश किये गये हे कि वतंमान प्रवाह उचित है। किन्तु 
वर्तमान स्थिति सब प्रकारसे ठीक है, इस बातसे में सहमत नहीं हूँ। हम जो आल्दोलन 
चला रहे हैं वह पश्चिमी परिपाटीका है। हम जो स्वराज्य चाहते हें वह भी परिचमी 
नमूनेका है। इसका परिणाम यह होगा कि भारतको पश्चिमी देशोंके साथ प्रतियोगिता 
करनी पड़ेगी -- उनका अनुसरण करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि दूसरा रास्ता 
ही नहीं है। में ऐसा नहीं मानता।[भारत यूरोप नहीं है, जापान नहीं है, चीन 
नहीं है, इसे में भूल नहीं सकता। मेरे मनमें तो यह देववाणी समा गई है कि भारत 
ही कर्म-भूमि है; शेष सब भोग-भूमियाँ हे। मुझे रूगता है कि और देशोंसे इस देशका 
काम भिन्न है। भारतमें धामिक साम्राज्य भोगनेकी शक्ति है। जैसी तपस्या इस देशमें 
हुई वैसी और कहीं नहीं हुईं। भारतको लोहेके हथियारोंकी जरूरत नहीं है। वह तो 
दिव्य अस्त्रोंसे लड़ता आया है और अब भी लड़ सकता है। अन्य देशोंने शरीर-बलूकी 
उपासना की है [धूरोपमें जो दारुण युद्ध अभी चल रहा है वह इसका ज्वरून्त प्रमाण 
है। भारत आत्मबलसे सब-कुछ जीत सकता है। आत्माकी शक्तिके आगे शरीरकी शक्ति 
तृणवत्‌ है, इसके अनेक उदाहरण हैं। ऐसा कवियोंने गाया है। अनुभवी मनुष्योंने वर्णन 
किया है। हृष्ट-पुष्ट ३० वर्षका जवान अपने ८० वर्षके बापके सामने बकरी हो जाता 
है। यह प्रेम-वलका उदाहरण है।|प्म ही आत्मा है, आत्माका ग्रूण है। इस प्रेमका 
उपयोग हम श्रद्धायूवंक समस्त जगतृपर कर. सकते हेँ। हम धर्मके प्रति अपनी श्रद्धा 
खो बैठे हैँ, इससे आधुनिक हा हम अपने पैर स्थिर नहीं रख सकते और इघधर- 
उधर धक्के खाते फिरते हेँ।]इस बातपर आगे में और विचार करूँगा। 

अपने इन विचारोंके बावजूद में.स्वराज्यके आन्दोलनमें भाग छेता हूँ--क्योंकि 
सरकार आजकल जिस पद्धतिसे शासन कर रही है वह आधुनिक पद्धति है। इस पद्ध- 
तिका शुद्ध स्वरूप पालियामेंट है, इस वातकों सरकार स्वयं मानती है। यदि ऐसी 
पालियामेंट हमें न मिले तो हम “इतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्ट:” हो जायेंगे [न तो हम 
स्वराज्यका अपना पुराता आदर्श सिद्ध कर पायेंगे और न हमें नया ही मिलेगा। ] 
श्रीमती एनी बेसेंटका यह कहना बिलकुल ठीक है कि “या तो भारतको स्वराज्य मिले, 
नहीं तो यहाँ भूखों मरनेका रोग फैल जायेगा। /में आँकड़ोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहता। 
मेरे लिए मेरी आँखोंकी गवाही पर्याप्त है। यह गवाही बताती है कि भारतमें दरिद्रता 
बढ़ रही है। दूसरा कोई नतीजा हो भी कैसे ? जो देश अपना कच्चा माल बाहर 
भेजता है और बाहरसे उसकी चीज बनकर यहाँ आती हैं तब जो उन्हें लेता है, 
जो देश स्वयं कपास पैदा करता है फिर भी अपने कपड़ोंके लिए करोड़ों रुपये बाहर 


भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमें प्५ 


भेजता है उस देहशमें गरीबी न हो तो क्‍या हो ? जिस देशमें व्याह-शादीपर होनेवाले 
खर्चको फजूल-खर्ची कहते हैँ उसे गरीब ही कहना होगा। जो देश प्लेग आदि रोगोंको 
समाप्त करने योग्य खर्च नहीं कर सकता उसकी स्थिति भिखारी-जेंसी ही है। जिस 
देशके लोग कड़े जाड़ेमें ऊनी वस्त्रोंक अभावमें सोने-जेसा बहुमूल्य खाद जलाकर शीत- 
निवारण करते हैँ, जिस देशके अधिकारी-वर्गकी तनख्वाहोंका बड़ा हिस्सा बाहर देशोंमें 
खर्च किया जाता है वह देश यदि कंगाल रहे और उस देशकी प्रजा दिनपर-दिन 
वरिद्र होती जाये तो आइचये ही क्या है। समस्त भारतमें घूमते हुए मेंने कहीं प्रजामें 
श्री और सम्पन्नता नहीं देखी। मध्यम श्रेणीके लोगोंकी बड़ी दुर्देशा है। कनिष्ठ श्रेणीके 
लोगोंके पास वस नीचे धरती और ऊपर आसमान है। उनके लिए अच्छा दिन ही नहीं 
है। भारतका धन पृथ्वीके पेटमें गड़ा हुआ है या जेवरोंमें पड़ा हुआ है, यह कोरी 
कल्पना है। वह नगण्य है। छोगोंकी आमदनी तो बढ़ी नहीं, खर्च अलछबत्ता बढ़ गये 
हैँ। यह दशा सरकारने जान-बूझकर पैदा की है, सो नहीं। में मानता हूँ कि सरकारका 
हेतु शुद्ध है। उसका विश्वास है कि प्रजाकी उन्नति होती जाती है। अपनी “ ब्ल्यु बुकों ” 
पर उसकी अटल श्रद्धा है। एक अंग्रेजी कहावत है कि “अंकोंसे जो चाहे सो सिद्ध 
हो सकता है; वह यथार्थ है। इन्हीं आँकड़ोंके बलपर सरकारी अर्थशास्त्री सिद्ध 
करते हैँ कि भारत उन्नति कर रहा है। मेरे जेसे साधारण छोग तो इन आँकड़ोंको 
देखकर शंका-युक्‍त हो सिर हिलाते हैं। ऊपरसे देवता आकर कुछ कहें तो भी में 
यही कहूँगा कि “ भारतको में कंगारू होता देख रहा हैं" 


हमारी पालियामेंट हो तो वह क्‍या करेगी? [जब बता वो हो 
जायेगी तब भूलें करने तथा उन्हें सुधारनेकी सत्ता हमें प्राप्त होगी || पहले तो हमसे 
भूलें जरूर होंगी; परन्तु चूंकि हम इस देशकी मिट्टीके बने हें इसलिए उन्हें सुधारनेमें. 
भी देर न छग्रेगी और इस कंगालीका इलाज भी हमें तुरन्त सूझेगा। तब हम लंका- 
शायरकी चीजोंपर निर्भर नहीं होंगे। तब हमें अपार धन छगाकर शाही दिल्ली 
बनानेकी भी आवश्यकता नहीं होगी। शाही-दिल्लीका..आकार भारतकी झोंपड़ियोंके 
अनुसार होगा। झोंपड़ियों और पालियामेंट हाउसमें कुछ मेल -तो रहेगा ।|प्रिजा इस 
समय निर्षन हो गई है। उसे भूलें करनेका भी हक नहीं रहा। जिसे भूलें करनेका 
हक न हो वह कभी उन्नति भी नहीं कर सकता। हाउस ऑफ कॉमन्सका इतिहास 
भूलोंका इतिहास है। एक अरबी कहावत है कि “ इन्सान भूलोंका पुतछा है।” भूलें 
करनेका अधिकार और उन्हें सुधारनेकी सत्ता--यह स्वराज्यकी व्याख्या है।| ॥ यह 
स्व॒राज्य पालियामेंट्में है और हमें वह आज ही चाहिए। हम उसके योग्य हैं--- 
आज ही। इसलिए हम उसे माँगेंगे तो वह हमें मिलेगा। वह “आज ” कब आयेगा 
यह हमारे ही ऊपर अवहरुम्बित है। 


ब्रिटिश प्रजातन्त्रके -- ब्रिटिश प्रजाके आगे रोनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा। ब्रिटिश 
प्रजा ऐसी माँगको नहीं पहचानती। वह कहेगी --- “ हम किसीके पास स्वराज्य माँगने 
नहीं गये। हमने अपनी शक्तिके बलसे उसे प्राप्त किया है। तुम्हें नहीं मिला; क्योंकि 
तुम अयोग्य हो। जब तुम योग्य होगे तब तुम्हें वह मिलेगा ही।” 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यह योग्यता कैसे आयेगी ६ हमें भारतवर्षकी प्रजासे स्वराज्य माँगना है। हमारी 
प्राथेना उसी भारतीय प्रजासे है [जब भारतवर्षके किसान यह जानने छूग्रेंगे कि स्वराज्य 
क्या है, तब स्वराज्यको कोई नहीं रोक सकेगा ।| । 

सर विलियम विल्सन हंटरने' लिखा है, “ ब्रिटिश साम्राज्यमें अभीष्ट' सिद्धिका 
सहजसे-सहज उपाय संग्राममें प्राप्त की हुई विजय है।” यदि हमारा शिक्षित-वर्ग चुप- 
चाप इस लड़ाईमें शामिल हो जाता और अपना हिस्सा अदा. करता तो मेरा विश्वास 
है कि हमारी माँग आज ही. पूरी हो जाती; इतना ही नहीं, यह प्राप्ति कुछ अलग 
प्रकारकी होती है। 

हम बहुधा कहते हैं कि भारतके सिपाहियोंने फ्रांस और भेसोपोटामियाके मैदानोंमें 
अपने प्राणोंकी आहुति दी है । इसका श्रेय हम शिक्षितोंको नहीं मिल सकता । इन 
सिपाहियोंको हमने तैयार-नहीं-किया-और न सिपाही देशाभिमानसे प्रेरित होकर युद्ध-क्षेत्रमे 
गये । उनको स्वराज्यका ज्ञान नहीं है। युद्धकी समाप्तिपर वे स्वराज्य माँगेंगे भी तहीं । 
वे अपने अन्नदाताका नमक अदा करने --अपनी नमक हलालीका परिचय देने -- वहाँ 
गये हैं । स्व॒राज्यकी माँगके लिए हम उनको बीचमें नहीं ला सकते । शिक्षित-वर्गने 
लड़ाईमें भाग नहीं लिया है, इसके लिए वह दोषी नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। 

हो कठिन समयमें राजंभक्ति दिखाई है, इससे भी हमारी योग्यता सूचित नहीं 

होती । [राजभक्ति गुण नहीं है। राजभक्ति तो राष्ट्रके अस्तित्वकी अनिवायय आवश्यकता 
है। राजभक्तिसे स्व॒राज्य नहीं मिल सकता, यह तो स्वयंतिद्ध है| 

स्वराज्यकी हमारी योग्यताका पता इस बातसे चलता है कि हममें स्वराज्यकी 
तीत्र इच्छा उत्पन्न हो गई है और हम यह अच्छी तरह जान गये हें कि अधिकारी-वर्गने 
चाहे कितने ही शुद्ध भावसे कार्य किया हो, पर अब उसका अन्त समय आ रहा है। 
बस इतनी योग्यता हमें अपने कार्यके लिए काफी है । स्वराज्यके बिना अब भारतमें 
झान्ति सम्भव नहीं है। 

किन्तु यदि स्वराज्यका आन्दोलन हम. केवल सभाएँ करके ही करते रहे तो इससे 
प्रजाकी हानि होना सम्भव है [सभाएँ और व्याख्यान योग्य स्थान और योग्य समय- 
पर हों, यह ठीक है; परन्तु सभाओं और व्याख्यानोंसे राष्ट्रका निर्माण नहीं हो सकता।[ 

जिस प्रजाके हृदयमें स्वराज्यकी तरंगें हिलोरें मार रही हों उसमें और सब 
दिज्ञाओंमें जागृतिके चिह्न दिखने चाहिए। स्विराज्यका पहला आधार प्रत्येक व्यक्ति है। 
८ था पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड ” यह महावाक्य इस स्थानपर भी बिलकुल सच है। यदि हमारे 
हृदयमें निरन्तर लड़ाई चलती रहे, यदि हम ठेढ़े चलें, अपनी इच्द्रियोंपर अंकुद रखनेके . 
बदले इन्द्रियाँ हमारे ऊपर राज्य करती हों तो हमारे लिए स्वराज्यका अथ क्‍या हो 
सकता है? पहली सीढ़ी तो यह है कि हम अपने ही ऊपर राज्य करना सीखें। 

इसके बाद कुटुम्ब : यदि कुटुम्बमें कलह हो, भाई-भाई लड़ें, कुटुम्बी एक साथ 
न रह सकें, अविभक्त कुटुम्ब यान्ती स्व॒राज्य भोगनेवाले कुटुम्ब भी झग्रड़कर विभकत 
हो जायें तो हम स्वराज्यके योग्य कैसे बन सकते हैं? 


१, (१८४०-१९००); भारतीय मामलेकि विशेषश; देखिए खण्ड १, ए४ ३५६ । 


भाषण : प्रंथम गृजरात राजनीतिक परिषदमें ५७ 


इसके बाद जाति: यदि हम जातिमें एक दूसरेसे द्वेषपुर्वक व्यवहार करें, जातियाँ 
अपना काम-काज न चला सकें, उनमें कोई व्यवस्था न हो, बड़े छोग बड़प्पन चाहें 
तथा जातिभाई स्वेच्छाचारी हों और यदि हम इतना संकुचित स्वराज्य भी न चला सकें 
तो राष्ट्रीय स्वराज्य कैसे चला सकेंगे ? 

कुटुम्ब और जातिके बाद शहर : अपने शहरका कारोबार हम स्वयं न चला सकें, 
अपनी गलियाँ साफ न रखें, हमारे घर खण्डहर हों, रास्ते ठढ़े-मेढ़े हों, शहरका कारोबार 
चलानेवाले रहती, , बे-जवाबदेह अथवा स्वार्थी हों तो हमें विश्येष सत्ता ग्रहण करनेका 
क्या अधिकार हैं !| 

शहरकी व्यवस्था कर सकतेमें ही सच पूछिए तो स्वराज्यकी कुंजी है। इसलिए 
उसके विषयमें अधिक विचार करनेकी आवश्यकता है। भारतमें प्लेगने अपना घर बना 
लिया है।' हैजा तो हमारे साथ है ही। मलेरिया प्रति वर्ष सहस्रों प्राणियोंकी बलि लेता है। 
दुनियाके दूसरे हरएक हिस्सेमें लोगोंने वहाँसे प्लेगको मार भगाया है। ग्लासगोमें जाते ही 
वह निकाल दी गईं, जोहानिसबर्गरमें वह एक ही बार आ सकी।' वहाँकी नगरपालिकाओंने 
बड़े प्रयत्नसे एक ही मासमें उसको निर्मुल कर दिया। परन्तु प्लेगपर हम कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाल सकते | इसके लिए हम सरकारपर दोषारोपण नहीं कर सकते | सच पूछिए तो 
दरिद्रताको भी हम दोष नहीं दे सकते । प्लेगके प्रतिकारमें हमें कोई भी नहीं रोकता --- 
हमारे रास्तेमें रुकावटें नहीं डालता । अहमदाबाद-जैसा शहर दरिद्रताका बहाना करके नहीं 
छूट सकता। मुझे डर है कि प्लेगके बारेमें हमें अपनी जिम्मेदारी माननी ही पड़ेगी । 
यह आइचयंकी बात है कि जब हमारे मुहल्लोंमें --- हमारे रहनेके स्थानोंमें--प्लेग जारी 
रहता है, तब अंग्रेजोंके मुहल्लोंमें उसका पता भी नहीं लगता। इसका कारण भी शीक्र 
समझमें आ जाता है। वहाँ हवा स्वच्छ रहती ( दूर-दूर हैं, रास्ते चौड़े और साफ 
हैं और पाखानोंकी व्यवस्था बहुत अच्छी है । यहाँ तो पाखाने जाना मरक-वास 
करने जैसा है। जिस देशमें ९० फीसदी छोग नंगे पाँव चलते हैं, लोग चाहे जहाँ 
थूकते हैं, जहाँ चाहें पाखाना फिरते हें और ऐसे ही रास्तोंपर हमें चलना पड़ता है। 
ऐसी दुशामें यदि वहाँ प्छेग अपना डेरा डाके तो आश्चर्यकी कौन-सी बात है? 

|जब्रतक हम अपने शहरोंकी हारूत नहीं बदलते, अपनी बुरी आदतोंको नहीं छोड़ते, 
अपने पांखानोंको नहीं सुधारते तबतक हमारे लिए स्वराज्यका मूल्य कुछ भी नहीं है। 

यहाँ एक बात कहना अनुचित न होगा। हम अपने सबसे उपयोगी सेवक मेहतरोंको 
अस्पृर्य मानते हैँ । उसका फल यह होता है कि हम उन्हें अपने पाखाने भी अच्छी 
तरह साफ नहीं करने देते और खुद उन्हें साफ करते नहीं; क्योंकि धर्मके नामपर 
हम. मानते हैं कि उससे हम अशुद्ध हो जायेंगे। इसलिए यद्यपि हम स्वयं स्वच्छ माने जाते 
हैं तथापि हमारे घरका एक भाग दूसरे देशोंकी तुलनामें सबसे ज्यादा गन्‍्दा रहता है और 
इसी कारण हम सदा गंदी हवामें पछते और बड़े होते हें। जबतक हम गाँवोंमें रहते थे 
तबतक हम आरामसे थे। परन्तु शहरोंमें हम अपनी कुटेवोंके कारण आत्मघात कर रहे हें।[ 


के १. भारतमें यद्द वीमारी १९१७ में फैली भोर जुलाई १९१७ से जून १९१८ के बीच लगभग ८०,००० 
ग भरे | ; 
२. १९०४ में; देखिये खण्ड ४, पृष्ठ १६२-३ व ५, पृष्ठ ११५४-७५ । 


१४--४ 


५८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


[जहाँ छोग इतनी बड़ी संख्यामें बेमौत मरते हों वहाँ ऐसा ही मालूम होता है कि 
लोगोंमें धर्म, कर्म और आचारका अभाव है।| में तो ऐसा मानता हूँ कि बी गे 
करना हमारी शक्तिके बाहर नहीं है। यदि हम प्लेगको निर्मुल कर सकें तो इससे 
हमारी स्वराज्य-विषयक योग्यता जितनी बढ़ेगी उतनी महान्‌ आन्दोलनसे भी नहीं बढ़ 
सकेगी। इस सवालूपर हमारे डॉक्टरों और वैद्योंको विचार करना चाहिए। ह 

हमारे पड़ोसमें ही डाकोरजीका प्रसिद्ध धाम है। मैंने उसे देखा है। उस पवित्र 
धामकी अपवित्रताका पार नहीं है। में अपनेको शुद्ध वैष्णव मानता हूँ इसलिए मुझे इस 
विषयरमें आलोचना करनेका अधिक अधिकार है। डाकोरजीमें ऐसी घोर गन्दगी है कि 
जिसे स्वच्छताकी आदत हो उसे डाकोरजीमें एक दिन बिताना भी कठिन हो जाता 
है। यात्री, जैसा उनके जीमें आता है उस तरह, तालाबको और रास्तोंको गन्दा करते 
हैँ। मन्दिरके मुखिया छोग आपसमें छड़ते हैँ और रणछोड़रायजीके आभूषणों आदिकी 
हिफाजतके लिए “रिसीवर” नियुक्त हुआ है, सो अछूग। इस स्थितिको सुधारना 
हमारा काम है। स्वराज्य छेनेको दौड़नेवाले हम गुजराती यदि अपना ही आँगन साफ 
न रखें, घर न सुधारें तो स्वराज्यकी सेनामें हम कौन-सी विजय प्राप्त कर छेंगे। 

बहरोंमें शिक्षाकी स्थितिपर विचार करनेसे भी निराक्षा ही होती है।[अपने 
निजी साहससे छोगोंकी शिक्षाका प्रबन्ध करना हमारा पवित्र कर्त्तव्य है। किन्तु होता 
यह है कि देझमें हजारों वालक अशिक्षित रहते हैं और उनकी शिक्षाके लिए हमारी दृष्टि 
सरकारपर ऊूगी रहती है।| 

'छहरोंमें शरावका व्यसन बढ़ रहा है। ईरानियोंकी [ चाय-आदिकी | ढूकानें बढ़ 
रही हैं। जुआ बढ़ रहा पका | यदि हम इन सबका प्रतिकार न कर सके तो स्वराज्य हम 
कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?| ज्यका अर्थ ही यह है कि हम अपना कारोबार स्वयं चढायें [| 

[जान पड़ता है कि अब वह समय आ गया है जब हमारे और हमारे बच्चोंके 
मुँहसे दूध छिन जायेगा -- गुजरातमें डेरियाँ हमारा बड़ा अहित कर रही हैं। वे बहुत- 
सा दूध खरीदकर मक्खन, पनीर इत्यादि बनाकर बेचती हँ। जिस प्रजाका आधार 
मुख्य करके दूध रहा है वह इस प्रकार अपनी खूराकको कैसे नष्ट होने देती है! 
ऐसे स्वार्थी मनुष्य क्यों जन्म छेते हैं, जी प्रजाके आरोग्यपर ध्यान न देकर पैसेके 
लिए उसके खानेकी वस्तुओंका अयोग्य व्यापार करते हैं? दूध, घी तथा दृूधकी बनी 
चीजें प्रजाके लिए इतनी अमूल्य हैं कि नगरपालिकाओंको उनपर पूरा अंकुश रखना 
चाहिए।| हम इस सम्बन्धमें क्या कर रहें हैं? 

में अभी-अभी एक ऐसे प्रदेशसे आया हूँ, जहाँ बकरीदके मौकेपर दंगे हुए। दो 
जातियाँ एक क्षुद्र बातपर लड़ पड़ीं, उसमें उपद्रवी छोग शामिल हो गये और झगड़ा 
बढ़ गया। हम उसका कोई उपाय न कर सके । केवछ सरकारकी कार॑वाईपर ही हमें 
अवलूम्बित होना पड़ा। इससे हमारी कमजोरी प्रकट होती है। 

यहाँ कुछ देरके लिए गौ-रक्षापर विचार करना अप्रासंगिक नहीं होगा। यह 
एक महत्त्वका सवाल है। फ़िर भी उसे हल करनेका कार्य हमने तथाकथित गो-रक्षा 
सभाओंपर छोड़ दिया है (गो-रक्षाकी प्रथा पुरानी मालूम होती है। उसकी उत्पत्ति 


भाषण : प्रथम गुजरातं राजनीतिक परिषदमें ५९ 


इस देशकी विशिष्ट आवश्यकताओंमें से हुईं है। जहाँ ९० सैकड़ा मनुष्य खेतीपर गुजर 
करते हैँ, जहाँ खेतीके लिए बैलोंकी जरूरत होती है, वहाँ गायकी रक्षा करना सहज 
कर्तव्य हो जाता है। ऐसी जगह मांसाहारीकों भी गो-मांसका त्याग करना चाहिए। 
ये स्वाभाविक कारण गायकी रक्षा करनेके लिए काफी माने जाने चाहिए। पर यहाँ 
विचित्र परिस्थिति है। यहाँ गो-रक्षाका मुख्य अर्थ यह देख पड़ता है कि गायें मुसलू- 
मान भाइयोंके हाथ न पड़ने दी जायें, उन्हें गो-मांसका भक्षण न करने दिया जाये। 
हमारे ज्ञासकोंको गायका मांस जरूरी होता है। उनके लिए रोज हजारों गायोंका वध 
होता है। इसे रोकनेके लिए हम कुछ नहीं करते। कलकत्तेमें हिन्दू ही फूँकेकी क्रूर 
क्रियाके द्वारा गायका सारा दूध रोज खींच छेते हैं। हमने शायद ही कभी गायके साथ की 
जानेवाली इस घोर हिंसाको मिटानेकी चेष्टा की हो। गुजरातमें हिन्दू बेछको हाँकनेके 
लिए कील लगी लकड़ियाँ काममें लाते हें। हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। अपने 
शहरके बैलोंकी दशा करुणाजनक है। गाय और उसके वंशकी रक्षा करनेका काम 
बड़ा भारी है। उसे हमने मुसलमानोंके साथ झगड़ा करनेका संकुचित रूप देकर गो-वध- 
की वृद्धि की है। गो-रक्षाके लिए मुसलमान भाइयोंका वध धर्म नहीं, अधर्म है। मेरा 
विश्वास है, यदि हम मुसलमान भाइयोंके साथ प्रेमपुर्वक परामर्श करें तो वे भी भारतकी 
स्थितिपर ध्यान देकर गायकी रक्षाके लिए कटिबद्ध हो जायेंगे। हम उनसे विनय करें, 
सत्याग्रह करें, तो गो-रक्षाके कार्यमें हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हेँ। परन्तु ऐसा 
करनेके पहले इस प्रइनका सच्चा स्वरूप समझ लेना चाहिए। अपने भाइयोंके मारनेके 
बदले हमें स्वयं मरनेको तैयार होना चाहिए। परन्तु इसका होना तभी संभव है, जब हम 
गायका मूल्य समझ लेंगे और हमारे हृदयमें शुद्ध दयाका स्फुरण होगा। यह कार्य करनेमें 
एक साथ और भी कई कार्य हो जायेंगे। हिन्दू-मुसछमानोंके बीचका झगड़ा खत्म हो 
जायेगा, गायकी रक्षा होगी, और शुद्ध और सस्ता घी-दूध मिलेगा। इसके साथ ही हमारे 
बैल दुनियामें सबसे बढ़कर होंगे । यदि हमारी तपस्या शुद्ध होगी तो हम अंग्रेज, मुसलमान 
या हिन्दू सबके हाथसे गो-वधका होना रोक सकेंगे। यह एक कार्य भी स्वराज्यको 
समीप लछानेवाला है। 

ऊपर जिन सवालोंकी चर्चा हुई है उनमें से अधिकांश नागरिक जीवनसे सम्बन्ध 
रखते हैँ। हम देख सकते हैं कि अपने देशका कारोबार हम तभी चला सकते हैं जब 
इन नागरिक सवाछोंसे सम्बन्धित कारोबारकों अच्छी तरह नीतिपूर्वक चला दिखायें। 

: स्वदेशीका आन्दोलन देशमें नाम-मात्रको ही है, ऐसा कहना गरूत न होगा। 
हमें यह नहीं सूझता कि स्वदेशीमें रगभग स्वराज्यकी चाबी है। यदि हमें अपनी भाषा 
से अरुचि हो, देशका बना हुआ अपना कपड़ा अच्छा न छूंगे, अपना पहनावा-पोशाक 
बुरी मालूम हो, अपनी चोटीकी शरम आये, अपनी जरूवायु और भोजन अच्छा 
मालूम न हो, अपने आदमी अनगढ़ मालूम हों और अपने साथ रहने योग्य न जान पड़ें, 
अपनी सभ्यता अच्छी न लगे तथा विदेशी सभ्यता अच्छी छमगे, सारांश यह कि अपना 
सब बुरा और विदेशी सब अच्छा लगे तो स्वराज्यका कया अर्थ रह जायेगा -- यह मेरी 
समझमें नहीं आता ||यदि हमें हर चीज विदेशी ही ग्राह्म मालूम होती हो तब तो अभी 
हमें विदेशी तालीमकी बहुत आवश्यकता है; क्योंकि विदेशी रीति-तीतिने हमारे जन- 


६० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


समाजमें बहुत ही कम प्रवेश किया है। मेरा खयाल तो यह है किहमें स्व॒देशीके प्रति 
प्रेम ही श्र किक भी होना चाहिए। तभी हम स्वराज्यका रसास्वादन कर सकेंगे । 
हमारे प्रत्येक कार्य स्वदेशीकी छाप दृष्टिगोचर होनी चाहिए। स्वराज्यकी इमारत 
इसी कल्पताकी नींवपर खड़ी की जा सकती है कि कुछ मिलाकर हमारी अधिकांश 
वस्तुएँ अच्छी हैं। स्वदेशीका आन्दोलन यहाँ बहुत बड़े पैमानेपर होना चाहिए। जहाँ- 
[जहाँ स्वराज्यकी हलचल हुई है वहाँ-वहाँ लोगोंने स्वदेशीके महत्त्वको पूरी तरह. समझा 
है। स्कॉटलेण्डके सिपाही मृत्युके भयसे भी अपना किल्ट [घाघरा ] छोड़नेकी इच्छा नहीं 
करते। हम छोग हंसीमें उन्हें 'घाघरा पलटन ' कहते हैं। किन्तु इन घाघरा पहननेवालोंके 
वलको दुनिया जानती है। वह असुविधाजनक है, शत्रु उसके कारण उन्हें आसानीसे 
अपना निशाना बना सकते हूँ, फिर भी स्कॉटरलेण्डके सिपाही उसे छोड़ते नहीं। मेरा 
यह अभिप्राय नहीं है कि हम अपने दुर्गुणोंका न त्याग करें; मेरा अभिप्राय यह है कि 
हमारी चीज विगुुण हो तो भी हमारे लिए ग्राह्मय है और विदेशी स्वनुष्ठित होनेपर भी 
त्याज्य है। जो आज विग्रण है उसे हम अपने पराक्रमसे गुणपूर्ण कर लेंगे।| | में चाहता 
हैँ कि इस परिषद्के सदस्योंकी रुग-रुगमें स्वदेशीके प्रति प्रेम और उत्साह व्याप्त हो। 
वे महान्‌ संकटों और कष्टोंको सहकर भी स्वदेशी-न्रतकों धारण करें और निष्ठापूर्वक 
उसका पालन भी करें। यदि ऐसा हो जाये तो हमें घर बैठे स्वराज्य मिल जायेगा। 

पृर्वोकत दृष्टान्तोंसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आन्दोलन दोहरा होना चाहिए । 
सरकारको आप प्राय॑नापत्र भले ही भेजिए, शाही परिषद्र्में आप अपने अधिकार भले ही 
माँगिए; परन्तु छोक-जागृतिके लिए हमें इन कार्योकी अपेक्षा आन्तरिक आन्दोलनकी 
ज्यादा आवश्यकता है। वाह्मय व्यापारमें दम्भ, स्वार्थ आदिके प्रवेशका भय है; आन्तरिक 
व्यापारमें' इसकी वहुत कम सम्भावना है। आच्तरिक क्रियाके बिता वाहरी क्रिया न 
केवल शझोमेगी नहीं, वल्कि संभव है वह निरथेंक सिद्ध हो। मेरे कथतका यह अर्थ नहीं 
है कि हम आन्तरिक कियासे एकदम खाली हैं। परन्तु में यह कह देना चाहता हूँ कि 
हम आन्तरिक क्रियाकों यथेष्ट महत्त्व नहीं देते। 

यह भी सुनाई देता है कि एक बार भारतकी शासन-सत्ता हाथमें आ जाने 
दीजिए, फिर यह सब ठीक हो जायेगा। इससे बड़ा भ्रम और नहीं हो सकता। कोई 
देश इस प्रकार स्वतंत्र नहीं हुआ [| वसन्त जव वहारपर आता है उस समय उसकी 
शोभा हरएक झाड़में देखी जा सकती है, सारी भूमिमें नवयौवनका संचार हो जाता 
है। इसी प्रकार जब हम स्वराज्यके वसन्तमें प्रवेश करेंगे उस समय अगर यहाँ कोई यात्री 
आये तो वह हमारे जीवनमें हर जगह नवयौवनकी ताजगी देखेगा। वह देखेगा कि 
प्रजाके सेवक अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार विभिन्न सार्वजनिक कार्योंमें छगे हुए हैं।| | 

यदि यह कहा जाये कि हमारी प्रगति यथेष्ट नहीं है तो इसके दो कारण भी 
स्वीकार करने पड़ेंगे। हमने अपनी स्त्रियोंको अपने आन्दोलनसे अछूग रखा, इससे हम 
पक्षाघातके शिकार हो यये हैं। जनता एक पाँवसे चल रही है। यही कारण है कि 
उसके सारे कार्य अबूरे और आवे होते देखे जाते हें। इसके अतिरिक्त द्विज्ञका शिक्षित 
समाज विदेशी भाषाके द्वारा शिक्षा पाकर अशक्त हो रहा है। और जो शक्ति वह 
प्राप्त करता है उसका छाम देशको नहीं मिलता ।, इूस-विषयपर अपने-विचार में गुज- 


भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमों ६१ 


रात शिक्षा- परिषद पेश कर चुका हूँ इसलिए यहाँ उन्हें दृहराना नहीं है। इस परि- 
पदुने अपना सारा कार्य मातृ-भाषामें करनेका निश्चय करके .बहुत अच्छा किया है। 
मुझे आशा है कि गजराती जनता किसी भी प्रक्ोभनमें आकर इस निरचयसे टलेगी 
नहीं। - 
| शिक्षित-वर्गेका, स्व॒राज्य-प्रेमियोंका कार्य जन-समाजमें मिले बिना नहीं चलेगा। 

हम जनताके एक भी अंगकी उपेक्षा नहीं कर सकते, किसीकों छोड़ नहीं सकते | सबको 
साथ लेकर चलेंगे तब हम बढ़ सकेंगे ।] यदि शिक्षित-वर्ग सामान्य जनतासे मिलता- 
जुलता रहता तो बकरीदके मौकेपर जो दंगे हुए बे होते ही नहीं । 

अन्तिम विषयपर आतनेके पहले मुझे एक अन्य कत्तंव्यका पालन करना है और 
कुछ सुझाव भी देने हें। 

यमराज प्रतिवर्ष हमारे नेताओंमें से कुछको उठा लेते हैँ। पिछले बारह महीनोंमें 
ऐसी जितनी घटनाएँ हमारे यहाँ हुई हैं उन सबका उल्लेख तो में यहाँ नहीं करना चाहता 
किन्तु हिन्दके दादा /ऋषि-तुल्य स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीका नाम तो छोड़ा नहीं जा सकता । 
उनकी देशसेवाकी कीमत आँकनेका काम मेरा नहीं हो सकता। में तो उन छोगोंमें से हूँ 
जो उनके चरणोंमें बैठकर बड़े हुए हैं। ठेठ युवावस्थामें जब में विलायत गया तब मेने 
उनके दर्शन किये थे। उनके नामका एक सिफारिशी पत्र में उनके पास ले गया था; 
तभीसे मेने उन्तकी पूजा करना सीखा। उनकी निष्कलंक और अखण्ड देशसेवा, उनकी 
निष्पक्ष समदृष्टि, उनका शुद्ध चरित्र एक ऐसा आदर्श उपस्थित करते हें जिसका भारत 
हमेशा अनुकरण करता रह सकता है।! ईदइवर उनकी आत्माको शान्ति दे। उनके 
परिवारको और राष्ट्रको यह वियोग सहन करनेकी शक्ति दे। उन्तके चरित्रकों अपने 
जीवनमें उतारकर और उनकी देशसेवाका अनुसरण करके और अपने हृदयमें स्थान देकर 
हम उन्हें सदाके लिए अमर कर सकते हैं। 

वाइसरॉय महोदयने वीरमगाँवकी सीमापर ली जानेवाली चुंगीको रद करनेकी 
घोषणा कौ है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना हमारा कत्त॑व्य है। यह कार्य जल्दी हो 
जाना चाहिए था। प्रजा उसके बोझसे पिसी जा रही थी। उसके कारण कई लछोगोंका 
व्यापार चौपट हो गया; कई स्त्रियोंको भी उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ा। 
अभी इस निर्णयपर अमल शुरू हुआ नहीं मालूम होता। आशा है कि ज्षीघत्र ही 
शुरू हो जायेगा। 

रेलके तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंको जो कष्ट होते हैं उसके विषयमें मैंने अपना अनुभव 
समाचारपत्रोंके द्वारा जनताके सामने रखा है।' ये कष्ट सचमुच असह्य हैं। |भारतकी 
प्रजा बड़ी सीधी-सादी है। उसे चुपचाप दुःख सहन करनेकी शिक्षा मिली है। यही 
कारण है कि वह लाखों दुःख सहती है तथापि उनका निवारण नहीं होता। इस प्रकार 
दुःख सहन करनेमें बहुत गुण हँ; परन्तु उनकी सीमा होनी चाहिए। निर्बलताके कारण 
कष्ट-सहन करना पौरुषहीनताका सूचक है। रेलगाड़ियोंमें यात्री जो कष्ट सहते जा रहे 


१. देखिए “ भाषण: हितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनमें ””, २०-१०-१९१७ । 
२. देखिए खण्ड १३, “ पत्र : अखबारोंको ”, पृष्ठ ण०८-६२ । 


डर्र सम्पूर्ण यांवी वाइमय 


हैं उससे पौरुषहीनता ही सूचित होती है।॥ये कष्ट दो ग्रकारके हैं -- एक तो रेल-विभागकी 
अकमंण्यतासे होनेवाले और दूसरे यात्रियोंकी छापरवाहीसे होनेवाके | इनके इलाज भी दो 
प्रकारके हूँ : पहला उपाय है कि जिन कष्टोंका सम्बन्ध रेलवे विभागसे हैं, उनकी शिका- 
यतें पीड़ित छोगोंको रेलवे विभागसे करनी चाहिए। शिकायत गजरातीमें [बपनी मातृः 
भाषामें | भी छिखी जा सकती है। इसके सिवा समाचारपत्रोंके द्वरा भी पुकार मचाई 
जाये। दूसरा उपाय यह है कि ज्ञानवान्‌ यात्री अज्ञानी. यात्रियोंकों ढंग सिखाएँ। उनकी 
गन्दगी, लापरवाही इत्यादि की ओर उनका ध्यान बाकर्थित करें। इस कार्येके लिए स्वयं- 
सेवकोंकी आवश्यकता है। इसमें सव छोग यथाशक्ति भाग ले सकते हँ। नेता छोग 
कभी-करी इन दुःखोंका अनुभव करनेके लिए अपना परिचय दिये विना तीसरे दर्जमें 
यात्रा करें। फिर उन्हें जो अनुभव हो उसकी खबर रेलवे विभागकों दें। ऐसा करनेपर 
थोड़े ही दिनोंमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाई देंगे। 

फीजी इत्यादि ठापुओंमें भेजे जानेवाढे गिरमिटिया मजदूरोंके लिए एक समिति 
लन्दनमें स्थापित हुई थी। उस कमेटीने अपने विचार वाजाब्ता प्रकाशित किये हैं और 
भारत-सरकारने उनपर छोगोंकी राय माँगी है। इस विषयपर भी में अपनी सम्मति 
समाचारपन्रोंमें दे चुका हूँ । अतएव यहाँ उसके विवेचनकी आवश्यकता नहीं। मेंने अपनी 
राय यह दी है कि समितिकी सिफारिशोंका परिणाम भी एक प्रकारका ग्रिरमिट ही 
होगा। हमें एक ही सम्मति देनी चाहिए और वह यह है कि हम अपने मजदूरोंको किसी 
प्रकारके वन्धनमें वेंवकर विदेश जाते नहीं देखना चाहते। उसकी जरूरत नहीं है 
गिरमिटका नियम विलकुल रद होना अत्यन्त आवश्यक है। उपनिवेद्योंको किसी प्रकार- 
की सुविधा कर देनेके लिए हम ववें नहीं हैं। 


अव में अन्तिम विपयपर आता हूँ।भभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिए दो मार्गे 
सत्याग्रह और दुराग्रह। हमारे ग्रन्थोंमें इन्हीं को देवी और आसुरी प्रवृत्ति कहा है। सत्याग्रह- 
के मार्मेमें सदैव सत्यका आग्रह रहता है। किसी भी कारणसे सत्यका त्याग नहीं किया 
जाता | इसमें देशके लिए झूठका प्रयोग भी नहीं हो सकता। सत्याग्रहकी मान्यता है कि 
सत्यकी सदेव ही जय होती है। कभी-कभी मार्ग कठिन जान पड़ता है; परिणाम 
भयंकर मालूम होता है; और ऐसा रूगता है कि सत्यको थोड़ा छोड़ दें तो सफछता 
मिल जायेगी। किन्तु सत्याग्रही सत्यका त्याग नहीं करता। उसकी श्रद्धा ऐसे समय भी 
सूर्यके तेजके समान चमकती रहती है। सत्याग्रही निराश तो होता ही नहीं। उसके 
पास सत्यकी तलवार होती ही है इसलिए उसे लोहेकी तलवार या गोलीनवारूदको 
आवश्यकता नहीं होती। वह मात्मवल या प्रेमसे शत्रुकी भी अपने वश्ञ्म कर छेता हैं। 
मित्र-मण्डलीमें प्रेमकी कसौटी नहीं होती। यदि मित्र मित्रपर ग्रेम करें तो इसमें कोई 
नवीनता नहीं है। वह गृण नहीं है, उसमें श्रम नहीं है; परल्तु शन्रुके अ्रति मित्रता 
रखनेमें प्रेमकी कसौटी है। इसमें गुण है, श्रम है। इसीमें पुरुषाथें है और इसीमें 
सच्ची वहादुरी है। शासन-कर्त्ताओंके प्रति भी हम ऐसी दृष्टि रख सकते हैं। ऐसी द्ष्टि 
रखनेसे हम उनके अच्छे कार्योंका मुल्य आँक सकेंगे और उनकी भूलोंके लिए द्वेष करनेके 
बजाय प्रेम-भावसे वे भूलें बताकर उन्हें तुरन्त दूर करनेमें समर्थ होंगे। इस प्रम-भावम 


: भाषण: प्रथम. गुजरात राजनीतिक परिषदमें रे 


भयको कोई स्थान नहीं है। निर्वेछता तो उसमें हो ही नहीं सकती। निर्बल मनुष्य प्रेम 
नहीं कर सकता; प्रेम तो शूर ही दिखा सकते हैं। प्रेमकी दृष्टिसे विचार करें तो हमें 
अपने शासन-कर्त्ताओंको सन्देहकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए और न यह मानना 
चाहिए कि वे सब काम बुरी नीयतसे ही करते हैँ। हमारे द्वारा प्रेमपूर्वक की हुई उनके 
कार्योकी परीक्षा इतनी शुद्ध होगी कि उनके ऊपर उसकी छाप पड़े बिना न॑ रहेगी ॥] 
| प्रेम लड़ सकता है। प्रेमको कितनी ही बार लड़ना पड़ता- है। सत्ताके मद 
मनुष्य अपती भूलोंको नहीं देखता। इस समय सत्याग्रही बैठा नहीं रहता। वह स्वयं 
दुःख सहन “करता है। सत्ताधीशकी आज्ञा -- उनके कानूनों -- का सादर निरादर करता 
है और उस निरादरके परिणामस्वरूप होनेवाले कष्ट --- जेल, फाँसी इत्यादि सहन करता 
है। इस प्रकार आत्मा उन्नत होती है, इसमें जो समय जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता || ] 
इस प्रकार विनयपूर्वक किये गये निरादरमें यदि [ादमें भूल प्रतीत हो तो इस 
भूलका परिणाम मात्र सत्याग्रही और उसके साथिग्नोंकों सहन करना पड़ता है। इसमें 
सत्ताधीशसे अनबन नहीं होती, बल्कि अन्तमें बे सत्याग्रहीके वशमें हो जाते हैँ। वे 
समझ लेते हैँ कि सत्याग्रहीके ऊपर हमारा शासन नहीं चछ सकता; सत्याग्रहीकी सम्मति 
और इच्छाके बिना वे एक भी काम उससे नहीं ले सकते। यह स्वराज्यकी परिसीमा 
हुईं; क्योंकि इसमें सम्पूर्ण स्वतन्त्रता आ जाती है। ऐसा न समझना चाहिए कि इस 
प्रकारका सत्याग्रह समय और सुसंस्क्षत सत्ताधीशके सामने ही हो सकता है। वज्ञके समान 
कठोर हृदयवाला भी आत्मबरूकी अग्निमें पिघल सकता है। नीरो-जैसा कर शासक 
भी इस बलके आगे बकरीकी तरह दीन बन जाता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह 
तो वीजगणितके समीकरणके प्रइव समान है। यह सत्याग्रह भारतवर्षका विशिष्ट शस्त्र 
है। भारतमें और भी रस्त्रास्त्र हैं; परन्तु सत्याग्रहका ही उपयोग यहाँ अधिक हुआ है। यह 
सर्वेव्यापक शक्ति है और इसका प्रयोग प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थितिमें किया जा 
सकता है। इस सत्याग्रहके लिए कांग्रेस आदिकी मुहरकी भी आवद्यकता नहीं। जिसको 
इस शवितिका ज्ञान हो जाता है, वह इसका प्रयोग किये बिना नहीं रहता। पलकें 
जिस तरह आप ही आँखोंकी रक्षा किया करती हैं उसी प्रकार सत्याग्रह प्रकट होकर 
आत्म-स्वतन्त्रताकी रक्षा स्वयं ही किया करता है॥| । ः 
दुराग्रह इससे विपरीत लक्षणोंवाली शक्ति हैं। उसका नमूना जैसा कि ऊपर कहा 
है यूरोपमें चछः रहा दारुण युद्ध है। एक देश दूसरे देशकों शरीर-बलसे हराता है, 
इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि उसका पक्ष सच्चा है? [बिली मनुष्य प्राय: निर्बल 
मनुष्यपर अत्याचार करते देखे जाते हें। निर्बल हार जाता है। इससे न तो उसकी अनीति 
सिद्ध होती है और न बछी ही की नीति सिद्ध होती है। दुराग्रही साधनोंका विचार 
नहीं करता। उसका हरूक्ष्य योग्य अथवा अयोग्य साधनोंसे केवल अपनी अभीष्ट-सिद्धिकी 
ओर ही रहता है। यह तो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्मेमें किसी प्रकारका असत्य नहीं 
होता, कठोरता नहीं होती और हिंसा नहीं होती। धर्मकी नाप तो प्रेमसे, दयासे और 
सत्यसे होती है। इनके त्यागसे प्राप्त हुआ स्वर्ग भी निन्च्च है। सत्यके त्यागसे यदि भारत 
को स्वराज्य मिलता हो तो वह किसी कामका नहीं। इससे अन्‍्तमें प्रजाका नाश, ही 
होगा। दुराग्रही अधीर होकर अपने माने हुए वैरीका संहार करनेकी इच्छा रखता है। 


द्डं सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इसका परिणाम वैर-भावकी वृद्धिके सिवा और कुछ नहीं होता। पराजित शत्रु हृदयमें 
वैर रखकर समयकी प्रतीक्षा कियां करता है। इस तरह वैरकी विरासत पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चछती जाती है। हम आशा करते हैं कि भारत कभी दुराग्रहको प्रधान पद नहीं 
देगा। यदि इस परिषदुके सदस्य समझके साथ सत्याग्रहकों स्वीकार कर अपनी कार्य॑-रेखा 
बनायेंगे तो निश्वय है कि साध्य वस्तु बड़ी आसानीसे प्राप्त कर लेंगे। यह सम्भव है 
कि प्रारम्भमें निराशा ही दिखाई दे, भले ही कुछ काल तक उसका परिणाम न दिखाई 
दे; परन्तु अन्तमें सत्याग्रहकी ही जीत होगी। दुराग्रही कोल्हूके बैठकी तरह चक्राकार 
घूमता रहता पा उसका यह घूमना गति है, प्रगति नहीं। सत्याग्रही लूगातार आगे 
बढ़ता जाता है। 

उतावलीम मेरे विचारोंकी आलोचना करनेवाला कहेगा कि उनमें कितने ही स्थलोंमें 
अन्तविरोध है। एक ओर तो में स्रकारसे शस्त्रोंकी तालीमकी माँग करता हूँ, दूसरी 
ओर सत्याग्रहीकों सर्वोपरि पद प्रदान करता हूँ। सत्याग्रहमें शस्त्रका क्या काम ? सचमुच 
कोई काम नहीं है। परन्तु शस्त्र-शिक्षाकी आवश्यकता उनके लिए है जो सत्याग्रही 
नहीं हें। में ऐसी कल्पना नहीं करता कि सारा देश सत्याग्रही बन जायेया। केकिन 
कायर बनकर देशकी सेवा अथवा निर्बलोंकी रक्षा तक न करना सदा सर्वथा त्याज्य 
है। अत्याचारी मनुष्यसे निरपराधिनी स्त्रीको रक्षा करनेके लिए या तो हमें अपना 
बलिदान देकर उसे आत्मबलसे -- प्रेमबलेसे -- वशीभूत करना चाहिए और यदि ऐसी 
शक्ति न हो तो शरीरबलसे उसको अत्याचार करनेसे रोकना चाहिए। सत्याग्रही और 
वस्त्रधारी दोनों योद्धा हैं। शस्त्रघारी निःशस्त्र होकर दीन बन जाता है। परन्तु सत्याग्रही 
कभी दीन बनता ही नहीं। वह नह्वर शरीर या शरीरके शस्त्रोपर भरोसा नहीं 
रखता, वह तो अजेय, अमर, अविनाशी आत्माके बलूपर युद्ध करता है। जो न 
शस्त्रधारी है, न सत्याग्रही वह आदमी ही नहीं है। उसे आत्माका छुछ भी भाव नहीं; 
अन्यथा वह डरसे कभी भाग नहीं सकता। वह शरीरको कृपणके धनके समान संचय करनेमें 
सर्वस्व खो बैठता है। उसे मरना नहीं आता। शस्त्रधारी तो प्राण हथेलीपर लिये 
फिरते हैं; किसी दिन उनके सत्याग्रही होनेकी सम्भावना हैं।.भारतसे हम यह आशा 
रखते हैँ कि यह महान्‌ पवित्र आर्यंदेश अपनी आयेताको --- दैवी वृत्तिको --- प्रधान पद 
प्रदान कर अधिकांशमें सत्याग्रहका उपयोग करेगा और शस्त्रक्रियाको सर्वोपरि आसन भ 
देगा। भारतवर्षमें 'शरीरबल सत्य है. कण त्रका मान ने होगा। परन्तु ” सत्यमेव 
जयते ” --- वाछ्ले सूत्रका निस्‍्संद्य आदर होगा। 

िद्मनदृष्ठ्सि विचार करनेपर मालूम होगा कि सत्याग्रहसे हम सता सुधार 
कर सकते हैं। अपनी जाति-अ्रथाकी त्रुटियाँ हर कर सकते हैं हिन्दु-मुसलमानोंके बीचका 
झगड़ा दूर कर सकते हैं और अपने राजनीतिक भ्रइनोंको भी हक के सकते हूँं। 
कार्यकी सरलताके लिए हम इन सब विषयोंको अलग-अछग मानते हूं और यह ठीक 
भी है, किन्तु हमें भूलना न चाहिए कि उनमें आपसमें अ्गाढ़ सम्बन्ध है। सजनीतिक 
विषयोका और धर्म अथवा समाज-सुधारका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, यह खयाल ठीक 
नहीं है। धार्मिक वृत्तिसे हम राजवीतिक सवालोंको जिस तरह हल कर सकते हैं उम्त 
तरह धर्मवृत्तिको छोड़कर नहीं कर सकते; धर्मवृत्तिकों छोड़कर हंस जो फल प्राप्त करेंगे 


भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमें ६५ 


वह और ढंगका होगा। राजनीतिक विषयोंका विचार करते हुए हम भटकते-रमते 
छप्पन हजार [लाख | अज्ञात साधुओंको छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही मुसलमान भाई 
फकीरोंको नहीं भुला सकते। हिन्दू समाज विधवाओंके अथवा बाल-विवाहके सवालकी 
अवगणना नहीं कर सकता। इसी तरह मुसलमान समाज पर्देके प्रइनको नहीं छोड़ 
सकता। हिन्दू और मुसलमान, दोनों एक दूसरेके सम्बन्धरमें प्रश्न उठाते रहते हैं; इन 
प्रश्नोंसे भी हम आँखें नहीं मूँद सकते || 
सचम॒चो हमारी कठिनाइयाँ हिमालयके समान हैं। परन्तु जैसी हमारी कठिनाइयाँ 
है वैसे ही बढ़िया साधन भी, उन्हें दूर करनेके लिए, हमारे पास हें। हम प्राचीन जातिकी 
सन्तान हें। रोम, यूनान, मिस्र इत्यादि देशोंकी सम्यताके क्षयके हम साक्षी हैं। हमारी 
' सभ्यतामें समुद्रके पानीकी तरह ज्वार-भाटा आता रहा है। परन्तु वह समुद्रकी तरह 
अचल रही है। हमारे देशमें पूर्ण स्वतन्त्र रहनेके लिए आवश्यक समस्त सामग्री उपलब्ध 
है। यहाँ महान्‌ पव॑ंत हैं, नदियाँ हैँ, सृष्टि-सौन्द्यं है। इसकी सन्‍्तान हमारे लिए पराक्रम 
की विरासत दे गई है। यह देश तपरचर्याका भण्डार है। यहाँ सब धर्म साथ रहते हैं। 
सब देवी-देवताओंकी पूजा होती है। यह सारी साधन-सम्पत्ति होते हुए भी यदि हम कोई 
अलौकिक कार्य करके संसारको शान्ति प्राप्त न करा सके, अपनी सात्विक प्रवृत्तिसे 
यदि हम अंग्रेज प्रजाको न जीत सके, तो हम अपनी इस विरासतकों लजायेंगे। अंग्रेज 
जातिके साथ हमारा सम्बन्ध निरर्थक गया माना जायेगा। अंग्रेज जाति साहसी है। उसमें 
धर्मकी वृत्ति भी है। उसमें अटल आत्म-विश्वास है। वह वीर है; वह स्वतन्त्रताकी 
आराधना करती है। किन्तु उसमें व्यापार-वृत्तिका स्थान प्रधान है। धनोपाजं॑न करनेमें 
उसने योग्य और अयोग्य साधनोंका विचार नहीं किया है; वह आधुनिक सम्यताकी 
पूजा करती है। उसके मनपर से प्राचीन आदरशोका प्रभाव बहुत कम हो गया है। 
यदि हम उस जातिकी नकरछू करनेके बदले अपनी प्राचीन विरासतका खयारहू रखें, अपनी 
सभ्यताके प्रति सच्चा भाव रखें, उसकी श्रेष्ठतापर हमें दृढ़ विश्वास हो, तो हम उस 
जातिके साथ अपने सम्बन्धका सदुपयोग करेंगे और अपनेको उससे तथा सारे संसारकों छाभ 
पहुँचायेंगे ।[ जगन्नियन्ता परमात्मासे मेरी प्रार्थना है कि यह परिषद्‌ इस महान कार्यमें 
अपना पूरा हिस्सा अदा करे और गुजरात और भारतव्षकी कीरतिको उज्ज्वल करे। 


| गुजरातीसे | 
महात्मा गांधीनी विचारसूष्टि 


१५. प्रस्ताव: प्रथम गुजरात राजनोतिक परिषदमें- १' 


भचवम्बर ४, १९१७ 


१. यह परिषद्‌ दादाभाई नौरोजीके निधनपर शोक और उनके परिवारके प्रति अपनी 
समवेदना प्रकट करती है तथा ईइवरसे प्रार्थना करती है कि इस महात्मा 
पुरुषको शान्ति मिले। 

२. परिषद्‌ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा कांग्रेसके प्रसिद्ध नेता श्री अब्दुल 
रसूलके स्वरगंवासहोनेपर दुःख प्रकट करती है और उनके परिवारके प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित करती है एवं भगवानसे प्रार्थना करती है कि उनकी आत्माको शान्ति मिले | 

३. श्री मॉण्टेग्यु महोदय अपने यात्रा-कार्यक्रमके अनुसार २४ दिसम्बर, १९१७ से २ जनवरी, 
१९१८ तक वम्बईमें रहेंगे। लेकित उस सप्ताहके दौरान कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगकी 
कलककत्तेमें जो सभा होनेवाली है उसमें सम्मिलित होनेंके लिए इस प्रान्तके नेता 
कलकत्ते गये हुए होंगे और इस कारण उन्हें श्री मॉग्टेग्युके साथ परामर्श करनेका 
अवसर नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह परिषद्‌ सरकारसे अनुरोध करती है कि 
वह ऐसा प्रबन्ध करे जिससे श्री मॉ्टेग्यु पूर्वोक्त सप्ताह वम्बईमें व्यतीत न करके 
कलकत्तेमें व्यतीत करें। 

४. यह परिषद्‌ गुजरातकी कांग्रेस समितियों, होमरूल लीगकी शाखाओं तथा अन्य 
राजनैतिक संस्थाओंसे आग्रहपुर्वक विनती करती है कि वे कांग्रेस तथा मुस्लिम 
लीग द्वारा अंगीकार की गई स्वराज्य-योजनाके लिए निरन्तर कार्य करें; उसी 
प्रकार परिषद्‌ गुजरातियोंको सलाह देती है कि वे श्री मॉण्टेग्युको भेजे जानेवाले 
स्वराज्य-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रपर, जिसपर फिलहाल हस्ताक्षर लिये जा रहे हें, 
अधिकसे-अधिक संख्यामें हस्ताक्षर लें। 

[ गृजरातीसे | 
गुजराती, ११-११-१९१७ 


१, ये प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये थे और सम्भवतः इनका मसविंदा गांपीजीने तेयार 
क्यिथा। 

२, ओ मॉण्टेय्युको भेंठ की गई याचिका; इसका मसविंदा गांघीजीने तैयार किया था । देखिए 
खण्ड १३ पृष्ठ ५३७ । बिहार और उड़ीताके छोगोंकी भोरसे भी एक वेसा ही मरर्यनापत्र भेजा यया था । 


१६. भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदू्सें-२ 


[ गोधरा ] 
नवम्बर ४, १९१७ 


परिषद्‌की कारंवाई शुरू करनेसे पहले गांधीजीने वीरमगाँव सीमापर ली जाने- 
वाली चुंगी रह करतके सरकारके निर्गयकी घोषणा की: 
वीरमगाँवमें ली जानेवाली चुंगीके सम्बन्धर्में पत्र-व्यवह्दार चछः रहा था और मेंने [ कुछ 
समय पहले ] पूछताछ की थी कि यह कर कबतक उठा दिया जायेगा। मुझे यह बताते 
हुआ प्रसन्‍्तता हो रही है, यह कर उठा दिया जायेगा और इससे सम्बन्धित सरकारी 
प्रस्ताव, “ गजट ” के आगामी अंकमें प्रकाशित कर दिया जायेंगा। 

श्री जिन्नाने' सुधारोंके लिए कांग्रेस-छलीग योजना सम्बन्धी प्रस्ताव गांधीजीके 
अनुरोधपर' गुजरातीमें पेश किया और गांधीजीन उनको धन्यवाद देते हुए कहा 
श्री जिन्नाने मेरे सुझावको मानकर मुझपर उपकार किया है। आज वे शाही विधान 
परिषद्के सदस्य हैँ। लेकिन कल उन्हें हिन्दू, मुसलमान, घांची', गोला आदि अंग्रेजी न 
जाननेवाले लोगोंके पास मत माँगनेके लिए जाना पड़ेगा। इसलिए, यदि उन्हें गुजराती 
न आती हो तो उन्हें सीखनी चाहिए। 

गांधीजी द्वारा इस प्रस्तावपर लोकमान्य तिलकसे बोलनेके लिए अनुरोध किये 
जानेपर श्री तिलक किस भावषामें बोलें, यह प्रश्न उठा। इस सम्बन्ध्में अपना निर्णय 
देते हुए गांधीजीन कहा 


आप स्वराज्य माँगते हें तो अपने द्वास निर्वाचित किये गये सभाध्यक्षका कहना 
आपको मानना चाहिए। श्री तिरक गुजराती समझते हैं, बोल नहीं सकते। वे अपनी 


१, मुहम्मद अछी जिन्‍ना ( १८७९-१९४८ ); बेरिस्टर और राजनीतिशञ । पाकिस्तानके संस्थापकोंमें 
से एक तथा उसके प्रथम गवर्नर-जनरलूू । 

: २. ६-११-१९१७के बॉम्बे क्रॉनिकलमें निम्नलिखित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी: सु० भ० 
जिन्‍नासे उस प्रस्तावको, जिसमें श्री मॉप्टेग्युकी भावी यात्राके सम्बन्धमें परिषदुकी ओरसे झृतक्ता प्रकट 
की गई थी और हाल ही में भारत-मन्त्री ढारा घोषित नीतिकी प्रथम किइतके रूपमें कांग्रेस-मुस्लिम 
लीगकी सुधार योजनापर स्वीकृति दिये जानेकी प्रार्थना की गई थी, पेश करनेका अनुरोध करनेते पूर्व 
गांधीजीने कुछ शब्द कहे जिनमें उन्होंने स्वयं श्री जिन्‍ना ढारा ही प्रस्ताव पढ़े जानेके कारणोंका जिक्र 
किया तथा उनसे शुजरातीमें बोलनेका अनुरोध किया । 

वादमें, गांघीजीने अध्यक्ष-पदसे एक प्रस्ताव पेश किया । इसमें भरी मॉम्टेख्युसे ऐसे समय अपनी नम्बई 
पात्राको स्थगित करनेका अनुरोध किया जिस समय सब भमुख नेता शहरसे बाहर होंगे तथा उनसे कलकत्तेमें 
होनेवाके कांग्रेस-मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें उपस्थित दोनेको प्राथना की । 

३ व ४. शिक्षाकी दश्सि पिछड़ी जातियोके नाम । 


६८ .. सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मातृभाषामें ही वोलेंगे। वे वृद्ध हो गये हैँ, लेकिन यदि वे गुजराती शिक्षक रखकर 
गुजराती सीखें तो यह उचित ही होगा। हम तो बम्बई प्रदेशके रहनेवाले हें, इसलिए 
जनताकी भावनाओंको जाननेके लिए [हमें | दीनों भाषाओंका अभ्यास करना चाहिए। 
महारानी विक्टोरियाने उर्दू सीखी थी। 

| गुजरातीसे | 

गुजराती, ११-११-१९१७ 


१७. भाषण : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिबद्में-३* 


सदस्बर ५, १९१७ 


कुछ-एक सुन्दर भाषण पूरे नहीं करने दिये गये, उसके लिए मुझे अफसोस है; 
में उन सज्जनोंसे क्षमा माँगता हूँ। जिनकी उमंगें मनमें रह गई हों, वे किसी अन्य 
रीतिसे उन्हें प्रकट कर सकते हैँ। मुझे गोधराके निवासियोंके प्रेमको त्यागकर आज ही 
जाना पड़ेगा । अधिक रहा होता तो शान्ति मिलती, छेकिन फिलहाल जहाँ दावाग्ि 
सुछूग रही है वहाँ शान्ति कहाँ? जो गीत गाया गया वह कानोंको मधुर लगा, 
लेकिन इतनेसे ही बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे उम्मीद है कि उन वचनोंको आप 
व्यावहारिक जीवनमें उतारेंगे। गीत गानेके बाद यदि आप देश कल्याणके निमित्त अपने 
प्राण उत्सगें करेंगे तो श्री तलछाठीने' जो आशा प्रकट की है वह अवश्य पूर्ण होगी। 
यदि आप बारह मासके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा लेनेका साहस करें तो 
वह प्रतिज्ञा ली जाये। हमने परिषदुर्मों देखा कि मातृभाषामें कितनी शक्ति है। हमारी 
भाषा विधवाके समान है। श्री खापडें आदिने मातृभाषाकी खूबियाँ बताई हैं । श्री 
तिलकने कल जो भाषण दिया उसे लगभग ७५ प्रतिशत लछोगोंने समझा [विदेशी भाषा 
सुवर्णणय होनेपर भी उपयोगी नहीं हो सकती | हमारी भाषा तृणवत्‌ हो, तो उसे 
स्वर्णमय बनाना चाहिए।| । 

पास किये गये प्रस्तावोंमें पाँच प्रस्ताव ऐसे मामलोंसे सम्बन्धित हैं जिन्हें हम एक 
वर्षके भीतर पूरा कर सकते हैं। बेगारसे सम्बन्धित प्रस्तावको कार्यकारिणी समिति यदि 
एक वर्षमें पुरा नहीं करती तो सदस्योंको त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वे विद्या- 
थियोंकी स्थितिमें सुधार करनेमें सफल न हों तो उन्हें चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। 


१, मराठी । , ; 

२, यह गांधीजीका समापन भाषण था । ७-११-१९१७ के बॉम्वे क्रॉनिकलमें कहा गया था कि 
« परिषदको विस्जित करते हुए श्री गांधीने" एक छोटेसे भाषणमें उनसे अनुरोध किया कि वे अपने प्रचारके 
कार्षको जारी रखें और भरी मॉफ्टेग्युको भेजे जानेवाले आवेदनपत्रपर छोगोंसे हस्ताक्षर ले।” 

३. उन्होंने यह भाशा प्रकट की थी कि स्वराज्य प्राप्तिकि वाद प्रथम सम्मेलन गुजरातमें स्थित 


नडियादमें हो । | ४ 
४. जी० एस० वाबासाहव खापडें, बरारके प्रसिद्ध वक्रील और वाल गंगावर तिल्कके प्बछ समर्थक | 


प्रस्ताव : प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषदमें-२ ६९ 


पुरुषोंको चूड़ियाँ पहनना शोभा नहीं देगा। मुहम्मदअछी और शौकतअलीको छुड़वानेके 
लिए भी हमें प्रयत्न करना होगा। मुस्लिम छीगके अध्यक्षका पद खाली रहे, यह नहीं 
हो सकता। _ | 

[ गुजरातीसे | 

गुजराती, ११-११-१९१७ 


१८. प्रस्ताव: प्रथम गुजरात राजनीतिक परिबदमें-२'* 
ह नवम्बर ५, १९१७ 


५. काठियावाड़से ब्रिटिश हृदमें आनेवाल्ली कुछ-एक वस्तुओंपर, वीरमगाँव चुंगीके नामसे 
प्रसिद्ध जो सीमा-शुल्क लिया जाता है; माननीय वाइसरॉयने उसके हटा दिये 
जानेकी घोषणा की है। उसके लिए यह परिषद्‌ उनको धन्यवाद देती है तथा उनसे 
उस प्रस्तावकों तुरन्त अमलल्‍ूमें छानेका अनुरोध करती है। 

६. हमेशासे चले आ रहे रिवाजके मुताबिर्क किसानोंसे भूमिकर दो किस्तोंमें न लेकर 
एक ही किस्तमें लिया जाता है, जिससे गरीब खेतिहरोंको बहुत अधिक दिक्कत 
उठानी पड़ती है। तथा जीवन-निर्वाह करनेके अपने विशेष उपकरणोंकों बेचकर 
उक्त कर चुकाना पड़ता है। अन्तः, पर्शिषिद्‌ सरकारसे प्रार्थना करती है कि भूमि- 
कर दो किस्तोंमें वसुछ किया जाये तथा किस्त लेते समय फसलकी स्थितिको 
ध्यानमें रखा जाये। 

७. प्रत्येक जिलेके उप-विभागीय अधिकारी चौमासेमें जिलोंके सदर मुकाममें नहीं 
रहते । परिषद्के विचारानुसार उन्हें विभागके प्रमुख गाँवमें रहना चाहिए। 

“ दाहोदके जिला डिप्टी कलक्टरका दफ्तर कुछ अरसेसे बरसातमें गोधरा चला जाता 
' है जिससे झालोद, भीमड़ी आदिकी जन्नताको काफी परेशानी उठानी पड़ती है 
तथा आने-जानेपर भी बहुत खर्च आ जाता है। इसलिए, यह परिषद्‌ सरकारसे 
निवेदन करती है कि मुख्य कार्यालय दाहोदमें ही रहे। 

८. भारत रक्षा कानूनके अन्तगेत राजनीतिक कारणोंसे जिन स्त्री-पुरुषोंको नजरबन्द 
किया गया है यह परिषद्‌ सरकारसे उन छोगोंको रिहा कर दिये जानेका अनुरोध 
करती है और अपनी यह राय प्रकट करती है कि माननीय वाइसरॉय द्वारा व्यक्त, 
श्री मॉण्टेग्युके यहाँ पघारनेपर सर्वत्र श्ञान्तिकी इच्छा तभी फलीभूत होगी जब 
सव कैदियोंको मुक्त कर दिया जायेगा । 

९, 'राजस्व-सम्बन्धी मामलों और जिलेमें शान्ति सुव्यवस्था बनायें रखनेके सम्बन्धमें 
कलक्टर फिलहाल तो मामलतदारों और पुलिस द्वारा पेश किये गये इकतरफा 
तथ्योंपर ही निर्भर करते हैँ, उससे अनेक बार जिलेके प्रशासनमें बहुत बड़ी भूल 


१. ये प्रस्ताव परिषदके तीसरे दिन पेश किये गये थे और सम्मवतः इनका मसविंदा गांधीजीने 
तैयार किया था । 


७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हो जाती है तथा छोगोंको अन्याय सहन करना पड़ता हैं। इसलिए, यह परिषद्‌ 
सरकारसे सिफारिश करती है, वह प्रत्येक जिलेसे निर्वाचित सदस्योंका एक सलाह- 
कार बोर्ड नियुक्‍त करे। 

१०. हाल ही में गुजरातमें जहाँ-तहाँ प्रजाके हितका विचार किये बिना कुछ लोगोंने 
दूध [से मक्खन आदि तिकालते |की मशीनें लगा रखी हें और सरकार भी ऐसा 
ही कर रही है; फलस्वरूप लोगोंको दूध, घी आदि पौष्टिक खुराक नहीं मिलती । 
इसके लिए यह परिषद्‌ सरकारको सुझाव देती है कि इन मशीनोंको तुरन्त बन्द 
कर दिया जाये।' 

[ गृजरातीसे ] 


गुजराती, ११-११-१९१७ 


१९. भाषण : समाज-सम्मेलनसें 


गोघरा 
तवम्वर ५, १९१७ 

प्यारे भाइयो, 
हम उत लछोगोंके वीचमें हे जिन्हें आप ढेढ, भंगी, अन्त्यज या ऐसा ही दूसरा चासम 
देते हें। मेरा खयाल हैं कि मेरे पास यहाँ वकील और डॉक्टर तथा अन्य सज्जन भी 
बैठे हें। हम आज कथित अवनत वर्गोंसे मिल गये हैँ। हमें अब स्वराज्य अवश्य मिल 
जायेगा। (करतल-ध्वनि) । हम हिन्दू और मुसलमान एक हो गये हें; यहाँ हम इस ढेढ 
जातिसे मिल-जरू रहे हैं। हम यह न मानें कि इस जातिका दर्जा नीचा है; आप इस 
जातिसे हिल-मिलकर एक हो जायें और तव आप स्वराज्यके योग्य हो जायेंगे (हिमने 
इस जातिके प्रति इतनी उपेक्षा बरती, यह हमने ईइ्वरके सम्मुख पाप किया है; 
इसीलिए हमने इससे पूर्व स्वराज्यका अधिकार खो दिया था। हिम अन्त्यजोंको छूनेसे 
क्यों झिझकते हैँ? किसी भी समाजके धर्मग्रन्थ्में यह नहीं कहा गया है कि हमें इस 
जातिको नहीं छता चाहिए या उससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम इस 
समय कर रहे हें। जातियोंकी तुलनामें इस जातिको निम्नतम स्थान देना भूल है। 
मुझे विश्वास है कि जिहाँ हृदय एक हो जाते हैँ वहाँ ईश्वरका वास होता है। ईदवर 
सर्वशक्तिमान्‌ है; यद्यपि हममें से कुछ छोग इसपर विश्वास नहीं करते और - इसीलिए 


१, गोघरासे नवस्वर ५, १९१७ को प्रक्राशित एक उुस्तिकामें यह अस्ताव विस्तासूवक दिया गया 
है जो सम्भवतः गांधीजी द्वारा तैयार नहीं किया गया था। यहाँ दिये गये प्रत्तावोंका मिलान <-११-१९१७के 
मुम्बई समाचारमें प्रकाशित विवरणते कर ल्या गया है । 

गुजरात राजनीतिक परिषदमें एकत्रित उच्च वर्गोके अनुरोधपर ढेढ जातिने अपनी एक सभा 
की थी । इसकी अध्यक्षता करते हुए गांधीजीने गुजरातीमें यह भाषण दिया था। अब्बास तैयबजो, विद्वल्भाई 
जे० पटेल, रतनसी घरमसी, मोरारजी गोकल्दास जौर बन्य लोग इसमें सम्मिलित हुए ये । 


भाषण : समाज-सस्मेलनमें ७१ 


हम आपसमें लड़ते-झगड़ते हैँ। हममें और इस जातिके लोगोंमें क्या अन्तर है? उनके 
भीतर भी वैसा ही हृदय है, उनकी भी वैसी ही नाक है, वैसी ही जीभ है और 
उनकी भावनाएँ भी वैसी ही हैं। वे सभी बातोंमें तो मिलते-जुलते हैँ। (हफें-घ्वनि) | 
जहाँ हृदयोंमें अन्तर होता है वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रका वास नहीं हो सकता। वहाँ 
इमाम भी नहीं होते। (हँसी) । ईइवर राजनीतिक परिषदुर्में था, ऐसा मेरा खयाल 
नहीं है। (हँसी) । किन्तु मुझे विश्वास है कि वह यहाँ अवश्य है। (हषे-ध्वनि) | में 
यहाँ कोई लम्बा भाषण देनेके लिए नहीं आया हूँ। में तो यहाँ एक पदार्थ-पाठ 
सिखाने आया हूँ। (हे-ध्वनि)। समाज-सुधारके सम्बन्धमें यह*पदार्थ-पाठ अन्यत्र नहीं 
मिलेगा। (हष-ध्वनि) | यहाँ बहुत बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा है। यह एक महासागरके 
समान है। कोई भी इस पानीको अपना भात पकानेके काममें छा सकता है। (हँसी) । 
सभी बोलें। अब में माननीय श्री पटेलसे भाषण देनेकी प्रार्थना करता हूँ। (जोरकी 
'हर्ष-ध्वनि ) 

इसके बाद एक ढेढ युवकन बोलनकी अनुमति माँगी। वह बहुत घबराया हुआ-सा 
आगे बढ़ा। उसने कहा, में पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। में ढेढका बेटा हूँ। में अपनी जातिकी 
ओरसे इस जन-समुदायको धन्यवाद देता हूँ और बाबाजी (श्री पटेल) के प्रति प्रेम और 
कृतज्ञताकी यह श्रद्धांजलि अपित करता हूँ। उसमें धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और 
उसने अपनी जातिके इस दावेको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया कि ढेढोंका स्थान राजपूत 
जातियोंमें अग्निम है। 

क्री गांधी उसका भ्रम-निवारण करनेके लिए एक बार फिर खड़े हुए। उन्होंने 
उसे यह सलाह दी कि वह अपने वंशके मूलके सम्बन्धर्म ऐसी बंसिर-पेरकी बातोंपर 
विश्वास न करे। उन्होंने ढेढोंको भी सलाह दी कि वे अपने उद्भवके सम्बन्धर्स सन्‍्तोष 
करें और अपने भ्रयत्नोंसे ऊँचे बने, क्योंकि अब उन्हें उच्च वर्गोने भी मसतापूुर्वक 
सहारा दिया है। 

इसके बाद अन्य वकक्‍ताओंके भाषण हुए ओर उन सभीने ढेढ जातिको सान्‍्त्वना 
देने और प्रोत्साहित करनेका प्रयत्न किया । 

श्री गांधीन अन्तर्मो भाषण देते हुए कहा कि उच्च वर्ग ढेढोंके प्रति अपनी शाब्दिक 
सहानुभूतिको व्यवहारिक रूप दें और ढेढोंके बच्चोंके लिए एक स्कूल खोलने और 
चलानेके लिए चन्दा दें। उनकी अपीलपर १६५३ रुपये तत्काल इकट्ठे हो गये।' 

[अंग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेकट्स, १९१७ 


१. इसके वाद गांधीजीकों और अन्य छोगोंकों मालायें पहनाई गईं और सभा “ गांधीजीकी जप”के 
नारे लगाती हुई विसजित हो गई । 


२०. भाषण : अन्त्यज परिषद्सें 


गोधरा ' 
नवम्बर ५, १९१७ 
जितके' सहारे में खड़ा हूँ उनको छक्ष्य करके कहता हूँ कि [अपनी वाहरी 
पोशाकसे वे जैसी साधुवृत्तिके लूगते हैँ, यदि भीतरसे भी वैसी ही साधुवृत्तिके हों तो 
स्वराज्य जल्द ही मिकछ जायेगा।/वे घारासभामें भी इसी वेशमें संघर्ष चलायें तो 
हमारी इच्छा और भी जल्दी पूरी हो। अन्त्यज भाइयोंसे में यह कहता हूँ कि आज 
आप हिन्दुओं और सुसलूमावोंके बीचमें बैठे हैं।[ हिन्दू धर्ममें यह वात कहीं भी नहीं 
हैं कि जो छोग हमारी सेवा करते हें उन्हें छूनेम पाप होता है। इतनी भीड़ होनेकें 
बावजूद किसीका पैर तक नहीं कुचछा गया। जहाँ ऐसी शांति हो वहाँ परमेश्वर है 
ही। ईरवर सर्वव्यापी है, यह सूत्र किसी राजनैतिक सम्मेलन अथवा संसार-सुधार 
परिषदमें निश्चित किया गया हो, यह में नहीं मानता; लेकिन वह यहाँ तो अवश्य 
उपस्थित है। जहाँ पाखण्ड, झूठ, भेदभाव तथा अमुक व्यक्तिको स्पर्श न करनेकी 
मान्यता हो वहाँ विष्णु भगवान्‌, खुदा अथवा रसूछ उपस्थित नहीं रह सकृते। | 
इसके बाद गांधीजीने गंगाबेनसे' अन्त्यजोंको आश्रय देने और उन्हें पढ़ना- 
लिखना सिखानेका अनुरोध किया। 
[गुजरातीसे | 
गुजराती, ११-११-१९१७ 


२१. हिन्दू धर्मके साथेपर कर्ूंक 


[गोघरा 

नवम्बर ५, १९१७ के बाद] 

ु [अछ्तोंका एक जुदा वर्ग बना देना हिन्दू धर्मके माथेपर कलंक है। जात-पाँत 

एक बन्धनः है, पाप नहीं।. अछ्तपन तो पाप है, सख्त जुर्म है, और यदि हिन्दू धर्म 

इस बड़े साँपको समय रहते नहीं मार डालेगा, तो वह उसको खा जायेगा। अछूतोंको 

अब हिन्दू धर्मके बाहर हरगिज न समझना चाहिए। उन्हें हिन्दु-लमाजके मातबर आदमी 

समझना चाहिए और उनके धन्धेंके मुताबिक वे जिस वर्णके छायक हों, उसी वर्णका 
उन्हें समझना चाहिए।] । 

१. विदुलभाई णे० पटेल, जो वादमें मॉ्टेय्यु-वेम्सफोर्ड सुधारेकि अन्तगैत केन्द्रीय विधान समाके 


सर्वप्रथम स्पीकर निर्वाचित हुए थे । वे परिषद साधु-वेशमें उपस्थित हुए थे । 
२. सानरमती भश्रममें निवास करनेवाली एक महिछा जिन्होंने आगे चलकर चरखे भयवा करपेके 


जनप्रिय रूपका प्रचलन किया ! 


हिन्दू धर्मके माथेपर कल्ूंक ७३ 


(वर्णकी मेरी की हुई व्याख्या या तारीफके हिसाबसे तो आज हिन्दू धर्ममें वर्ण- 
धरमंका अमल होता ही नहीं। ब्राह्मण नाम रखनेवाले विद्या पढ़ाना छोड़ बैठे हैं। वे 
और-और  धन्धे करने छूगे हें। यही बात थोड़ी-बहुत दूसरे वर्णोके बारेमें भी सच है| 
असलमें (विदेशी हुकूमतके नीचे होनेके कारण हम सब गुलाम हैं और इस तरह पश्चिम- 
वालोंकी निगाहमें शूद्रसे भी हल्के अछूत हें।| 

[ईदवर यह अत्याचार क्‍यों चलने देता है? रावण राक्षस' था, पर यह अस्पृश्यता- 
रूपी राक्षसी तो रावणसे भी भयंकर है। और इस राक्षसीकी धर्मके नामपर जब हम 
पूजा करते हैं, तब तो हमारे पापकी गुरुता और भी बढ़ जाती है।,.इससे हब्शियोंकी 
गुलामी भी कहीं अच्छी है। यदि [इसे धर्म कहें तो ऐसे धर्मसे मुझे घृणा होती 
है। यह हिन्दू धर्म हो ही नहीं सकता। मेंने तो हिन्दू धर्म द्वारा ही ईसाई धर्म और 
इस्लामका आदर करना सीखा है। फिर यह पाप हिन्दू धर्मका अंग कैसे हो सकता 
हैं?| पर क्या किया जाये? 

[इस पाखण्ड और अज्ञानके खिलाफ यदि जरूरत पड़े तो में अकेला लड़ेगा, अकेला 
तपरचर्या करूँगा और उसका नाम जपते हुए मरूँगा। शायद ऐसा भी हो कि में किसी 
दिन पागल हो जाऊं और कहने हरूगूं कि मेंने अस्पृश्यता सम्बन्धी विचारोंमें भूल की। 
अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका पाप कहकर मेंने पाप किया, तो आप मानना कि में डर 
गया हूँ, सामना नहीं कर पाया और हारकर अपने विचार बदल रहा हूँ। उस दश्ामें 
आप मानना कि में बेहोशीमें क्या-कुछ बक रहा हूँ ॥| 

[भिरी अल्प बुद्धिके अनुसार तो भंगी जो मैल उठाता है, वह शारीरिक है और 
वह तुरन्त दूर किया जा सकता है। किन्तु जिनपर असत्य और पाखण्डका मैल चढ़ 
गया है, उनका मैल इतना सूक्ष्म है कि उसे दूर करना बहुत कठिन है। यदि किसीको 
अस्पृश्य गिन सकते हैं तो असत्य और पाखण्डसे भरे हुए इन लोगोंको ही 

गोधराके महारवाड़ेमें भंगी, डोम आदि अछूत जातियोंका जो जलसा हुआ था 
उसके सम्बन्धर्में गुजराती नामक पत्रमें बड़ी आलोचना की गई है। और इन आहो- 
चकोंने वास्तविक घटनाका विवरण तोड़-मरोड़कर दिया है और उससे पाठकोंके मनमें 
भ्रम उत्पन्न किया है। अतः उसे दूर करनेके लिए में निम्नलिखित पंक्तियाँ लिख 
रहा हूँ। 

धर्म सम्बन्धी बातोंमें में अपने आपको बालक नहीं, किन्तु खासा ३५ वर्षोंका 
तजुर्बेकार समझता हूँ। क्योंकि इतने वर्ष मेंने घर्मेके विषयका विचार और मनन किया 

। विशेषकर मुझे जहाँ-जहाँ सत्य दीख पड़ा, वहाँ-वहाँ मेंने उसे कार्यमें परिणत किया। 
(दस धारणा है कि निरे श्ास्त्राभ्याससे ही धर्मका स्वरूप हस्तगत नहीं होता । हम 


शक १. इसके वाद यहाँ जो अनुच्छेद भाते हैं उनका सारांश गांधीजीने अपने उस पत्रमें भी दिया है जो 
उन्होंने नवम्बर ५, १९१७ को गोधरामें हुईं अन्त्यज परिंषद्‌की गुजराती द्वारा की गई टीका-टिप्पणीके 
सम्बन्धमं उसको लिखा था । पत्र गुजरातीके ३०-११-१९१७ के मंकमें प्रकाशित किया गया था। 
१४-५ ; 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


सदा ही देखते हें . कि शास्त्र-पठन किये बिना और नियमोंके पालनके बिना मनष्य 
सनमाने मार्गसे चलते लगता है। में ऐसे मनृष्यसे शास्त्रका अर्थ न पूछूंगा, जिसने 
लोगोंसे पण्डित कहानेके लिए शास्त्र पढ़े हें। इसीलिए मैक्समूलर जैसे महान्‌ विद्वानोंने 
विकट अध्ययनके अनन्तर जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे भी में अपने आचरण सम्बन्धी 
नियम बनानेमें सहायता न छूंगा। आजकल अपनेको शास्त्रोंके ज्ञाता कहनेवाले बहुतेरे 
लोग अज्ञानी और दम्भी ही पाये जाते हैं।[में धर्मगुरुकी खोजमें हूँ। गुरुकी आव- 
इयकता है, यह में मानता हूँ। परन्तु जबतंक मुझे कोई योग्य गुरु न दीख पड़े, तब- 
तक में अपने आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। यह मार्ग विकट अवश्य है, परल्तु 
आजकलके इस विषम-कालमें यही योग्य जान पड़ता है] हिन्द धर्म इतना महान और 
व्यापक है कि आजतक कोई उसकी व्याख्या करनेम क्ृतकार्य नहीं हो सका. मेर मेरा 
जन्म वेष्णव सम्प्रदायमें हुआ है और इसके सिद्ध सिद्धान्त मुझे बड़े ही प्रिय हैं। वैष्णव 
धर्ममं अथवा धर्ममें मुझे कहीं यह विधान नहीं मिला कि भंगी, डोम आदि जाति 
अस्पृश्य हैं।| क अनेक रूढ़ियोंसे घिरा हुआ है। उनमें से कुछ रूढ़ियाँ प्रशंसनीय 
हैं, शेष निन्‍ध हैं। अस्पृश्यताकी रूढ़ि तो सर्वथा ही निन्‍्धय है। इसकी बदौलत दो हजार 
वर्षोसे धर्मके नामपर पापकी राशि हिन्दू धर्मपर छादी जाती रही है और अब भी 
छादी जाती है। में इस रूढ़िको पाखण्ड कहता हूँ। इस पाखण्डसे आपको मुक्त होना 
पड़ेगा; और इसका प्रायश्चित्त आप कर ही रहे हैं। इस रूढ़िके समर्थनमें मनुस्मृति आदि 
धर्म-प्रन्थोंके इलोक उद्धृत करनेसे कोई लाभ नहीं। इन ग्रन्थोंमें कितने ही प्रक्षिप्त इ्ोक 
हैं। कितने ही इछोक नितान्त अर्थहीन हें। फिर मनुस्मृतिकी प्रत्येक आज्ञाका पालन 
करनेवाला या पालन करनेकी इच्छा रखनेवाला एक भी हिन्दू मेरे देखनेमें नहीं आया। 
और यह सिद्ध करना बहुत सहज है कि जो ऐसा करेगा वह अन्तमें गिरकर रहेगा। 
धर्म-प्रन्धोंमें मुद्रित प्रत्येक इलोकका समर्थन कर देनेसे सनातन धर्मकी रक्षा न होगी, 
बल्कि उनमें प्रतिपादित त्रिकालाबाधित-तत्त्वोंको कार्यरूपमें परिणत करनेसे ही उसकी 
रक्षा होगी || जिन-जिन धार्मिक नेताओंसे इस विषयमें सम्भाषण करनेका मुझे अवसर 
मिला है, सबने इस बातको स्वीकार किया है। [उन धर्म-प्रचारकोंने, जिनकी गणना 
विद्वानोंमें होती है और जो समाजमें पुज्य माने जाते हैं, स्पष्ट कहा है कि भंगी, डोम 
आदिके साथ हम लोग जैसा बर्ताव करते हैं उसका इसके सिवा और कोई आधार नहीं 
कि वैसी रूढ़ि या प्रथा चल गई है। सच पुछिये तो इस रूढ़िका कोई पालन भी नहीं 
करता। रेलमें उनका स्पश होता है। मिलोंमें उनसे काम लिया जाता है और हम 
उन्हें बेहिचक छूते हें। फर्युसन तथा बड़ौदा कालेजोंमें अन्त्यज प्रविष्ट किये गये हें। 
इन सव बातोंमें समाज बाधा नहीं डालता। अंग्रेजों और मुसलमानोंके घरोंमें उनका 
सत्कार किया जाता है और अंग्रेजों या मुसलूमानोंकों छूनेमें हमें कुछ भी संकोच नहीं 
होता, वल्कि इनमें से कितनोंके साथ हाथ मिलानेमें तो हम उछठा गौरव समझते हैं। 
ईसाई धर्म ग्रहण कर छेनेपर इन्हीं अन्त्यजोंको हमें अछूत माननेका साहस नहीं होता। 
इस' प्रकार जिस रूढ़िका पालन करना असम्भव है, व्यक्तिगत मत भिन्न होनेपर भी, 
उसका समर्थन कोई समझदार हिन्दू नहीं कर सकता | 


हिन्दू धर्मके मार्थेपर कलूंक ७५ 


 अस्पृश्यताकी भावनामें घृणाका अन्‍्तर्भाव माननेसे इनकार करनेवालोंके लिए तो 
कोई विशेषण ही मेरे ध्यानमें नहीं आता। भूलसे कोई भंगी हमारे डिब्बेमें सवार हो 
जाये तो बेचारा पिटे बिना नहीं रह सकता और गालियोंकी तो मानो उसपर वर्षा ही 
होने छंगेगी। उसके हाथ चायवारा चाय और दूकानदार सौदा नहीं बेचता। वह मरता 
हो तो भी हम उसको छूना गवारा नहीं करते। अपना जूठा हम उसे खानेकों देते 
हैं और फटे तथा मैले कपड़े पहननेको। कोई हिन्दू उसे पढ़ानेको तैयार नहीं होता। 
वह अच्छे मकानोंमें नहीं रह सकता। रास्तेमें हमारे भयसे उसे बार-बार अपनी अस्पू- 
इयताकी घो गा र करनी पड़ती है। इससे बढ़कर घुणा-सूचक व्यवहार और कौन-सा 
हो सकता है ?| उनकी दशासे और क्‍या सूचित होता है !जिस तरह यूरोपमें एक समय 
धर्मकी ओठमें गुलामीकी प्रथाकी हिमायत की जाती थी, उसी तरह आज हमारे समाजमें 
भी धर्मके नामपर अन्त्यजोंके प्रति घुणा-भावकी रक्षा की जाती है। यूरोपमें भी अन्त 
तक ऐसे कुछ-न-कुछ छोग निकल ही आते थे जो बाइबिलके वचन उद्धृत करके गुला- 
मीकी प्रथाका समर्थन करते थे। अपने यहाँके वर्तमान रुढ़िके हिमायतियोंकों भी में 
उसी श्रेणीमें गरिनता हूँ) । अस्पृश्यताका विचार-दोष धम्ंसे अवश्य दूर कर देना 
होगा। इसके बिना प्लेग, हँजे आदि रोगोंकी जड़ नहीं कट सकती। अन्त्यजोंके धन्धोंमें 
नीचताकी कोई बात नहीं है। डॉक्टर और हमारी मातायें भी वैसे काम करती हैं। 
कहा जा सकता है कि वे सब फिर स्वच्छ हो जाती हैं। अच्छा, यदि भंगी आदि 
स्वच्छताका पालन नहीं करते तो दोष उनका नहीं, सोलहों आने हमारा ही है। यह 
स्पष्ट है कि जिस समय हम प्रेमपूवक उनका आलिगन करने रूगेंगे उस समय वे -अवश्य 
ही स्वच्छ रहना सीख हछेंगे।) 

सहभोज' आदि आन्दोलनोंकी तरह इस आन्दोलनको आघात देनेकी आवश्यकता 
नहीं है। [इस आन्दोलनसे वर्णाश्रम धर्मका लोप नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य इसके 
अतिरेककों दूर करके उसकी रक्षा करना है। इस आन्दोलनके पुरस्कर्त्ताओंकी यह भी 
इच्छा नहीं है कि भंगी आदि अपने काम छोड़ दें। किन्तु उन्हें यह दिखा देना है 
कि मल, गन्दगी आदि साफ करनेका उद्यम इतना आवश्यक और पवित्र है कि उसके 
करनेसे वैष्णव तककी शोभा हो सकती है। इस धन्धेको करनेवाले नीच नहीं, किन्तु 
दूसरे पेशेवाल्लोंके बराबर सामाजिक अधिकारोंके पात्र हैं और उत्तका उद्यम कितने ही 
रोगोंसे देशकी रक्षा करता है। इसलिए वे डॉक्टरोंके समान सम्माननीय हैं | । 

[एक ओर यह देश तपदरचर्या, पवित्रता, दया आदिके कारण सबके लिए वन्दनीय 
है दूसरी ओर स्वेच्छाचार, पाप, करता आदि दुर्गुणोंका भी क्रीड़ास्थल बना हुआ है। 
ऐसे समयमें लेखक समुदायके पाखण्डका विरोध कर समाजसे उसकी जड़ काट देनेके 
लिए बद्ध परिकर होनेमें ही आपकी शोभा है।| आपसे मेरी प्रार्थना है कि गोघरामें 
किये गये पुण्य कार्यका अभिनन्दन कर आप उस पृण्यके भागी और इस निमित्त किये 
जानेवाले इस उद्योगमें सहायक हों, ताकि ६ करोड़ मनुष्य हताश होकर उससे अरूग 
न हों जायें। 

इस आन्दोलनमें सम्मिलित होनेके पहले मेंने अपने धामिक उत्तरदायित्वको अच्छी 
तरहसे सोच-समझ लिया है। [एक आलोचकने यह भविष्यवाणी की है कि कालान्तरमें 


द् त्तम्पूर्ण ह-- यांदी वाह्मय मजे कुल १ 
जद चम्पृण याधा वाह्टम चर 





मेरे ०० विचार न. अमजनन०-अकनममक जायेंगे 02292 ड्टिलननक, सम्वन्धमें ०“ 0 इतना ड््ड्ज 5 विज 3० 

रे विचार बदल जादेंगे। इस सम्वन्धमें मझे इत्तन ही कहना है कि यदि कभी छा 
समय आयगा शी चल हट चष5 घने न अल अन संपारक्ते ब््द अिदनलकी 
सर यया, तो उच्तके पहल हिन्दू बन हा चहा, तंतारक्के वर्म-मात्रका ₹ यबकर 

















ड् | १ ष््‌ 
चकगा प्रच्त ० 2 टन अर चारणा न - सिक घर्मको पूर्वोक्त । ब्य्जदन2 
चुछ्गा। परन्तु मेरी यह दृढ़ वारणा है कि हिन्दू वर्मको पू्वोक्त कछंकते मृक्त्त करनेमें 
यदि अयना ० «मल त्ी 7" अल 9». ज जवीत+- अड कोई न अन्य पपरन्फर-थाभ ननण->ं 0. 3 >> हज 
दि अपना चरीर भी देना पड़े, तो सी यह कोई बड़ी वात नहीं है। जि घर्ममे 
नरसी ्ज ऑप सेहता- न् समदर्गी न्ज्ल्ञ् भसयवदर सता पल विजन जल घन बच्पयदयताकी ् 
चत्ता चह॒ता-जस ससदद्या संयवदुसकंत हा चय हा उच्चम अस्पुरबताकों भावनाका रह 
सकना कंदापि सम्भव नहीं है।! 
कलम» 


बापू और हरिजन 


२२- भाषण : सुजफ्फरपुरमें* 


नवम्बर ११, १९१७ 
भ्नाइयो, 











मेरा इराद्य तो बापसे केवछ तीन बातें कहवेका ही था पुरन्तु यहाँ स्वेशनपर 
जो हाल देखा उत्के कारण उनमें एक वात और जुड़ जाती है (में जहाँ भी जाता हूं, 
लोग, प्रेमके वशीभूत होकर, मेरी जोर कुछ ऐसे उमड़ते आते हैँ और हुल्लड़ मचाते 
हें कि में विमूढ़ हो उठता हूँ। ऐसी भीड़-नाइ़से वड़ा क्लेश होता है कौर देशके सेवा- 
कार्यकों हानि पहुँचती है| यदि किसी भी देशसेवकक्ा हम सम्मान करना चाहें तो 


उसका भी तरीका होता है और उसे सीखना बावदयक है। हम छोयोंकों तो स्वेच्चन 
पर व्यवस्थित ढंगसे खड़े रहना भी नहीं आता ।।हम राष्ट्रीय कार्य करना चाहते हैं। 
ट्‌ ढ़ (ढ ट्र 3 

हमने देशकी सेवा करनेका कार्य हायमें छिया है। तो त्नमाजर्मे हमात्त व्यवहार कसा 
हो, हम किस प्रकार उठें-वैठें, और किस प्रकार छोकतेवकोंका सम्मान करें, यह स 
सीखना भी हमारा फर्ज हो जाता है। ऐसे प्रसंगोपर हमारा व्यवहार कैसा हो इसके 
लिए हमें कवायद सीखनी चाहिए।। 

द्च््दीि वाद चम्पारनक्ते >> जा ड् व्हाकी जनताको जिस वबातकी की आवश्यकता 

दूसरा वाद चम्पारनक सम्बन्ध हुं। वहांका जनताका जिस वातका दादइवद्ात 
थी, जब वह उसे मिल गई है। वायान-मालिकोंके साथ हमारा कोई जझ्गड़ा नहीं 
था। हमें तो केवछ उनकी गरृलामीसे मुक्त होना था और उतना हमने प्राप्त भी क 


8... मजफ्क़रपरपर नि 


लिया। वैसे चम्पारनकी जनताके सम्वन्धर्में जारी किये यये विद मुजफ्करपुरपर छात्र 


| 





अं 
) 


4 





हम 


हि | 





2१ 


१0 


| 


/ 


वरीमें यहाँ नर्मदा अंकरका उदाहरन दिया ग्य 
१, गुजराती यहां वर्नदाशकऋरका उद्हरय छथा व्या हर 


55 यु कम्यममक न्ल्वक कक दक्च् ब्य्प ढ यथा 
२. यद सापन मुजफ्फतथुर, पशालठा, विदारमें नवम्बर १२, १९१७को दिया गया था। 


स्दे 5 चलता है इस समानें लयमय सर 
दिहार-उड़ीता पुल्ति एब्स्टरेक्डूछ, १९१७ से पता चल्ठा है क्लि इस सुमानें लवमंग पाँचते सात हजार लोप 
हे हक. 
चउपास्यत थे । 
गांधीलीकऊ >> यचयई ड््च्ह्इ ०. प्रियामस्वरूप्‌ अर> अन्दर: 3 काक्तकारापर दिनकदिया बढ 
३. यधिछांक नेदुवनें हुए चन्यारन उत्याभ्रहक्न परिंगामल्लरूपष चाल का्वत्ारापर से दिन्करव्या 
कर उठा दिया 


|) 


ग््प का शक देखिए आल 
 यया था । देखिए दण्ड १३ । 


| 


भाषण : मृजफ्फरपुरमें ७७ 


नहीं होते; लेकिन में ऐसा मानता हूँ कि वे धीरे-धीरे लागू होने छगेंगे ।[_ यदि हम 
किंसी वस्तुको प्राप्त न कर पायें तो उसका कारण यही होता है कि हम जिस व्यक्तिसे 
उस वस्तुकी माँग करते हैं उसके और हमारे बीच विश्वासकी भूमिका नहीं होती द्। 
मेंने जब चम्पारतमें काम शुरू किया तो बागान-मालिकों और अधिकारियोंको छगा 
कि में उनसे संधर्ष करने जा रहा हूँ, पर अन्तमें दोनोंको जब यह्‌ विश्वास हो गया कि 
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और में तो केवलछू इतना चाहता हूँ कि बागान-मालिक 
मजदूर-जनताके साथ न्याय किया करें, तो इच्छित बातके हो जानेमें कोई मुश्किल 
नहीं रही । 

चम्पारनका यह कार्य तो सफल हो गया। पर दूसरा कार्य, जो कहीं अधिक 
कष्टसाध्य है, अभी वाकी है । | वह मनुष्य जो गुरामीसे मुक्त होकर स्वतन्त्रता पा 
जाता है, उसे यदि उचित शिक्षा न मिल पाये तो वह प्रायः स्वतन्त्रताक़ा दुरुपयोग 
करने लगता है॥ चम्पारनकी जनता एक प्रकारका स्थानिक स्वराज्य तो पा ही चुकी 
है। छेकिन अब जो प्ररन रह जाता है वह यह है कि इस स्वराज्यका संचालन किस 
प्रकार किया जाये। इसके लिए बाबू ब्रजकिशोर' तथा दूसरे भाइयोंने --- जो मेरे साथ 
काम करते हैं, यह तय किया है कि स्थान-स्थानपर पाठशालाएँ खोली जायें और लोगोंको 
सामान्य ज्ञान तथा आरोग्यके नियमोंका विशेष ज्ञान कराया जाये। कल्पना यह है कि 
बालक-बालिकाओंको अक्षर-ज्ञान और साफ-सुथरा रह सकते योग्य आरोग्यका ज्ञान 
कराया जाये तथा बड़ी उम्रके लोगोंको ग्राम स्वास्थ्यकी, रास्तों, इस्तेमालमें न आनेवाले 
कुओं और पाखानोंकी सफाईकी शिक्षा दी जायें। 

इसी हेतुकों ध्यानमें रखकर मंगलरूवारके शुभ दिन ढाका नामक गाँवमें एक पाठ- 
शारा खोली जायेगी। इस कार्यके लिए स्वयंसेवकोंकी बड़ी आवश्यकता है। शिक्षित 
बन्धुंओंमें जिनकी इच्छा हो, वे इसके लिए आगे आयें। उनकी परीक्षा ली जायेगी और 
जो योग्य साबित होंगे उन्हें यह काम दिया जायेंगा। 

तीसरी बात यह है। हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो गाँठ पड़ गईं है, उनके दिलमें 
जो कड़वाहट पैदा हो गयी है--इसे कैसे दूर किया जाये ? न दोनों कौमोंके बीच 
मित्रभावकी स्थापना करना ही मेरे जीवनका कार्य है। २५ वर्षोसे में इसके उपाय खोजता 
आ रहा हूँ हे! में मुसलमान भाइयोंके बीच रहा। शाहाबादका मामला' सुनकर मेरा दिल 
फट जाता है; और मेरा दिल रो उठता है कि यदि मुझसे बन पड़ता तो में शाहा- 
बाद जाकर अपने सुसलूमान भाइयोंसे मिछता, उनसे सलाह-मशविरा करता। लेकिन 


१. बाबू शजकिशोर प्रसाद; दरभंगाके एक प्रमुख वक्रोल, उम्र राष्ट्वादी और गांधीजीके' सक्रिप 
सहधोगी; जिन्होंने सन्‌ १९१७ में चम्पारन सत्याप्रहमें उनके साथ काम किया था। सन्‌ १९२० में वकालत 
छोड़कर आप असहथोग आन्दोलनमें शरीक हो गये थे ! 

+. सन्‌ १९१७ के सितम्वर-अक्तूबरमें वकरीदंके अवसरपर इस जिडेमें हिन्दू-मुसव्मानेंकि वोच दंगा 
हो गया था । इसका विषैला प्रभाव देशके दूसरे भागोंमें भी हुआ था । 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अपनी सीमित शक्तिका मुझे भाव है। चम्पारतका कार्य अभी समाप्त नहीं हो पाया है, 
और मिरा यह सिद्धान्त है कि जबतक एक काम पूरा न हो जाये तवतक उसीके 
लिए जिऊेँ और उसीके लिए मर्ूँ।]पर में इस समस्यावर सोचता रहा हूँ और मुझे 
अपने हिन्दू भाइयोंसे कहना पड़ता है कि इस अवसरपर हमसे वड़ी ग्रलूती हुई है। 
इस घटताके लिए हम ही अधिक दोषी हें। अव जो समज्नदार हिन्दू हें उनका यह 
फर्ज है कि वे मुसलमानोंको इससे जो दुःख पहुँचा है उसे मिटायें। हमने आरामें उनका 
जितना नुकसान किया है उससे दुगुना हमें उन्हें छौटा देना चाहिए। में तो यहाँतक 
कहूँगा कि अकेले श्ाहावादके हिन्दुओंसे यदि इतना न वन पाये तो सारे भारतके हिन्दू 
ओंको यह नुकसान पूरा कर देना चाहिए। हमारे जो वकील भाई दोनों पक्षोंकी ओरसे 
लड़ रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे अदालतोंसे अपने-अपने मामले उठा लें; और सरकारसे 
कह दें कि इन मामलोंको अब वे जारी नहीं रखना चाहते । में अपने मुसलमान भाई- 
योंसे भी कहेंगे कि एक जिलेमें दो कोमोंके- बीच जो संघर्ष हुआ है उसे वे सारे 
भारतका संघर्ष न बना दें। झगड़ा तो दो भादइयोंमें भी होता है पर उसका परिणाम 
सारे कुटुम्बपर नहीं होना चाहिए । ठीक इसी प्रकार दोनों समाजोंको चाहिए कि 
वे इन झगड़ोंको प्रान्तके वाहर न फैलायें। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनोंने जिस 
कार्यकों अपने कन्बोंपर उठाया है उसे हम अपना धर्म समझकर करें। जो कार्य हमारे 
नेताओंने विचारपूर्वक देखभालकर हाथमें लिया है, उसमें हमें दखल देनेका कोई जधि- 
कार नहीं है। हम तो स्वराज्यके लिए कमर कस रहे हैँ अतः यदि हम इस प्रकारके 
भेदोंमें अपना समय गँवायेंगे तो हमारी आनेवाली पीढ़ियाँ हमें दोषी ठहरायेंगी। हमारे 
अपने झगड़े हमें स्वयं ही निपटाने हैं, पर अवतक हम वैसा कर नहीं पाये हैं। इन झनगड़ोंकी 
बुनियादमें एक कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा अंग्रेजीमें होती है। [एक विदेशी 
भाषामें शिक्षा पानेंके कारण हमारा तेज और बल क्षीण हो गया है। केवल यही नहीं, 
इसीके कारण हम अपने जनसमाजमें घुल-मिल नहीं पाते। हमारे शिक्षित-वर्ग और 
जन-समाजके बीच एक खाई पड़ चुकी है। शिक्षितों और अशिक्षितोंके बीचके आपसी 
सम्बन्ध यदि अच्छे होते तो आज ये बखेडे खड़े ही नहीं होते। शा 
हिन्दू और मृसलमानोंके बीच झगड़ा गोमाताकों लेकर खड़ा हुआ है।, यदि हमें 
गायकी रक्षा करनी है तो हमें उसे कसाईखानेसे वचाना चाहिए। अंग्रेज बन्चुओंके लिए 
हररोज कमसे कम ३० हजार गाय और वछड़े कत्ल किये जाते हें। और जवतक हम 
इस ह॒त्याको रोक नहीं पाते तवतक मुसलमान भाइयोंपर हाथ उठानेका हमें कोई अधि- 
कार नहीं है। अपने हिन्दू भाइयोंसे में कहूँगा कि गोमाताको वचानेके लिए मुसलमान 
वन्धुओंका खून करना कोई घ्म नहीं है। हिन्हू घर्में तो केवल एक मार्ग बताता हैं और 
वह है तपढ्चर्याका मार्गे। तुलसीदासजीकी वाणीमें कहें तो “दया घर्मको मूल है। ५ 
इसलिए हमें तो दयासे ही काम लेना चाहिए। गायकी रक्षा तो में भी करना चाहता 
हूँ। पर गायके लिए में अपने मुसलमान भाइयोंसे कहँगा कि गायको छुरा मारनेके बदले 
आप मेरी ग्देनपर छूरी चलावें और मेरा खूब करें। मुझे विश्वास है कि मेरी यह 
दीन वाणी मुसलूमान-वस्घु अवद्य सुनेंगे।|हम यदि[ अपनी स्वतत्वता चाहते हैं तो. हमें 


भाषण : मुजफ्फरपुरमें ७९ 


दूसरोंकी स्वतन्त्रता छीन लेनेका कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरेकी स्वतन्त्रता छीन 
लेनेका प्रयत्न करनेमें ही झगड़े खड़े होते हैं। यदि कोई मुसलमान आदेशके स्वरमें कहेगा कि 
कोई भी हिन्दू ढोल न बजाये तो. हिन्दू कभी नहीं मानेगा, पर यदि अपने मुसछमान भाई 
नम्रतापूरवंक कहें कि आप ढोल न बजायें, हमारे धर्मं-कार्य भमाजमें खलल न डालें, और 
यदि आप ऐसा करेंगे तो हम अपने ही खूनकी नदी बहा देंगे, तो में विव्वास करता हूँ कि 
कोई भी हिन्दू भाई इतना नासमझ नहीं निकलेगा जो इस प्रार्थनाके विरुद्ध व्यवहार 
करेगा ।[ परन्तु सच्ची बात तो यह है कि इस सम्बन्धरमें हिन्दू और मुसलमान, किसीका 
भी मन साफ नहीं है|[यदि हम मेल और प्रेम चाहते हें तो वह मुहब्बतसे ही हो 
सकेगा; भय दिखाकर तो कभी नहीं हो सकेगा। हम अपने दिलकी बात कभी भी 
साफ-साफ नहीं कह पायेंगे ।] 

में यह कहता आया हूँ कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए और वह हिन्दी होनी 
चाहिए। मेंने सुना है कि इस सम्बन्ध्में कई मुसलमान बन्धुओंके मनमें गलतफहमी 
है। उनमें बहुतेरोंका खयाल है कि “हिन्दी होनी चाहिए” यह कहकर में उर्दूका विरोध 
करता हूँ। 53 भाषासे मेरा मतलब उस भाषासे है जिसे उत्तर भारतमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों बोलते हैँ और जो नागरी तथा उर्दू लिपिमें लिखी जाती है। उर्दूके 
लिए मेरे मनमें कोई द्वेष नहीं है। मेरी तो यह मान्यता है कि दोनों भाषाएँ एक ही 
हैं। मेरे खयालसे तो दोनों भाषाओंका गठन्न, दोनोंका ढंग, संस्कृत और अरबी शब्दोंके 
भेदको छोड़कर, एक ही भ्रकारुका है।|मेरा झगड़ा तो अंग्रेजीके विरुद्ध है। मुझे द्ेष 
उससे भी कोई नहीं है; परन्तु अंग्रेजी भाषाके भाध्यमसे हम अपनी जनतासे घुलूमिल नहीं 
सकते और उनके साथ एकरस होकर काम नहीं कर सकते |मिरे कहनेका आशय इतना 
ही है।[हिन्दीको आप हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी; मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। हमारा 
कर्त्तव्य यह है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिन्दी भाषामें करें। लिपिके सम्बन्धमें यह 
होगा कि हिन्दू वालूक नागरीमें लिखेगा और मुसलमान उर्दूमें। इससे किसी प्रकारकी 
भी हानि हक है।|पर दोनों ही दोनों लिपि सीखेंगे [हमारे बीच हमें अपने कानोंमें हिन्दीके 
ही शब्द के दें-- अंग्रेजीके नहीं। इतना ही नहीं हमारी धारासभाआओंमें जो वाद- 
विवाद होता है वह भी हिन्दीमें होना चाहिए। ऐसी स्थिति लानेके लिए में जीवन- 
भर प्रयत्न करूँगा !| 

अब एक वात और कहनी बाकी रह गई है। सारे हिन्दुस्तानमें स्वराज्यका 
आन्दोलन चल रहा है। शाहाबादमें जो दंगा हुआ है उससे हमें स्वराज्यकी प्राप्तिमें 
विलम्बका कारण ज्ञात होता है। स्वराज्य निरी अजियों या भाषणोंसे नहीं मिलेगा। 
[यदि हिन्दू कहेगा कि एक गायकी रक्षा करनेके लिए में एक मुसछमानका खून पी जाऊँगा 
तब तो हमें कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। यदि दोनों कौमोंके बीच मेल हो जाये; 
यदि दोनों कह दें कि हम आपसी झगड़ोंकों स्वयं ही निबटा छेंगे, उसमें किसी बाहरी 
व्यक्तिके बीचमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। यदि हम इतना विश्वास दे सकें तो स्वराज्य 
मिलकर रहेगा |व्राज्यके लिए शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे बीच. एकता 
होनी चाहिए। हममें ताकत होनी चाहिए। स्वराज्यसे भी पूर्वे हममें निर्भयता होनी 


८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहिए। जबतक हममें ईह्वरीय अंश वर्तमान है तब तक हमें मनुष्यसे कभी भय नहीं 
खाना चाहिए ।]| 


[गुजरातीसे ] 
महात्मा गांधीनी विचारसृष्टि 


२३. भाषण : उमरेठसें" 


[ उमरेठ ] 
नवस्बर १२, १९१७ 


मित्रो, 


आप छोगोंने मुझे श्री गोखलेके नामपर खोले जानेवाले पुस्तकालयका उद्घाटन 
और उनकी तसवीरका अनावरण करनेके लिए बुलाया है। यह काम बहुत पवित्र है और 
गम्भीर है। आजकल पश्चिमके लोगोंमें एक ऐसी गलतफहमी फैली हुईं है कि पुस्तकालय 
खोल दिया तो समाजकी सेवा हो गईं। अमेरिकाके एक हशहरमें कार्नेगी नामके एक 
करोड़पति सज्जन रहते हैँ। उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वे लाखों रुपया बाँटें 
तो भी उनकी पूजीमें कोई कमी नहीं होगी। वे अनेक जगहोंमें पुस्तकालय खोलनेके लिए 
पैसा देते है और ये सारे पुस्तकालय उन्हींके नामपर होते हैं। स्कॉटलेंडके कुछ नेताभोंने 
उनसे विनती की है कि कृपया ऐसी प्रथा आप हमारे यहाँ हमारी मर्जीके बिना न 
फैलायें, क्योंकि हमारी समझमें इससे हितके बदले हानि होनेकी ही ज्यादा सम्भावना है। 
पेरिसमें पुस्तकालयोंका दुरुपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे आप यह न समझें कि 
में पुस्तकालयोंके खिलाफ हूँ । पुस्तकालय खोलते समय और उसके पहले यह विचार करना 
आवश्यक है कि वह किसके नामपर खोला जाये ओर स्थानीय हितकी दृष्ठिसे वहाँ 
पुस्तकें कैसी चुनी जायें ताकि व्यक्तिका नाम और पुस्तकोंका वाचन सार्थक हो। 

अब उनकी तसवीरके विषयमें | गोखले नामके भूखे नहीं थे; बल्कि वे अपना सावे- 
जनिक सम्मान पसन्द ही नहीं करते थे। अकसर ऐसे अवसरोंपर उनकी आँखें झुक जाया 


१. विद्यार-उद़ीसा पुल्सि एब्स्टूक्ट्समें वताया गया है कि अन्तमें गांधीजी 'होमरूल? आन्दोलनके 
सम्बन्धमें बोले और उन्होंने लोगौंते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम छीगकी सिफारिशोंका समर्थन 
करनेका अनुरोध किया । उन्होंने उपस्थित जन-समुदायके सम्मुख श्री मोण्टिग्युको भेजे जानेवाले प्रा्यना- 
पत्रका वर्णन किया और उसपर हस्ताक्षर करनेका अनुरोध किया । उसी शामको गांधीजीने हिन्दू-मुस्लिम 
नेताओंके एक सम्मेलनमें माय लिया । मुजफ्फरपुरके पुलिस अधीक्षकसे प्राप्त हुई नकाबर १९, १९१७ को 
गुप्त रिपोर्टके अनुसार श्री गांधीजीने शाहावादके दंगोंकी भत्सैना की और खेद प्रकठ किया | . - « 
ओऔ गांधीने कहा कि मे यह नहीं चाहते कि हिन्दीको अपनाया जाये, उ्हूँंकों नहीं । उन्होंने कहा विदेशी 
. भाषा नहीं अपनाई जानी चाहिए और सिर्फ -ऐसी भाषा अपनाई जानी चाहिए जिसे सब लोग समझ 
सकें । अधिकांशतः हिन्दी और उठ्ूँ साषाएँ वोली जाती हैं और ये मासानीसे समझ आ जाती हैं । 

२. युणरातमे । 


भाषण : उमरेठमें ८१ 


करती थीं। यदि आप ऐसा मानते हे कि गोखछेकी तसवीरका उद्घाटन करनेसे उनकी 
आत्माको शान्ति मिलेगी, तो वह सही नहीं है। मरते समय इस महात्माने अपनी 
चिर-पोषित इच्छा स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था: “मेरी मृत्युके बाद मेरा 
जीवन-चरित्र लिखा जाये, मेरा स्मारक बनाया- जाये या शोक-प्रदर्शनकी सभाएँ हों, 
तो उनसे मेरी आत्माकों शान्ति नहीं मिलेगी। मेरा जीवन सारे भारतका जीवन बन 
जाये, और संस्थापित भारत-सेवक-समाजकी प्रगति हो, यही मेरी अभिलाषा है।” जो 
लोग उत्तका यह वसीयतनामा स्वीकार करते हों, उनन्‍्हींको उनकी तसवीरका उद्घाटन 
करनेका अधिकार है। 

गोखलेने अपने जीवनमें बहुतसे काम किये; मगर आज तो में यहाँ आई हुईं बहनोंके 
ध्यानसे उनके जीवनके कुछ कौदटुम्बिक प्रसंग ही सुनाऊँगा। बहनोंकों गोखलेके इस 
उदाहरणसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने कुटुम्बकी काफी सेवा की थी। उन्होंने 
ऐसा कोई काम कभी नहीं किया जिससे कुटुम्बका जी दुखें। आजकल हिन्दू परिवारोंमें 
लड़कीको गुड़ियाकी तरह ब्याहकर आठ वर्षकी उम्रमें ही अथाह संसार सागरमें 
ढकेल दिया जाता है। लेकिन गोखलेने वैसा नहीं किया। उनकी लड़की अभी भी 
अविवाहित है। ऐसा करनेमें उन्हें काफी मुसीब्तें सहन करनी पड़ीं। उनकी युवावस्थामें 
ही उनकी पत्नीकी मृत्यु हो गई थी। वे फिरसे विवाह कर सकते थे, पर उन्होंने 
वैसा नहीं किया। अपने कुटुम्ब॒की सेवा तो उन्होंने अनेक तरहसे की। दूसरे छोग भी 
सामान्यतः कुटुम्ब-सेवा करते ही होंगे। परन्तु कुटुम्ब-सेवा दो तरहसे हो सकती है-- 
एक स्वार्थदृष्टिसि और दूसरी स्वदेशहितकी वृत्तिसे! गोखलेने स्वार्थवृत्तिको तिलांजलि 
दे दी थी। पहले कुटुम्ब, उसके बाद ग्राम और फिर देश --- जिस समय जिसके प्रति 
कत्तेंव्य करनेका श्रसंग उपस्थित हुआ, उस समय वही कत्तंव्य उन्होंने सम्पूर्ण साहस, 
लगन और श्रमसे पूरा किया। 

गोखलेके मनमें हिन्दू-मुसलमानके भेदका छेशमात्र भी नहीं था। वे सबको समान 
दृष्टिसे और स्नेहभावसे देखते थे। कभी-कभी वे नाराज हो जाते थे, लेकिन उनकी यह 
नाराजी स्वदेशके हितके साथ सम्बन्ध रखनेवाली होती थी और विपक्षीके मनपर उसका 
अच्छा ही असर होता था। उनके क्रोधकी इस विशेषताके कारण ही जो यूरोपीय 
पहले उनके प्रति झत्रुताका भाव रखते थे, उनके गाढ़े मित्र बन गये थे। 

जो व्यक्ति गोखलेके सम्पूर्ण जीवनपर दृष्टि डालेंगे वे देखेंगे कि उन्होंने अपने 
जीवनको देश-सेवाका पर्याय ही बना डाछा था। वे अपनी उम्रके पचास वर्ष पूरे 
होनेके पहले ही इस दुःखपूर्ण संसारसे चले गये और इसका एकमात्र कारण था चौबीसों 
घन्ठे तन और मनसे अनवरत देझ्-सेवा | अपने और अपनी गृहस्थीकी छोटी-मोटी बातोंको 
तो वे अपने मनमें कोई जगह ही नहीं देते थे। उनको केवल इस बातकी चिन्ता रहती 
थी कि वे दे शके लिए क्‍या कर सकते हैं। गोखलेकी महान्‌ आत्माको हमारे भारतकी 
शक्ति --- अन्त्यज वर्ग -- के उद्धारका प्रदन भी सदा चिन्तित रखता था। उनके उद्धारके 
लिए उन्होंने बहुत प्रयत्व किये । अगर कोई उन्हें वैसा करते देखकर टोकता, तो वे साफ 
कह देते थे कि अपने भाई अन्त्यजोंको छूनेसे हम भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि अस्पुश्यताकी 
दुष्ट भावना रखनेसे ही घोर पापमें पड़ते हैं। 


८२ सम्पूण्‌ गांधी वाहमय 


अभी में यहाँके मेघवार' भाइयोंका बुनाईका काम देखने गया, तब साथमें आये हुए 

लड़कोंमें छुआछूतकी बात निकली। उसे सुनकर मुझे आइचर्य हुआ। में यहाँ अभी जाति- 
पाँतिके चिषयपर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो कहूँगा कि इस वर्गेको 
अपने साथ मिलाये बिना हमारी, हमारे गाँवकी और हमारे देशकी उन्नति नहीं होगी। 
* इसके बिता स्वराज्यकी आशा रखना भी व्यर्थ होगा। जबतक हमारे मनमें अन्यश्रद्धा 
बनी रहेगी, जबतक घरमें, कुटुम्वमें, गाँवमें और समाजमें लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे, तबतक 
हम कितना ही स्वराज्य-स्वराज्य चिल्लाते रहें, उससे कुछ होगा नहीं। आपके उमरेठमें 
पहले पचास करघे चलते थे, छेकिन अब केवल दी रह गये हें और उनपर भी सन्‍्तोष देने 
योग्य ढंगसे काम नहीं हो पाता। इसका कारणं आपकी संकुचित वृत्ति है। उमरेठके 
नेताओंका कत्तंव्य है कि वे अपने देशी उद्योगोंके विकासमें मदद करें और उन्हें 
प्रोत्साहन दें। अगर उनमें ऐसी भावना न हो, तो उन्हें गोखले-जैसे परमार्थी सन्‍्तकी 
तसवीरके उद्घाटनका कोई अधिकार नहीं। पर मुझे छूगता है कि उमरेठ एकदम 
भावना और उत्साहशून्य नहीं है। महात्मा गोखलेके प्रति वह सदूभाव रखता है और 
अपने कत्तंव्यको पहचान गया है। यह सनन्‍्तोषकी बात है। 

[ गुजरातीसे | 

धर्मात्मा गोखले 


२४. समाचारपत्र 
[ नवम्बर १४, १९१७ से पूर्व ] 


मैंने हिन्दुस्तान के सम्पादककों दीवाली विश्ञेषांकके लिए कुछ लिख भेजनेका 
वचन दिया है। वचनका पारून करनेके लिए मेरे पास समय नहीं है, फिर भी यह 
सोचकर कि किसी तरह थोड़ा-बहुत लिखकर भेजना चाहिए, पाठकोंके सम्मुख समाचरार- 
पत्रके सम्बन्धें अपने विचार रख रहा हूँ। परिस्थितियोंके वशीभूत होकर दक्षिण 
आक्रिकामें मुझे यह काम करना पड़ा, उससे मुझे इस विषयपर विचार करनेका अवसर 
मिला। जिन विचारोंको में यहाँ प्रकट करतेकी धृष्ठता कर रहा हूँ उन सबको मेने 
कार्यहूप दिया है। हि 

मेरी विनम्र रायमें, सिमाचारपत्रके कार्यों आजीविका कमानेका साधन मातता 
अनुचित है। कुछ-एक कार्य | क्षेत्र | ऐसे खतरनाक और सार्वजनिक होते कि कि उनके 
द्वारा आजीविका प्राप्त करनेसे मूल उद्देश्यको हानि पहुँचती हैं। जब समाचारपत्रको 
नफा कमानेका साधन बनाया जाता है. तब तो बहुत अनर्थे होनेकी (80 रहती 
है || ऐसा बहुत अधिक मात्रामें हो रहा है। यह बात मुझ उन ७ सम्मुख, जिन्हें 
पत्रकारिताका पूरा अनुभव है, सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 


१, निम्न वर्गंकी एक जाति । 


समाचारपत्र ८३ 


समाचारपत्रोंका कार्य है छोक-शिक्षा | इन्हींके द्वारा लोगोंको आधुनिक इतिहासकी 
जानकारी होती है। यह काम कम जिम्मेदारीका नहीं है। इतना होनेपर भी हम 
महसूस करते हैं कि पाठक-समुदायका समाचारपत्रोंपर पूर्ण विश्वास करना सम्भव 
नहीं है। अनेक बार तो समाचारपत्रोंमें दिया गया विवरण घटनासे बिलकुछ विपरीत 
होता है। यदि समाचारपत्र लोगोंको शिक्षित करना अपना ककत्तंव्य समझें तो समाचार 
देनेसे पहले उसकी जाँच करनेसे न चूके ।|इसमें सन्देह नहीं कि इनको अनेक बार कठिन 
प्रिस्थितियोंमें काम करना पड़ता है। बहुत ही अल्प-समयमें इन्हें सत्य-असत्यका निर्णय 
करना पड़ता है और प्राय: अनुमानके आधारपर सत्य निर्धारित करना होता है। 
इतना होनेपर भी में मानता हूँ कि|जिस समाचारके सही होनेका निश्चय न हो 
सके उस समाचारको प्रकाशित न करना ही अधिक उचित है 

| इनमें वक्‍ताओंके भाषणकी जो रिपोर्ट दी जाती है वह अधिकतर दोषपूर्ण होती 

है। रिपोर्टको सही-सही उतारनेकी क्षमता बहुत ही कम छोगोंमें होती है इसीलिए 
सामान्यतः देखनेमें आता है कि भाषणोंकी खिचड़ी बन जाती है। सबसे अच्छा नियम 
तो यही है.कि भाषणके “ प्रूफ ” स्वयं वक्‍ताके पास संशोधनके लिए भेज दिये जायें और 
यदि वह उनमें संशोधन न करे तो समाचारपत्र अपनी छी हुई रिपोर्ट ही प्रकाशित कर 
सकते ह।] । 

अनेक बार यह देखनेमें आता है कि समाचारपत्र मात्र स्थान भरतेके लिए ऐसी- 
: बैसी सामग्री प्रकाशित कर देते हें। यह चलन सर्वेग्यापक है। पर्चिममें भी ऐसा ही है। 
उसका कारण यह है कि समाचारपत्र मुख्यतः धन कमानेपर नजर रखते हें। [समाचार- 
पत्र [ जनताकी | भारी सेवा करते हैं, इसमें सन्देह नहीं। इससे उनके दोष ढक जाते हें। 
लेकिन मेरे मतानूसार वे जितनी सेवा करते हैं उससे कम हानि नहीं करते। पश्चिमके 
कुछ-एक पत्र इतनी अनीतिसे भरे हुए होते हें कि उनका स्पर्श करना भी दोषपूर्ण है। 
अनेक पत्र पूर्वाग्नहसे भरे होनेके कारण लोगोंमें द्वेषका प्रसार करते हैं अथवा उसे और भी 
बढ़ाते हें। अनेक बार वे परिवारों और जातियोंमें कटुता पैदा: कर देते हैं| इस प्रकार 
लोक-सेवा करनेके बावजूद वे टीका-टिप्पणीसे बच नहीं सकते। कुछ मिलाकर उनके 
अस्तित्वसे, हानि और लाभ होनेकी समान सम्भावना है। 

समाचारपत्रोंमें यह पद्धति देखनेमें आती है कि वे मुख्य रूपसे चन्दोंपर नहीं बल्कि 
विज्ञापनोंकी रकमके ऊपर निर्भर करते हें। इसका परिणाम हानिकारक सिद्ध हुआ है। 
जो समाचारपत्र मदिरा-पानके विरुद्ध लिखता है उसमें ही मदिराका बखान करते हुए 
विज्ञापन दिया गया होता है। जिस समाचारपन्रमें हम तम्बाकूके दोषोंको पढ़ेंगे उसीमें 
अच्छेसे-अच्छा तम्बाकू कहाँ बिकता है, वह भी पढ़नेकों मिल जायेगा। किसी नाटकका 
लम्बा विज्ञापप और उसकी [विपरीत] आलोचना एक ही पत्रमें देखनेमें आ सकती 
है। दवाइयोंके विज्ञापनमें अधिकसे-अधिक कमाई होती है फिर भी दवाइयोंके विज्ञापनसे 
प्रजाका जितना नुकसान हुआ है और हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इन 
विज्ञापनोंके कारण समाचारपन्नोंने [लोगोंकी] जो सेवा की है उसपर रूगभग हरताल 
फिर जाती है। दवाइयोंके विज्ञापनसे हुए नुकसानको मेने खुद अपनी आँखोंसे देखा है। 
अनेक व्यक्ति इन विज्ञापनोंसे आकर्षित होकर हानिकर दवाइयोंको खरीद लेते हैं। अनेक 


५ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बार दवाइयाँ अनीतिकी पोषक होती हूँ। ऐसे विज्ञापन धामिक पत्रोंमें भी देखनेमें आते 
हैं। यह परिपाटी पश्चिमसे ही आई है। चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न करने पड़ें लेकिन 
हमें विज्ञापनोंके इस रिवाजकों खत्म करता चाहिए अथवा विज्ञापनोंमें बहुत सुधार 
करने चाहिए। प्रत्येक समाचारपत्रका कत्तेव्य है कि वह विज्ञापनोंपर अंकुश रखे। 

अन्तिम प्रइन विचार करने योग्य यह हैं कि जहाँ “ राजद्रोहात्मक लेख आदि 
सम्बन्धी कानून” और “भारत सुरक्षा कानून ” जैसे कानून प्रचक्तित हों वहाँ समा- 
चारपत्रोंकी क्या करना चाहिए? हमारे समाचासपत्रोमें अनेक बार दोअर्थी भाषा 
देखनेमें आती है। कुछ-एक पत्रोंने तो इस पद्धतिको शास्त्रका रूप दे दिया है। 
मेरी सम्मतिमें इससे देशकों नुकसान पहुँचता है। छोगोंमें कायरताका प्रसार होता है 
और दोअर्थी वचनोंको बोलनेकी आदत पड़ती है। इससे भाषाका स्वभाव ही बदल जाता 
है और वह विचार प्रकट करनेके स्थानपर उन्हें छिपानेका साधन वन जाती है। इससे 
प्रजाका [ चारित्रिक'] विकास नहीं होता, यह मैं विशेष रूपसे मानता हूँ। हमारे मनमें जो 
हो वही बोलनेकी आदत प्रजामें तथा व्यक्तियोंमें पड़नी चाहिए। यह शिक्षा समाचारपत्रों 
हाय अच्छी तरह मिल सकती है। अतएव जिन्हें उपर्युक्त कानूनोंसे बचकर कार्य करना हो 
उनके लिए यही श्रेयस्कर है कि समाचारपत्रको प्रकाशित ही न करें। अथवा इन कानूनों- 
की परवाह किये बिना मनमें जो विचार आये उन्हें निडर होकर, [लेकिन] विनय- 
पूर्वक प्रकट कर दें और उसका जो भी परिणाम हो उसे सहन करें। न्यायमूर्ति स्टीफनने 
कहीं यह विचार प्रकट किया है कि जिस व्यक्तिनें कभी द्रोहकी कल्पना नहीं की है 
उसकी भाषामें द्रोह हरगरिज नहीं हो सकता। और यदि मनमें द्रोह हो तो उसे 
निघड़क होकर व्यक्त करना चाहिए। अगर ऐसा करनेकी हिम्मत न हो तो पत्रका 
प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए। इसीमें सबका कल्याण है। 

गुजरातीसे | 
सहात्मा गांधीनी विचारसूष्टि 


२५. सन्देश : गुजराती हिन्दू स्न्नी-सण्डलको" 
: [नवस्बर १४, १९१७ या उससे पूर्व ] 


जिन बहनोंके पास यह लेख पहुँचेगा वे कम-ज्यादा शिक्षित तो होंगी ही, इसलिए 
में एक विषयपर विचार करना चाहता हूँ। शिक्षित स्त्रीवर्गको अपनी अशिक्षित बहनोंके 
लिए क्या करना चाहिए? यह प्रइन बहुत महत्त्वका है। यह निर्विवाद है कि यदि 
स्त्रियाँ चाहें तो वे इस क्षेत्रमें पुरुषोंसे कहीं अधिक सफलता प्राप्त हमर सकती हैं। शिक्षित 
भहिरछाएँ अभी इस कामको पर्याप्त मात्रामें करती नजर नहीं आती । इसमें उनका 
दोष नहीं; उनको मिली शिक्षाका दोष है, ऐसा में मानता हूँ। इसलिए शिक्षित 
स्त्रियोंका पहला कार्य ऐसे प्रयत्त करना है जिससे उनकी बहनें इस दोषका शिकार 
न हों। इस विषयमें किसीको सन्देह नहीं कि आधुनिक शिक्षा स्त्रियोंको उनके विशेष 


, ३, यद सन्देश शुजरातो नवृवर्धके मवसरपर उक्त महिला-मण्डल्कों भेजा गया था । 


सन्देश : गुजराती हिन्दू स्त्री-मण्डलको ८५ 


कार्यके लिए बिलकुल तैयार नहीं करती। यहाँ में न तो आधुनिक शिक्षाके दोषोंकी 
छानबीन करनेके झमेलेमें पड़ना चाहता हूँ और न इन दोषोंका निवारण कैसे हो, इस 
प्रहनपर मगजपच्ची ही करना चाहता हूँ। मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि शिक्षित बहनें 
इस प्रइनकों अपना मानकर तथा जिन्हें कुछ अनुभव है वे वहनें भी, अपना सर्वेस्व 
समर्पित करके इस विषयपर गुजरातको जागृत करें और सही दिल्याका ज्ञान करायें। 
शिक्षित स्त्रियाँ अशिक्षितोंके साथ सम्पर्क स्थापित नहीं करतीं, और प्रायः ऐसे 
सम्पर्कंको बढ़ावा नहीं देतीं। इस रोगका उपचार करना चाहिए। शिक्षित स्त्रियोंको 
अपने सहज कत्तेव्यका भान करानेकी आवश्यकता है। इन दोषोंसे पुरुष-वर्ग भी मुक्त 
नहीं है, लेकिन स्त्रियोंको पुरुषोंके पीछे-पीछे चलनेकी जरूरत नहीं स्त्रियोंमें नवीन भाव- 
नाओंके सृजनकी तथा उनको व्यवहारमें छानेकी जो शक्ति विद्यमान है वह पुरुषोंमें 
नहीं है। पुरुष अपेक्षाकृत अविचारी, उतावछा और सदैव नवीनताकी खोजमें छगा रहने- 
वाला होता है। स्त्री गम्भीर, धैर्यवान्‌ और अधिकतर पुरानी वस्तुओंसे चिपककर रहते- 
वाली होती है। इसलिए उसे जब भी कोई नई वस्तु सुझ पड़ती है तो उसकी उत्पत्ति 
सत्रीके हृदयकमलसे होती है। इस प्रकार उद्भूत हुई वस्तुके प्रति उसकी अचल श्रद्धा 
होती है और इस कारण उसका प्रचार जल्दी हो सकता है। अतएव मेरी मान्यता है कि 
यदि शिक्षित स्त्रियाँ, पुरुषोंकी नकरू करना छोड़ दें और स्त्रियों-सम्बन्धी महान प्रश्नोंपर 
स्वतन्त्र रूपसे विचार करें तो हम अनेक उलझनोंको आसानीसे सुलझा सकते हैें। 
विधवाओंका प्ररव साधारण प्रश्न नहीं है। इसमें अनेक स्त्रियाँ अपना जीवन अर्पित 
कर सकती हैं। विधवा अपनी इच्छानुसार पुनविवाह करे यह एक वात है और बाल- 
विधवाओंको पुनः रूग्न करनेकी शिक्षा देनेमें समय गँवाना दूसरी बात है। इसके बजाय 
स्त्रियाँ विधुर पुरुषसे स्वयं अथवा अपनी लड़कीका पाणिग्रहण संस्कार न करने तथा 
पालनेमें झूलने छायक बाल-वरको अपनी बेटी देकर उसकी आहुति न देनेका दुढ़ 
निश्चय करें और करायें तो मुझे विश्वास है कि भारतके लिए इसका परिणाम मधुर 
होगा। छोटी-बड़ी सैकड़ों विधवाओंका उपयोग देशके निमित्त कैसे हो यह प्रइन बहुत 
विचार करने योग्य है तथा इसपर शिक्षित स्त्रियाँ विचार नहीं करेंगी तो और 
कौन करेगा ? अनेक वर्षोसे एक विचार मेरे मनमें है; उसे यहाँ व्यक्त करता हूँ । थोड़े ही 
समय पहले हमारी स्त्रियाँ सूत कातने और बुननेका भी काम करती थीं। अब यह घन्धा 
खत्म होने पर है। इस धन्धेकी अवनतिसे हिन्दुस्तानकों नुकसान पहुँचा है। करोड़ों 
रुपये बाहर भेज दिये जाते हें। विधवाएँ अभी मन्दिरोंमें अथवा कथित साथु-सन्तोंकी 
सेवाममें अथवा गप्पें हाँकनेमें अपना समय गँवाती हें। मन्दिर जानेमें ही धर्म है, मुझे 
ऐसा प्रतीत नहीं होता। लेकिन सदुद्देश्यको दृष्टिमें रखकर मन्दिर जानेसे कुछ 
फायदा नहीं होता, में यह भी नहीं कहना चाहता। परन्तु अन्य कार्योंको छोड़कर 
मन्दिरमें बैठना परमार्थकी पराकाष्ठा है, यह विचार तो कोरा भ्रम जान पड़ता है। 
उसी प्रकार जिन साधु-सन्तोंको किसी प्रकारकी सेवाकी आवश्यकता नहीं है उनके पास 
बैठे रहनेसे दोनोंकी ही हानि और व्यर्थंका कालक्षेप है। ऐसी प्रवृत्तियोंसे विधवाओंको 
हटाकर हिन्दुस्तानका उपकार करनेकी पारमा्थिक प्रवृत्तिमें उन्हें फिर छगाना ही 
उनका शुद्ध पुनविवाह है। शिक्षित स्त्रियाँ ऐसा साहस क्‍यों नहीं करतीं? ऐसा काम - 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


करनेकी इच्छुक स्त्रियोंको पहले तो स्वयं उद्योयकी पाठशाढामें पहला पाठ पढ़ना होगा, 
कातना होगा तथा खट्डियोंपर कपड़ा वुनना होगा। 


सोहनदास करमचन्द गांधी 
( गुजरादीसे | 
गुजराती, २-१२-१९१७ 


२६. पत्र: जे० एल० भेरीसंनको 

मोतीहारी 
नवम्वर १४, १९१७ 

प्रिय श्री मेरीमैन,' 
में सोचता हूँ कि में यहाँ जो-कुछ कर रहा हूँ मुझे उसकी सूचना आपके पास भेजते 
रहना चाहिए। स्कूलके लिए वनी-बनाई इमारत मिल जानेके तथा खाम गाँवमें स्कूल 
खोलनेका निमन्त्रण मिलनेके फलस्वरूप मेने आज डाकाके समीप वरहर॒वा लूखमसेन 
नामक गाँवमें एक स्कूल खोल दिया है। जिन लोगोंने मुझे मदद देनेकी इच्छा प्रकट 
की थी उनमें से अच्छेसे-अच्छे अवैतनिक अध्यापकोंको मेंने वहाँ या दिया है और वे हैं 
वम्बईके श्री और श्रीमती गोखले | उनकी जीविकाके अपने स्वतन्त्र साधन हेँ। श्रीमती 
गोखले वम्बईम शिक्षाका कार्य कर रही थीं। उन्हें जिस किस्मका कार्य यहाँ करना है, 
वह में आपको पहले ही वता चुका हँ। यदि वन सका तो उन कारखानोंके विभिन्न 
संचालकोंकी सहायतासे इसी प्रकारके अन्य स्कूछ, एक स्कूल पीपरा देहातमें, दूसरा तुर- 
कौलिया देहातमें और तीसरा बेलवा देहातमें खोलनेकी आशा करता हैँ। चूंकि यह 
प्रयास प्रयोगात्मक है; इसलिए इन स्कूलोंसे कुछ निशिचत सफलता न मिलने तक में 
चार या पाँचसे अधिक स्कूछ नहीं खोलना चाहता। मुझे आशा है कि इस प्रयोगमें 
मुझे स्थानीय अधिकारियोंसे सहयोग प्राप्त होगा, यद्यपि में जानता हूँ इसमें अनेक 
कठिनाइयाँ हँँ। छेकिन अगर इसमें सफलछता मिलती है तो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलनेकी 


सम्भावना है।' 
आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


महादेव देसाईके अक्षरोंमें और गांधीजीके हस्ताक्षर्युक्त मूल अंग्रेजी पत्र (नेशनल 
आर्काइव्ज ऑफ इंडियासे); तथा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मूवसंद 
इन चम्पारन, १९१७-१८ से भी। 


१. चम्पारनके जिला मजिस्ट्रेट । 

२. इसके उत्तरमें मेरीमेनने १८ नवम्बरको निम्नलिखित उत्तर दिया था: १४-११-१६१७ का 
आपका पत्र मुझे श्राप्त हुआ । मुझे आपके द्वारा स्कूछोंको स्थापनाके अयोगमें दिलचस्पी है मोर उनके 
सम्बन्धमें में और भी जानना चाहता हूँ । भाप किस अकारके स्कूल और उन्हें कहाँ खोलेंगे तथा उनमें 
किस प्रकारकी शिक्षा दी जायेगी यह सब जानकारी पाकर सुझे प्रसन्‍नता होगी । गांवीजीके उत्तरके लिए 
देखिए “ पत्र : जे० एल० भेरीमैनकरो ”, १९-११-१९१७ 





२७. पत्र : सगनलाल गांधीको 
बेतिया' 
दीवाली [नवम्बर १४, १९१७ ] 
चि० मगनलाछ, 
आज ही बेतिया वापस आनेपर तुम्हारी डाक पढ़ी। यह पत्र प्रतिपदाकों भेजा 
जा सकेगा। 
ठाकोरछालको जो जवाब' दिया है उसे पढ़कर उनके पतेपर भेज देना। 
नानुभाई अगर सन्तुष्ट हो गये हों तो काफी है। गलरूतियाँ करते हुए भी हम 
प्रगति करेंगे। अगर फिर हम वही गलती न करें तो काफी है। तुम जबतक बाहर 
रहना चाहो, रहना। यदि उमरेठ भी हो आओ तो अच्छा रहेगा। में समझता हूँ छगन- 
लाल तो अहमदाबादमें ही होगा। शहर जानेका अवसर तो बहुत कम आता , होगा। 
देवभाभी' और खुशालूभाईको मेरा प्रणाम कहना । तुम सबको नये सालके मेरे आशीर्वाद । 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७०६) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


२८. पत्र: हरिलाल गांधीको 


मोतीहारी 
[नवम्बर १५, १९१७]" 

चि० हरिलाल, 
आज दीवाली है, नया वर्ष तुम्हें फले, तुम्हारी शुभेच्छाएँ पूरी हों और तुम सबके 
चारिश्यकी पूंजीमें वृद्धि हो, यही में चाहता हूँ। यही सच्ची लक्ष्मी है, उसीका पूजन 
करनेमें कल्याण है। मेरी भगवानूसे प्रार्थना है कि यह सत्य तुम्हें अधिकाधिक स्फूर्ति दे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


१. शुजराती पंचांगके अनुसार दीवाली १४ नवम्बरकों पड़ी थी । 

२, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

३- और ४. मगनलाल्के माता-पिता । 

७. महादेव देसाईंकी डायरीके अनुसार यह पत्र १५ नवम्बरकों लिखा गया था। 


२९. पन्न : सगनलाल गांधीकों 


मोतीहारी 
लव वर्ष, सं० १९७४ [ नवम्बर १५, १९१७] 
आजके मंगल-प्रसंगपर तुम्हें में क्या दूं ? जिसकी तुममें मुझमें, बहुतोंमें कमी है, 
वही देनेका प्रयत्त कर रहा हूँ। वह मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। जिसमें कुछ 
हो, वही दे सकता है। इस न्यायसे में क्या दूँ? हम एक साथ ही माँगें।' 
में मनुष्य और देवताकी वाणी भछ्ते बोलूँ, पर मुझमें प्रेम न हो, तो 
में ढोल या खाली घड़ेके समान हूँ। भले ही में भविष्यवाणी कर सकूं, मुझे पूर्ण 
ज्ञान हो, मुझमें पर्वेतोंकी खिसका सकतेकी श्रद्धा हो, पर प्रेम न हो, तो में तिनके- 
के बराबर हूँ। अगर में अपना सब-कुछ गरीबोंको खानेके लिए दे दूँ और अपना 
शरीर भी जला डा्लूँ, पर मुझमें प्रेम न हो, तो मेरे कार्यसे कुछ भी छाभ न होगा। 
प्रेम बहुत सहन करता है; जहाँ प्रेम है वहाँ दया है। प्रेममें द्ेबकी गुंजा- 
इश ही नहीं, प्रेममें अहमू-भाव नहीं, प्रेममें मद नहीं, प्रेममें अयोग्यत्ता नहीं, प्रेम 
स्वार्थी नहीं, प्रेम जल्दी नहीं चिढ़ता, प्रेमको दुष्ट विचार नहीं आते, प्रेम अन्यायसे 
प्रसन्न नहीं होता। प्रेम सत्यसे ही प्रसन्न रहता है, प्रेम सब-कुछ सहन करता 
है, सब-कुछ मान लेता है। प्रेम आश्ामय है, सब-कुछ सह छेता है। भविष्यवाणी 
झूठी हो जाती है, वाचा बन्द हो जाती है और ज्ञानका नाश हो जाता है; पर 
प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। 
जब में बालक था, तब बालककी तरह बोलता था। बालरकके बराबर मेरी 
समझ थी और बारूककी तरह सोचता था। जब बड़ा हुआ, तो मेंने बचपना छोड़ 
दिया। अभी तो हमपर पर्दा पड़ा हुआ है और हम घुघला-घुँधछा देखते हें। 
बादमें तो हम आमने-सामने खड़े होकर देख सकेंगे। अभी तो मुझे थोड़ा ज्ञान 
है। फिर में जैसा जाना जाता हूँ वैसा भी जानूँगा। अन्तमें, श्रद्धा, आशा और 
प्रेम ये तीन चीजें ही स्थायी हैं। उनमें भी प्रेम श्रेष्ठ है।” 
इसे पढ़ना, इसपर विचारना और फिर पढ़ना। इसकी अंग्रेजी पढ़कर हिन्दी 
करना। जैसे भी हो, घड़ीभर तो प्रेमकी खासी झाँकी ले लेना। मीराको प्रेमकी 
कटारी गहरी .छगी थी, प्रेमकी वैसी कटारी हमारे भी हाथ छूंगे और हममें उसे 


१, देखिए ९ कॉरिन्यियन्स, अध्याय १३ । गांधीणीने इसे गुजरातीमें दिया था | यहाँ उसीका हिन्दी 
अनुवाद किया गया है । 


पत्र : जे० एल० मेरीमैनको <९ 


भोंकनेका बल आ जाये, तो हम दुनियाकों हिला दें। प्रेमके' अपने अन्तरमें होते हुए 
भी में हर क्षण उसके अभावका अनुभव करता रहता हूँ। कमी तो मुझमें. बहुत है। 
कभी-कभी अधजल घड़ेकी तरह हो जाता हूँ । कल ही जो छोग मुझे प्रेमसे रोक रहे 
थे, उनके लिए मेरे पास समय नहीं था। इसलिए मनही-मन दुःखी होता रहता 
हूँ। यह कोई प्रेमकी निशानी नहीं। यह तो 'अधजलू गगरी छलकत जाये” जैसी 
बात है। नया वर्ष तुम्हारे लिए छाभदायी सिद्ध हो। अपनी शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक विभूतियाँ बढ़ाकर उन सबको तुम भारतके चरणोंपर प्रेम-भावसे अपित- 
कर. दो, यही मेरी इच्छा है और यही आशिष। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
महादेंवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३०. पत्र ; जे० एल० मेरीमनको 


मोतीहारी 
नवम्बर १७, १९१७ 
प्रिय श्री भेरीमैन, 

में कल कोयरी गया था। वहाँ शिवरत्ना तथा अन्य लोगोंसे मुलाकात हुईं। मुझे 
पता चला है कि जो जाँच आपके आदेशानूसार की गईं है उसका परिणाम शिवरत्नको 
इसी २३ तारीखको सूचित किया जानेवाला है,-इस कारण में तबतक के लिए अपने 

विचार प्रकट करना स्थग्रित कर रहा हूँ। 
सिराहा देहातकी रेयतका कहना है कि उस कारखानेमें कुछ इकरारनामोंपर 
लोगोंसे अँगूठेकी छाप ली जा रही है। किन्तु में मसविदा देखे बिना उन्हें क्या करना 
चाहिए इसके बारेमें सलाह नहीं दे सकता। इसलिए मेंने उनसे कह दिया है कि 
यदि वे मेरी सलाह चाहते हैं तो उन्हें चाहिए. कि जबतक में मजमूनको न देख लूँ तबतक 
उन्हें किसी कागजपर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए; क्‍योंकि उन्हें देखे बिना में सलाह 
दे ही नहीं सकता। मेंने सोचा कि यह बात आपको बतछा देना ठीक होगा । में यह भी 
कह दूँ कि यदि जमींदार, रैयतके साथ जो इंकरारनामा लिखा जाना है, वह आपको 
दिखा दिया करे तो इससे जमींदार और रैयतके सम्बन्ध मधुर होने छूग्ेंगें। आपको 
इस बातकी जानकारी होगी ही कि रेयतकी बहुधा यह शिकायत रहा करती है कि 


१, शिवरत्न नोनिया । 
१४-६९ 


-९० सम्पूर्ण गांधी वाहममय' 


उन्हें अक्सर ऐसे कागजातोंपर जिनको वे समझ भी नहीं सकते हैं' हस्ताक्षर देनेके 
लिए कहा या मजबूर किया जाता है। 
आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


महादेव देसाईके अक्षरोंमें और गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत मूछ अंग्रेजी पत्र (नेशनल 
आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया.) से; तथा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज़ मवमेंट 
इन चम्पारन, १९१७-१८, पृष्ठ ४२५ से भी। है 


३१. पन्न : रणछोडलाल पटवारीको 


मीतीहारी 
कात्तिक सुदी ४ [नवम्बर- १८, १९१७] 
आदरणीय भाईश्री, . 
आपका पत्र मिलनेपर चित्तको वैसी ही शान्ति प्राप्त हुई जैसी कालाभाईके' पत्रको 
पाकर हुई थी। पटवारी-परिवारपर में मुग्ध हूँ। आपने मुझे संकटके समय जो सहायता 
दी थी बह में कभी नहीं भूछ सकता।* में आपको हमेशासे बड़े भाई जैसा मानता 
आया हूँ। अगर आपने मुझे बम्बईमें मदद न की होती, तो, कोई नहीं कह सकता, 
मेरी क्‍या दशा- हुई होती। 
इसका में एक ही प्रतिदान दे सकता हूँ : में इस प्रकारसे रहूँ, जिससे आपको लगे 
कि इस व्यक्तिको मदद देकर हमने ठीक किया। मुझे छूगता है, आपको मेरे हरिजन- 
सम्बन्धी कार्योंसे दु:ख हुआ है। अपने इस कामको में छोड़ नहीं सकता। लेकिन आपको 
दुःख हो यह मेरे लिए कष्टदायक है, इसलिए जब आपका पत्र मिला तब मेंनें सोचा 
कि मेरा हरिजन-सम्बन्धी कार्य आपको नापसन्द है किन्तु कुछ मिलाकर में जो-कुछ कर 
रहा हूँ उसे आप अनुचित नहीं मानते। यह मुझे आशीर्वाद-समान जान पड़ा। 
लेकिन, अभी में इससे भी अधिक की आशा रखता हूँ। वेष्णव-धर्मके नामपर इस 
महापवित्र धर्मका लोप हो रहा है। गो-रक्षाके नामपर गायकी हत्या हो रही है। धर्मके 
नामपर पाखण्डका प्रसार हो रहा है। धामिक होनेका ढोंग करनेवाले अधामिक लोग 
धर्म-सम्बन्धी नियमोंका विधान करते हैं। में यह सब अनुभव करता हूँ तो फिर वैष्णव 
१, मेरीमैनने नवम्बर १८ के भपने जवावमें छिखा था; भगर वे लोग सोचते हैं कि उन्हे 
सताया जा रहा है तो वे अदाल्तमें जानेके लिए स्वतंत्र हैं। मैं भदाल्तमें पेश किसी भी मुकदमेके सम्बन्धमें 
ऐसी कोई वात नहीं सुनना चाहता, जिससे अदाल्तके मनमें पक्षपातक्री भावना आनेकी संभावना हो । 
इसलिए मुझे यह जानकर खुशी हुईं कि आपका इरादा मुझे शिवरत्न नोनिया द्वारा पेश किये गये 
मामलेसे सम्बन्धित मपनी जानकारी वतानेका नहीं है । ः 
२, लक्ष्मीदात गांधी, गांधीजीके बड़े भाई । रु 
३. पयवारीजीके पिंताने गांधीजीको वकाल्तकी शिक्षा प्राप्त करनेके उद्देश्यसे सन्‌ १८८८ में इंग्लेड 
जानेके लिए आधिक सहायता दी थी; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११ । 


पत्र: जें० एल० मेरीमैनको ९१ 


धर्मकी प्रतिष्ठा चाहनेवाले आप यह सब कैसे नहीं देख पाते ? यह प्रइन निरन्तर मेरे 
सम्मुख रहता है। भंगीका स्पशे करनेमें कदापि पाप नहीं है। गायके नामपर मुसलमानका 
बध करनेमें कदापि पुण्य नहीं है, धर्म-पुस्तकोंमें कदापि असत्यका प्रतिपादन नहीं हो 
सकता, स्वेच्छाचारीके हाथमें धर्मकी बागडोर कदापि नहीं दी जा सकती; ये सब वाक्य 
सूत्रों-जैसे हैं। इनमें मतभेद कैसे हो सकता है? वेष्णव समाजपर आपका जो अधिकार 
है, आप उसका उपयोग इस दिशामें क्‍यों नहीं करते ? मुझ-जैसोंको आप और तरह न 
सही, वचनसे ही मदद क्‍यों नहीं देते ? जो में देखता हूँ उसे में आपको किस तपस्याके 
द्वारा दिखाऊँ? ये विचार मेरे मनमें उठते ही रहते हें। आप एक बार फिर मनही-मन 
विचार कीजिएगा। 

में अपने भाषण' आपको, इस इच्छासे कि आप उपर्युक्त बातोंको दृष्टिमें रखकर 
एक बार फिर उन्हें पढ़ें, भेज रहा हूँ। 
गा हालाँकि में फिलहाल पढ़ नहीं सकता फिर भी आप मुझे कहे हुए ग्रन्थ अवश्य 
भेजिये। 

आश्रमके लिए साबरमतीके किनारे ५५ बीघे जमीन लकी है। उसपर निर्माण- 
कार्य हो रहा है, लेकिन प्लेगकके कारण उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। 


मोहनदासके प्रणाम 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ४१२४) की फोटो-नकलसे | 


३२. पत्र : जे० एल० मेरीमेनको 


मोतीहारी 
नवम्बर १९, १९१७ 

प्रिय श्री मेरीमैन, ु 
में जो स्कूल खोल रहा हूँ उन्तमें १२ बरससे कम उम्रके ही बाकूक दाखिल किये 
जाते हें। ज्यादासे-ज्यादा, जितने हो सकें उतने बच्चे छेनें और उनको सब त्रहकी 
शिक्षा देनेका इरादा है, अर्थात्‌ उन्हें हिन्दी या उर्दूका ज्ञान देता है और उसके 
माध्यमसे गणित, इतिहास और भूगोलके प्रारम्भिक सिद्धान्त एवं सरल वैज्ञानिक सिद्धान्त 
सिखाने हें और कुछ औद्योगिक शिक्षा देनी है। अभी तक कोई निश्चित पाठ्यक्रम 
तेयार नहीं किया गया है, क्‍योंकि मेरे लिए यह बिलकुल नया-नया अनुभव है। मझे 
शिक्षाकी हमारी वर्तमान प्रणालीकी उपयोगितामें विश्वास नहीं है। उसमें छोटे बच्चोंकी 
नैतिक और मानसिक शक्तियाँ विकसित होनेंके बजाय कुंठित हो जाती हैं। यद्यपि में 
अपने प्रयोगमें उसकी सब अच्छी बातें छे लूँगा, किन्तु में उसके दोषोंसे बचनेका प्रयत्न 
करूँगा। मुख्य लक्ष्य यह है कि बच्चोंका सम्पक सुसंस्कृत और निर्दोष चरित्रके स्त्री- 
१. ये भाषण उपलब्ध नहीं हैं; छगता है कि गांधीजोका संकेत जिन भाषणोंकी ओर था अनुमानतः 


ये वही भाषण थे अथवा उनमें वे भाषण भी शामिल थे जो उन्होंने नवम्बर ७५ को गोधरामें और 
नवम्बर १४ को सुजफ़्फरपुरमें दिये थे । 








प्प 
है | 
24 
र््ध 
| 
बट हि 
£ 
»१| 
हा 
५ 
4६ 
2 
7 
१ 
हक 
/णि|! 
5 
६. 
/र 
५॥ 
| 
5)| 
ह्म्बड 
"४८! 
हित 
<| 
न 
द्‌ 
॥! 
९ 
» थे 








०... >>... 


दे 
कप अपने ० ये, त्रिक चघन्चे क्रपिको कल... त्याग दें ८ यह ् 
पूरी करके अपने पैत्रिक घने कृपिको त्वाय दें, वल्कि यह है कि वे स्कुलमें बजित ज्ञानका 


न | < 
| 








५] 
न 
न 
| 
क् 
रा 
*$ 
| 
(|| 
न्ध्यै 
| 
4 
2, 
टट। 
४॥ 
! 
07 
| 
॥। 
4 
| 
वा 
हि | 
| 
५ 
शो 
५ 
द 
[९ 
” दी 
है 
हु 





लोगोंके जीवनको भी प्रभावित करेंगे और सम्नव होया तो पर्दे भी 

समाजमें भी प्रवेश करेंगे। इसलिए वयस्क लोगोंको स्वास्व्य-सफाईकी शिक्षा 
और 3-3. सामाजिक जर्मन, -सुविधाबोंमें कोड अ>डिश्रे: लिए संयकक्‍्त कार्य द ० 

र उन्हें स्रामाजिक सुल-सुविधाबोर्म वुद्धिके लिए संयुक्त कार्य करनेके काम दताये 


रू किक 


जायेंगे। इस संयुक्त कार्यका उपयोग ऐसे कार्योंमें किया जायेगा जैसे गाँवके रास्ते ठीक 
करना और छुए जोदना आदि। चूँकि किसी भी स्कूछमें ऐसे त्त्री-पुरुप नियुक्त न किये 
जायेंगे जो सुशिक्षित न हों, इसलिए हम बयात्रम्भव मुफ्त दवानदारू भी देना चाहते 














हैँ। उद्दाहरणके लिए ववरवामें श्रीमत्ती अवन्तिकावाई गोखले, जो एक प्रशिक्षित नर्स 
ट 5४ £९>४> दिका अं और न्ज्ज््ः सदी उनकी सहायता क्र 25 
ओर दाई हुं, स्कूलका नदशिका हू जार उनके पात उनका सहावता करते हूं। उन्हाच 
अभी चार ही दिन काम किया है। इन दिलनोंमें वे वीसियों रोगियोंकों अंडीका तेल 
है बाँद चकी ० 35. न रुूग्ण स्त्रियोंक्नो आज आप: हु 
बार कुनैन द चुका ह एवं कइ रुपण्ण ज्ियाका दख चुका हूु। 
आप कुछ और जानकारी 5 चाहते हें जज यह बवद्य प्रसन्नतापुर्वक के देगा 
यदि आप कुछ आर जानकारा चाहत हू, ता म बवदयव हां अतसन्तापुूदक दूगा। 


में तो आज्ा करता हूँ कि में बपने कार्यमें स्थानीय अविकारियोंका पुरा सहयोग प्राप्त कर 
सकूँगा। में कल जमोलवासे दो मीरू दूर श्रीरामपुरमें एक दूसरा स्कूल खोल रहा हूँ। 
दस्तावेजोंके वारेमें काइतकारोंकी शिकायतोंके सम्वन्धर्में प्रत्यक्ष है कि जो लास वात 
में कहना चाहता था वह मेंने नहीं कही हैं। में जानता हूँ कि जोर-जव रदस्तीके वारेमें 
काइतकार अदालतमें जा सकते हें । कठिनाई यह है कि उन्हें व्यवस्थित रूपसे कार्य करनेका 
न तो प्रशिक्षण मिलता है और न वे उसके लिए काफी संयठ्ति ही हूँ। नैतिक दृष्टिसि जो 
बात जोर-जवरदस्तीमें आती है वह सम्भव है कानूनमें जोर-जबरदस्ती न भी हो। चम्पा- 


सके तल ० दाद कन--नकर. 


९ 
तो यह है कि वे वेहद नासमझ्न हैं बौर उच्चसे कोई भी वाद 
आसानीसे मनवाई जा सकती है। इसलिए मेरी मान्यता तो यह है कि ऐसे , छोयोंको 
उनके अपने अज्ञानसे वचानेका काम उनके संरक्षकके रूपमें सरकारकों करना है। में 
यह नहीं कहता कि आपके व्यानमें सरैयाका जो मामला छाबा गया हैं उसमें कोई 
जोर-जवरदस्ती वरती गई है। मैंने तो केवल यही कहा है कि जैसे दस्तावेजोंका जिक्र 
मैंने अपने पिछले पत्रमें किया हैं उनपर दस्तखत कर चुकनेपर जोर-जवरदस्तीका कोई 
आरोप न किया जा सके, इस गरजसे आप उचित समझें तो काइतकारोंकों दस्तलत 
करनेके लिए जो करार अब दिये गये हैं उनके सम्बन्बर्में पुछताछ कर लें। 
आपका सच्चा, 


सो० क० गांधी 





2 


श्छ 


रनके किसावनोंका मेरा अनुभव 


ठ 


थि॥/ 


महादेव देसाईके अक्षरोंमें और यांवीजीके हस्ताक्षरयुक्‍त मूल अंग्रेजी पत्र (नेशनल 
आर्काइव्ज ऑफ इंडियासे); तया सिल्क्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांवीज़ सूचवमंद इंच 
चस्पारव, १९१७-१८, सं० २१०, पृष्ठ ४३०-१ से भी। 


३३. पतन्न: रामसदसी प्रसादको' 


[ मोतीहारी 
नवस्वर २१, १९१७] 
भाईश्री, 
में २३ तारिखको' १० वजे यहांसे निकलुंगा. उस ट्रेनको मुजफ्फरपुर मीलीयेगा। 
उस वखत अरजी बारेमें सुनाउंगा. फीस दें तो लेनेमें कुछ हरज नहि देखता हुं. दूसरी मद्रसा 
कल खुली. 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० ७३५) की फोटो-नकलसे । 


३४. पत्र: जें० एल० मेरीमनको 


मोतीहारी 
नवम्बर २२, १९१७ 


प्रिय श्री मेरीमैन, । 

पिछले मंगरूवारकों में भीतिहरवा गया और वहाँ एक स्कूल खोल आया। बेल- 
गाँवके एक सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री सोमण, बी० ए०, एलएल० बी० को इसकी 
व्यवस्था सौंपी है। गृजरातके एक नवयुवक बालक्ृष्ण उनकी सहायता करेंगे। श्रीमती 
गांधी परसों २४ तारीखको वहाँ पहुँच जायेंगी। उनका मुख्य काम स्त्रियोंसे मिलना- 
जुलना ही होगा। 

कल में बधरवामें था। उसी समय श्रीमती गोखले और मेरा पुत्र एक मरणासन्न 
व्यक्तिसे भेंट करके लौट रहे थे। -उन्होंनें मुझे बताया कि जिलेके लोग मरीजोंकी 
ओरसे बहुत ही लापरवाह हँ। उनका विश्वास है कि उस जिलेमें बहुतेरी ऐसी मौतें 
होती रहती हैं जिनका होना रोका जा सकता है, क्‍योंकि ये मौतें स्वास्थ्य सम्बन्धी 
मामूली-मामूली नियमोंके पाछनके अभावके कारण होती हूँ। में जानता हूँ कि यह आपके 
छिए कोई नई वात नहीं है, क्योंकि यह, श्रीमती गोखले जिस जिलेमें काम कर रही 


१. (१८४१-१९६३ ); मुजफ्फरपुरके प्रसिद्ध वकील; गांधीजीके साथ चम्पारनके आन्दोलनमें भाग 
ल्या । १९१९-२२ में मुजफ्फरपुरमें मसह॒योग आन्दोलनका संथोजन किया था । 

२. जिस दूसरे स्कूलका संदर्भ इस पत्रमें दिया गया है यह स्कूल २० नवम्वर, १९१७ को नेपाल्की 
तराईके भीतिहरवा नामक गाँवमें खोला गया था ।. ह 

३. गांधीजीको मोण्टिय्युसे मेंट करने दिंल्‍छो जाना था । 


९ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हैं, वहाँकी या चम्पारनकी विशेष स्थितिके कारण नहीं हो रहा है, वल्कि हिन्दुस्तानके 
गाँवोंकी बहुत दिनोंसे यही हालत चली आ रही है। 

इन घटनाओंकी चर्चा तो मेने सिफे इसलिए की है कि ज्यों-ही मेरा यह प्रयोग 
थोड़ा-बहुत आगे बढ़े त्यों-ही में इस काममें आपकी सक्तिय सहानुभूति और सहयोग 
चाहूँँगा क्योंकि इसमें सभी छोग बिना संकोचके मिकू-जुलकर योग दे सकते हैं। 

डॉ० देव, जो शल्य-क्रिया और चिकित्सामें प्रवीण तथा अनुभव-प्राप्त व्यक्ति हें 
और जो भारतसेवक समाजके मन्‍्त्री भी हैं, मंगलवारको यहाँ आये थे। इस कामके 
लिए उनकी संस्थाकी ओरसे हमें उतकी सेवाएँ [कुछ कालके लिए] सुरूम कर दी 
गई हैँ। उनके साथ तीन अन्य स्वयंसेवक भी हैं, जिनमें से कर्वेके विधवा आश्रमकी 
एक महिला भी हैँ। हमारी योजनाके चिकित्सा विभागकी देखरेख डॉ० देवका मुख्य 
कार्य होगा। 

में यह भी कह दूँ कि पन्द्रह दिलसे कुछ अधिक समयके लिए मैं चम्पारनके 
बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थितिमें मेरा सब काम वाबू ब्रजकिशोर करेंगे। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


सहादेव देसाईके अक्षरोंमें और गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत मूल अंग्रेजी पत्र (नेशनल 
आर्काइव्ज ऑफ इंडिया) से; तथा सिलेक्ट डॉक्यूमेंद्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ सूवर्मेंट इन 
चम्पारव, १९१७-१८, सं० २१२, पृष्ठ ४३१-२ से भी। 


३५. पन्न: चन्दुलालको 


मोतीहारी 
कात्तिक सुदी ८ [नवम्बर २२, १९१७] 


भाईश्री चन्दुलाल, 

आपका पत्र मिला है। आपने ठीक ब्रत लिये हें और उत्तका पालन भी सही 
ढंगसे किया है। ब्रतोंके बिना चरित्रका विकास नहीं होता, ऐसी मेरी मान्यता है। जैसे 
जहाजके लिए लंगर है वैसे ही मनुष्यके लिए ब्रत हें और जैसे लंगर-विहीन जहाज इधर- 
उधर डोलता हुआ अच्तमें चट्टानोंस टकराकर दूट जाता है, ब्तोंसे रहित मनुष्यकी 
दशा भी वैसी ही होती है। सत्य-ब्रतमें और सब ब्रतोंका समावेश हो जाता है। सत्यको 
समझनेवाल ब्रह्मचर्य कैसे तोड़ सकता है और चोरी कैसे कर सकता है? ब्रह्म ही 
सत्य है और सब मिथ्या है, यह सूत्र सच्चा है तो सत्यके पालनमें ब्रह्मज्ञान समाविष्ट है। 

अहिंसा और सत्य पर्यायवाची व्याल्याएँ हँ। सत्य बरूयात्‌ प्रियं बूयात्‌ ' में यही 
भावना ओतप्रोत जान पड़ती है। जिस सत्यमें दुःख नहीं है वही खरा है, और वही 


१. ढॉ० हरि श्रीकृष्ण देव । 


पत्र : चन्दुलालको ९५ 


अहिसामय है। सत्य कड़वा लूगता है लेकिन उसका परिणाम दुःखमय नहीं होता। सत्यके 
प्रयोगसे सामने वेठा हुआ व्यक्ति चिढ़ जायेगा, लेकिन उसकी आत्मा गवाही देगी कि 
उसके विषयमें जो कुछ कहा गया है वह शुद्ध उद्देश्यसे कहा गया है और सही है। 
सत्यका हम बहुत व्यापक अर्थ लेते हैं। सत्य अर्थात्‌ केवछ सत्यवचन नहीं बल्कि जो 
अर्थ ब्रह्म सत्यमें समाया हुआ है वह है। यही अर्थ “द्रथ” शब्दका है। 

मुझे याद है, मेने आपसे कहा था कि आप स्त्री-शिक्षाके लिए नहीं बने हें। [ इसमें | 
मुझसे भूल ,भी हो सकती है लेकिन वह काम अपेक्षाकृत कठिन है और आपकमें उस 
[कार्य |के लिए अपेक्षित शक्ति है, मुझे ऐसा नहीं लगा। आप स्वतन्त्र रीतिसे इस कार्ये- 
को कर सकते हैँ, ऐसा मुझे आपके विषयमें अनुभव नहीं हुआ । इतना होनेके बावजूद 
यदि आपको इस कार्यके प्रति लगाव है तो आप भले ही इसे करते रहिए। मुझे लगता 
है कि शारदावेन भी अब आपके बिना गुजारा नहीं कर सकतीं। इसलिए यही ठीक 
होगा कि आप उस कामको न छोड़ें। 

मुझे आपमें शारीरिक उत्साह कम नजर आया है। आपको आश्रममें अथवा दूसरी 
जगहमें, जितना शरीर झेल सके, उतना शारीरिक काम --- अनाज साफ करनेसे लेकर 
गड्ढे खोदने तक करनेकी आवश्यकता है। वैसा करते हुए आपकी मानसिक शक्तिको 
नया तेज मिलेगा तथा आपमें जो शिथिकता है वह जाती रहेगी। आँख, हाथ, पैर 
आदिको व्यायामकी जरूरत है। मेंने आपमें कार्य-शक्तिका अभाव पाया है। 

मैंने भाई नन्दछालरू किसनका पत्र पढ़ा है। देशी रजवाड़ोंमें क्या प्रयत्त किया जा 
सकता है इस विषयपर बातचीत करेंगे। दिसम्बरमें आप बम्बई अथवा अहमदाबादमें 
तो मिलेंगे ही। 

आप अपने विषयमें श्रद्धा रखेंगे तो परिवारके लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे। 
माँको वश करना लड़कोंका काम है। माँका प्रेम ऐसा होता है कि वे लड़कोंकी 
इच्छाओंके भी वशीभूत हो जाती हें। छड़कियोंको आप पर्याप्त समय नहीं देते यह तो 
अपराध है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ३२५८) की फोटो-नकलसे | 


१. एक सामाजिक कार्यकर्त्री; विद्यागोरी नील्कण्ठकी बहन । 


३६- भाषण: अलीगढ़सें' 


नवम्बर २८, १९१७ 

. « » » उन्होंने श्रोत्ताओंको बताया कि जबतक हममें एकता नहीं हो जाती तबतक 
स्व॒राज्य प्राप्तिसे राष्ट्रका लाभ होगा, ऐसा कहना बेकार होगा। आजके दंगोंका उत्लेख 
करते हुए उन्होंने हिन्दुओं द्वारा प्रदर्शित घुणित और हेय बर्बरताके प्रति घृणा व्यक्त 
की और कहा कि हिन्दुओंको अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलरूसा- 
नोंके झगड़े पारिवारिक क्गड़ोंकी तरह तय कर लिये जाने चाहिए। उन्होंने अली 
बन्धुओंका कई बार उल्लेख किया। « « « 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे सीकेट एब्स्ट्रेट््स, १९१७ 


३७. भाषण : अलोगढ कॉलेजमे 


अलीगढ़ 

तवम्बर २८, १९१७ 

. « « उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि में यहाँ इस कॉलेजमें अली बन्धुओंके 

साथ आऊंगा । मेंने अलोगढ़को राष्ट्र और देशके लिए कार्य करते देखा है परल्तु मुसल- 
सान अपने वेशके उत्थानकी दिल्ञामें उस लगनसे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके 
हिन्दू भाई कर रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होगी कि अलीगढ़ कॉलेजके यदि सब 
नहीं तो कुछ विद्यार्थी, श्री मोखलेकी तरह राष्ट्रीन्नायक बनें। उन्होंने अपनी पोशाकका 
(सफेद कुर्ता, धोती और टोपी)का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीयोंके लिए यही 
उपयुक्त पोशाक है। दलित-वर्गके लोग आधुनिक वेशभूषावाले व्यक्तियोंकी अपेक्षा 


१. यहाँ पहुँचनेपर छात्रोंकी भारी भीढ़ने गांधीजीका स्वागत किया और स्टेशनसे छायक पुस्तकाल्यके 
मैदान तक उनका जुलस निकाछा । मैदानमें गांधीजीने २,००० लोगोंकी समामें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यपर 
भाषण दिया । एक छात्रने स्वराज्यक्री कामना करते हुए गांधीजीको माछा पहनाई । १-१९-१६१७ के 
छीडरमें प्रकाशित गांधीजीके भाषणकी रिपोर्टमें कह्य गया है कि 2 सर सैयद अहमदखौँकी श्स 
उक्तिका उल्छेश्त क्या कि “ हिन्दू और मुसलमान भारतमाताकी दो भ 7 हा 

रे २. पुस्तकाल्यके मैदानमें भाषण देनेके वाद, (देखिए पिछछा शीर्षक ) गांधीजीने कोल्जके काप 
प्रिंसिपल श्री रेवहले अनुमति छेकर विद्यार्थियोंके समक्ष “सत्य और मिंतव्यपिता” पर भाषण दिया । 
बादमें वे ख्वाजा अब्दुछ मजीदके धर गये और वहाँसे कल्कता जानेंके लिए स्टेशन चढे गये । 


प्लेगके सम्बन्धरमें सामान्य सुझाव ९७ 


भारतके प्राचीन ढंगके अनुसार वस्त्र पहननेवालोंकी बात अधिक तत्परतासे सुनेंगे 
और उनसे सम्मति लेने भी अधिक प्रसन्नताके साथ उनके पास पहुँचेंग। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९१७ 


३८. मगनलाल गांधीके नाम लिखें पत्रका अंश" 


[नवम्बर ३०, १९१७ के पूर्व | 


« » » दोनोंके ऊपर अत्यधिक कार्यभार है! तुममें और मुझमें शायद एक अन्तर 
है। मुझे जो-कुछ खुशी मिलती है, संयमसे मिलती है। संयमके बिना में जी ही नहीं 
: सकता। जब-जब मुझसे संयम नहीं निभता मुझे दुःख होता है। बा पर जब भी मुझे 
गुस्सा आता है उसका प्रायदिचित्त में अपनेको कष्ट देकर पूरा करता हूँ। गोधरामें 
मुझे एक प्रतिनिधिपर गुस्सा आ गया था, परन्तु जबतक मेंने सबके सामने उससे माफी 
नहीं माँगी मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ। 

३० नवम्बरकों मुझे कलकत्ता रहना होगा; इसीलिए उम्मीद है कि जल्दी ही 
अहमदाबाद पहुँचूँगा। लेकिन रहना दो ही दिन हो सकेगा। यह भी हो सकता है 
कि में अहमदाबाद आ ही न सकूँ। कोशिशमें अपनी हृदतक कसर नहीं रखूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७०७) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


३९. प्लेगके सम्बन्धर्में सामान्य सुझाव 


नडियाद 
; दिसम्बर ६, १९१७ 
इसे कंसे रोका जाये 
१. मनुष्यका रक्त यदि स्वच्छ हो तो उसमें प्रत्येक रोगके कीटठाणुओंको नष्ट करनेकी 
शक्ति होती है। ' 
२. इसलिए, यदि हम अपने शरीरको स्वस्थ रखें तो चाहे कितनी ही भयंकर महामारी 
क्यों न फैली हो, रक्तकी स्वच्छताके कारण, हम सुरक्षित रह सकते हें। 
३. रक्‍तको स्वच्छ बनाये रखनेके लिए मनृष्यको सादा, अल्प तथा नियमित भोजन 
करना चाहिए। अत्यधिक चर्बीयुक्त, मीठी अथवा चटपटी खुराक वर्जित है। सोनेसे 


१. इस पत्रके पहले तीन पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं । 
२, गांधीजो ४ और ५ दिसम्बरको महमदावादमें थे । 


९८ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


पहले कमसे-कम तीन घंटेतक मनुष्यको कुछ खाना नहीं चाहिए। हवा भी खुराक है, 
इसलिए ऐसे कमरेमें सोना चाहिए जिसमें खिड़की और दरवाजे हों; खिड़की-दरवाजे 
खुले रखने चाहिए और सिरपर चादर लपेट कर नहीं सोना चाहिए। सिरको सर्दी 
लगे तो टोपी पहनकर सोओ, लेकिन मुँह चादरसे बाहर ही रखना चाहिए। इवास 
मुहसे नहीं, नाकसे छेनी चाहिए। नाकसे श्वास लछेनेमें तनिक भी सर्दी छूगनेकी सम्भा- 
वना नहीं होती। पानी भी साफ होना चाहिए। हमेशा उबला तथा मोटे कपड़ेसे छना 
हुआ पानी पीना अच्छा है। कपड़ेको बहुत सावधानीसे धोना चाहिए। उसी प्रकार 
गागर, कलश आदि भी ग्रतिदिन अन्दरसे अच्छी तरह साफ किये जाने चाहिए। दो घंटे 
32 कक जितना श्रम होता है, प्रत्येक स्त्री-पुरुषको प्रतिदिन उतनी कसरत करना 
जरूरी है। 

४. शरीरको उपर्युक्त विधिसे नीरोग रखनेके बावजूद यदि घर और [ उसके ] आस- 
पासका वातावरण स्वच्छ न हो तो भी रकक्‍तके दृषित होनेकी सम्भावना है। घरकी 
खिड़कियाँ, दरवाजे, छत, जमीन, सीढ़ियाँ --- संक्षेपमें प्रत्येक भागको बराबर साफ किया 
जाना चाहिए। अर्थात्‌ धोने योग्य भागको अच्छी तरहसे धोनेके बाद सूखने देना चाहिए। 
मकड़ीका जाला, धूल, घास और कूड़े-करकटको अच्छी तरह बुहारकर घरसे बाहर 
फेंक देना चाहिए। घरके किसी भागमें सीकन न रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। 
कालीन और दरी आदिको भी प्रतिदिन झाड़ना चाहिए और [ उन्हें | हमेशा एक ही 
जगहपर नहीं विछाना चाहिए। डॉक्टरोंका कहना है कि प्लेग पिस्सुओंकी मारफत 
फैलता है। स्वच्छ घरमें जहाँ हवा और उजाला काफी मात्रामें होते हैं वहाँ पिस्सू 
कदाचित्‌ ही आयेंगे। उनका यह भी कहना है कि प्लेग चूहोंसे होता है। इसलिए 
मनृष्यको घरके कोनोंके पछस्तर आदिकी अच्छी तरहसे जाँच करके कहीं भी बिल न 
रहने पाये, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम ऐसा है कि इसे आसानीसे और 
बिना किसी खर्चके किया जा सकता है। सिर्फ हमारे आलस्यके कारण ही चूहे हमारे 
घरोंमें बिल बनाकर रह सकते हँ। घरमें बिल्ली पालनेसे चूहोंका आना रुक सकता है। 

५. छेकिन हिन्दुस्तानमें इस रोगके होनेका सबसे बड़ा कारण हमारी जंगल जानेकी 
खराब और अत्यन्त हानिकारक टेव है। बहुतसे लोग बाहर जाते हैं और मैलेको मिट्टी 
अथवा अन्य रीतिसे ढँकते नहीं हैं जिसके फलस्वरूप करोड़ों मक्खियाँ पैदा होती हें 
और वे मविखियाँ मैलेपर बैठनेके बाद हमारे शरीर, हमारे व॒स्त्रों और हमारे भोजन- 
पर भी बैठती हैं। मैलेसे अनेक प्रकारकी विषैली गैस पैदा होती हैं और आसपासके 
वातावरणको बिगाड़ती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट 'है कि मनुष्योंकी सर्वोत्तम खुराक, 
हवा, दूषित हो जाती है और उनका शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। हमारे 54808 
नोंका मैा भी इतना ही अथवा इससे भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि वह तो अपने 
घरमें ही होता है। इसलिए यदि हम बाहर शौच करनेके लिए जायें तो जैसे अन्य देशोके 
लोग गड्ढे खोदकर शौच करनेके बाद मैलेको मिट्टीसे ढेक देते हैं, हमें भी वैसा ही 
करना चाहिए। औरं पाखानोंकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे हर बार शौच 
करनेके बाद हम मैलेको अच्छी तरहसे सूखी मिट्ठीसे ढेंक सकें। मैछा किसी तरहकी 
बाल्टीमें इकट्ठा किया जाना चाहिए। कूड़ा-स्थानोंका सर्वथा त्याग करना चाहिए तथा 


प्लेगके सम्बन्धमें सामान्य सुझाव ९९ 


मोरीमात्र बन्द की जानी चाहिए। पेशाब और पानी भी बाल्टीमें इकट्ठा किया जाना 
चाहिए । यदि हम मिथ्या धर्मके भ्रममें न पड़ें तो हम एक दिन भी नरकके समान 
इस गन्दगीकों सहनः न करें। पाखानोंकी रचना ऐसी होंनी चाहिए कि प्रत्येक. भागमें 
भंगी प्रवेश कर सके। इन सुधारोंके विना हिन्दुस्तानके नगर कभी भी छूतके रोगोंसे 
मुक्त नहीं हो सकते। 
६. रास्तोंमें चाहे जहाँ पेशाब करने, थूकने, गोबर और अन्य कूड़ा-करकट आदि 
फेंकनेसे भी हवा दृषित होती है। डॉक्टरोंने खोज की है कि कुछ-एक [ऐसे ] रोगी 
--- उदाहरणके तौरपर क्षय रोग्से ग्रसित व्यक्ति रास्तेमें थूकते हँँ; इससे भी क्षयके 
कीटाणु फैलते हें और अन्य छोगोंको रोगकी छूत छूंग जाती है। हमें किन स्थानों- 
पर शौचादि क्रियाएँ करनी चाहिए इस बातपर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। 
इस देश्षमें करोड़ों मनुष्य नंगे पाँव चलते हँँ। इन व्यक्तियोंकों मैलेके ऊपर चलना 
पड़े [क्या] यह अत्यन्त दुःखकी बात नहीं है। हमारी सड़कें, हमारी गलियाँ, हमारे 
आँगन इतने स्वच्छ होने चाहिए कि हमें वहाँ बैठना अथवा सोना पड़े तो तनिक भी 
हिचकिचाहट न हो | 

जिन शहरोंमें अंग्रेज रहते हैं वहाँ प्लेगका भारी प्रकोप हो जानेपर भी उनकी 
बस्तियाँ [इससे | मुक्त रहती हैं, उसका क्‍या कारण है यह बात खूब विचार करनें 
योग्य है। इसका कारण इन बस्तियोंका स्वच्छ होना ही है। और कुछ नहीं। स्वच्छता 
रखनेमें पैसेकी जरूरत नहीं, विवेकपूर्वके सावधानीकी आवश्यकता है। 


उपचार 


७. जिन शहरोंमें उपर्युक्त नियमोंका बराबर पालन किया जायेगा उन हहरोंमें प्लेगका 
रोग प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ इसका प्रवेश हो गया हो वहाँ क्‍या किया 
जाये, अब हम इस विषयपर विचार करते हेँ। पहला काम तो यह है कि जहाँ 
प्लेग देखनेमें आये वहाँ उसके कारणका पता छगायें। चूहोंकी खोज करें, मरे हुए चूहे 
हों तो उन्हें चिमटेसे पकड़, दूर ले जाकर घास और मिट्टीका तेल डालकर जला दें 
अथवा जहाँ मनृष्योंका वास न हो उस स्थानपर गहरा गड़ढा खोदकर उन्हें दबा दें। जिस 
स्थानसे मरे हुए चूहे मिले हों उस स्थानपर गर्म राख छिड़कनी चाहिए तथा सफेदी 
की जानी चाहिए। उस कमरेको तुरन्त खाली करके साफ करें और फिर नीमकी 
पत्तियोंका धूँआँ दें। यदि दीवारें सफेदी करने छायक हों तो उन्पर सफेदी की जानी 
चाहिए। घरमें बिल हो तो उसमें मरे हुए चूहे तो नहीं हैँ, इस बातका निरचय करके, 
बिलकों पाट देना चाहिए। घरमें किसी स्थानपर और बिल हों तो .उनकी भी वैसी 
ही व्यवस्था करनी चाहिए। खिड़की और दरवाजे खुले रखे जायें तथा [घरमें ] खूब 
उजाला और गर्मी आने दी जाये; छत यदि खपरैलसे ढकी हो तो खपरे हटा दिये 
जाने चाहिए जिससे हवा और उजाहछा प्रवेश पा सकें। घरको इस प्रकार साफ करनेके 
बाद हम उसे छोड़ दें और यदि सम्भव हो तो खुले मैदानमें तम्बू तानकर अथवा झोंपड़ी 
बनाकर रहें। गाँवके अन्य व्यक्तियोंका स्पर्श न करें और वस्तुएँ आदि खरीदते समय 
भी दुकानदारके साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करें। इस रीतिसे यदि तुरन्त उपचार 


१०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किया जायेगा तो प्लेग नहीं फैडेगा। इस प्रकार प्लेगकी छूतसे पीड़ित परिवारकी 
मारफत प्लेगका उस अथवा किसी स्थानपर भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस प्रकार 
३१ दिन बाहर रहनेके बाद, शहरमें किसी अन्य स्थानपर प्केयका प्रकोप न हुआ हो, 
और उक्त घरमें मरे हुए चूहे देखनेमें न आयें तो परिवार वापस अपने घरमें जाकर 
रह सकता है। 
८. जिस गाँवमें प्लेग फैलने छंगे उस गाँवके अन्य व्यक्तियोंको चाहिए कि वे 
अपने घरोंकी छानवीन कर लें। सारे सामानको वाहर निकालकर चूहोंकी खोजबीन 
करें। यदि मरा हुआ चूहा देखनेमें आये तो ऊपर दी गई सलाहके अनुसार वाहर 
जाकर रहें। मरे हुए चूहे दिखाई न पड़े तो भी घरको खूब साफ-सुथरा बनाये 
रखें। घरकी सरफेदी करवाई जानी चाहिए। हवाके आने-जानेकी व्यवस्था न हो तो 
घरमें वैसा सुधार करें। और घरके आसपास भी पूरी सफाई रह सके, ऐसे उपाय 
किये जाने चाहिए। पड़ोसियोंके घर साफ न हों तो ऐसी तजवीज करनी चाहिए कि 
वे भी साफ कर दिये जायें। 
९. रोगीको घवराने न दें। उसके पास [ उसकी | सेवा-सुश्रूषा करनेवाले व्यक्तिके अछावा 
और किसीको भी मत जाने दीजिए। उसे ऐसे कमरेमें रखिए जहाँ उसे पुष्कल हवा 
और उजाला मिले। सार्वजनिक अस्पताल हो तो उसे वहाँ ले जाइए। भोजन एकदम 
बन्द कर दें। प्लेगके आसार नजर आते ही उसे खुराक न दी जाये और तीन घंटे 
बीत गये हों तो एनीमा दें। रोगीको ठंडे पानीके टबमें, दो मिनट अथवा उससे भी 
अधिक, पसन्द करे तो पाँच मिनट तक, इस प्रकार बैठाइये कि उसके पैर और छाती 
आदि पानीसे बाहर रहें तथा घुटनेंसे जाँघ तकका भाग पातीमें रहे। रोगीको प्यास 
लगे तो उबला, छता हुआ और ठण्डा पानी, जितनी रोगीकों जरूरत हो उतना दें। 
इसके अलावा अन्य कोई भी पेय पदार्थ न दें। माथा बहुत गरम हो तो उसपर मिट्टीकी 
* पट्टी अथवा ठण्डे पावीकी पट्टी रखिए। इतने इलाजसे सम्भव है कि रोगी मौतके 
भयसे मुक्त हो जांये। यदि वह दूसरे दिन तक जीवित रहे और उसे भूख लगे तो 
तीवू अथवा नारंगीके रसमें गरम अथवा ठंडा पानी मिलाकर रोगीको पीनेके लिए दी- 
जिए | बुखार उतरलेके तुरन्त वाद दूघ शुरू कीजिए । दरीरमें गाँठ हो तो उसपर गरम 
पानीकी पट्टी रखें और उसे समय-समयपर बदलते रहें। डेढ़ फुट लम्बा और नौ 
इंच चौड़ा मोटा कपड़ा लेकर उसे गरम पानीमें अच्छी तरहसे भियोइये; फिर उसे 
सूखे रूमालपर रखकर निचोड़ें तथा जितना रोगी सहन कर सके उतना गरम, चार 
तहें छगाकर गाँठपर रखकर पट्टी बाँध दें। इस पुल्टिसको हर तीस मिनटके बाद 
* बदलिये। इस रोगमें रोगीका हृदय बहुत दुर्बंछ हो जाता है इसलिए उसे पूरा आराम 
दिया जाये। रे 
१०. सार-सेभाल करनेवाला व्यक्ति अन्य लोगोंसे अलग रहे। और दूसरे र 
जिनमें [अन्य | व्यक्तियोंके हाथ लगते हों, करना छोड़ दें। अपने शरीरकी रक्षाके 
लिए खुराककी मात्रा बहुत कम कर दे और दरीरका बराबर ध्यान रखे। चिन्ता 
विलकुछ न करे। यदि उसे पाखाना न आता हो तो बह एनीमा ढेकर अंतड़ियोंको 
साफ करें और मात्र फलाहार करे। 


पत्र: ए० एच० वेस्टकों १०१ 


११, रोगीके कपड़े, नदी अथवा ऐसे स्थानपर जहाँ अन्य [ लोगोंके | कपड़े धोये जाते 
हों, न धोयें। उन्हें उबलते हुए साबुनके पानीमें डुवानेके वाद घोइये। .अगर वे अत्यन्त 
गंदे हो गये हों तो उन्हें जला दें। लिहाफ आदिका किसी और व्यक्तिको उपयोग नहीं 
करना चाहिए---और यदि वे साफ हों तो आठ दिन तक रीज धूपमें सुखाये जायें 
वह भी इस प्रकार कि दोनों ओर धूप छगे। अगर उसे जला देनेकी सामर्थ्य हो तो 
जला ही दें। | 

[गुजरातीसे ] 


एस० एन० ६३९९ की फोटो-नकलसे। 


४०. पत्र: ए० एच० वेस्टको 


मोतीहारी 
दिसम्बर १०, १९१७ 

प्रिय वेस्ट, 
तुम्हारा महत्त्वपूर्ण पत्र मेरे सामने है। मेरा खयाल ऐसा है कि यदि तुम “इंडि- 
यन ओपिनियन ” शहरमें' के जाये बिना चछा ही नहीं सकते तो इसका प्रकाशन रोक 
दो। फूटकर छपाई या विज्ञापनोंके लिए स्पर्धा करनेका तुम्हारा विचार मुझे पसन्द 
नहीं है; में समझता हूँ कि यदि ऐसा करनेकी नौबत आयेगी तो इसकी कोई उप- 
योगिता ही न रह जायेगी। इसकी अपेक्षा तो मुझे यह ज्यादा अच्छा छंगेगा कि तुम 
और सैम' फीनिक्स बेच डालो और कोई स्वतन्त्र काम करने लगो। अगर अखबारके 
बिना तुम फीनिक्सको कोई रूप दे सकते हो तो, वह मुझे ठीक छंगेगा; परन्तु यदि 
तुम फीनिक्समें खेतीबारी करके अपना निर्वाह तक नहीं कर सकते तो फीनिक्सको बेच 
'डालना ही चाहिए। हिल्डाकी शिक्षाका भार तुमपर रह सकता है। निःसन्देह अपने 
. आदर्शको पूर्ण करनेके लिए [प्रायः] सख्त कदम उठाना बहुत आवश्यक हो जाया 

करता है। हा 

यदि तुम फीनिक्समें पत्रको चलाते हुए अथवा उसके बिना अपना निर्वाह नहीं 
कर सकते, और अपने लिए कोई अच्छी नौकरी भी नहीं खोज सकते, तो मुझे तुम्हारे 
गुजारेके लिए यहाँसे व्यवस्था करनी होगी। उस सूरतमें तुम्हें सूचित करना होगा 
कि तुम्हें कितने रुपये चाहिए और कब तक के लिए। क्‍योंकि में यह तो मानता ही हूँ 
कि तुम वहाँ कोई न कोई काम खोज लेनेका प्रयत्न करोगे। अगर देवी यहाँ आ सके 
तो में उसको बुला छेनेके लिए बिलकुल तैयार हूँ और अगर तुम अकेले कुछ समयके 


१. डबेन । 
२, गोविन्दस्वामी, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्सके फोरमेन । 
३. ए० एच० वेस्टकी बहन एडा । 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


लिए आ सको तो तुमको भी। यहाँका वातावरण या जलवायु श्रीमती पायवेल' और 
शायद श्रीमती वेस्टकों भी पसन्द नहीं आयेगा, सो में जानता हूँ। 
अगर मणिलालरू स्वयं अपने हाथसे छापकर देखना चाहता है तो उसे ऐसा 
करने दिया जाये। ह 
यह में बखूबी जानता हूँ कि पत्रका ग़हरसे निकालतेका प्रयास बिलकुल व्यर्थ सिद्ध 
होगा। हमने इसको असाध्य पाकर ही छोड़ा था। बड़े गौरके साथ सोचने-समझनेके 
पश्चात्‌, जैसी-जैसी आवश्यकता पड़ती गई, हम अपनी विभिन्न मंजिलोंपर पहुँचे हें। 
तुम्हारे तौर-तरीके साधारण व्यापारी जैसे नहीं हो सकते। तुम उनका सहारा छेनेसे 
जल्‍दी ही ऊब उठोगे। जिसका परिणाम निश्चित असफलता है, उसका प्रयोग ही क्‍यों 
किया जाये ? अगर मणिलारू आजमाइश करना चाहे तो में उसे अवसर दिया जाता 
पसन्द करूँगा। में उसे भी पत्र लिख रहा हूँ। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२७) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


४१. पत्र: जे० एल० मेरीमेनको 


मोतीहारी 
[दिसम्बर [ १०, १९१७ 
प्रिय श्री मेरीमैन, 
आज सुबह यात्रासे लौटनेपर मुझे मेरे नाम लिखा एक पत्र रखा मिला; 
उसकी नकल में इसके साथ भेज रहा हूँ। 
डॉ० देवने मुझे बताया है कि मितहरवा और उसके आसपासके गाँवोंकी आबा- 
दीका लगभग ५० प्रतिशत ऐसे ज्वरसे पीड़ित है जो प्रायः जान लेकर ही जाता है। 


हमारे कार्यकर्ता यथासंभव सहायता कर रहे हैं। 
आपका सच्चा, 


- मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (नेशनछ आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया) से; 
तथा सिल्क्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज़ मूवर्मेंट इन चम्पारन, १९१७-१८, 
सं० २२६, पृष्ठ ४६३-४ से भी । 


१, ए० एच० वेस्टकी- सास । 

२. उपलब्ध नहीं है । 

३- भूल पत्रमें गांधीजीने भूछते नवम्बर छिख दिया है । वस्तुतः उन्होंने यह पत्र १० दिसम्बरको 
मोतीद्ारी वापस जानेपर लिखा था । 

४. ववन गोखलेका पत्र; देखिए परिशिष्ट ५। 


४२. पत्र : गोविन्दस्वामीको 


मोतीहारी 
दिसम्बर ११, १९१७ 
प्रिय सैम, 
श्री वेस्टने मुझसे पूछा है कि क्या पत्रके प्रकाशनका कार्य शहरसे करना ठीक न 
होगा ? मेंने कहा है “ नहीं ”। यदि तुम इंडियन ओपिनियन 'को फीनिक्ससे न चला 
सके तो मुझे बहुत ही दुःख होगा। कुछ भी हो छापेखानेको वहाँसे कहीं मत ले जाओ। 
अगर तुम पत्रकों फीनिक्ससे नहीं निकाल सकते तो वह बन्द ही कर दिया जाये । ऐसी 
स्थितिमें तुमको अपनी जीविका खेतीके द्वारा ही अजित करनी चाहिए और उसमें 
अपना सारा समय लगाना चाहिए। अगर इसमें भी सफलता न मिले, तो हाहरमें 
जा कर जीविकोपाजन करना चाहिए। मेंने मणिछाकूको लिखा है कि वह केवल राम,' 
देवीबहन और नागरजीकी सहायतासे गुजरात्ती भाग ही प्रकाशित किया करे। अगर 
राम और नागरजीका भी गुजारा उसके द्वारा सम्भव न हो तो उनको भी चले जाना 
चाहिए। अगर गुजरातीके दो पृष्ठ ही हर सप्ताह प्रकाशित होते रहें तो भी मुझे 
बुरा नहीं छगेगा। 
तुम्हारी कसौटी हो रही है; उसमें खरे उतरना है। जाब व्कमें हम डर्बनके 
भुद्रकोंका मुकाबला कर ही नहीं सकते। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२८) की फोटो-तकल से । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


१. रामनाथ; फीनिक्स श्रेसके कार्यकर्ता, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ८९२ । 


४३. पन्न : एस्थर फेरिगकों" 


मोतीहारी 
चम्पारन 
दिसम्बर १२, १९१७ 
प्रिय एस्थर, 
तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला; पढ़कर दुःख हुआ। तुम्हें छिखते समय एक पंक्ति 
याद आ रही है, “ किसी भी वस्तुके प्रति आसक्ति न रखो |” यह व्यग्नता किस लिए? 
इन दिनों तुम संकटोंसे होकर गुजर,रही हो। मुझे यकीन है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 
फिलहाल तुम्हारा स्पष्ट कत्तेव्य यही है कि जिन छोगोंके हाथमें तुमने अपनी गतिविधियोंकी 
बागडोर सौंप रखी है, उनकी आज्ञाओंका पाकून करो। तुम्हें उसी वक्‍त उनके विरुद्ध 
जाना उचित है, जब वे स्पष्ट रूपसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक बनें। जबतक 
इस बातमें सनन्‍्देह हो तबतक उन्हें दोषी मत मानो। अलबत्ता तुम उन छोगोंसे- समझा- 
कर कह सकती हो कि अहमदाबादका मौसम इन दिलों बड़ा सुहावना होता है; वहाँ 
मेरी सार-सभाल, बड़े स्नेहके साथ की जायेगी, और में वहाँ हर प्रकारसे तिश्चिन्त रहूंगी। 
स्थानके परिवर्तन-भरसे लाभ हो जायेगा। यदि तिसपर भी उनका विरोध बना रहे तो 
उसे समभावसे स्वीकार कर लो। परीक्षाकी फिक्र मत करो -- वह तो एक बिलकुछ 
मामूली चीज है। सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होती है, जब हमारे पवित्र उद्देश्योंकी प्राप्ति- 
के मार्गमें बाधाएँ पहुँचाई जाती हैं। ईदवरकी गति न्यारी और बुद्धिसे परे है। हमें यह 
मानकर चलना चाहिए कि मनुष्यकी कोई बिसात नहीं, परमात्माकी मर्जी ही सब-कुछ 
है। मुझे बराबर पत्र लिखती रहो। इस वर्षके अन्त तक मोतीहारीके पतेसे भेजना | यदि 
यह पत्र पाने तक तुम्हारा मन उद्वेग-रहित हो चुका हो तो तुम उसकी सूचना तार 
द्वारा भी दे सकती हो--मुझे अच्छा छगेगा। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे] 
साई डियर चाइल्ड 
१. एस्थर फैरिंग “ डेनिश मिशनरी सोसाइटी ” के कर्मचारी-मण्डलक्ी एक-सदस्पाकी दैसियतसे सन्‌ 
१९१६ में भारत भाई थीं । उन्हें शिक्षण-कार्थ सौंपा गया था। सन्‌ १९१७ में वे सावरमती आश्रम 
आईं, और उससे बहुत प्रभावित हुई | उनकी संस्थाने यह बात नापसन्द की कि वे गांधीजीसे सम्पर् 
बढ़ायें या उनके साथ पत्र-व्यवहार करें । संस्थाके अधिकारियोंने उनको सावरमती आश्रममें अपनी बढ़े 
दिनकी छुट्टियाँ वितानेकी अनुमति नहीं दी । थोड़े दिनों बाद सन्‌ १९१९ में उन्होंने मिशनका काम छोढ़ 
दिया और कुछ भरसेके लिए सावरमती आश्रममें आकर भी रहीं । गांधीजीने उन्हें २० वर्षोमें जो पत्र 
लिखे ये, वे सब्‌ १९५६ में माई डियर चाइढ्ड नामसे पुस्तकके रूपमें अ्रकाशित हुए । 


४४. पत्र; ई० एल० एल० हैमंडको 


मोतीहारी 
दिसम्बर १५, १९१७ 
प्रिय श्री हैमंड', 
मुझे आपका इसी १३ तारीखका संक्षिप्त पत्र अभी मिला।' आपके साथ जो 
बातचीत हुई उससे मेंने यह निष्कर्ष निकाछा था कि मेरी सेवाओंकी जरूरत न होगी, 
इसलिए मेंने आगामी मार्च मासके अन्ततक महत्त्वपूर्ण कार्य स्वीकार कर लिये हें और 
अभी एक शिक्षा-सम्बन्धी और स्वास्थ्य व सफाई-सम्बन्धी प्रयोग आरम्भ किया है। 
में इसे सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ और उसपर मुझे लगातार ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 
में इस कार्यकों छोड़ना नहीं चाहता और फिर भी में वर्तमान युद्धमें जो थोड़ा-सा हिस्सा 
ले सकता हूँ, उसका अवसर भी नहीं खोना चाहता। मुझे ऐसी टुकड़ी बनाना, जिसमें 
में सेवा न करूँ, छगभग असम्भव लगता है। यदि में लोगोंको यह विश्वास न दिलाऊँ 
कि वे सब मिलकर, और मेरे साथ, काम करेंगे तो मुझे ऐसे लोगोंको प्राप्त करना भी 
मुहिकल होगा। क्या आप कृपया मुझे विस्तारसे बतायेंगे कि आपकी विभिन्न जरूरतें 
क्या हैं और आपको टुकड़ीकी जरूरत कब होगी; तब में देखूँगा कि में उसमें काम 
कर सकता हूँ या नहीं। आप कृपया मुझे यह बतायें कि प्रत्येक स्थितिमें कैसे कामकी 
जरूरत होगी और यदि बताना सम्भव हो तो यह भी लिखें कि प्रस्तावित टुकड़ी 
कहाँ भेजी जायेगी। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मूवर्मेंट इन चम्पारन, १९१७-१८ 


': १, एगबर्ड छोरी ल्यूकास हैमंड, आई० सी० एस०; १९२४ में विहार और उड़ीसा सरकारके 
प्रधान सचिव नियुक्त हुए, इंडियन इलेक्शन पिटोशंस; द्‌ इंडियन केंडीडेट ऐंड रिटनिंग 
ऑफिपघरके लेखक । 

२. देखिये परिशिष्ट ६ । 


(४-७ 


४५७. पतन्न . इंडियन ओपिनियन 'को'* 


मोतीहारी 
दिसम्बर १५, १९१७ 


में जब दक्षिण आफ्रिकासे चला था, तब मेंने अपने दक्षिण आफ्रिकी भारतीय और 
अंग्रेज मित्रोंकी समय-समयपर पत्र लिखते रहनेका पक्का विचार किया था; किन्तु 
भारतमें मेरी दशा मेंने जेसी सोची थी उससे बिलकुछ भिन्न हुई। मुझे यहाँ अपेक्षाकृत 
अधिक शान्ति और अवकाश मिलनेकी आजा थी; किन्तु में अनिवारयंतः अनेक प्रवृत्तियोंमें 
फेस गया हूँ। में ये प्रवृत्तियाँ और स्थानीय दैनिक पत्र-व्यवहार मुश्किलसे ही सँभाल पा 
रहा हूँ। मेरा आधा समय रेलगाड़ियोंमें बीतता है। मुझे आशा है, मेरे दक्षिण आफ्रिकी 
मित्र, में जो उनकी उपेक्षा करता जान पड़ता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। में 
उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अबतक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मुझे 
उन लोगोंका और उनकी कृपाछृताका खयाहू न आया हो। मेरे दक्षिण आफ्रिकाके 
साथी-सहवासी मेरी स्मृतिसि कभी उतर नहीं सकते। 

अब आपको यह जावकर आइचये न होगा कि मुझे इन विनाशक वाढ़ोंकी खबर, 
“इंडियन ओपिनियन ” आया, तव उसे आज पढ़तेपर ही मिली है। में अपने प्रवासमें 
अखबार कम ही पढ़ता हूँ और जब प्रवासमें नहीं होता, तब भी उनपर एक दृष्टि 
ही डालता हूँ। मेरे इस पत्रका उद्देश्य पीड़ितोंके प्रति अपनी सहानुभूति भेजना है। में 
अपने मनमें उनके कष्टोंकी यथार्थ कल्पना कर सकता हूँ। उनसे हमें ईश्वर और उसकी 
शक्तिका एवं इस जीवनकी क्षणमंगुरताका ध्याव आता है। उनसे हमें यह शिक्षा लेती 
चाहिए कि हम सदा उस ईरवरकी ही शरणमें जायें। कमी अपने दैनिक क्तेव्योंमें 
न चूकें। धर्मराजके हिसावमें केवल हमारे कर्म ही अंकित किये जाते हूँ, हमारा कथन 
तहीं। इस समय मेरे मनमें ये और ऐसे ही विचार उठ रहे हें और में चाहता हूँ कि 
उन्हें में पीड़ितोंके सम्मुख भी रखूँ। मेने इस देशमें जो भारी गरीबी देखी है, उसके 
कारण में बाढ़-पीड़ित यृहहीत लछोगोंको कोई आर्थिक सहायता भेजनेंका खयाल नहीं कर 
सकता । इस देझमें एक पाईका भी महत्त्व है। में इस समय ऐसे लोगोंके वीच रह रहा 
हूँ जिनमें से हजारोंको चना-चबेना या सत्तूके सिवा कुछ नहीं मिलता जिसे वे नमकके 
साथ पानीमें घोलकर खा लेते हैं।' इसलिए हम पीड़ितोंको अपने हार्दिक दुःखका 
विश्वास ही दिला सकते हें। 

मुझे आशा है ऐसा उग्र आन्दोलन किया जायेगा कि जिन घरोंको प्राणघाती 
बाढ़ोंका खतरा रहता है उनमें रहना गैर कानूती करार दे दिया जाये। गरीब छोग 
यदि रह सकेंगे तो परिणामोंकी परवाह न करके ऐसी जगहों में भी रहेंगे। उनको 
ऐसी जगहोंमें रहना असम्भव कर देना शिक्षित लोगोंका काम है। 


१, यह “ दक्षिण आफ़रिकी भारतीयोंकों सलाह” शीषकर्से प्रकाशित हुआ था । 


भाषण : मनंडियादमें १०७ 


इंडियन ओपिनियन ” के जिस अंकसे बाढ़ोंसे हुए इस विनांशकी खबर मिली 
उसीसे श्री अब्दुल गनीकी' - दुःखद मृत्युकी खबर भी मिली। कृपया उनके परिवारके 
सदस्योंके प्रति हमारी ओरसे ससम्मान संवेदना. व्यक्त कर दें। श्री अब्दुल गनीने समाजकी 
जो सेवाएँ की हैँ वे कभी भुलाई नहीं जा सकतीं। अपने संतुलित निर्णय और सहज 
शिष्टताके गणके कारण उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी । उन्होंने सावंजनिक समस्याओंको जिस 
बुद्धिमत्तासे सुलझाया है उससे यह बात सिद्ध हो जाती है.कि अंग्रेजीके ज्ञान या आधुनिक 
शझ्षिक्षफके बिना देशकी प्रभावकारी सेवा की जा सकती है। में यह भी देखता हूँ कि 
हमारे दक्षिण आफ्रिकावासी छोग अभीतेक व्यापारिक परवानों और देश्षत्यागके प्रमाण- 
पत्रोंसे सम्बन्धित कठिनाइयोंसे मुक्त नहीं हुए हेँ। मेरे भारतके अनुभवसे मेरी यह राय 
पक्की हो गई है कि ऐसी बुराइयोंका इलाज सत्याग्रहके सिवा दूसरा नहीं है। समाजको 
पहले अपेक्षाकृत नरम उपायोंका आश्रय लेना चाहिए; किन्तु में आशा करता हूँ कि इसके 
कारण सत्याग्रहकी तलवारका प्रयोग बन्द नहीं किया जायेगा और उसे जंग नहीं 
लगने दी जायेगी। जवतक यह युद्ध चलता है तबतक हमारा कत्तंग्य है कि अभीष्ट 
सहायता प्राप्त करनेके लिए हम आवेदन-निवेदनों आदिका आश्रय लेकर ही सन्तोष 
करें; किन्तु मेरे खयारसे सरकारकों यह जान लेना चाहिए कि जबतक उक्त प्रइनोंका 
सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता तबतक भारतीय समाज चैन न छेगा। यह भी 
उचित ही है कि में समाजको आन्तरिक खतरोंसें-सावधान कर दूँ। दक्षिण आफ्रिकासे 
आये हुए छोगोंने मुझे बताया है कि हमारा समाज उन छोगोंसे कदापि सर्वथा मुक्त 
नहीं है जो गैरकानूनी व्यापारमें छगे हैं। जो छोग न्याय पाना चाहते हैं उनका 
व्यवहार सन्देहातीत होना चाहिए; मुझे आशा है कि हमारे नेता जबतक इन आन्तरिक 
दोषोंको दूर न कर लेंगे, तबतक दम न हछेंगे। 

[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ४-३-१९१८ 


४६. भाषण : नडियादमें 


नडियाद 
दिसम्बर १६, १९१७ 


श्री गांधीने निकट भविष्यमें होनेवाले परिवर्तनोंका उल्लेख किया और कहा 
कि सबको केवलू अपने देशके हितमें ही कार्ये करना चाहिए। अगर- सब ऐसा करें तो 


१. नेटाल्के प्रमुख व्यवसायी; त्रिटिश भारतीय तंघके अध्यक्ष, १९०३-७ | 

२. गांधीजीके वहाँ पहुँचनेपर नडियादकी होमरूल छीगके सदस्योंने स्टेशनपर्‌-उनका स्वागत किया 
और जुदसके साथ वे उनको गोकुलदास दवारकादास तलातीके घर के गये । गुजरात राजनीतिक परिषदमें 
पास किये हुए अस्तावोंको कार्यान्वित करनेके सम्बन्धमें कौन-कोनसे कारगर तरीके काममें छाये जायें इस- 
पर एक निजी बैठकमें विचार किया गया । तलश्चात्‌ रातको . ८ बजे गांधीजीने एक सावेजनिक सभामें 
भाषण दिया, जिसमें छगमग्‌ ५,००० छोग उपस्थित थे । इसके उप्णत्त गांघीडी दिन्दू अनाथारूप देखने 
गये और कुछ देर वाद नडियादसे रवाना हो गये । 


१०८ सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सॉण्टेग्युसे याचना किये बिचा ही स्वराज्य मिल जायेगा। महुआ अधिनियमकी निन्‍दा 
करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारको गलरूत सूचनाएँ दी गई हैं। उसके दाद चबताते 
प्लेगकी महामारीके बारेसें बोलते हुए कहा कि हमें चूहोंको घर्मेका अंग मानकर सारना 
तथा सकाई रखनी चाहिए। उन्होंने इनके विषय अन्य उपयोगी बातें भी बतलाईं। 
उन्होंने इस बातकी भी चर्चा को कि आजकल फंलनेवाली अनेक बीमारियोंका कारण 
लोगोंको पर्याप्त सात्रार्सें दृधका न मिलता है, क्योंकि ठुग्धशालाएँ सबका-सब दूध खरीद 
लेती हैं . « 
[ अंग्रेजीसे 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९१७ 


४७. पन्न: सगनलकाल गांधीको 


मोतीहारी 
अगहन सुदी ४, सम्वत्‌ १९७४ [ दिसम्बर १८, १९१७] 
चि० मगनलार, 
मुझे चाहिए कि तुम्हें रूम्बा पत्र लिखकर भेजूं; लेकिन इन दिनों यह सम्भव 
नहीं है। और फिर समाज सेवा संघका काम आ गया है। ऐसा छूगता रहता है कि 
जबतक मेरा सितारा बुलन्द है तबतक अपने आदरशोका जितना प्रसार किया जा 
सकता है करूँ। चूहोंपर निगरानी रखने और स्वच्छता बनाये रखनेसे आश्रममें' प्लेगका 
प्रवेश रोका जा सकेगा। 'प्रेमल ज्योति तारो दाखवी'” पढ़ना और उसपर विचार 
करना। हम भविष्यके सम्बन्धर्में योजना बनायें; लेकिन उसे जाननेकी इच्छा न करें। 
अध्यापकोंके घर तुरन्त बनवानेकी वात थी, उसका क्या हुआ ? भाई नरहूरि' तथा 
न्नजलाल दोनोंकी तबीयत ठीक है। देवदास अभीतक पाठशालामें ही है। सुरेन्द्र भी वहीं 
है। बा मेरे पास आ गई है। 
अपने स्वास्थ्यका खूब ध्यान रखना। 


बांपूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७०८) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१. कोचरव गाँवमें प्छेण फेल जानेपर गांधीजीने उसे छोड़कर सावरमतों आज्रमकी स्थापता की। 
देखिए आत्मकथा भाग ५, अध्याय २१ । 

२« न्यूमैनके प्रसिद्ध प्रायैना-गीत, “लीड काइनडली राइट? का नरसिंहराव दिवेविया द्वारा किया गया 
गुजराती अनुवाद । यह गांधीजीकों वहुत प्रिपय था । 

३. नरहरि द्वारिकादास परीख, स्वराज [होमरूल ] आन्दोलनकारी गांवीजीके एक सहयोगी । 

४. सावरमती आश्रमके निवासी । 

७, कस्तूरवा भीतिहरवा स्वूलमें काम कर रही यीं । 


४८. पत्र: राजस्व सचिवको 


मोतीहारी 
दिसम्बर १९, १९१७ 


सेवामें 

सचिव 

राजस्व विभाग 

विहार और उड़ीसा सरकार 
पटना 

महोदय, 

मुझे आपके ६ दिसंबर १९१७ के पत्र सं० ११६-२-टी-४४-आर० टी० को, 
जिसके साथ आपने चम्पारन काइतकारी विधेयककी एक प्रति भेजी है' और उसके 
सम्बन्ध मेरी सम्मति माँगी है, प्राप्ति स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त है। मेरा निवेदन 
इस प्रकार है: 

(१) खण्ड ४के सम्बन्धमें, में देखता हूँ कि यद्यपि उपखण्ड (क) और उपखण्ड 
(ख) एक ही समझौतेसे सम्बन्धित हैँ, फिर भी उपखण्ड (क) का क्षेत्र उपखण्ड (ख) के 
क्षेत्रेस अधिक व्यापक है.। में इसके कारणकी कल्पना नहीं कर सका हूँ; किन्तु मेरा 
सुझाव है कि उपखण्ड (ख) की भाषा उपखण्ड (क) के लिए भी जैसीकी-तैसी ले छी 
जाये और इसलिए उपखण्ड (क) की पंक्ति २में जो “शर्त” शब्द आता है उसे 
निकाल दिया जाये। और तदनुसार पंक्ति ३ में जो ' खण्ड ३ ' शब्द आते हें उनके स्थानमें 
४“ खण्ड ३ का उप-खण्ड २ ” शब्द रख दिये जायें। 

(२) खण्ड ५के सम्बन्धमें, मेरा निवेदन यह है कि समितिकी सिफारिशोंके 
अन्तगेंत जमींदारों और उनके काइतकारोंके करार आते हें, जमींदारों और उनके अपने 
पट्टदारों एवं उन पट्टेंदारोंके करार इसके अन्तर्गत नहीं आते। 

ऐसे अनेक काइतकार हैं जो उन जमींदारोंसे करार करते हें जिनकी जमींदारीमें 
वे नहीं आते। इसलिए इस खण्डकी पंक्ति रमें पड़े हुए शब्द “ पट्टेदार चाहे उसका 
पट्टा उसकी अघीनतामें आता हो” इस प्रकार संज्योधित कर दिये जायें --- “ पट्टेदार 
चाहे उसका पट्टा उसकी अधीनतामें आता हो या किसी अन्यकी अधीनतामें ”, और इस 
खण्डकी पंक्ति ३ और ४में से ये शब्द निकाल दिये जायें, “ अपनी पट्टेदारीकी जमीनमें या 
उसके किसी भागसें उगाये गये।” 


२. विवेषक॒की प्रवर समितिके सुपुर्द करनेके वाद इसकी अत्तियाँ राजस्व सचिवने गांधीजी, विहार 
जमींदार संव ओर विहार बागान-माल्कि संघको सम्मतये भेजी थीं - 


११० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


निवेदन है कि ये अन्तिम शब्द अनावश्यक हें। अभिगप्रेत यह हैं कि कात्नसे, पैदा- 
वारकी बिक्रीके सम्बन्ध्में जमींदारों और काइतकारोंके बीच जो भी करार हुए हैं उन 
सबके सम्बन्धमें, काश्तकारोंकी रक्षा की जाये। . 

(३) खण्ड (के संम्बन्धमें, मुझे भय है कि उसका वर्तमान रूप जैसा है, उससे 
सम्भवतः सरकार और समिति द्वारा सोचे हुए परिणामसे बिलकुल विपरीत परिणाम 
होगा। उसके उपखण्ड (१) के अन्तर्गत एक तुच्छ-सा कारिन्दा एक बेईमान जमींदार 
द्वारा अबवार्बा इकट्ठा करनेके कामपर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कारिन्दा 
पकड़ा जायेगा तो बिना झिझक इस खण्डमें बताई गई सजाको भुगत लेगा, क्योंकि 
मेंने जैसा बताया वैसा जमींदार हमेशा उसकी सजा भुगतनेसे होनेवाली क्षतिकी 
पूर्ति करनेकी व्यवस्था कर रखेगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक अवस्थामें 
दायित्व जमींदारपर ही डालना आवश्यक है। अतः उपखंण्ड (१)में संशोधन कर 
देना चाहिए और उसकी पंक्तिमें से “या उसका कारिन्दा” शब्द निकालकर उसी 
पंक्तिमें स्वंनाम “जो” के बाद “चाहे सीधे या कारिन्‍्देके द्वारा” शब्द जोड़ देने 
चाहिए। उक्त खण्डंके उपख्ण्ड. ३को बिलकुछ हटा. देना चाहिए। सम्भव है, किसी 
गरीब काइतकारका मामला ठीक हो, किन्तु फिर भी वह उसे सिद्ध करनेमें असमर्थ 
' हो। .यदि ऐसा भोलाभाला कोई किसान दण्डित हो गया तो यह सरासर अन्याय 
होगा। इसके अछावा ऐसा उपखण्ड रहेगा जो काइतकार अबवाब सम्बन्धी शिकायतें 
पेश करनेमें डरेंग्रे और इन शिकायतोंका आना कारगर रूपसे रुक जायेगा| यह भी 
कहा जाना चाहिए कि झूठी शिकायत करनेपर शिकायत करनेवालोंको दण्ड देनेकी 
सत्ताका प्रयोग कम ही किग्रा जाना चाहिए। झूठी शिकायतोंके सम्बन्धमें निश्चित 
परिणामपर पहुँचनेके लिए न्यायोप्रीशः अत्यन्त कुशल और मानसिक दृष्टिसे निष्पक्ष 
होना चाहिए। इसलिए कलकक्‍्टरोंको, जो न्यायाधीशकी तरह तोलकर फैसले नहीं देंगे, 
सरसरी कार्रवाईके अधिकार दे देना खतरनाक होगा। अन्तिम बात. यह है कि. खण्ड 
३के अन्तर्गत एक भी मामलेमें . अन्याय होनेका परिणाम .निरिचत .रूपसे यह होगा 
कि एक बेईमान जमींदारकी हिम्मत बेजा कर-वसूलीके सम्बन्धर्में और भी बढ़ जायगी, 
क्योंकि वह जान छेगा कि उपखण्ड ३के अच्तगंत कारंवाई करनेपर काइतकारोंको 
संत्रस्त कर दिया जायेगा। ऊपर बताई स्थितियोंपर विचार करते हुए में विश्वास 
करता हूँ कि उक्त उपखण्ड हटा दिया जायेगा। किन्तु यदि खण्ड ६समें मेरे बताये 
संशोधन करना कठिन जान पड़े तो मेरा सुझाव है कि यह समस्त खण्ड ही वापस 
ले लिया जाये। में खण्ड एके अन्तर्गत दिये गये संदिग्ध संरक्षणके बजाय बंगाल 
काइतकारी काननके खण्ड ७५के अन्तर्गत दिये गये कम प्रभावकारी संरक्षणकों अधिक 
पसंद करूँगा। 

(४) में देखता हूँ, गाड़ियोंका साटा', जिसके सम्बन्धरमें समितिनें विचार किया है, 
प्रस्तावित कानूनके अन्तर्गत नहीं आता। कुछ साटे ७ से २० साक तक पुराते हैं जिनमें 


१. मूल लगानके अतिरिक्त जमीनपर लगाये गये दूसरे कर । 
२५ कुछ पेशगी छेकर लिखा गया सामान .या साधन देनेका करार । 


पत्र : जमनादास गांधीको १११ 


दरें शुरूसे आखीर तक एक ही रहती हैं। कुछ गोरे जमींदारोंने, जो समितिके पूछने 
पर अपने साटोंकी शर्तोंको उचित सिद्ध नहीं कर सके थे, कहा था कि असलमें वे 
, इन साटोंकों छागू नहीं करते। में नम्नतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि एक खण्ड ऐसा 
रखा जाना चाहिए जिसमें इन साटोंको अवैध घोषित किया गयो हो। यदि आवश्यकता 
हो तो अल्प अवधिके नये साठे किये जा सकते हैँ और उनकी दरें डिवीजनके कमि- 
इनरसे सलाह करके तय की जा सकती हें। में कह सकता हूँ कि इस समय भी इन 
साठोंको तोड़नेपर किये गये ह्जानेंके कुछ दावे विचाराधी नहें। 

मेंने अखबारोंमें सर्वश्री इविन' और जेम्सनका' पत्र-व्यवह्ार पढ़ा है, एवं विधे- 
यकपर सर्वेश्री जेम्सनन और केनेडी' द्वारा कौंसिलम दिये गये भाषण भी देखे हैँं। इन 
दोनोंके सम्बन्धमें में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन लेखकों और वकक्‍ताओं ने 
जो भी बातें कही हैँ उनमें से हरएक बातका पूरा उत्तर मौजूद है। मेंने सरकारपर 
अनावश्यक भार पड़नेंके भयसे उनके बारेमें अपना मूँह बंद रखा है। किन्तु यदि इन 
तीनों सज्जनोंके उठाये हुए मुद्दोंके सम्बन्धमें मेरे स्पष्टीकरणकी आवश्यकता हो तो में 
आपका पत्र मिलनेपर ऐसे किसी भी मुद्देके सम्बन्धर्में अपने विचार प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत 
करूँगा | 


[ अंग्रेजीसे 
सिलेक्ट डॉक्यूसेंद्स ऑन सहात्सा गांधीज़ मूवर्ेंट इन चम्पारन, १९१७-१८ 


४९, पत्र : जमनादास गांधीको 


मोतीहारी 
-माघ सुदी ८ [दिसम्बर २१, १९१७ | 

चि० जमनादास, 
तुम्हें में अपनी इच्छाके अनुरूप पत्र नहीं लिख सका। मेवाकों पत्र लिखनेका 
मन करता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि में अच्छा पत्र लिखनेके लोभमें नहीं 
लिखता और फिर साधारण पत्र लिखना भी रह जाता है। मेरी इच्छा है कि तुम 
पत्र-व्यवहारमें अनियमित न रहो। तुम्हारा अनुवाद मेंने नहीं पढ़ा। आज महादेव- 
भाईको' सौंप रहा हूँ। वे तो [ अवश्य ही | पढ़कर तुम्हें लिखेंगे। में भी पढ़ जाऊँगा। 


१. ढव्ल्यू० एस० इविन; मोतीह्वरी इंडिगो कन्सनेके प्रवन्धक । 
२. जे० वी० जेम्सन, जुल्का फैक्टरीके प्रवन्धक । 

३. भिंगल केनेडी; विधान परिषदके सदस्य । 

४० जमनादास गांधोकी पत्नी । 

५, महादेव हरिंभाई देसाई ! 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लेकिन मुझे देर छंगेगी। मेरे पास वालजीभाई' द्वारा किया गया अनुवाद भी है। वह 
देखनेके लिए तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारे लिये नटेसनकी पुस्तक" भेज रहा हूँ। 

तुम निर्शिचत होकर रहना और अपना कार्य करना। तुमपर डॉक्टरका बहुत 
स्नेह है। तुम हारोगे -नहीं। यदि अपनी इच्छाके अनुरूप तुम कार्य नहीं कर पा 
रहे हो तो भी प्रामाणिक रूपसे प्रयत्न करनेवाला व्यक्ति अन्य- व्यक्तियोंपर अच्छा 
प्रभाव डालता ही है। मेवाकी स्थिति क्या है यह भी वताना। तुम्हारी तबीयत कैसी 
रहती है? | 

मेरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैँ। मेरा सितारा वुरून्द है। इस बीच भेरे जो-जो 
आदर्श हें उनसे देशको परिचित करानेके लिए में अपने आपको खपाये दे रहा हूँ। 

यहाँकी स्थितिका अन्दाज महादेवभाई तुम्हें देंगे। वे अभी-अभी आये हें लेकिन 
पुराने जान पड़ते हें। ३ 

म्णिलाकककी फीनिक्समें बड़ी कसौटी हो रही है। उसे तथा रामदासको पत्र 
लिखना । रामदासने जोहानिसब्गंर्में एक दर्जीके यहाँ नौकरी कर ली है। वा और देव- 
दास मेरे साथ कलकत्ते आ रहे हेँ। में वहाँ २० तारीख तक पहुँचूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० भेवा, 

में पत्र न लिखूँ तो भी तुम लिखना। तुम मेरे साथ अकेले रह सको तो में तुम्हें 
चम्पारनमें रखनेको तैयार हूँ। लेकिन यह जोखिम तुम्हारी इच्छा होनेपर ही उठाई जा 
सकती है। तुम फिलहाल जमनादासके साथ रहो; में जानता हूँ कि इससे बढ़कर अच्छी 
बात और कोई नहीं हो सकती। ह 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७०५) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१. प्रोफेसर वाछजी गोविन्दजी देसाई; ग्रुजरात कॉलेज, भद्दमदावादमें कुछ कार तक अंग्रेजीके 
प्राध्यापक; नौकरीसे त्यागपत्र देकर गांधीजोंके साथ शामिल हो गये ! गांधीजी इत दक्षिण आप्रिक्राना 
सत्याम्रहनों इतिहास, तथा अन्य रचनामोंके मनुवादक । 

२, स्पीचेज़ञ ऐड राहटिग्ज ऑफ महात्मा गांधी । 


५०. पत्र: अम्बालाल साराभाईको 


मोतीहारी 
दिसम्बर २१, १९१७ 
प्रिय भाईं अम्बालालजी, 

व्यापारके आपके कार्यके बीचमें पड़नेकी जरा भी इच्छा नहीं होती। फिर भी 
“भाई कृष्णछालका' पत्र आज मिला है; वह ऐसा है कि मुझसे लिखे बिना नहीं रहा 
जा सकता। मेरा खयाल है कि श्रीमती अनसूयाबहनकी' खातिर भी जैसे बने बुन- 
करोंको सन्तुष्ट करना ही चाहिए। यह माननेका कोई कारण नहीं कि इन्हें सन्तुष्ट 
करनेसे दूसरे शोर मचायेंगे। ऐसा हो तो भी समयपर उचित कदम उठाया जा सकता 
है। मिल-मालिक मजदूरोंकों दो पैसा अधिक देकर खुश क्यों न हों? उनका असन्‍न्तोष 
दूर करनेका एक ही राजमार्ग है: उनके जीवनमें प्रवेश कीजिये और प्रेमरूपी रेशमकी 
डोरसे उन्हें बाँघिए। हिन्दुस्तानके लिए इसमें असम्भव कुछ भी नहीं है। देशकी भलाई- 
के लिए यदि पैसेका उपयोग करोगे तो वह अवश्य फल लायेगा। भाई, बहनका दिल 
दुखानेका कारण कैसे बन सकता है? और वह भी अनसूया-जैसी बहनका। मैंने तो उनकी 
आत्माको अत्यन्त पवित्र पाया है। उन्तगा वचन आपके लिए आदेश बन जाये, तो यह 
भी अधिक नहीं होगा। इस प्रकार आपपर तो दोहरा बोझा है। कार्यकर्त्ताओंको खुश 
करना और बहनका आशीर्वाद छेना। मेरी धृष्ठता भी दोहरी है। मैंने एक ही पत्रमें 

व्यापार और कौदुम्बिक व्यवहार दोनोंमें दखल दिया है। मुझे क्षमा कीजियेगा। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


५१. पत्र: एच० केलेनबेककों” 
मोतीहारी 
दिसम्बर २१, १९१७ 
प्रिय मित्र, 
इधर कुछ दिनोंसे ढर्रा बिगड़-सा गया है। में इतना घूम रहा हूँ कि स्नेहपत्र 
लिखनेका अवकाश ही नहीं मिलता, खास तौरपर तब जब वे खो जाते हैं। पिछले 


१. कृष्णछाल एन० देसाई; अहमदावादके एक सावेजनिक कार्यकर्ता गुणरात-सभाके एक भन्‍्त्री ! 

२. अम्बाढाल साराभाईकी वहन । 

३. हरमान कैंडेनवैक, जमेन वास्तुकार । दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके सहयोगी । ये भी गांधीजीके 
साथ ही दिसम्बर १९१४ में भारत आनेवाके थे । छेकिन महायुद्ध छिड़ जानेके कारण उन्हें पासपोर्ट नहीं 
मिला भौर॑ वे इंग्लेंडमें नजरवन्द कर दिये गये ये । देखिए: आत्मकथा खण्ड ४, अध्याप, ३३ और खण्ड 
८, पृष्ठ १४३ | रा 


श्श्ड सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


तीन महीनोंमें मूझे तुम्हारे सिर्फ तीन ही पत्र मिल्ले हैं। हाँ, पोलक जौर मिस विंटर- 
वॉट्मने तुम्हारे वारेमें मुझे लिखा था। तुमसे गले मिलनेको मेरा कितना जी हुआ 
करता है। यहाँ मुझे आये-दिन नये-तये अनुभव होते रहते हैं। इन सबमें तुम्हें बपना 
हिस्सेदार वनानेकी मेरी इच्छा हुआ करती है। किन्तु इस दानवी युद्धका कोई छोर ही 
नजर नहीं आता। सुलहकी तमाम वातोंसे तो दिलकी उलझनें वढ़ ही रही हैं। फिर भी 
समस्त मातव-प्रवृत्तियोंकी तरह इसका भी अन्त तो होगा ही। अगर हमारी मित्रता स्थान 
और काहूका अन्तर सहन न कर सकी तथा इस उवा देनेवाली प्रतीक्षाके परिणाम- 
स्वरूप औौर भी दृढ़ एवं शुद्ध न वन पाई तो वह विलकुर निकम्मी ठहरेगी। आखिर 
हमारा यह झरीर है क्या ? कल में पवनके भन्द झकोरोंमें सामनेके वृक्षोंकी जोर निहा- 
रता वैठा रह गया। मेंने देखा कि नित्य परिवतंनशील इन विराट वृक्षोंमें ऐसी कोई 
चीज जरूर है, जो चिरकाल तक टिक्नी रहती है! हरएक पएत्तेका अपवा अछय जीवन 
होता है। वह गिरता है और- सूखता है, किन्तु पेड़ जिन्दा रहता है। हरएक वृक्ष भी 
समयकी गतिसे या क्र कुल्हाड़ीके प्रहारसे मौतका शिकार होता है; किन्तु जंगल, 
जिसका यह पेड़ एक हिस्सा है, जीवित रहता है। हम भी मानव-वृक्षके ऐसे पत्ते ही 
हैं। हम भक्ठे ही निष्प्राण हो जायें तो भी हममें जो सनातन तत्त्व है, वह अनन्त 
काल तक बिना किसी परिवर्तंतके कायम रहता है। कल शामको इस तरह विचारमन्त 
होते हुए मुझे वड़ा आनन्द मिला। मुझे तुम्हारी याद आ गई भर मेंने एक गहरी 
साँस ली। किन्तु मेने तुरन्त ही अपनेको संभराकू लिया और अपने-आपसे कहा: “ में 
जानता हूँ कि मेरा मित्र,, कोई पाथिव शरीर नहीं है, किन्तु उसमें जीवन संचारित 
करनेवाली आत्मा है।” 

सस्तेह, 

तुम्हारा पुराना मित्र, 
[अंग्रेजीसे | 
महादेवभाईकी हस्तलिखित डायरी 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. फ्लेरिंल ए० - विटंखॉट्म, नैतिकता समिति संब, लन्दन (यूनियन ऑफ एमिक सोशाइयोज) 
की मंत्री । हि 


५२. भाषण : अखिल भारतोय समाज-सेवा सम्मेलनम' 


कलकत्ता 
दिसम्बर २७, १९१७ 


« » » अवतक कॉलेज स्ववेयरका मेंदान एक सिरेसे दूसरे सिरे तक खचाखच 
भर गया था; श्री गांधी उस एकत्रित जनसमूहके समक्ष हिन्दीममें बोले। उन्होंने कहा 
कि “ सम्मेलनके प्रस्तावित कार्यक्रमकों कार्यान्वित करना सम्भव नहीं रह गया है;। इस- 
लए अब किसी और समय किसी अन्य स्थानपर कार्यान्वित किया जायेगा।” कार्ये- 
क्रम स्थगित करनेकी घोषणा श्री विपिनचन्ध पालने कौ। ठीक उसी समय श्रीमती 
वेसेंट, माननीय सी० पी० रामस्वामी ऐयर और डॉ० वाडिया आ पहुँचे; परन्तु उनका 
कॉलेज स्क्वेयरमें अथवा इन्स्टीच्यूट हॉलके अन्दर पहुँचना असम्भव हो गया था। 

[ अंग्रेजीसे | 
बंगाली, २८-१२-१९ १७ 


७५३. भेंठ: “बंगाली ' के प्रतिनिधिकों' 


ह कलकत्ता 
दिसम्बर २७, १९१७ 
भेंढ देते हुए ग्रांधीजीने बंगाली ! के प्रतिनिधिसे कहा कि में तो पूर्ण रूपसे इस 
वबातके पक्षमें हेँ कि यह सम्मेलन कांग्रेस अधिवेदानके समाप्त होते ही उसी पंडालमें 
किया जांये। विभिन्न दरोंपर बेची जानेवाली टिकटों द्वारा प्रवेश सीमित होना चाहिए। 
टिकटोंकी विक्षीसे जो आय हो उसे समाज-सेवाके निमित्त रख दिया जाना चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे | 
बंगाली, २८-१२-१९१७ 


मम १. यह सम्मेलन २७ दिसम्वरकों कलकत्ता विश्वविद्याल्यक्रे इन्स्टीच्यूट हॉलमें होनेवाला था; परन्तु 
वीजी तथा अन्य लोगोंका व्यास्यान सुननेके लिए आये हुए अपार जनसमूहको बेब्नेकी जगह दे सकनेकी 
कव्निईके कारण सम्मेलन स्थगित करना पड़ा था । गांघीजीने अपना भाषण कॉढेज ख्वेयरमें दिया । 
२. समाज-सेवा सम्मेल्नके स्थगित किये जानेंके वाद (देखिए पिंछछा शीषैक ); गांवीजीने बंगालीके 
अतिनिधिकों जो सेंट-दी थी, उसका संक्षिप्त विंवरण ही उपलब्ध है । 


५४. भ्रस्ताव: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें' 


कलकत्ता 
दिसम्बर २९, १९१७ 
यह महासभा इस बातपर पुनः खेद प्रकट करती है कि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश 
भारतीय अब भी निर्योग्यताओंसे कष्ट पा रहे हैं। इनका उनके व्यापारपर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है और इनके कारण वहाँ उनका निवास कठिन हो जाता है एवं साम्राज्य- 
के इन भागोंमें उनके प्रवास और संचारपर अनुचित और बेजा प्रतिबन्ध रूगते हैं। 
यह महासभा आशा करती है कि स्थानीय अधिकारी उन भारतीयोंके प्रति अपने दायि- 
त्वको अनुभव करेंगे जिन्होंने इन निर्योग्यताओंके बावजूद एक दल संगठित करके युद्धमें 
पूरा भाग लिया है; वह यह भी आशा करती है कि उनपर दूसरे मामलोंमें जो निर्यो- 
ग्यताएँ लगी हुई हैँ एवं जिनकी शिकायत की गई है, वे उन्हें दूर कर देंगे। यह महा- 
सभा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे इस प्रस्तावका सार सम्बन्धित अधिकारियोंको 
भेज दें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १९१७में हुए ३२वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


५५. प्रस्ताव : अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमों' 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३०, १९१७ 


सरकार तथा कुछ संस्थाओंने दलित-वर्गोके उत्थान और शिक्षा-दीक्षाके लिए जो 
साधन प्रयुक्त किये हैँ इस सम्मेलनकी रायमें उनसे जनसाधारणका ध्यान दो बातोंकी ओर 
आकर्षित हुआ है, एक तो यह कि पतनकारी सामाजिक विषमता मौजूद है और दूसरे 
यह कि उनके परिणामस्वरूप देशकी सामान्य उन्नतिमें बाधा पड़ रही है। परन्तु, इस 
सम्मेलनकी रायमें सरकार द्वारा अबतक काममें छाये गये साधन उक्त बुराइयोंको दुर 
करनेमें नितान्त अपर्याप्त रहे हैँ। अतएव, यह सम्मेलन सरकार तथा समाज-सुधार- 
संस्थाओंसे आग्रहपुवंक निवेदन करता है कि (१) दलित-वर्गोंको शिक्षित करनेके निमित्त 


१. कलकत्तेमें राष्ट्रीय महासभा कांग्रेसका जो ३२ वाँ अधिवेशन हुआ था उ्समें यह तेरहवाँ प्रस्ताव 
था और श्से गांधीजीने पेश किया था । उन्होंने अपना भाषण हिन्दीमें दिया था । 

२. यह सम्मेलन कांग्रेस पंडालमें डॉ० पी० सी० राषद्नी अधक्षतामें हुआ था, अन्य लोगेकि साथ 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी. इसमें भाग लिया था । गांधीजी द्वारा पेश किये गये इस अस्तावका: समयेन 
नाथेरके महाराजाने किया था और एम० आर० जपकरने इसका अनुमोदन किया-था । . 


भाषण : राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनमें ११७ 


और अधिक सुविधाएँ प्रस्तुत की जायें और (२) हरिजनोंकी निर्योग्यताओं और उनके 
प्रति बरते जानेवाले द्वेघणावको दूर करनेकी दृष्टिसि समस्त सार्वजनिक संस्थाओंमें 
कानूनन समानताका व्यवहार प्रचलित किया जाये। 

[अंग्रेजीसे | ु 

बंगाली, ५-१-१९१८ 


५६. भाषण : प्रथम बंग क्ृषि-विद्येषज्ञोंकी परिषदसें' 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३०, १९१७ 
. ओऔ गांधीने कहा “ कृषि भारतीयोंका मुख्य व्यवसाय है और यह एक बहुत 
प्रतिष्ठित पेशा है। सें किसानोंके साथ काम कर चुका हूँ और इसलिए में उनकी सब 
साँगों, शिकायतों, तकल्ीफों और जरूरतोंको जानता हूँ। में खुद भी शीघ्र ही कृषिका 
धन्धा शुरू करनेवाला हूँ और उसे सुधारनेके लिए जो-कुछ कर सकूँगा, करूँगा। में 
हृदयसे आशा करता हूँ कि काइतकार लोगोंकी स्थिति ज्ञीत्र ही सुधरने लग्ेगी। में 
और पंडित सालवीयजी कहीं और जानेके लिए एक साथ निकले थे और यहाँ आ 
पहुँचे हें; इसलिए में यहाँ देरतक नहीं बोलूँगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ४-१-१९१८ 


५७. भाषण : राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनसें' 


दिसम्बर ३०, १९१७ 
लोकमान्य तिरूक यदि हिन्दीमें बोलते तो बड़ा लाभ होता। लॉड डफरिन तथा 
लेडी चेम्सफोर्डकी भाँति छो० तिरूकको भी हिन्दी सीखनेका प्रयत्न करना चाहिए। रानी 
विक्टोरियाने, भी हिन्दी सीखी थी। पण्डित मालवीयजीसे मेरी अर्जी है कि यदि वे 
कोशिश कर दें तो अगले वर्ष अन्य किसी भी भाषामें कांग्रेसके व्याख्यान न हों। मेरा 
यह झगड़ा है कि कल वे कांग्रेसमें हिन्दीमें क्‍यों नहीं बोले ? 
अताप, ७-१-१९१८ 


१. परिषद्‌ श्री सी० आर० दासकी अध्यक्षतार्मे झुस्लिम लीगके पंडालमें हुईं-थी। इसके कायक्रममें 
लगभग ५,००० लोगोंने भाग लिया या, गांधीजी पंडित मदनमोहन माल्वीयके साथ कुछ ही देरके लिए 
परिषद्में उपस्थित हुए थे । 

२. कलकत्ताके अल्फेड थियेग्रमें; सम्मेल्नके अध्यक्ष वाल गंगाघर तिलक थे । श्रीमती सरोजिनी 
नायडू और पण्डित मदनमोहन मालवीयने भी सम्मेलनमें भाग ल्या था । 


५८. प्रस्ताव: राष्ट्रीय भाषा सस्मेलनसें' 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३०, १९१७ 
इस वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखते हुए कि भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें वहत वड़े 
पेमानेमें लोग हिन्दीका प्रयोग करते हें और वहुसंस्यक लोग उसको आसानीसे समझ 
सकते हैं, इसको भारतकी सर्वे सामात्य भाषा बनाना व्यावहारिक प्रतीत होता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पतन्निका, १५-१-१९१७ 


५९. भाषण : ऑल इंडिया सुस्लिस लीग 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३१, १९१७ 
श्री गांधीने उर्दूसें दिये गये अपने भाषणमें कोरे प्रस्तावोंकी निर्यंकता बतलाते हुए 
निवेदन किया कि सबको कुछ ठोस कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यदित चाहे हिन्दू हो 
अथवा मुसलमान, सरकारसे यह कह दे कि अगर वह अली भाइयोंको रिहा नहीं करती 
तो उनके साथ हस सबको भी नजरबन्द कर ले। विशेष ह॒षं-ध्वनिके बीच गांघीजीने 
कहा, नजरबन्द किये गये मुसलमान छोगोंकी रिहाईके आसल्दोलनमें प्रत्येक हिन्दू उनके 
साथ है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, १-१-१९१८ 


» याँचीजी ढारा पेश किया गया था । 
. गांधीजीने लीगंके अधिवेशनमें दूसरे दिन भाग लिया था । उन्होंने गली भाश्यकरि साथ किये 


जनेवाले व्यवहारंके सम्बन्धमें भी कुछ शब्द कहे थे । 


६०. भाषण : विश्वविद्यालय-भवनमें' 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३१, १९१७ 


« » » भारतीयोंके हिन्दीके ज्ञान की कमीपर खेद प्रकट करते हुए गांधीजीने कहा 
कि देश-सेवा करनके लिए उत्सुक सब हें, परन्तु राष्ट्सेवा तबतक सम्भव नहीं, जबतक 
कोई राष्ट्रभाषा न हो। उन्होंने कहा कि दुःखकी बात है कि हमारे बंगाली भाई 
राष्ट्रभाषाका प्रयोग न करके राष्ट्रीय हत्या कर रहे हें। इसके बिना देशकी आम 
जनताके हृदयों तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस अथंमें बहुत लोगोंके द्वारा हिन्दीको 
काममसें लाथा जाना मानवतावादके क्षेत्रकी बात हो जाती है। 

इसके बाद गांधीजीने भानवत्तावादके दूसरे पहल॒की चर्चा की अर्थात्‌ देवियोंकी 
मूतियोंके आगे पशुओंकी बलि चढ़ाना और भोजनके लिए पशुओंको कत्ल करना। 
हिन्दू ज्ञास्त्र वास्तवमें पशुओंकी बलि चढ़ानेका आदेश नहीं देते। यह वर्तमान प्रथा 
उन अनेक बातोंमें से एक है जो हिन्दुत्कके नामसे चलती आ 'ही हें। हिन्दू धर्म 
सही अर्थमें दो परिभाषाओं द्वारा व्यक्त किया गया है--“ अहसा परम धर्म है 
और “ सत्यसे बढ़कर अन्य शक्ति नहीं।”' पशु-बलि-जैसी नृशंस प्रथा इन सिद्धान्तोंके 
विपरीत बेठती है। 

[अंग्रेजीसे | 
अमृत बाजारपत्रिका, २-१-१९१८ 


६१. भाषण : अखिल भारतोय समाज-सेवा सस्मेलनमें 


कलकत्ता 
दिसम्बर ३१, १९१७ 


श्री गांधीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुए निम्नलिखित भाषण दिया: 

यदि में संगीत सुनना चाहूँ तो मुझे बंगालमें आना चाहिए। यदि में कविता 
सुनना चाहूँ तो भी मुझे बंगालमें आना चाहिए। भारत बंगालमें समाविष्ट है, परन्तु बंगाल 
भारतमें परिव्याप्त नहीं है। मेंने कुछ मारवाड़ी छड़कोंका गाना सुना। वह कुछ गँवारू- 
जैसा था। मेंने उन्हें सछाह दी कि वे बंगालियोंमें घुलें-मिलें। 

१. वॉम्वे ऐंड वंगाऊ ह्यूमैनिटरियन फण्ड्सके त्तत्वावधानमें आयोजित सभाकी मध्यक्षता गांघीजीने 
की थी । ओतार्भोके भनुरोधपर उन्होंने अंग्रेजोमें भाषण दिया | यद् उस भाषणका सारांश है। उसके 
वाद पण्डित मदनमोहन मालवीपने हिन्दीमें भाषण दिया और पशु-वलिकी निन्‍्दा की । 

२. अहिंसा परमो परम: । 

३- सत्यान्नास्ति पर॑ वलम्‌। 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसके बाद उन्होंने निस्नलिखित अध्यक्षीय भाषण' दिया: 
मित्रो, 

आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। इस 
सभाकी अध्यक्षताके निमन्त्रणके लिए में बिलकुल तैयार नहीं था। में नहीं जानता कि 
में इस कार्यके लिए उपयुक्त भी हूँ। मैंने राष्ट्रीय सभा-सम्मेलनोंमें हिन्दीका उपयोग 
करनेका निश्चय किया था। तभीसे मेरी इच्छा सदैव यह रहती है कि में अंग्रेजीमें न 
बोलूँ। किन्तु में अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए अध्यक्षीय भाषण हिन्दीमें देनेकी अनमति 
माँगनेका समय अभी नहीं आया है। इसके अतिरिक्त मैं सम्मेलनोंमें अधिक विश्वास भी 
नहीं करता। समाज-सेवाको यदि फ़छदायी बनाना हो तो वह मौन रहकर ही की 
जाती चाहिए। जब किसीको उसका पता कानों-कान भी न चले तभी वह सर्वोत्तम 
होती है। सर गिबलूके कार्यको कोई भी नहीं जानता था; इसीलिए उसका प्रभाव 
हुआ। वे न तो प्रशंसासे बिगड़ सके और न निन्‍्दासे रुक सके। यदि हमारी सेवा भी इसी 
तरहकी होती तो कितना अच्छा होता। ये विचार रखते हुए भी मेंने स्वागत-समितिके 
आदेशका पालन किया। यह बात नहीं कि ऐसा करते हुए मेरे मतमें बहुत-कुछ हिंचक 
और हांका न हुई हो। इसलिए यदि आप यह देखें कि में सम्मेलनको आत्मविश्वास एवं 
निष्ठाके साथ उसके लक्ष्य तक पहुँचानेके योग्य पर्याप्त आग्रह नहीं दिखाता बल्कि इसकी 
अपेक्षा उसकी स्पष्ट आलोचना करता हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। 

फिर, में समझता हूँ कि यदि में आपका ध्यान समाज-सेवाकी उन शाखाओंकी 
ओर आकर्षित करूँ जिनकी हमने अबत्तक न्‍्यूनाधिक रूपसे उपेक्षा की है तो यह 
अत्यन्त उपयुक्त होगा। 

समाजकी हम जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं वह यह है कि हमने अंग्रेजी 
भाषाकी शिक्षाके प्रति जो अन्धविश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है उससे स्वयं मुक्त 
हों और समाजको मुक्त करें। अंग्रेजी हमारे स्कूलों तथा हमारे कॉलेजोंमें शिक्षाका माध्यम 
है। यह देशकी आन्तरभाषा बनती जा रही है। हमारे सर्वोत्तम विचार इसीमें व्यक्त 
किये जाते हैँ। लॉड चैम्सफोडने यह आशा व्यक्त की है कि अंग्रेजी कुछ ही दिलोंमें उच्च 
परिवारोंकी मातृभाषा बन जायेगी। अंग्रेजी प्रशिक्षणकी आवश्यकताके बारेमें इस 
प्रकारके विश्वासने हमें गुलाम बना दिया है। इसने हमें सच्ची राष्ट्रीय सेवाके 
अयोग्य बना दिया है। यदि हम स्वभावसे बाध्य न होते तो हम यह अवश्य ही देख 
सकते थे कि अंग्रेजीको शिक्षाका माध्यम बनानेके कारण हमारी प्रतिभा एकान्तिक हो 
गई है और हम जनतासे दूर जा पड़े हैं। इससे राष्ट्रका सर्वोत्तम मस्तिष्क निष्क्रिय 
हो गया है और जनताको नये उपलब्ध विचारोंका लाभ नहीं मिल पाया। हमने ये पिछले 
६० वर्ष विचित्र शब्दों तथा उनके उच्चारणोंको सीखनेमें ही व्यतीत कर दिये, तथ्योंको 


१, यह अध्यक्षीप भाषण २७ दिसम्बरकों सम्मेलनमें उद्घाटनंके दिन दिया जाना था, किन्तु सम्मेलन 
स्थगित कर दिया गया था, देखिए “भाषण : गखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेल्नमें ”, २७-१२-१९१७। 
फिर भी सम्मेलनके स्थगनकी उपेक्षा करके न्यू इंडियाने श्से अपने २८ दिसम्बरके अंकमें प्रकाशित कर 
दिया था । गांधीजीने इस सम्मेलनकी अध्यक्षता वाई० एम० सी० ए० सवनमें को थी और उसीमें यह 


भाषण दिया था । 


भीषंण : अखिल भोरतीय संमाज-सैवा सम्मेलनमें १२१ 
आत्मसात्‌ नहीं किया। हमें अपने माता-पिताओंसे जो शिक्षा मिली थी उसके आधार- 
पर हमने नया निर्माण नहीं किया है, बल्कि उस श्षिक्षाको ही लूगभग भुला दिया है। 
इतिहासमें इस [मूर्खता ] की तुलना नहीं है। यह एक दारुण राष्ट्रीय विपत्ति है। पहली 
और सबसे बड़ी समाज-सेवा जो हम कर सकते हें वह यह है कि हम इस स्थितिसे 
पीछे हटें, देशी भाषाओंको अपनाएँ, हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूप्रमें उसके स्वाभाविक पदपर 
पुन: प्रतिष्ठित करें और सभी प्रान्त अपना-अपना समस्त कार्य अपनी देशी भाषाओंमें तथा 
राष्ट्रका कार्य हिन्दीमें प्रारम्भ कर दें। हमें तबतक विश्राम नहीं लेना चाहिए जबतक 
कि हमारे स्कूलों और कॉलिजोंमें हमें देशी भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा नहीं दी जाती। 
हमारे लिए अपने अंग्रेज मित्रोंके निमित्त भी अंग्रेजीमें बोलना आवश्यक नहीं होना चाहिए। 
प्रत्येक अंग्रेज शासनिक तथा सैनिक अधिकारीको हिन्दी जाननी चाहिए। बहुतसे अंग्रेज व्या- 
पारी हिन्दी सीखते हें , क्योंकि उन्हें अपना व्यापार चलानेके लिए उसकी आवश्यकता होती 
है। ऐसा दिन अवश्य ही जल्दी आना चाहिए जब कि हमारी विधान सभाओंमें राष्ट्रीय 
मामलोंपर देशी भाषाओंमें या हिन्दीमें, जहाँ जो भी उपयुक्त हो, बहस की जायेगी। 
अवतक तो जनसाधारण उनकी कारवाईसे अपरिचित रहे हैँ। देशी भाषाओंके समाचार- 
पत्रोंने इस खराबीको दूर करनेका कुछ प्रयत्न किया है, किन्तु यह कार्य उनकी शक्तिसे 
परे है। “ पत्रिका ” का तीखा व़्यंग तथा “ बंगाली ” का पाण्डित्य उन्हीं लोगोंके लिए है 
जिनके कान अंग्रेजीके अम्यस्त हैँ। सुसंसक्त विचारकोंके इस प्राचीन देशमें ठाकुर या बसु' 
या रायको' अपने बीच पाकर .हमें आइचये नहीं करना चाहिए। फिर भी दुःखद तथ्य 
यह है कि यहाँ ऐसे छोग बहुत कम हैँ। यदि मेंने ऐसे विषयकी, जो आपकी दृष्टिमें 
मुश्किलसे ही समाज-सेवाका अंग बन सकता है, चर्चा बहुत लम्बी कर दी है तो आप 
इसके लिए मुझे क्षमा करें। -फिर भी मेंने इस विषयकी चर्चा प्रमुख रूपसे की है, क्योंकि 
मेरा विद्वास है कि हमारी शिक्षाके इस मूलभूत दोषके कारण सभी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों- 
को वास्तविक क्षति पहुँचती है। 

अब में समाज-सेवाके अधिक परिचित विषयोंकी चर्चा करता हूँ। इनकी सूची इतनी 
लम्बी है उसे सोचकर भय लगता है। में इनमें से केवल उन्हींको चुनूँगा जिनका मुझे 
कुछ ज्ञान है। ह 

दुर्भिक्ष तथा बाढ़-जेसे कभी-कभी आनेवाले संकटोंमें कार्ये करना नि:सन्देह आवश्यक 
और अत्यन्त प्रशंसनीय है। किन्तु इससे कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलछता। समाज- 
सेवाके ऐसे क्षेत्र हें जिनमें संभव है, प्रसिद्धिकी प्राप्ति न हो, किन्तु जिनसे स्थायी 
परिणाम निकेरू सकते हैं। 

सन्‌ १९१४ में ४६,३९,६६३ व्यक्ति हैजा, बुखार तथा प्लेगके शिकार हुए। यदि 
इतने लोग ऐसे युद्धमें, जो इस समय यूरोपका विनाश कर रहा है, मोचोपर मरते तो 
हमारी कीति चारों ओर फैलती और स्वराज्यके प्रेमियोंको अपने उद्देश्यके समर्थनमें 


१, रवीचनाथ ठाकुर 
२, जगदीशचन्द्र वंसु 
३. प्रफुल्लचन्द्र राव 


१४-८ 


कक सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


मी को होती। ये ४६,३९,६६३ छोग वस्वुतः घुर-शुछुकर 
के [त्यूपर आँसू नहीं बहाये और इससे हमें अप्रितिष्ठाके सिवा 
और कुछ नहीं मिला। उस दिन एक प्रसिद्ध अंग्रेजने कहा था किष्हम अंग्रेजोंने आपके लिए 
सब-कुछ सोचा-विचारा किन्तु आप हाथपर-हाथ धरे बैठे रहे । उसने आगे कहा कि बहुतसे 
अंग्रेजोंने अपने इंग्लेंडके अनुभवोंके आधारपर अपनी रायें कायम कीं और जिन खरा- 
बियोंकी उन्होंने जाँच-पड़ताल की थी उनके बहुत कठिन और मेंहगे उपाय बताये हैं। 
उपर्पुक्त कथनमें बहुत-कुछ सचाई है। दूसरे देशोंमें सुधारकोंने महामारियोंको काबमें कर 
लिया है। किन्तु यहाँ अंग्रेजोंने प्रयलत किया है और उसमें वे असफल रहे हैं । उन्होंने 
भारत तथा यूरोपके बीच जो जलवायु-सस्बन्धी तथा अन्य बहुत बड़े अन्तर हैं उनकी 
उपेक्षा करके परिचमी देशोंके आधारपर विचार किया है, किन्तु हमारे डॉक्टरों तथा 
वैद्योंने प्राय: कुछ नहीं किया। मुझे विश्वास है कि जहाँ अंग्रेज असफल हुए हैं वहाँ यदि 
प्रथम श्रेणीके आधे दर्जन डाक्टर भी इन तीनों अभिश्ञापोंको दूर करनेके कार्यमें अपने जीवन 
लगा देंतो उन्हें सफलता मिल जायेगी। में यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इसका उपाय 
उपचारोंकी खोज करना नहीं, बल्कि रोगोंकी रोक-धामके तरीके खोज निकालना, या 
वस्तुत: उत्त तरीकोंको छागू करना है। मैं लागू करना” शब्दोंका प्रयोग करना अधिक 
ठीक समझता हूँ, क्योंकि उपर्युक्त साक्षीके आधारपर में जानता हूँ कि प्लेग (और में इसके 
साथ हैजा और मलेरियाको भी जोड़ता हूँ) का निवारण बिलकुल आसान है। रोकथामके 
तरीकोंके क्रेमें किसी प्रकार भी विचार-विरोध नहीं है, हम केवल उन्हें उपयोगमें नहीं 
लाते। हमें निइ्चय हो गया है कि जनसाधारण उन तरीकोंको नहीं अपनायेंगे। किन्तु 
यह उनपर सबसे बड़ा मिथ्या आरोप है। यदि हम केवल नम्न बनकर उनके पास 
जायें तो उनका मन आसानीसे जीत सकते हें। सचाई यह है कि हम इस कामकी अपेक्षा 
सरकारसे करते हेँं। भेरे विचारमें इस मामलेमें मार्ग-दशन सरकार नहीं कर सकती। 
यदि हम मार्ग-दर्शन कर सके तो वह हमारा अनुसरण कर सकती है और हमें सहायता 
दे सकती है। फिर तो यहाँ हमारे डॉक्टरोंके किए काफी काम है और उन कार्यकर्त्ताओंके 
लिए भी काफी काम है जो उनकी सहायता करेंगे। में देखता हूँ कि बंगालके छोग 
इस दिश्षामें कुछ-कुछ काम कर रहे हैँ। में कह सकता हूँ कि इस समय स्वयंसेवकोंका 
एक छोटा-सा किन्तु उत्साही दरू चम्पारनमें इस प्रकारका कार्ये करनेमें व्यस्त है। दलूके 
सदस्य विभिन्न गाँवोंमें नियुक्त कर दिये गये हेँ। वहाँ वे ग्रामीण बच्चोंको पढ़ाते हें, 
बीमारोंको औषधिकी सहायता देते हें और ग्रामीणोंकों उनके कुओं तथा सड़कोंको साफ 
करके एवं मनृष्यके मैलेकी व्यवस्था आदि समझाकर स्वास्थ्य-विज्ञानकी व्यावहारिक शिक्षा 
देते हैं। भविष्यमें जो परिणाम होंगे उनके बारेमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 
अभी तो यह इस प्रयोगका आरम्भ ही है। यह सम्मेलन डॉक्टरोंकी एक समिति 
नियुक्त कर सकता है जो वहाँ जाकर तत्काल ग्रामीण: स्थितिका अध्ययन करे और 
कार्यकर्ताओं तथा आम जनताके लिए हिदायतोंका एक पाठ्यक्रम तैयार करे । इस 


समितिकी नियुक्ति उपयोगी होगी। ु 
रेलवेके तीसरे दर्जेके यात्री जिस महाकष्टको भोग रहे हें इससे उन्हें मुक्ति दिला- 


कर कार्यकर्ता उनकी खासी सेवा कर सकते हूँ! फिर चाहे वे पूरा समय काम करते हों 


भाषण : अखिल भारतीय सामाज-सेवा सम्मेलनमें १२३ 


चाहे कुछ समय । उनके लिए इस कार्यकी ऐसी अच्छी सुविधाएँ मौजूद हें जैसी अन्य किसी 
कार्यकी नहीं। मुझे यह कष्ट है, इसलिए में इसे बहुत अनुभव करता हूँ, ऐसी बात 
नहीं है; बल्कि चूँकि में इसे बहुत अनुभव करता हूँ इसलिए मेंने इसे जानबूझकर स्वयं 
अपने ऊपर लिया है। यह मामला देशके करोड़ों गरीब तथा मध्यमवर्गीय भाइयोंकों 
प्रभावित करता है। वे विवश होकर जो तमाम कष्ट तथा अपमान सह छेते हैं उसके कारण 
प्रत्यक्षतः राष्ट्रकी दशा उसी प्रकार गिरती जा रही है, जैसे हमारे क्रूर व्यवहारसे तथा- 
कथित दलित-बर्ग वैयक्तिक सफाईके नियमों तथा आत्मसम्मानके विचारके प्रति उदासीन 
हो गये हैं। जिन्हें रेलके मनहूसा डिब्बेमें बैठने लायक जगह पानेके लिए सदा लड़ना- 
झगड़ना पड़ता है, जिन्हें खड़े होने छायक जगह पानेके उद्देश्यसे खिड़कीमें से कुछ कह्‌ 
सकतेसे पहले गाली-गलौज करनी पड़ती है और बुरा-भला कहना पड़ता है, जिन्हें धूलमें 
लेटेलेट यात्रा करनी पड़ती है, जो कुत्तोंकी तरह खाना लेते और खाते हें, जिन्हें शारीरिक 
दक्तिमें अपनेसे अधिक शक्तिशाली छोगोंके सामने झुकना पड़ता है और भेड़-बकरियोंकी 
तरह ठसाठस भरे डिब्बोंमें कई-कई रातें बैठे-बैठे ऊंध और थोड़ा-बहुत सोकर बितानी 
पड़ती हैं उनकी अधोगति अवश्यम्भावी है। रेलके कर्मचारी उन्हें बुरा-मछा कहते हैं और 
ठगते हैं । हावड़ासे लाहौर जानेवाली रेलगाड़ीमें हमारे काबुली भाई तीसरे दर्जेके यात्रियोंके 
दुःखोंकी परिसीमा ही कर देते हँँ। वे जिन डिब्बोंमें घुस जाते हें उनपर पूरा कब्जा 
जमा लेते हें। कोई उनका विरोध करे, यह सम्भव नहीं। वे नाममात्रका बहाना मिलते 
ही गालियाँ देते हें और हिन्दी भाषाके समस्त अइलीलर दब्दोंका उपयोग करते हें। 
यदि प्रतिकार किया जाये या किसी तरहका विरोध किया जाये तो मारपीट करनेमें भी 
नहीं हिचकिचाते । वे अच्छी जगहोंपर जबरदस्ती कब्जा कर छेते हैं और डिब्बोंमें 
भीड़ होनेपर भी पैर फैलाकर सोनेकी जिद करते हें। उनकी दृष्टिमें किसी भी डिब्बेमें 
अधिक भीड़ नहीं होती और वे सभीमें घुस जाते हैं। नितान्‍त नि:ःसहाय होनेके कारण ही 
मुसाफिर उनकी सारी भयानक ढिठाईको धीरजके साथ सहते हेँं। यदि उनमें सामथ्ये 
होता तो वे गालियाँ देनेका साहस करनेवाले व्यक्तिको, जैसे ये काबुली करते हैँ, धक्के मार 
कर गिरा देते, किन्तु वे शारीरिक दृष्टिसे किसी प्रकार भी काबुलियोंके मुकाबलेके नहीं 
होते और हर काबुली मैदानी यात्रियोंसे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हो, अपनेको अधिक शक्तिशाली समझता है । यह ठीक नहीं है । इस आतंकवादका 
प्रभाव राष्ट्रीय चरित्रके लिए पतनकारी हुए बिंना नहीं रह सकता। हम थोड़ेसे शिक्षित 
लोगोंका कत्तेव्य है कि यात्रा करनेवाले लछोगोंको इस अत्याचारसे मुक्त करें । मेरा 
विश्वास है कि काबुली विवेकसे वहामें किये जा सकते हैँ। वे ऐसे लोग हैं जो ईद्वरसे 
डरते हैं। यदि आप उनकी भाषा जानते हैं तो आप उनके सद्भावको जागृत कर सकते हैं। 
: किन्तु वे प्रकृति माँके बिगड़ैल बेटे हें। हममें जो कायर हें वे नि:सन्देह इनके शारीरिक 
बलका उपयोग अपने जघन्य उद्देश्योंके लिए करते हैँ। और फलस्वरूप अब ये सोचने 
लगे हैं कि वे गरीबोंके साथ जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैँ और अपनेको इस देशके 
कानूनसे परे मान सकते हैं। यहाँ समाज-सेवाका काम बहुत है। इस तरहका कार्य करनेके 
लिए स्वयंसेवक गाड़ियोंमें जा सकते हैँ और छोगोंमें कत्तंव्यकी भावना पैदा कर सकते 
हैं। वे अधिक भीड़-भाड़को दूर करनेके लिए गाड़ों और अन्य अधिकारियोंको बुला 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाइन्मय 


सकते हैं और ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मुसाफिर बिना किसी संघर्षके गाड़ियोंमें 
है. और उतरें। यह स्पष्ट है कि जबतक काबुलियोंको थैय॑पूर्वक सदृव्यवहार करना 
का सिखाया जाता तबतक उनका डिब्बा अलग रहना चाहिए और उन्हें किसी अन्य 
में घुसनेकी अनुमति. नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त स्थानकी व्यवस्थाको छोड़कर 
रेलयात्राकी अन्य सभी खराबियाँ तुरन्त दूर की जानी चाहिए। यह तो बहुत दिनोंसे 
चलता आ रहा है, इस अन्यायका कोई समाधान नहीं है। अन्याय शाइवत अधिकार 
नहीं बन सकता। ह 

दलित वर्गोकी समस्या भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। हिन्दू समाजने उन्हें जिस स्थितिमें 
पहुँचा दिया है उससे उन्हें ऊपर उठाना हिन्दू धर्मपर से एक बहुत वड़े कलंकको दूर 
करना है। इन वर्गोके साथ किया जानेवाला वर्तमान व्यवहार धर्म और मानवताके प्रति 
किया जानेवाला पाप है। # 

किन्तु इस कार्यके लिए उत्कृष्टतम सेवाकी आवश्यकता होती है। उनके लिए मात्र 
स्कूल खोल देनेसे हमारी प्रगति नहींके बरावर ही होगी। हमें निश्चित रूपसे जन- 
साधारण और रुढ़िग्रस्त छोगोंके रुखमें परिवर्तत लाता होगा। में बता ही चुका हूँ कि 
हम इन दोनोंसे अछूग हो गये हैं। उनपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। हम ऐसा तभी 
कर सकते हैं जब हम उनसे उन्हींकी भाषामें बोलें। जिन भारतीयोंका आंगलीकरण 
हो चुका है उनके कथनका इनपर प्रभाव नहीं पड़ सकता | यदि हम हिन्दू धर्ममें 
विश्वास करते हूँ तो हमें उनके पास हिन्दुओंके ढंगसे जाना चाहिए। हमें तपस्या करनी 
चाहिए और हिन्दू धर्मको अकलुषित रखना चाहिए। अन्धविश्वासपूर्ण तथा अज्ञानमय 
धमममनिष्ठाके विरुद्ध सज्ञान धर्मनिष्ठा खड़ी की जानी चाहिए | किसी भी सामाजिक 
संगठनके लिए हमारी कुछ जनसंख्याके पाँचवें भागको उपर्युक्त सामाजिक स्थितिमें पुनः 
प्रतिष्ठित करना एक योग्य कांर्य है। 

कलकत्तेंकी बस्तियों तथा बम्बईकी चालोंमें सेवा करनेके लिए नैष्ठिक समाजसेवी 
कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता है। उनमें हमारे शिक्षु जल्दी ही मौतके मुँहमें चले जाते हें 
और उनमें दुराचार, अधःपतन तथा गन्दापन पनपता और बढ़ता है। 

हमारी शिक्षाकी दोषपूर्ण प्रणालीके कारण उत्पन्न होनेवाली मूलभूत बुराईको 
छोड़कर मैंने अवतक उन बुराइयोंका उल्लेख किया है जिनको दूर करनेके लिए जन- 
साधारणकी सेवा करनेकी आवश्यकता है। शायद विद्िष्ट वर्गोकी ओर भी जनसाधारण- 
की अपेक्षा कम ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं है। मेरे विचारमें सभी बुराइयाँ बीमा- 
रियोंकी तरह एक ही बुराई या बीमारीकी निशानी है। वे विभिन्न माध्यमोंसे विभवत 
होनेके कारण अलग-अलूग दिखाई देती हेँ। मूलभूत बुराई है सच्ची आध्यात्मिकताका 
विनाश | किन कारणोंसे यह विनाश हुआ है इसका विवेचन में इस मंचसे नहीं कर 
सकता। हमारे पूर्वजोंकी सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्यकी अखण्ड शक्तिमें जो अत्यन्त 
सशक्त आस्था थी वह हममें से चछी गई है। हमें उनपर कुछ-कुछ विश्वास तो जरूर 
है। नीतिके रूपमें वे सर्वोत्तम हैं, किन्तु यदि हमारा अनुशासनहीन विवेक उनके उल्लंघनका 
आदेश दे तो हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं। हममें यह अनुभव करने योग्य श्रद्धा 
नहीं है कि यद्यपि वर्तमान स्थिति निराशाजनक लगती है, फिर भी यदि हम सत्य या 


भाषण : अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमें १२५ 


अहिसाके आदेशोंका अनुसरण करें, या ब्रह्मचयका पालन करें तो अन्तिम परिणाम अवश्य- 
मेव अच्छा होगा। जिन लोगोंकी आध्यात्मिक दृष्टि धुँघठी पड़ गई है वे भावी हितकी 
रक्षा करनेकी चिन्ता नहीं करते | उन्हें प्राय: वर्तमान हित ही दिखाई देता है।जो व्यक्ति 
हमें हमारी प्राचीन आध्यात्मिकतामें पुनः प्रतिष्ठित कर देगा वह सबसे बड़ी समाज- 
सेवा करेगा। किन्तु चूँकि हम क्षुद्र मानव हूँ, इसलिए हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है 
कि हम इस हानिको स्वीकार करें और ऐसे तरीकोंसे, जो हमारे सम्मुख हें, उस व्यक्तिके 
लिए मार्ग तैयार करें जिसकी शक्तिसे हम अनुप्राणित हों और अपने विवेकके बलूपर 
स्पष्ट अनुभव करने योग्य बनें। 5 

अब एक दृष्टि विशिष्ट वर्गोपर डालें। में देखता हूँ कि राजा-महाराजा अपने 
सम्पत्ति-साधनोंको तथाकथित बेकार खेलोंपर और शराबखोरीमें .नष्ट कर रहे हें। 
उन दिन मुझे बताया गया कि कोकीनकी क्रुटेवसे राष्ट्रका पौरष नष्ट हो रहा है।यह 
कुटेव शराबखोरीकी रूतकी तरह बढ़ती जा रही है और इसका प्रभाव शराबखोरीसे 
भी अधिक घातक होता है। समाज-सेवीके लिए इस बुराईकी ओरसे आँखें मूंद लेना 
सम्भव ही नहीं है। हममें पद्िचमका अन्धानुकरण करनेका साहस नहीं। हमारा राष्ट्र 
ऐसा है जिसका गौरव तथा आत्मसम्मान चला गया है। जब हमारी जनसंख्याका 
दसवाँ भाग लगभग भूखों मर रहा है तब हमारे लिए विलासितामें पड़नेका अवकाश 
ही कहाँ है। पश्चिमी देश जिस कार्यको हानिकी आशंकाके बिना कर सकते हैं, वह 
हमारे लिए विनाशकारी बन सकता है । जो बुराइयाँ समाजके उच्च वर्गको नष्ट कर 
रही हैं उनके निराकरणका उपाय करना एक साधारण कार्यकर्त्ताके छिए कठिन है। उनके 
प्रति कुछ हृदतक हमारे मनमें आदरका भाव बन गया है। किन्तु ये बुराइयाँ इस सम्मेलनके 
क्षेत्रस बाहर नहीं होनी चाहिए। 

हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंकी स्त्रियोंके दर्जेका प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है। उन्हें अपने पतियोंके साथ पुननिर्माणमें पूरा भाग छेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ? 
उन्हें मतदानका अधिकार अवद्यमेव दिया: जाना चाहिए। अब हम उनसे गुड़ियों और 
दासियों-जैसा व्यवहार करते नहीं रह सकते। यदि ऐसा करेंगे तो समाज-रूपी शरीर 
सामाजिक अर्धांग रोगसे ग्रस्त रहेगा। और यहाँ फिर में सुधारकको यह सुझाव देना 
चाहता हूँ कि स्त्रियोंकी स्वतंत्रताका मार्ग शिक्षा नहीं है, बल्कि पुरुषोंके रुखमें परिवर्तन 
तथा तदनुरूप व्यवहार है। शिक्षा आवश्यक है, किन्तु वह स्वतन्त्रताके बाद आनी चाहिए। 
हम साहित्यिक शिक्षाके द्वारा अपने स्त्री समाजको उपयुक्त स्थानपर पुन: प्रतिष्ठित किये 
जाने तक नहीं ठहर सकते। साहित्यिक शिक्षाके बिना भी हमारी स्त्रियाँ संसारके अन्य 
सभी देशोंकी स्त्रियोंके समान ही सुसंस्कृत हें। इसका उपचार बहुत-कुछ उनके पतियोंके 
हाथोंमें है। 

जब में देशमें भ्रमण करता हूँ और निर्जीव मांसहीन और चमड़ेमें से उभरी हुई 
पसलियोंक बैलोंको बोझसे लदी गाड़ियाँ खींचते हुए या खेतमें हलमें जुते हुए देखता 
हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। अपने मवेशियोंकी नस्लको उन्नत करने, उन्हें उनके 
गोपूजक स्वामियोंके क्र व्यवहारसे मुक्ति दिलाने तथा कसाईखानोंसे उनकी रक्षा करनेसे 


१२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमारी गरीबीकी आधी समस्या हल हो सकती है। . . . हमें लोगोंको मवेशिंयोंसे दया- 
पूर्वक काम लेना सिखाना है और सरकारसे देशके चरागाहोंको सुरक्षित रखनेकी प्रार्थना 
करनी है। गोरक्षा आर्थिक दृष्टिसि आवश्यक है। किन्तु गोरक्षा जोर-जबरदस्तीसे नहीं 
की जा सकती। यह तभी हो सकती है जब हम गायोंको कसाईखानोंसे बचानेके 
लिए अपने अंग्रेज मित्रों तथा अपने मुसलमान भाइयोंकी सदुभावनाकों उद्बोधित करें। 
यह प्रइन पिंजरापोलों तथा गोरंक्षा समितियोंकी व्यवस्थाके पूर्ण सुधारका प्रइन है। 
इस अत्यन्त कठिन समस्याके समुचित समाधानका अर्थ है हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच पूर्ण एकताकी स्थापना तथा बकरीदक़े झगड़ोंकी समाप्ति। ह 
मेरी प्रार्थनापर बहुतसे संघोंने जो साहित्य मुझे भेजा था उसे मैंने सरसरी 

निगाहसे देखा है। ये संघ प्रशंसनीय सामाजिक सेवा कर रहे हैं। में देखता हूँ कि कुछ 
संघोंके कार्यक्रममें उन विषयोंमें से, जितका मैंने यहाँ उल्लेख किया है, बहुतसे विषय शामिल 
हैं। ये सभी संघ असाम्प्रदायिक हैं और देशके प्रसिद्ध स्त्री-पुरुष उनके सदस्य हैं। इसलिए 
ऐसी सेवाकी बहुत गूंजाइश है जिनका सुद्दृरगामी प्रभाव हो सकता है। किन्तु यदि 
कार्यको अपना प्रभाव राष्ट्रपर छोड़ना है तो, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए, 
जो श्री गोखलेके शब्दोंमें कहें तो, इस कार्यक निमित्त अपना जीवन अपित कर दें। मुझे 
ऐसे कार्यकर्ता दीजिए और में वचन देता हूँ कि वे देशको उन सभी बुराइयोंसे मुक्ति 
दिला देंगे जिनसे यह पीड़ित है। ह 

[ अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, २-१-६९१८ 


६२. पत्र : देवदास गांधीको 


साबरमती 
[१९१७ के अ्तमें | 


चि० देवदास, 

तुम्हारे पत्रकी राह देख रहा हूँ। तुम्हारा क्या कार्यक्रम है, लिखना। छोटालालकी, 
सुरेन्द्रकी और अपनी तबीयतका समाचार देना । जो कपड़ा वहाँ बनाया गया हो उसका 
नमूना भेजना। स्त्रियोंकी पाठशाल्ामें अवन्तिका बहन क्या काम कर रही हैं! कक 

यहाँसे अब मेरे पास लिखनेकों बचा ही क्‍या है? महादेवभाई तुम्हें खबरोंसे 
शराबोर किये हैं। 5 

जो हिन्दी अध्यापक चला गया था वह वापस जा गया है। मुझे विद्वास है 
कि हमारी पाठशाला लगभग पूर्णत्वको प्राप्त होगी। प्रयत्नमें तो विशेष कुछ बाकी 


नहीं रहा। दूसरी जमीन खरीदी है । 
बापूके आशीर्वाद 


पत्र : जे० एल० मैफीको १२७ 


[ पुनरच : | 

चि० छगनलाल अब अनसूया वहनके पास रहता है। 

ऊपरका पत्र लिखनेके वाद तुम्हारा पत्र मिक्का। तुम्हारे उद्गारोंसे मुझे बहुत 
सनन्‍्तोप हुआ है। किन्तु तुम्हारे अक्षरोंसे उतना ही असन्तोष हुआ। तुम अक्षर सुधारो। 
मुझे तुम्हारी खाँसीसे हमेशा चिन्ता वनी रहती है। खाँसी खत्म होनी ही चाहिए। 
तुम बवासोच्छवास पुरी तरह लेते हो? जब खाँसीका दौरा हो तव दो-तीन दिन अलोना 
भोजन लेकर देखो। दव और घी भी छोड़ दो; केवल दलिया और ज्ञाक खाओ। ऐसा 
' करनेसे शरीर स्वस्थ हो जायेगा और फिर धीरे-बीरे और अच्छा होता जायेंगा। लेकिन 
सबसे अच्छा तो यह है कि खाँसी जड़से चली जाये। उसको नष्ट करनेके लिए जब 
वह [खाँसी] न हो तब पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उसमें मुख्य प्रश्न श्वास 
लेनेका है। इवास लेते समय छापरवाही मत वरतना। क्‍या तुम सोते समय मुँह वन्द 
रखते हो या सिर खुला रखते हो ? 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २०२६) की फोटो-नकलसे । 


६३. पत्र: जे० एल० मेफीको 


अहमदाबाद 
जनवरी १, १९१८ 
सेवामें 
जें० एल० मैफी, सी० आई० ई०, आई० सी० एस० 
परमश्रेष्ठ वाइसरायके निजी सचिव, 
दिल्ली 
[ब्रिय श्री मेफी ] 
परमश्रेष्ठको ऐसे अवसरपर, जब कि वे वहुत-से कठिन कार्योमें व्यस्त हैँ, कष्ट 
देते हुए मुझे दुःख होता है। किन्तु मेरा विचार है कि यह पत्र लिखकर में सेवा 
ही कर रहा हूँ। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि में सर्वेश्री मुहम्मदअछी तथा शौकत- 
अलीकी रिहाईके आन्दीलूनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करता रहा हुूँ। जब में कलकत्तेमें 
ठहरा था, उनकी मातासे मिला था। उनसे मेंने अछी भाइयोंकी स्थितिके बारेमें जान- 
कारी प्राप्त की। उन्‍होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र ब्रिटिश राज्यके 
द्रोही नहीं हैँ और सुधारनयोजनामें अछी भाइयोंका मन्तव्य ब्रिटिश सम्वन्धको स्थायी 
वनाये रखना है। मुस्लिम छीगके यहाँ होनेवाले अधिवेशनोंमें में जाता रहा हूँ और 
प्रमुख मुसलमानोंसे भी में मुक्त भावसे मिलता-जुलता रहा हूँ। यह मेरा दुढ़ मत है 
कि दोनों भाइयोंको लगातार नजरबन्द रखने और रिहा करनेसे इनकार करनेके कारण 


मर सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


असन्तोष और क्षोभका भाव प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। मुसलमान, और 
मुसलमान ही क्यों हिन्दू भी, उनकी नंजरबन्दीसे बहुत नाराज हैं। मेरा विद्वास है कि 
यह स्वस्थ भावना नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान बहुत क्षुब्ध हैं। मेरा 
विश्वास है कि दोनों भाइयोंकी रिहाईसे यह भावना काफी हृदतक शान्त हो जायेगी। 
जबतक युद्ध चलता रहेगा तबतक इससे सम्पूर्ण रूपसे शान्ति नहीं होगी। अली-भाइयोंकी 
रिहाईके सम्बन्धर्मं लीगने जो प्रस्ताव पास किया है मुझे उसका समर्थन करनेका गौरव" 
प्राप्त हुआ था । जब उनकी माताका भाषण पढ़ा जा रहा था, श्रोतागण रो रहे थे। 

में सरकारकों उनके भावी आचरणके सम्बन्धर्ें समुचित आइवासन दिलानेके लिए 
तैयार हूँ। में अनुभव करता हूँ कि स्वस्थ सार्वजनिक जीवनके लिए यह आवश्यक है 
कि या तो दोनों भाइयोंको छोड़ दिया जाये या उनपर उचित रूपसे मुकदमा चलाकर 
उन्हें सजा दी जाये। इस समय सार्वजनिक रूपसे मुकदमा चलाने और उससे सम्बद्ध 
परिणामोंके खतरेको में भलीभाँति समझता हूँ। किन्तु तब यह भी निरिचित है कि 
उन्हें लगातार बन्दीगृहमें रखना भी कम खतरनाक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 
मुझे छिन्दवाड़ा जाकर अली-भाइयोंसे मिलनेकी अनुमति दी जाये। उनकी राज-भक्तिके 
बारेमें में उनसे एक सार्वजनिक घोषणा. कराऊँगा, जिसके आधारपर, मेरे नम्न विचारमें, 
सार्वजनिक शान्तिको जोखिममें डालनेका खतरा उठाये बिना उन्हें छोड़ा जा सकता है। 

इसके अछावा, इतना और कह दूं कि मेरा अछी-भाइयोंसे घनिष्ठ परिचय है। 
अपने धर्ममें उनकी गहरी आस्था है और इतनी ही गहरी आस्था भारतके प्रति भी है। में 
यह कहनेका साहस करता हूँ कि वे मेरे सामने ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे जिसपर चलनेके 
लिए वे पूर्ण रूपसे सहमत न हों। इसलिए में आशा करता हूँ कि मेंने जिस अनुमतिकी 
प्राथेना की है, वह मुझे दे दी जायेगी। क्या आप मेरी इस प्रार्थनाको परमश्रेष्ठके सामने 
रखनेकी कृपा करेंगे ? कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यदि दिल्लीमें मेरी उपस्थितिकी 
आवश्यकता हो तो में बड़ी खुशीसे शीघ्र ही वहाँ आ जाऊँगा। इस मासकी १० 
तारीख तक मेरा पता अहमदाबादका होगा और १३ तारीखके बाद मोतीहारी, चम्पारन। 


हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४२४) की फोटो-तकलसे; 
तथा नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया: होम, पोलिटिकल (डिपोजिट) : जनवरी १९१८, 
सं० ३१से भी। 


१. सुस्लिम छीगके १९१७ में हुए कलकत्ता-अधिवेशनमें । 


६४. पन्न : भगवानजी मेहताकों 


मोतीहारी 
अगहन वदी १४ | जनवरी १, १९१८] 
भाईश्री भगवानजी, | 
काठियावाड़का सवाल मेरे मनमें हमेशा बना ही रहता है।' अनुकूछ समयकी बाट 
जोह रहा हूँ। कच्छ-काठियावाड़ मंडलकी हलूचलोंमें में फिलहाल अपना योग नहीं देना 
चाहता; मुझे लगता है कि यह संस्था जो करना चाहती है उसका समय अभी आया 
नहीं है। मेंने अपना यह मत मंडलके व्यवस्थापकोंको भी बता दिया है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३०२६ ) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


६५. भाषण : अहमदाबादकी सभासों' 


अहमदाबाद 
जनवरी १, १९१८ 

आजका कार्य बड़े ही महत्त्वका है; क्योंकि यह स्वराज्यका ही कार्य है। इसमें 

हम किसी प्रकारकी अतिदयोक्ति नहीं कर रहे हैं। स्व॒राज्य अर्थात्‌ स्वयं अपनेपर -शासन 
करना। ऐसी सभा, जिसमें इस विषयपर विचार किया जा रहा हो कि यहाँकी 
नगरपालिका अपना काम ठीक ढंगसे चला रही है या नहीं, स्वराज्यकी ही सभा कह- 
लायेगी। आजकी सभाका विषय जनताके स्वास्थ्यसे सम्बन्धित है। खुराकके तीन मुख्य 
तत्त्व हें --- हवा, पानी और अनाज | हवा तो मुफ्त मिलती है परन्तु यदि वह दृषित 
हो तो हमारे शरीरको नुकसान पहुँचाती है। वेद्योंका कथन है कि दृषित हवासे जितनी 
हानि होती है उतनी दूषित पानीसे नहीं होती। दृषित वायुके सेवनसे हमारा स्वास्थ्य 
खराब होता है और इसलिए हमें आबोहवा बदलनेकी जरूरत हो जाया करती है। उसके 
बाद दूसरा स्थान पानीका है। हम लोग पानीके बारेमें बहुत छापरवाही करते हैँं। यदि 


१. भगवानजी अनूपुच॑द मेहताका वीरमगाँवकी खुंगी ओर काठियावाडकी समस्याओंके बारेमें गांधीजीके 
साथ पत्र-व्यवह्दार चला आ रहा था, देखिए “पत्र: मगवानजी मेहताकों”, नवम्बर १, १९१७ । 

२. इस समाको आयोजित करनेका उद्देश्य अपर्याप्त और अनियमित जलू-वितरण व्यवस्थाके विरुद्ध 
आवाज उठाना था । इसके अध्यक्ष गांधीजी ये । 


१४--९ 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


: हम हवा, पानी और अनाजके सम्बन्धर्मं उचित सावधानी बरता करें तो हमारे पास 
प्लेग कभी फटक नहीं सकता। अहमदाबादके कुछ मुहल्लोंको तो गत आठ वर्षोसे पानी- 
की तकलीफ उठानी पड़ रही है। तीन महीनेसे तो सारा शहर पानीकी तकलीफका 
अनुभव कर रहा है। और इसलिए हम लोग आज अहमदाबादके जिलाधीश, उत्तरीय 
विभागके कमिश्नर तथा नगर-निगमके आयुक्तके पास अपनी फरियाद पेश करनेके 
लिए इकट्ठ हुए हें। आजसे हम लोग अहमदाबादके लिए शुद्ध और पर्याप्त पानीकी 
प्राप्तिका प्रयत्न शुरू कर रहे हें। 

नगर-निगमके संदस्य जनताके नौकर हैं, हमें उनसे प्रइन पुछनेका और यदि वे 
जिम्मेदारीके साथ अपना काम न करें तो उन्हें अलग कर देनेका अधिकार है। सरकार 
[नगर-निगम | अधिनियमके एक खण्डके अन्तर्गत आयुक्तकी नियुक्ति करती है। [ किन्तु ] 
हम लोग नगर-निगमके आयुक्त तथा इंजीनियरसे जवाबं तलूब करनेका हक भी रखते 
हैं। और यदि उससे भी आगे कदम उठानेकी जरूरत हुई तो हम वैसा भी करेंगे। 
जिस सभामें इस प्रकारके लोकोपयोगी विषयोंपर विचार किया जाता हो उस सभामें 
जितने अधिक लोग उपस्थित हों उतनी ही बुलन्द उसकी आवाज होगी। मेरा आप 
सब लोगोंसे निवेदन है कि इस मामलेमें जबतक सफलता प्राप्त न हो तबतक अपना 
प्रथत्त जारी रखें। यदि हम हरएक सवालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानकर काम करें 
तो सफकछृता मिले बिना नहीं रह सकती। हमें अपना रुपया वापस मांगनेका पूरा 
हक है।' ् 

हमें विरोध करना ही चाहिए; वरना, अधिकारियोंको कभी माछूम ही न हो 
पायेगा कि हमें क्या कष्ट है; इसके लिए हमें नये चुनावों तक प्रतीक्षा भी नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो एक वर्षके विलम्बसे भी हो सकते हें। 

[गुजरातीसे | 
प्रजाबन्धु, १३-१-१९१८ 


१. इसके वादके बावय गांधीजीने मुख्य अस्तावके पास हो जानेपर सभाकी चर्चाका उपसंदार करते 
हुए कहे थे । लक | 


६६. पत्र: एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ताको 


[जनवरी ११, १९१८के बाद | 


मुझे तुम्हारा काम बहुत पसन्द आया। कमिइनरने अपना असली रूप एक 
पलमें दिखा दिया। में यह वात दोष दिखानेके उद्देश्यसे नहीं लिखता, अपितु भविष्यमें 
तुम्हारे मार्गद्शनके लिए लिखता हूँ कि जब कमिश्नरने पुरे शिष्टमण्डलसे मिलनेसे 
इनकार कर दिया था तब यदि मन्‍्त्री भी अपने सम्मानकी रक्षा करते हुए उनसे न 
मिलते तो अधिक अच्छा होता . . .।'* श्री प्रैकी भूलसे जनताका काम बन जायेगा। 
यदि वे गुजरात सभाका तिरस्कार करना चाहते हैं तो करें।* यदि तुममें हिम्मत है, 
तो तुम निर्मयतापूर्वक लोक-पक्षका समर्थत करो और छोगोंको लूगान अदा न करनेकी 
सलाह दो। यदि तुम इसमें गिरफ्तार कर लिये जाओगे तो माना जायेगा कि तुमने 
अपना काम पूरा कर दिया . . .। परिणामकी परवाह न करो। यही सत्याग्रह है। 
इतना निश्चित है कि हमें इसीसे पूर्ण आत्मसम्मान मिल जायेगा। अभी फिलहाल न 
मिले, यह सम्भव है। अवसर आनेपर अपनी शक्ति-भर सत्याग्रहकी महिमाको प्रदर्शित 
करना हमारा परम धर्म है। 


[गृजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


१. शुजरातके उत्तरी डिवीजनके कमिश्नर, एफ० जी० प्रैट । 

२. १९१७ में खेड़ा जिलेमें अत्तिवृश्सि फप्तल नष्ट हो गईं थी। ग्रुजरात सभाने, जिसकी स्थापना 
१८८४ में लोगेकि कष्ट सरकारंके सामने रखनेके उद्देश्यते की गई थी, किसानींकी इस माँगका समर्थन 
किया कि छगान निर्धारित करनेके सम्बन्धमें जो कामः हो रहा है उसे मुल्तवी कर दिया जाये। पहली 
जनवरीको गुजरात समाने घॉम्वे क्रॉनिकलको एक पत्र लिखा जिसमें उसने कुछ किसानोंको लुगानमें छूट 
देने और कुछका छगान मुछतवी करनेपर जोर दिया । गांधीजी श्स समस्याका अध्ययन करनलेके उद्देश्यसे 
अहमदावाद गये और उन्होंने सभाको, जिम्तके वे अध्यक्ष थे, सलाह दी कि जबतक वम्बई सरकारकी 
ओरसे उत्तर नहीं मिल जाता वह लछोगोंसे तवतक छगान अदा न करनेकी वात कहे। उन्होंने सभाको 
कमिइनरके पास एक शिष्टमण्डल भेजनेका सुझाव भी दिया। १० जनवरीकों सभाने कमिश्नरसे मुलाकात 
माँगी । जब शिष्टमण्डल कमिइनरके कार्यात्यमें गया तव कमिइ्नरने केवल मन्तियों -- ऋष्णछाल देसाह 
और जी० वी० मावलंकर -- से ही मिलना स्वीकार किया । गांधीजीको इस वात्तकी सूचना तारसे दे दी 
गई थी । (देखिए नएहरि परीक्ष द्वारा लिखित सरदार वल्कूमभाई पटेल, रण्ड १, पृष्ठ ४८-७५) । 


३. मेंट्में कमिइनरने कहा था कि वे सम्भवत्त:ः सरकारसे सभाकों गैर-कानूनी धोषित करनेकी 
सिफारिश करेंगे । | 


६७. पत्र: एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ताको 


ु | [जनवरी ११, १९१८के वाद ] 
तुम्हारा पत्र और तार मिले । उनसे मुझे वरहुत सान्त्वना मिछली। हाथमें छिये हुये 
कामको विलकुल न छोड़ता। असलमें तुम्हें मेरी अथवा किसी अन्य व्यक्तिकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। जो छोग लगान देनेमें असमर्थ हैं, सरकार उनकी असमर्थताको 
स्वीकार करे अथवा न्‌ करे, असमर्थता तो रहेगी ही। फिर वे रूगान क्यों दें? आपको 
छोगोंको इतना ही समझाना है। चाहे एक ही व्यक्ति दृढ़ रहे, वह विजयी माना 
जायेगा। इससे हम नई फसल खड़ी कर सकते हूँ। तुम अपना काम निर्भय होकर करना। 
[गृजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


६८. उत्तर:  शिक्षकोंके शिष्टमंडलको* 


....[सावरमती आश्रम 
जनवरी १३, १९१८से पू्व ] 


में आप छोगोंमें से उनको जो नौकरीकी तलाशमें हैँ, फिलहाल दो तरहके काम 
दे सकता हूँ -- एक तो सत्याग्रह आश्रमकी इमारत वनानेका काम जो शुरू होनेवाला 
है। नौकरी चाहनेवाछोंमें से यदि कोई व्यक्ति इस प्रकारका काम करना चाहें तो में 
उनके द्वारा की गई ऐसी सहायताको बहुत मूल्यवान मानूँगा। उन्हें में १५ रु० मासिक 
वेतन दे सकता हूँ। इससे मुझे यह भी लछूगता है कि यदि आश्रमकी इमारतका निर्माण 
ऐसी भावनावाले व्यक्तियोंके योगसे हो तो वे स्वयं प्रशंसाके पात्र बनेंगे और आश्रमका 
महत्त्व भी बढ़ेगा। एक दूसरा भी .काम है जिसकी व्यवस्था में कर सकता हूँ; जितने 
व्यवित स्वदेशी धंधोंकी उन्नति चाहते हों, उन्हें हाथ-करघेपर कपड़ा बुननेका काम मुफ्त 
सिखा सकता हूँ। इतना ही नहीं --जितने सूतकी आवश्यकता पड़ेगी उतना सूत भी 
दूंगा; और जो कपड़ा तैयार होगा उसकी विक्री करा दूँगा। इसलिए जिनकी रुचि 
इस ओर हो वे मुझे सूचित कर दें। मेरे खयालमें इस प्रकारका काम स्वार्थ-साधनके 
साथ-साथ अच्छी खासी देशसेवा कर सकनेका अत्युत्तम सांधन है। 


[गुजरातीसे | 
गुजराती, १३-१-१९१८ 


२. पत्रकी रिपोर्टेके अनुसार इन शिक्षकोंने गांधीजोसे कहा था कि उन्होंने जनवरी १, १९१८ से 
अपनी नौकरियोंसे इस्तीफे दे दिये हैं और उनमें से कुछ गांधीजीकी- मददसे स्वंदेशी धंषे शुरू करना 
चाहते हैं । 


६९. पत्र : एस्थर फेरिगको 


मोतीहारी 
जनवरी १३, १९१८ 
प्रिय एस्थर, 
यहाँ-वहाँ मटकते रहनेके कारण में तुम्हारे पन्नोंका. जवाब नहीं दे सका। में 
कलकत्तामें था, वहाँसे बम्बई गया और फिर आश्रम, और कल ही यहाँ छौटा हूँ। 
कई प्रकारके अनुभव हुए, पर समयाभावके कारण उन्नको लिख नहीं सकता। 
यह कहना कि इस संसारमें पूर्णता प्राप्त करना सम्भव नहीं, ईदवरसे इनकार 
करना है। हमारे लिए सर्वथा पाप-म॒क्त होना सम्भव नहीं --स्पष्ट है कि यह कथन 
जीवनकी एक अवस्था विशेषके लिए ही सही है। परन्तु इसका समर्थत्न पानेके लिए 
शास्त्रोंके पन्ने पलछटनेकी जरूरत नंहीं। प्रयत्न द्वारा और यम-नियमोंके पार्नसे हम 
मनृष्योंको हमेशा उन्नतसे उन्नततर बनते देखते हेँ। उन्नत करनेकी साम्थ्यकी सीमा 
नहीं वाँधी जा सकती। अगर मुझे ऐसा छगे कि में इस संसारमें प्रेमको प्राप्त नहीं कर 
सकूंगा, तो मुझें जीवनमें बिलकुल दिलचस्पी न रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
हमारी प्रेमकी सामथ्यं सतत बढ़ती जाती है। प्रक्रिया बहुत धीमी जरूर है। जो आदमी 
हमें अच्छा काम करनेसे भी रोके, उससे हम कैसे प्रेम कर सकते हूँ? फिर भी ऐसे 
अवसरोंपर ही हमारी सच्ची परीक्षा होती है। 
आशा है, तुम्हारा चित्त अब अधिक झान्त हो गया होगा। भगवान्‌ करे, आश्रमके 
प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हें वहाँ। अपने कत्तंव्य-पालनके प्रयत्नमें बल दे। आश्रमका उद्देश्य 
हमें यही सिखाता है कि अपने हिस्सेमें आया हुआ काम हम खूब ध्यान और प्रसन्न 
मनसे करें। हमारी इच्छाएँ (पवित्रसे-पवित्र होनेपर भी ) पूरी नहीं होतीं---इसमें भी एक 
गृढ़ अर्थ है। हमारी इच्छा नहीं बंल्कि ईश्वरकी इच्छा पूरी होगी। 
आाशा है कि तुम्हारी तमिलकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। 
नटेसन ऐंड कं० ने मेरे भाषणों और लेखोंको एक पुस्तक के रूपमें प्रकाशित 
किया है। वह पुस्तक तुमको उनसे मिल्ली या नहीं? समाज-सेवाके सम्बन्धमें कलकत्तेके 
अपने भाषणकी एक प्रति में तुमको भेज रहा हूँ। 
सस्नेह 
तुम्हारा, 
बापू: 
[अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१. तिरूकोइलर -- दक्षिणमें, जहाँ एस्थर फेरिंग उस समय थीं । 
२. स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी । 


७०. पतन्न; चिमनलाल चिनाईवालाको 


[मोतीहारी | 
पौष सुदी १ [जनवरी १३, १९१८ | 
भाईश्री चिमनलाल (चिनाईवाला) 
आपका पन्न मिला। मजदूर-वर्ग मात्रको मदद देना हमारा काम है, इसमें मुझे कोई 
शक नहीं। वर्तमान सहकारी आन्दोलनमें मेरी श्रद्धा कम ही है। मुझे लगता है कि 
हमारा प्रथम कार्य मजदूरोंकी स्थितिका सूक्ष्म अध्ययन्न करना है। वे क्‍या कमाते हैं? 
कहाँ रहते हैं? कैसे रहते हें? कितना रू करते हैं, कितला बचाएे हें? फिलला कर 
करते हैं ? उनके कितने बच्चे हैँ? उनका पालनत-पोषण वे किस तरह करते हैं? शुरूमें 
वे क्या करते थे ? उनकी स्थितिमें परिवर्तन कैसे हुआ ? अब उनकी हालत कैसी है? 
-- इन सब प्रइनोंका उत्तर प्राप्त किये बिना एकाएक सहकारी समिति बनाना मुझे 
तनिक भी उचित नहीं लगता। हमें इस वर्गम प्रवेश करनेकी जरूरत है। ऐसा करें, 
तो बहुत-सी उलझनें बहुत कम समयमें ही सुलझाई जा सकती हैं। अभी तो मैं तुम्हें 
उनमें घुलने-मिलने और उनकी स्थिति जाननेकी सलाह देता हूँ। अधिक बातें मिलने 
पर करेंगे। | 
[गृजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


७१. पंत्र: ई० एल० एल० हेमंडको 
मोतीहारी 
जनवरी १४, १९१८ 
सेवामें 
श्री ई० एल० एल० हैमंड 
सचिव 
'प्रान्तीय भर्ती निकाय 
ब्रिहदार और उड़ीसा 
प्रिय श्री हैमंड, 
में आपके दिसम्बरमें प्राप्त बिना तारीखके पत्रका उत्तर जल्दी नहीं दे सका, 
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बात यह है कि में चम्पारनसे बाहर सफरमें थ्रा। में 
अभी इस १२ तारीखको ही लौठा हूँ। इस समय मेरी कठिनाई यह है कि जबतक 


पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको - श्३५ 


किसानों और जमींदारोंके सम्बन्धोंकी स्थिति अनिद्िचत है तबतक में आगे नहीं बढ़ 
सकता। कृषीय-विधेयक इस समय परिषदर्में है। यह जब पास हो जायेगा तब मेरा 
रास्ता कुछ ज्यादा साफ हो जायेगा। तब में आपके सुझावको कार्यान्वित करनेका 
प्रयत्त करूँगा और देखूँगा कि क्या किया जा सकता है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 
[अंग्रेजीसे | ह 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंद्स ऑन महात्मा गांधीज़ मूवसेंट इन चम्पारन, 


७२. पत्र : मसथुरादास त्रिकमजीको"' 


मोतीहारी 
जनवरी १४, १९१८ 


ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस अनुवादको हम जनताके सामने रखेंगे तो 
अन्याय ही होगा। इसलिए इसपर खर्च किया गया रुपया बरबाद .ही हुआ; फिर भी 
हमारे पास कोई दूसरा प्रामाणिक मां है ही नहीं। फिलहाल इतना ही निर्णय पर्याप्त 
है। इस अनुवादको यों ही पड़ा रहने दिया जाये, जिल्द न बँधाई जाये। दूसरे और 
तीसरे भागोंको प्रथम खण्डके रूपमें प्रकाशित 'कर सकते हैं . . -* अनुवादकी 
गुजराती भाषा सरल, स्वाभाविक, व्याकरण सम्बन्धी दोषोंसे मुक्त और ऐसी होनी 
चाहिए कि वह साहित्य-भण्डारमें अच्छा स्थाव पा सके। इस अनुवादमें उपर्युक्त गृणों- 
में से एक भी गुण नहीं दीख पड़ रहा है। . . . में देखता हूँ कि तुमने उस अनुवादके 
प्रूफोंको पढ़नेमें बहुत परिश्रम किया है। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि शुद्धिपत्र 
न छापना पड़े और किताबें अशुद्धियाँ हों ही नहीं। है 

[ गुजरातीसे | 


बापूनी प्रसादी 


१. मथुरादास त्रिकमजी, गांधीजीके भानजे; उन्होंने सहात्मा गांधीनी चिचारसूष्टि नामक गांधौजीके 
लेखों आदिका एक संकलन प्रकाशित किया था । :. 
२. पुस्तकमें प्राप्त पाठमें यदाँ कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गयी हें । 


७३० पत्र : रामभाऊ ग्रोगठेको 


[मोतीहारी | 
| के पौष सुदी २ [जनवरी १४, १९१८] 
भाई रामभाऊ, 


' आपका पोस्टकार्ड मिला। रकम मुझे इन्दौरमें दे देनेसे भी काम चढेगा।' 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
भाई रामभाऊ गोगटे 
पुराना नोक खाना 
मकान नं० ३३२ 
इन्दौर 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६१५) से। 
सौजन्य : भाई कोतवाल 


७४. पत्र : एल० एफ० मॉसहैड 
मोतीहारी 
जनवरी १५, १९१८ 
सेवार्मे 
एल० एफ० मॉर्सहैड 
कमिश्नर 
तिरुत डिवीजन 
बिहार 
प्रिय श्री भॉसहिड, 
मुझे आपका इसी १४ तारीखका पत्र मिला। अबतक में -सारा विधेयक बहुत 
ध्यानसे पढ़ चुका हूँ। में समझता हूँ कि मुझे अपना वह विचार जो मेंने आपसे बातें 
करते समय श्री कैनेंडीके संशोधनके' सम्बन्धर्में व्यक्त किया था, बदलना होगा। मेरा 
खयाल है कि यदि उक्त संशोधनमें समस्त खण्ड ३ का समावेश करना है तो इससे काम 
ते चलेगा। आपने जिस संश्ोधनपर “क* अंकित किया है उसे में खण्ड. ३ की धारा 


१, हिन्दी साहित्यं सम्मेलनके. अवसेरपर । रा 
२. देखिए' परिशिष्ट ८ (क) । मॉसदैड और गांधीजीको भेव्के लिए देखिए परिशिष्ट ८ (व) । 
३० इसके पाठ्के लिए देखिए/ परिशिष्ट ८ (क)। 


पत्र: 'स्टेट्समेन को १३७ 


२की जगह स्वीकार कर सकता हूँ; किन्तु आपने श्री कैनेडीके जिस उपबन्धपर 'ख 
अंकित किया है, वह मुझे सर्वथा अमान्य है। खण्ड ३की धारा १ करारबन्द तिनकठिया- 
को' रद करनेके लिए आवश्यक है। ख़ण्ड ५ खुश्की' अनुबन्धोंके अतिरिक्त समितिकी 
अन्य सिफारिशोंको अमलमें छानेके लिए आवश्यक है; शर्ते यह है कि उसमें वह 
संशोधन कर दिया जाये जो मेंने सरकारकों लिखें गये अपने १९ दिसम्बरके पत्रमें 
सुझाया था। मेरी स्थिति साफ है। में काइतकारोंकी जमीन किन्हीं विशेष फसलोंको 
उगानेके लिए बन्धक रखवाना तिनकठियाकों पुनः चालू करना समझूंगा। यदि मेंने श्री 
कैनेडीका आशय ठीक समझा है तो उनका प्रयत्न ऐसे बन्धककी व्यवस्था कराना ही है। 
ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरेसे इतने विपरीत हें कि उनका समन्वय कहीं नहीं हो 
सकता । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
सिलेक्ट डॉक्यमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मूवमेंट इन चम्पारन 
७५. पत्र : स्टेट्समेन ' को” 
मोतीहारी 
जनवरी १६, १९१८ 
सेवारमें 
सम्पादक 
“स्टेट्समैन ! 
कलकत्ता] 
महोदय, 


आपके पत्रके इस मासकी १२ तारीखके अंकर्में' श्री इविनका जो नवीनतम 
पत्र छपा है, वह मुझे आपके स्तम्भोंमें कुछ लिखनेके लिए मजबूर करता है। जबतक 
आपके संवाददाताने अपनेको उन मामलोंतक सीमित रखा था जो सीधे उन्हींको प्रभा- 
वित करते थे तवतक उनकी गलतबयानियोंसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि 
वास्तविक तथ्योंकी सरकारकों तथा उन लोगोंको भी, जिनका चम्पारनमें भूमि-व्यवस्थासे 


: १. विहारके नीलकी खेतीके जिलोंमें प्रचलित प्रथा, जिसके अनुसार जमींदार भपने काश्तकारोंको 
मजवूर करते थे कि वे अपनी जमीनमें वीघा पीछे तीन विस्वे नील, जई या गन्ना जायें और जिसकी 
मजदूरी वे वहुत कम देते थे । 

२, विना शर्तें नोलकी खेती करवानेकी प्रथा । 

३० यह “श्री इविनको श्री गांधीका उत्तर” झीपेकसे प्रकाशित हुआ था । 

४, इविनका ८ जनवरीका पत्र वास्तवमें ११ जनवरीको प्रकाशित हुआ था; देखिए परिशिष्ट ९ । 


ईरे८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सम्बन्धित प्रइनोंसे सरोकार है, उतनी ही जानकारी थी जितनी कि मुझे । किन्तु उक्त 
पत्रमें तो श्री इविनने, लूगता है, अपने अधिकार-क्षेत्रसे वाहर जाकर अशिष्टतापूर्वंक उस 
महिलापर आक्रमण किया है, जो इस धरतीपर सबसे अधिक निर्दोष है (और में यह 
बात इस तथ्यके बावजूद कह रहा हूँ कि बह मेरी पत्नी है) और एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्नकी ऐसे ढंगसे चर्चा की है, जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। 
मेरा भतलब गो-रक्षाके प्रश्नसे है। जैसा कि किसी सज्जन व्यक्तिके लिए उपयुक्त 
होता, उन्हें तथ्योंके बारेमें स्वयं जानकारी प्राप्त करनेकी सावधानी तो बरतनी ही 
चाहिए थी, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया). , * | 

मेंने गोरक्षिणी सभामें' जो भाषण दिया था, उसे वे मुझे छिखकर आसानीसे 
मेगवा ले सकते थे। मानव मानवके बीच जैसा व्यवहार होता है, उसके अनुसार उन्हें 
मेरे प्रति कमसे-कम इतना सौजन्य तो दिखाना ही चाहिए था। आपके संवाददाताने मुझ 
पर आक्षेप छूगाया है कि “मेंने सांहब छोगोंपर ( उनके भूस्वामियोंपर ), जो रोज 
गायको मार कर खाते हैं, मिलजुरू कर हमला किया है”। इससे तो यह व्यंजित 
होता है कि में बागान-मालिकोंके काइतकारोंकी एक अपेक्षाकृत छोटी श्रोता-मण्डलीमें 
भाषण दे रहा था। तथ्य यह है कि श्रोत्राओंमें अधिकतर लोग गैर-काइतकार वर्गके 
ही थे। किन्तु जब में बोल रहा था तो मुझे अपने सामने उपस्थित कुछ ही हजार 
श्रोताओंके समूहका नहीं, वल्कि उससे बहुत बड़े श्रोतासमूहका ध्यान था। मेंने अपने 
उत्तरदायित्वको पूरी तरह समझते हुए भाषण दिया था। मेरे विचारमें गो-रक्षाका प्रश्न 
उतना ही विशाल है जितना कि वह साम्राज्य, जिसमें में और श्री इविन दोनों रहते हैं। 
म जानता हूँ कि श्री इविन उस २४ वर्षीय नवयुवकके गौरवशाली पिता हैं, जिसने अपनी 
वीरताके कारण इस आयुर्में ही कर्नलके पदका अद्वितीय सम्मान प्राप्त किया है। यदि 
श्री इविन चाहें तो गो-रक्षासे सम्बन्धित प्रश्नका अध्ययन करके उसे सुलझानेमें अपना 
पूरा योगदान देकर वे स्वयं इससे भी बड़ा सम्मात्र प्राप्त कर सकते हैं। में विश्वास 
दिलाता हूँ कि तब वे अपने समयका अधिक अच्छा उपयोग करेंगे, जिसे आज वे 
अखबारोंमें अपनी गछूतबयानियोंको अंधाधुंध भेजते रहनेमें और--सिर्फ यह सोच-सोचकर 
एक संदिग्ध आनन्द प्राप्त करनेके लिए कि इस सबकी जिम्मेदारी मुझपर है -- अपने 
किसानोंके खिलाफ २,२०० मुकदमे चलानेकी नितान्त अनावश्यक तैयारीमें गँवा रहे हैं। ० 

मेंने यह बताया था कि ज़बतक हिन्दू लोग स्वयं ही, अपने हिन्दू मालिकोंके ही 
भयंकर दुन्येबहार झेलते हुए हजारों गाय-बैलोंकों तिरू-तिछू कर मारने और कलकत्तेकी 
अमानवीय ग्रोशाल्‍्ओंकी गौओंसे प्राप्त दूधका पान करनेमें भागीदार हैं, और जबतक 
वे शान्तिपूर्वक भारतके यूरोपीय तथा ईसाई निवासियोंकों गो-मांस उपलब्ध करानेके 
लिए भारतके कसाईखानोंमें हजारों गायोंका वध होते देखते रहते हें, तबतक. उन्हें 
अपने मुसलमान भाइयों. द्वारा धार्मिक विश्वासके कारण गो-कशीपर क्षुब्ध होनेका कोई 
अधिकार नहीं है। मेंने यह कहा था कि गौओंके लिए पूर्ण संरक्षण प्राप्त करनेका पहला 
उपाय यह है कि हिन्दू छोग स्वयं हिन्दुओंके द्वारा गौओंके साथ किये जानेवाले दुव्यंवहारसे 


१. देखिए “ भाषण: सच्ची. गोरक्षापर ”, अक्तूबर ९, १९१७ के आसपास । 


पत्र: स्टट्समैन ' को १३९ 
उन्हें पुरी मुक्ति दिलाकर अपने-आपको सुधारें, और तब यूरोपीयोंसे भारतमें रहंते हुए 
गोमांस न खाने या कमसे-कम उसे भारतके वाहरसे मँगानेका अनुरोध करें। मेंने 
यह भी कहा था कि यदि हमें गोरक्षाके प्रचारकों धारमिक विश्वासपर आधारित करना 
है, तो गौओंकी जान बचानेके लिए मुसलूमानोंके वध को किसी प्रकार भी सहन नहीं 
किया जा सकता; और मुसलमानों तथा ईसाइयोंसे भी गौओंके लिए संरक्षण प्राप्त 
करनेका धामिक तरीका यह है कि वे उनकी करुणाकी भावनाको जगानेके लिए खुशी- 
खुशी स्वयं अपना बलिदान करनेके लिए तैयार हो जायें। चाहे उचित हो या अनु- 
चित, गो-पूजा हिन्दुओंके स्वभावमें रम गई है, और मेरी समझमें इस प्रइनपर हिन्दुओं 
और ईसाइयों तथा मुसलमानोंके वीच कट्टरतम तथा घोर हिसापूर्ण संघर्षसे बचनेका 
इसके सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि अहिंसा धर्मको पूर्ण रूपसे स्वीकार 
करके उसपर आचरण करें। और इसी धर्मके प्रचारको मेंने स्वेच्छया अपने जीवनका नम्र 
उद्देश्य बनाना है। सत्यसे मुँह नहीं मोड़ना है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि यूरोपीयोंके 
लिए जो गो-वध हो रहा है, उसके बारेमें हिन्दू कुछ भी महसूस नहीं करते। में 
जानता हूँ कि आज उनका क्रोध, उनके मनपर अंग्रेजी जञासनका जो रोब छाया है, 
उसके कारण दवा हुआ है। किन्तु सारे भारतमें कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जो एक 
दिन अपने देशको गो-वधसे मुक्ति विलानेकी आशा नहीं लगाये हुए है। किन्तु, हिन्दू- 
धर्ंको में जिस रूपमें जानता हूँ, उसकी प्रवृत्तिके प्रतिकूछ वह लछोगोंको -- चाहे वे 
ईसाई हों या मुसलमान--तलवारके जोर॒पर गो-वध बन्द करनेके लिए मजबूर 
करनेको वुरा नहीं समझता। में ऐसे अनर्थकों रोकनेके लिए अपनी विनम्र भूमिका 
निभाना चाहता हूँ, और में श्री इविनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके 
पाठकोंको तथा स्वयं श्री इविनको भी अपने कठिन प्रयत्नमें सहायता देनेके लिए 
आमन्त्रित करनेका अवसर दिया। हो सकता है, यह प्रयत्न गो-बध रोकनेमें सफल 
न हो। किन्तु कोई कारण नहीं कि घैयेपूर्वक उद्योगरत रहने तथा उसके अनुसार 
निरन्तर आचरण करते रहने पर छोगोंको अपने साथी पशुकों वचानेके लिए साथी 
मानवको मारनेके अपराधमें निहित भूछ, बेवकूफी और अमानवीयताका एहसास करानेमें 
भी सफलता न मिले। 

इतना तो बेचारी गौओंके वारेमें हुआ । अब में दो शब्द अपनी निरपराध पत्नीके 
वारेमें कहूँगा, जिन्हें कभी यह भी मालूम नहीं हो पायेगा कि आपके संवाददातानें उनके 
प्रति क्या अपराध किया है। उन्हें श्री इविन द्वारा उल्लिखित दोनों बाजारोंके बारेमें 
कोई जानकारी नहीं है--ठीक वैसे ही जैसे अभी हालतक, और श्री इंविन हारा 
बताये गये प्रतिद्वंद्वी वाजारकी स्थापनाके कुछ समय बादतक, मुझे उसका कोई ज्ञान 
नहीं था। यदि श्री इविनको उनके साथ परिचय प्राप्त करनेका सम्मान मिले तो उन्हें 
तुरन्त मालूम हो जायेगा कि श्रीमती गांधी एक सीधी-सादी महिला हें --- छगभग अन- 
पढ़। उनसे मिलनेपर वे अपनेको इस सम्बन्धर्में और भी आइवस्त कर सकेंगे कि 
श्रीमती गांधीका इसकी स्थापनामें कोई हाथ नहीं है और वे ऐसे बाजारका प्रवन्ध 
करनेमें स्वंथा असमर्थ हें। और अच्तमें उन्हें तुरत मालूम हो जायेगा कि श्रीमती 
गांधीका समय श्री इविनके पत्रमें उल्लिखित देहातमें स्थापित स्कूल चलानेवाले अध्यापकों- 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


के लिए खाना बनाने तथा उनकी देख-भाक करने, डॉक्टंरी सहायता देने तथा देहाती 
महिलाओंको स्वास्थ्यके सामान्य नियम बतानेके उद्देश्यसे उनके बीच घूमने-फिरनेमें 
व्यतीत होता है। में यह भी कह दूं कि श्रीमती गांधीने भाषण देने या अखबारोंको 
पत्र भेजनेकी कला नहीं सीखी है। ह 

पत्रके शेष भागके बारेमें जितता कम कहा जाये, उतना ही अच्छा है। यह गलत- 
बयानियोंसे, जिन्हें बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, इस तरह भरा पड़ा है कि इसका 
उत्तर देते समय अपने ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण रख सकना कठिन है। मेँ इतना ही कह 
सकता हूँ कि मेंने बागान-मालिकों तथा काशतकारोंके बीच सद्भाव छलानेके लिए जो 
दायित्व उठाया है, में उसे निभानेके लिए अपने तईं पूरा प्रयत्त कर रहा हूँ। और यदि 
में असफल भी होऊँगा तो इसका कारण यह नहीं होगा कि मेरे प्रयत्नोंमें कोई कमी रह 
गई। उसका कारण तो, यदिं पूर्णत: नहीं तो अधिकांशत:, वह शरारत-भरा प्रचार 
होगा जो चम्पारनमें श्री इविन खुलेआम और कुछ अन्य लोग छिपे तौरपर कर रहे हैं 
और जिसका उद्देश्य जाँच समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्टको प्रभावहीन वनाना . है। 
श्री इविनका कहना है कि उक्त समिति मेरे निवेदनपर नियुक्त की गई, किन्तु, जैसा 
कि आपकी फाइलोंसे प्रकट होगा, इसकी नियुक्ति श्री इविन और उत्तके आंग्ल-भारतीय 
संघके मित्रों द्वारा चलाये गये आन्दोलनके परिणामस्वरूप हुई थी। यदि वे समझदार 
हैँ तो वे उन वचनोंपर डे रहेंगे जो उन्होंने काफी विचार-विमर्श करने और सोचने- 
विचारनेके बाद राँचीमें दिये थे । 


आपका, आदवि, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे] | 
स्टेट्समेन, १९-१-१९१८ 
७६. पत्र: एस० के० रुद्रको 
मोतीहारी 


जनवरी १६, १९१८ 

प्रिय श्री' रुद्र।' 
यह पत्र में भाई देसाईसे लिखवा रहा हुँ। मेरी बाई तरफ बड़ा दर्द हो रहा है। 
इसलिए बहुत लिखनेको जी नहीं करता। आपसे मुझे मिल सके, तो' हमारी प्रान्तीय 
भाषाओंके लिए, उनके बारेमें जल्दीमें लिखा हुआ पत्र नहीं, उत्साहपूर्ण और सुन्दर 
समर्थन मुझे चाहिए, जिसका उपयोग में लोगोंकी कत्तंव्य-बुद्धि जाग्रत करनेमे कर सकू। 
आप पढ़ाई प्रादेशिक भाषामें और परीक्षाके उत्तर अंग्रेजीमें छिखनेकी व्यवस्था क्यों 
रखना चाहते हैं? हरएक विद्यार्थीको अंग्रेजी क्यों जाननी ही चाहिए ? क्या इतना 


१. सुशीलकुमार रुद्र, सेंट स्टीफन्‍्स कॉलेज, दिल्लीके प्रधानाचाय । 


पत्र : एस० के० रुद्रको १४१ 


काफी नहीं कि हरएक प्रान्तमें कुछ आदमी अंग्रेजीकी विशेष शिक्षा प्राप्त कर लें, जिससे 
वे नये विचारों और वैज्ञानिक खोजोंका ज्ञान प्रादेशिक भाषाओंके द्वारा आम जनतामें 
फैला सकें ? ऐसा करके हम अपने लड़के-लड़कियोंको नये ज्ञानसे ओत-प्रोत कर सकेंगे 
और जो नवजागरण हम पिछले साठ वर्षों अनुभव नहीं कर पाये, उसे अनुभव कर- 
नेकी आशा सँजो सकेंगे | रोज़-रोज़ मेरी यह प्रतीति दृढ़ होती जा रही है कि हमारे 
बच्चे तभी भिन्न-भिन्न विज्ञानोंको पचा सकेंगे जब वे प्रादेशिक भाषाओंमें शिक्षा पाने 
लगेंगे । इस अत्यन्त आवश्यक सुधारके लिए अधकचरे कदम उठानेसे काम नहीं चलेगा । 
जबतक हम यह स्थिति प्राप्त नहीं कर लेंगे, तबतक मुझे डर है कि अपने लिए विचार 
करनेका काम हमें अंग्रेजोंपर ही छोड़ देना पड़ेगा और हमारा काम गुलामोंकी तरह 
उनकी नकल्‍रू करना ही रहेगा। जबतक यह वहुत ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तत नहीं हो जाता, तवतक स्वराज्यकी कोई भी योजना इस विडम्बनाकों टाल 
नहीं सकेगी। यदि आप इस मामलेमें मुझसे सहमत हों; तो उपर्युक्त विचार अपनी 
भाषामें प्रकट करते हुए एक पत्र मुझे लिख भेजिए । 

कलकत्तेमें समय बड़ा अच्छा कठा, लेकिन कांग्रेसके मण्डपर्में' नहीं; मंडपके बाहर 
ही। कविवर और उनकी मंडलीने ' डाकघर ” नाटक खेला, जिसे देखकर में मुग्ध हो 
गया। यह लिखाते समय भी कविकी मनोहर और मीठी आवाज भेरे कानोंमें गूंज 
रही है। वीमार वच्चेका अभिनय भी उतना ही सुन्दर रहा। बंगला संगीतने मुझे मोह 
लिया। यद्यपि मुझे अधिक सुननेको नहीं मिला, फिर भी जितना सुना, उससे मेरे 
ज्ञान-तन्तुओंको, जो हमेशा तवावकी स्थितिमें रहते हैं, बड़ा आराम मिल्ा। 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि समाज सेवा सम्मेलनमें मेने अपने अध्यक्ष- 
पदके विशेषाधिकारका पूरा उपयोग किया। बंगाली जीवनमें जो बहुतेरा अच्छा है, उसके 
प्रेमीकी हैसियतसे मेने बंगाली प्रान्तीयताके बारेमें कड़े छब्द बोलनेकी छूट पा ली।' 
श्रोताओंमेंसे किसीने बुरा भी नहीं माना। वे मेरी आलोचनाओंकी कद्र॒ करते दीख 
पड़े। में अपने भाषणकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। अलबत्ता, मेंने जो व्यक्तिगठ 
अपील की थी, वह इसमें नहीं है। 

अपने अनुभवोंका दसवाँ हिस्सा भी मेंने आपको नहीं बतलाया है, किन्तु भाई 
देसाई मुझे याद दिला रहे हें कि एक और अनुभव तो मुझे आपको बतछाना ही 
चाहिए। वहाँ 'माचव-दया संघ” (हचूमैनिटेरियन लीग) की बैठकों भी में गया था। 
उसमें भी में अध्यक्ष था। मुझे छगा कि कालीघाटपर होनेवाली आसुरी पूजाके बारेमें 
अगर में न वोलूँ, तो वह खुद अपने और श्रोताओंके प्रति ईमानदारी नहीं होगी। 
इसलिए में तो बिना किसी लाय-लपेटके साफ-साफ बोला ।* बोलते समय श्रोताओंकी 
ओर वराबर देखता रहा। कह नहीं सकता कि मेरे कहनेका उनपर असर हुआ या 


१. २९-३१ दिसम्बरको कांग्रेसका अधिवेशन चल रहा था । 

२. खीदूनाथ ठाकुरका एक नाटक । 

३. देखिए “ भाषण: अखिल भारतीय समाज सेवा सम्मेलनमें ”, ३१-१२-१९१७ | 
४. देखिए “ भाषण : विश्वविद्यालय भवनमें ”, ३१-१२-१९१७ 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नहीं, लेकिन इस विषयका विस्तारसे उल्लेख करके मैंने अपना जी हलका कर लिया। 
मुझमें यदि पूरा जोश-खरोझ् “होता तो में घाटपर जानेवाली गछीके नुक्कड़पर खड़ा 
होकर हर स्त्री-पुरुषको धर्मके नामपर ईद्वरकों लांछित करनेसे रोकता। | 
प्रादेशिक भाषाओंके सम्बन्ध्में आपका पत्र इसलिए लौटा रहा हैँ कि स्मरण 
रखनेमें आपको सहायता मिले। 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे 
सौजन्य : नारायण देसाई 


७७. तार: गुजरात-सभाको" 


[ मोतीहारी 

जनवरी १६, १९१८ के बाद] 

श्री पारेख और श्री पटेलको,' ” जिन्होंने मौकेपर पहुँच कर जाँच की है, 
दृष्टान्तों और दलीलोंके साथ विश्वासके योग्य जवाब देना चाहिए। स्वतस्त्र 
जाँचके लिए आग्रह करें। आन्दोलन प्रजाने आरम्भ किया है--और आपको 
यह साबित करना चाहिए कि सर्वेश्री पारेष और पटेल तथा गुजरात सभा 
जनताके अनुरोध पर इसमें पड़े हें। यह सलाह देनेमें मुझे कोई संकोच 


१, गुजरात-सभाने १० जनवरीको खेड़ा जिलेके -किंतानोंको फसल खराब होनेके कारण लगान न 
देनेकी सलाह दी थी । श्स सलाहकी आलोचना करते हुए खेड़ा जिलेके कलवटरने अपने १४ जनवरीके 
वक्‍तव्यमें कहा कि “ कल्वटरको लगान वसूछ करने या भुछ्तवी रखनेका पूरा अधिकार है; मैंने अपने 
अन्तिम आदेश जिलेकी फसलके बारेमें पूरी जोंच-पढ़ताल करनेके वाद ही जारी किये थे । जिल्के जिन 
कुछ गाँवोंमें मुझे राहत देना आवश्यक जान पड़ा, उनके सम्बन्धमें मैंने छगानके एक हिस्सेकी वसूली 
मुछ्तवी रखनेके हुवम जारी कर दिये हैं | इसलिए अब काइतकारोंको ऊगान और तकावीकी बकाया 
रकम अदा कर देनी चाहिए । लेकिन अगर इतनेपर भी कोई काइतकार गलत सलाह देनेवालेकि वहकावैमें 
आकर छगान देनेसे इनकार करता है तो मुझे उसके विरुद्ध, सख्त काबूनी कारवाई करनेको मजबूर होना 
पढ़ेगा ।7” कल्वंट्रके इस वक्‍्तव्यके वाद वम्बई सरकारने १८ जनवरी, १९१८ को एक वक्तव्य निकाछा 
जिसमें कलछवटरकी कारंवाईका समन किया गया था । साथ ही उसमें खेड़ाके काइतकारोंको सलाह देनेंके 
सम्बन्धमें भहमदाबादकी ग्र॒जरात-समाके हस्तक्षेप करनेके अधिकार (लोकस स्टेंडी)की वेधतामें भो सन्देद 
व्यक्त किया गधा था, और समाकी इस कार॑वाईको “ विचारहीन और शरास्त-भरी ” बताते हुए कहा 
गया था कि सरकार इस “ घन-धान्यते पूरे और उपजाऊ जिले” में “लगान-वूलीके स्वाभाविक कार्मे 
किसी भ्रकारका हस्तक्षेप ”” बर्‌दाइत नहीं करेगी । गांधीजीने तार द्वारा इसी वक्‍तव्यके सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त होनेपर यह तार भेजा था । 

२, गोकुलदास पारेख और विद्वलमाई पटेल; इन दोनोंने १९ दिसम्बरको नब्याद्‌ जाकर कपड़वंज 
और ठासरा ताब्लकरोंके कोई २० गॉवोंका निरीक्षण किया था और मौकेपर पहुँचकर समस्पाका अध्यपन 
बरनेके बाद इन्होंने ग्रुजरात-सभाके सामने एक रिपोर्ट पेश की थी । 9 ४ 


पनत्न : डी० जें० रीडको १४३ 


नहीं होगा कि जिन किसानोंको रूग्रान चुकानेके लिए कर्ज लेना पड़ता हो 
या अपने मवेशी बेचने पड़ते हों, वे छगान न दें। सरकार जो चाहे सो 
करे। यदि छोगोंके कष्ट वास्तविक होंगे और काम करनेवाले होशियार होंगे, 
तो जीत होगी ही। 

[अंग्रेजीसे ] ह 

सरदार वल्लभभाई पटेल, खण्ड १ 


७८. पत्र: डी० जे० रीडको 


मोतीहारी 
जनवरी १७, १९१८ 

प्रिय श्री रीड,' | 
जब में आपके साथ काम कर रहा था, उन दिनों मुझे नहीं मालूम था कि 
आपके लिए समितिमं होनेका क्या अर्थ है। मुझे अब मालूम हुआ कि आपने अपने 
सिर कैसा खतरा ले रखा था। में आपसे सहानुभूति नहीं प्रकट करता, क्योंकि में 
जानता हूँ कि सर्वश्री इविन और जेम्सनके नेतृत्वमें मिथ्या आरोप छगानेका जो एक 
आंदोलन-सा चला हुआ है, उसका आपपर कोई असर नहीं हुआ है। ईमानदारीके साथ 
काम करनेकी इच्छा रखनेवाले लोक-सेवी व्यक्ति केवल अपने अन्तःकरणकी सम्मति- 
पर ही विश्वास' कर सकते.-हेँं। कोई अन्य प्रमाण उनके लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखता। 
आप जिस आगसे होकर गुजर रहे हैं, ईश्वर आपको उसे सहनेकी शक्ति प्रदान करे। 

आज्ञा है, लंकार्मों आपका समय अच्छी तरह कठा होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ४४४७) से। 


१. विहार वागान-मालिक संबके जनरल सेक्रेटरी तथा विहार और उड़ीसा विधान-परिषदके सदस्य; 
उन्होंने उत्पादन-कार्यमें छगे श्रमिक्रोकि प्रश्नकी जाँच-पड़तालके लिए १६ जून, १९१७ को नियुक्त चम्पारन 
जाँच-समितिमें काम किया था । 


७९. पत्र : जसनादास गांधीकों 


मोतीहारी 
पौष सुदी ५ [जनवरी १७, १९१८] 
चि० जमनादास, 
तुम्हारा पत्र मिक्ला। यदि भेवा मेरे साथ अकेली रह सके तो उते यहाँ बला 
लेनेकी व्यवस्था की जा सकती है। डॉक्टर उत्ते किती अच्छे जाने-वूसे व्यक्तिके साथ 
अथवा तुम्हारे साथ भेज सकते हेँ। उसे यहाँ पहुँचाकर तुम वापस जा सकते हो। 
यहाँ चार महिलाएँ काम कर रही हें; भाई नरहरिकी पत्नी, भाई महादेवकी 
पत्नी, आनन्दीबाई (एक विघवा) और अवन्तिकाबाई। सबको जुदा-जुदा याँवोंमें मेज 
देनेका विचार है। तीन तो अभी गाँवमें ही रहती हेँ। वा भी याँवमें है और वहाँकी 
स्त्रियोंमें काम कर रही है। 
_ कील लरूय जानेंके कारण तुमने वहुत कष्ट भोगा। अब तो विलकुछ ठीक हो 
गये होगे। 
रामदासने सोच-समझकर दर्जीका काम सीखना शुरू किया है। वह कुछ कमाई 
जौर कुछ कदु अनुभव प्राप्त करता चाहता है। वह नाराज होकर नहीं गया है। उतके 
वहाँ जानेंसे मुझे प्रसन्नता हुई है। इस अनुभवसे वह वनेगा। रामदास मुझसे आधिक 
सहायताकी आशा नहीं रखता; रखती भी नहीं चाहिए। 
तुमने जो प्ररत उठाया है वह इसीलिए उठता है कि मेरे जीवनमें परिवतेन हुए 
हैं। यदि में शुरूसे ही गरीब होता, देश-सेवाभिलाषी ही होता, तो मुझसे किसी और 
वातकी आशा ही नहीं की जाती। उत्त सूरतमें में अपने वच्चोंका पालन-पोषण जपने 
आदशोंके अनुसार करता और वे बड़े होनेपर कोई और माय ग्रहण करना चाहते 
तो कर सकते थे। परल्तु [उस हालतमें] वे मुझसे बाशीर्वादके सिवाय बौर किसी 
वस्तुकी अपेक्षा न रखते | यदि में शूरूसे ही गरीब होता तो मुझे ऐसा अधिकार होता; 
तव फिर [ यह अधिकार मुझे | आज भी होना चाहिए। माता-पिता अपने आदरशें बदल 
सकते हें और यदि वे ऐसा करें तो बच्चोंको या तो उनके रास्ते जाना चाहिए या 
शान्तियुवंक अपना अछग रास्ता चुन लेना चाहिए। इसी तरह सब छोगोंको स्‍्वराज्यका 
सुख मिरू सकता है। 
जब मालिककी वैसी दशा हो जाये जैसी कि तुमने चित्रित की है तो नौकरकों 
नौकरी छोड़ देनेका हक है। हाँ, छोड़ते समय वह इस वातका ध्यान रखे कि | उत्तसे | 
मालिकको उस समय कोई हानि न हो। मालिक यदि पशु वन जाये तो उसके कारोबारका 
क्या हाल होगा, नौकर इसका कोई भी विचार किये बिना उससे अछब हो जाबे। 
मालिकके मातहतोंका व्यवहार मी वैसा ही हो तो भी वह नौकरी छोड़ सकता है। 
परन्तु सब परिस्थितियोंके लिए एक ही नियम नहीं बताया जा सकता है। स्थितिके 
अनुसार ही निर्णय किया जा सक्तता है। 


पत्र : जमनादास गांधीको श्डप्‌ 


क्षत्रियके हाथमें जब कोई हास्त्र शेष नहीं रह जाता तब वह हाथ-पैरसे लड़ता 

है और लड़ते-लड़ते मर जाता है; इसके सम्बन्धमें भी कोई निश्चित नियम नहीं 
सुझाया जा सकता। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हूँ जब छास्त्रोंके न रहनेपर 
क्षत्रिय हार मान लेता है और बादमें शस्त्र प्राप्त करके पुनः संग्राम-स्थलूमें आ डटता है। 
सत्यका शोध पश्चिममें ही हुआ है, यह कहना ' उचित नहीं है। सत्य और अहिंसा 

एक जैसे हैं; यह धारणा ठीक है। एकमें दूसरेका समावेश हो जाता है। अहिसक असत्य 
बोले अथवा असत्यका आचरण करे तो उसका ब्रत भंग हो जाता है। सत्याचरण 
करनेवाला व्यक्ति हिसा करे तो उसका भी जब्त भंग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 

भयके कारण उत्तर ही न दे तो वह अहिसा ब्रतको तोड़ता है। 
श्रीकृष्णणो हम मनुष्य न मानकर यदि एक महान्‌ तत्त्व [ शक्ति ? ] मानें तो सब 
दंकाएँ नष्ट हो जाती हैं। श्रीकृष्ण काल्पनिक व्यवित हें परन्तु हिन्दुओंके हृदयमें वे इतनी 
दृढ़तापूर्वक विराजमान हें कि वे, हम जितने साकार हैं, उससे कहीं अधिक साकार हैं। 
' इसमें सन्देह नहीं कि जबतक हिन्दू धर्म जीवित है तबतक श्रीकृष्ण तो रहेंगे ही। 
और भी लिख सकता हूँ परन्तु अब बस करता हूँ। [इतना जो | लिखा है वह 
भी कठिन परिस्थितियोंके बीचमें लिखा है। 


बापूके आशीर्वाद 
चि० मेवा, 
अगर तुम साहसपूर्वक मेरे साथ अकेली रहनेके लिए आना चाहो तो आ जाना। 
तुम्हारा स्वास्थ्य सुधारूँगा और मुझे पुत्रीका अभाव है, उस अभावकों तुम पुरा करनेका 
प्रयत्त करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७२४) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


८०. पतन्न; जमनादास गांधीकों 


मोतीहारी 
पौष सुदी ६ [ जनवरी १८, १९१८] 

चि० जमनादास, हे 
आज यह पत्र स्वयं न लिखकर, बोलकर लिखवा रहा हूँ। ऐसा न करूँ तो इस 
पत्रके बिलकुल रह जानेका भय है। महँगाईके विषयमें तुमने जो लिखा है, सो ठीक 
है। अत्यन्त स्वादिष्ट भोजनोंसे घिरे रहकर अस्वादका जब्त लेना निश्चय ही महान्‌ ब्रत. है। 
विरला मनुष्य ही इसका पालन कर पाता है और विरले मनुष्यको ही मोक्ष प्राप्त होता 
है। हम तो फिलहाल केवल प्रयत्न ही कर सकते हैँ। तुम जितना बन सके उतना इसका 
पालन करना। मुझे लगता है कि में स्वयं इस समय, इस सम्बन्ध्में अधिक अधिकारसे 
लिखनेके अयोग्य हूँ। परसों आचार्य कृपलानी जेल गये, इसलिए हमने उपवास किया-। 

१४-१० 


प्‌ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उस दिन बड़े आनन्दका अनुभव किया; में आज वैसे'आनन्दका अनुभव नहीं करता। कल 
उपवास छोड़ा, फलाहार किया। फल बहुत सुस्वादु थे लेकिन मेंने उन्हें स्वाद लेकर नहीं 
खाया, इसलिए आनन्दका अनुभव तो किया, मगर वह [पिछले दिनकी अपेक्षा ] कम 
था। में जानता हूँ कि आज बिना स्वादके भोजनमें स्वाद लेनेका प्रयत्न करते हुए मेंने विशेष 
खाया और इससे आनन्दित होनेके बदले मन दुःखी हो रहा है। इस प्रकार [एक दिनमें | 
गिनतीकी पाँच वस्तुएँ खानेकी हद बाँधनेपर भी, और उन्हें षट्रस स्वादोंसे रहित रूपमें 
बनानेपर भी जिह्ना रस लिया करती है; इससे आत्माको क्लेश होता है। यदि में ४९ 
वर्षका होनेपर, संयमपुर्वक रहते हुए अपनी स्वादेन्द्रियको पूरी तरहसे नियन्त्रित नहीं 
कर सका तो तुम भरी-जवानीमें सब रसोंके बीच रहते हुए क्या कर सकते हो ? इस 
त्रैराशिकका उत्तर में सहज ही पा सकता हूँ। मेरी तो तीक्र आकांक्षा है कि तुम और 
अन्य युवक जिन्होंने संयमके इस रहस्यको समझ लिया है और जो मेरे साथ उसके 
पालन करनेका प्रयत्न कर रहे हें, मुझसे आगे निकल जायें। यह हो भी सकता है। मेंने 
पूर्ण विजय प्राप्त करनेमें बहुत समय गँवाया है। इससे अधिक में तभी लिखूँगा जब 
इसके योग्य हो जाऊँगा। ;क्‍ 
गहरे घावके ऊपर कभी-कभी सिट्टी असर न करे, यह सम्भव है। [ घावमें कपड़ेंकी ] 
बत्ती भरनेका जो इलाज चल रहा है, उसे धीरजके साथ जारी रखना। यदि अच्छी तरहसे 
बत्ती न भर सको तो डॉक्टरकी मदद लेना। घावका लम्बी अवधि तक न भरना ठीक 
नहीं है। ह 
तुम्हें जो प्रश्न पूछना हो, सो पूछना। अवकाश मिलनेपर उत्तर दूँगा। 
बापूके आशीर्वाद 


महादेव देसाई द्वारा लिखित तथा गांधीजीके हस्ताक्षरयुकत मूल गुजराती पत्र 
(सी० डब्ल्यू० ५७२५) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


८१. पत्र : के० वी० मेहताकों 


मोतीहारी 
जनवरी १८, १९१८ 


प्रिय कल्याणभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। मार्ग दों ही दिखाई देते हैं। इनमें से एक जो उत्तम है 
यह है: यह बहन अपनी" विद्याका शुद्ध उपयोग करे और भाग्यके संयोगसे प्राप्त पतिकों 
सुधारनेका प्रयत्न करे। पहले स्त्रियोंने ऐसे काम किये हैं और यदि यह बहन आज इतना 
साहस करे तो. सम्बन्धित सभी छोग जल्दी सुखी हो सकते हेँ। इसके लिए इस बहनको 
आत्मबोध होना चाहिए। अगर- इतना ज़फे पास न हो, तो वह निडर होकर अपने 
पतिके पास जानेसे साफ इनकार कर दे। अगर पिताके घरसे उसके जबरदस्ती भेजे- 
जानेकी सम्भावना हो, तो उसे वहाँसे चले आनेका अधिकार है और तब कोई मित्र 


पत्र : मगनलाल गांधीको १४७ 


उसे आश्रय दे। अगर उसे देहातमें आश्रय न दिया जा सके, तो उसे बहाँसे ले आना 
चाहिए । में चाहता हूँ -.कि आप अपनी मित्रताका उपयोग इस बहनके रक्षार्थ करें। 
उत्तम मार्ग पहले आजमांएँ। 


[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


८२. पत्र : सगनलरूालर गांधीको 


. मोतीहारी 
पौष सुदी ८ [जनवरी २०, १९१८] 
चि० मगनलालर, 
लगता है कि मुहम्मदअलीके बारेमें विंकट संघर्ष करना होगा। अगर हिन्दुस्तान 
मेरे कहेपर चलेगा तो भारत-सरकारको अच्छी तरह मुँहकी खानी पड़ेगी । . हिन्दू- 
मुसलमान जो कभी एक नहीं - रहे, एक हो जायें;-गोमाताकी रक्षा हो और दुनियामें 
अहिंसा-धर्मका जयनाद गूँजने लगे; किन्तु इस हद तक सफलता मिलनेके पूर्व मुझे कठिन 
भग्नि-परीक्षासे होकर गुजरना होगा। जिस. सत्ताने आजतक किसी भारतीयको कुछ नहीं 
गिना, वह सत्ता मुट्ठी-भर भारतीयोंके द्वारा ललकारी जानेपर जरूर लड़ेगी और उस 
समय उसका प्रकोप असहनीय होगा। तथापि मेंने तो उसे झेलनेकी ठान रखी है। में यह 
पत्र तुम्हें इस बातकी याद दिलानेके लिए लिख रहा हूँ कि तुम सावधान रहना कि 
उस झंझावातमें कहीं आश्रमकों मिला हुआ धन हम जाने-अनजाने खो न दें। यह तो 
में तुमसे कह ही चुका हूँ कि मेरे नामसे कोई चीज किसी भी जगह न रहे। सब-कुछ 
अपने ही नाम रखना। जहाँ-जहाँ मेरा नाम हो वहाँ-वहाँ अपना करा लेना। बम्बई बेकमें 
रेवादंकरभाईने जो रकमें जमा की हैँ उनकी रसीदपर शायद हम दोनोंके, मेरे और 
उनके नाम हें। उसमें मेरी जगह तुम्हारा नाम आ जाना चाहिए। दुर्घटना आदि आक- 
स्मिक प्रसंगोंके खयालसे अपना वसीयतनामा कर देना और उसमें अपना वारिस' . . . 
और डॉक्टरको नियुक्त करना। इस प्रकार मैंने तुम्हारे कार्यकी रूपरेखा निश्चित कर दी 
है। तुम्हें कपड़ा बुनने तथा खेतीके काममें ही छगे रहना है। सन्‍्तोकको' ऐसी तालीम 
देनी है कि वह उस का्येमें तुम्हें पूरे मससे योग दे सके। इस कामके सांथ-साथ और 
इसकी सफलताके लिए तुम्हें राधा' और रुखीको आदर कुमारिकाएँ बनानेका भगीरथ 
प्रयत्न करना है। यह सब करते हुए तुम्हें श्रेष्ठ धर्मंका पालन करना ही पड़ेगा । इसलिए 
तुम दिन-प्रतिदिन स्वभावत: मोक्षकी दिशामें अग्नसर होते रहोगे। इस प्रकार इस कार्यके 
द्वारा तुम्हारा सत्याग्रह और तुम्हारी देशसेवा कतार होगी । जो-कुछ भी धन हमारे 
पास है वह इन्हीं दो प्रवृत्तियोंके लिए तथा राष्ट्रीय पाठशालाके लिए है। कानूनमें भी 
यही स्थिति रहेगी। जो रकमें तुम्हारे नाम की जानेवाली हें वे तुम्हारी मिल्कियत नहीं 
१, मूलमें यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । 
२८ मगनलाल गांधीकी पत्नी । 
३ व ४. मगनलालकी कन्याएँ । 


८४. पत्र: मेसर्स लिजियर ऐंड कम्पनी, सदढुराको 


मोतीहारी (बिहार) 
जनवरी २१, १९१८ 

मैसर्स लिजियर ऐंड कं. 
मदुरा 
[ महोदय, ] 

जिन छोगोंने बुनाई छोड़ दी है, उनके पुनर्वासके लिए मेंने यह पद्धति अपनाई है 
कि उनको सस्तेसे-सस्ते बाजार-भावपर सूत मुहैया कराया जाये और वे जितना कपड़ा 
बुनें उसे ऊँचेसे-अँंचे बाजार-भावपर नकद दामों खरीद लिया जाये। अपनी सहूलियतके 
अनुसार वे सूतकें दाम किस्तोंमें चुका दें, और इसपर ब्याज न लिया जाये। इस पद्धतिसे 
वे औसतन १७) मासिक तक कमा सकते हैं। ये जुछाहे अपना सारा समय बुनाईमें नहीं 
देते और बहुत मोटा कपड़ा बुनते हैं । इससे ज्यादा कमानेकी 'उनकी इच्छा भी नहीं । इतनेमें 
उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हें। में जानता हूँ कि जुलाहा होशियार हो, बारीक सूत 
बुने और थोड़ी कारीगरी भी करे, तो २५ रुपये महीना कमा सकता है। मेरी रायमें अगर 
किसी जुलाहेको अपना धन्धा छोड़ना पड़ता है, तो उससे राष्ट्रको भी उतनी ही हानि 
होती है; और जितने जुलाहोंको हम फिरसे धन्धेमें लगा देते हे, उतना राष्ट्रको छाभ 
होता है। आप कोई भी योजना शुरू करें, किन्तु में चाहता हूँ कि समय-समयपर खबर 
देकर मुझे अपने कामसे परिचित बनाये रखें। 

[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


८५. पत्र : रवोन्द्रवाथ ठाकुरको 


मोतीहारी 
जनवरी २१, [१९१८] 
प्रिय गुरुदेव, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अधिवेशनमें इन्दौरमें में जो भाषण' दूँगा उसके लिए में 
निम्नलिखित प्रइनोंपर विचारवान्‌ नेताओंके मत एकत्र करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ: 
१. क्या हिन्दी (भाषा या उर्दू) अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार तथा अन्य राष्ट्रीय कार्रवाइयोंके 
लिए उपयुक्त एकमात्र सम्भव राष्ट्रीय भाषा नहीं है? 


. १. यह भाषण २९ मार्च, १९१८को दिया गया था, देखिए “ भाषण; हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें ”, 
२९-३-१९१८ सा 


(५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२. क्या हिन्दी कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें मुख्यतः उपयोगमें छाई जानेवाली 
भाषा न होनी चाहिए ? 

३. क्‍या हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयोंमों ऊँची शिक्षा देशी भाषाबोंके 
माध्यमसे देना वांछवीय और सम्भव नहीं है? और क्‍या हमें प्रारम्भिक शिक्षाके बाद 
अपने विद्यालयोंमें हिन्दीको अनिवार्य द्वितीय भाषा नहीं बना देना चाहिए? 

“में महसूस करता हूँ कि यदि हमें जनसाधारण तक पहुँचना है और यदि राष्ट्रीय 
सेवकोंको सारे भारतवर्षके जनसाधारणसे सम्पर्क करना है तो उपयुक्त प्रश्न तुरन्त हल 
किये जाने चाहिए और उन्हें अत्यन्त आवश्यक समझकर उनपर विचार किया जाना 
चाहिए। क्‍या आप क्ंपया जल्दीसे-जल्दी उत्तर देकर मुझे अनुगृहीत करेंगे ?* 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 


महादेव देसाई द्वारा छिखित तथा गांघीजीके हस्ताक्षर-युकत मूल अंग्रेजी पत्र 
(जी० एन० २७६५) को फोटो-तकलसे | 


८६. पत्र : एक सित्रको 


[ मोतीहारी ] 
जनवरी २१, १९१८ 


भेरे भाषणों और लेखोंकी पुस्तककी' प्रस्तावना कौन लिखे, अथवा उसकी आवश्यकता 
है या नहीं, इस प्रश्नका निर्णय प्रकाशकका नाम और उद्देश्य जाननेके बाद किया जा 
सकता है। यदि उसे कोई प्रकाशक रुपये कमानेकी नीयतसे छपवाये, तो उसके लिए 
सरोजिनीकी' प्रस्तावनाकी जरूरत होगी। यदि कोई श्रद्धालु वैष्णव छपवाए, तो वह 
जरूर रणछोड़भाईके” पास जाये । यदि मेरे छेख आदि किसी ऐसे तीसरे व्यक्तिके हाथोंमें 
हों जो मुझसे अपरिचित हो और वह किसीसे पुस्तककी बिक्री सुनिश्चित करा लेना चाहे, 
वो मेरे मित्र अर्थात्‌ डॉक्टर मेहताको ढूँढ़े। यदि तुम या मझुरादात मालिक बनो, तो 
प्रस्तावना होगी ही नहीं। अभी फिलहाल तो में फेलिक्स सरकसके जानवरोंकी तरह 
प्रसिद्ध हूँ। इसलिए उक्त कारणोंके अतिरिक्त किसी अन्य कारणसे मेरे ऊपर किसीकी 
छाप लगानेकी आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ ज्वार आ रहा हो, वहाँ मेरे विचारोंके 
समुद्रमें, जितने आदमी डुबकी लगा सकें, जल्दीसे छगा छें, इस प्रकाशनका वास्तविक 


१. खीन्द्रनाथ झाकुरने उत्तरमें लिखा था: “ वास्तवमें भारतमें अन्तर्मान्तीय व्यवद्वार कि लिए उपयुक्त 
राष्ट्रीय भाषा हिन्दी द्वी है। किन्तु .. « मैं समझता हूँ कि दीवैकाल तक हम से लागू नहीं कर 
संकते ।४ था 

२. मथुरादास तिकमजी दारा सम्पादित महात्मा गांधीनी विश्वारस्ृष्टि 

३. सरोजिनी नावड़ू । हे 

४५ रणछोड़छाल पखवारी । 


पत्र : राजस्व सचिवको १५१ 


हेतु यही है। मुझे तो उन विचारोंपर ममत्व है, इसलिए आम तौर पर उनका लाभ 
जितने लोग ले सकें, उतने छोगोंको उनका छाभ लेनेंका अवसर देनेकी इच्छा होती 
है। इस प्रकार इसे छपवानेमें अभी तो में भी प्रेरक हूँ। ऐसी स्थितिमें प्रस्तावनाकी 
जरूरत ही क्‍या है? मेरा आचरण ही शुद्ध प्रस्तावना है। जो पढ़ सकते हैं पढ़कर 
देख लेंगे। 

[गुजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


८७. पन्न ; राजस्व सचिवकों 


मोतीहारी 
जनवरी २४, १९१८१ 
सैवार्मे 
सचिव 
राजस्व-विभाग 
विहार और उड़ीसा सरकार 
महोदय, 


माननीय रायबहादुर पूण्णेन्दुनारायण सिहकोँ चम्पारन क्ृषि-विधेयकके सम्बन्धमें 
जो कागजात दिये गये थे वे उन्होंने मुझें उपलब्ध कर दिये हैँ। में देखता हूँ कि उनमें 
एक स्मृतिपत्र है जो विहार वागान-मालिक संघ, चम्पारनके सदस्योंने दिया है, उसके 
साथ सिरती संस्थानके प्रवन्धकोंका भेजा हुआ एक और स्मृतिपत्न भी है। प्रवर-समितिके 
विचारके लिए इन ज्ञापनों तथा कुछ अन्य पत्रोंका उत्तर देना आवश्यक है। 

किन्तु अपने विचार व्यक्त करनेसे पहले में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि 
सरकार विधेयकर्मों कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत करना ही चाहती है तो किसानोंका एक 
प्रतिनिधि परिषद््में नियुक्त किया जाना चाहिए और प्रवर-समितिमें भी रहना चाहिए। 
और में महसूस करता हूँ कि वावू न्नजकिशोर प्रसाद या मेरे सिवा दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा 
नहीं कि जो इन हितोंका भलीभाँति प्रतिनिधित्व कर सके। में आशा करता हूँ कि 
भेरी इस प्रार्थनापर सरकार उचित ध्यान देगी। 

विधेयकके उपवन्धोंपर विचार करते हुए मेरी नम्न रायमें सभी सम्बन्धित छोगोंके 
लिए यह स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि सरकारने समितिकी सिफारिशोंपर 


१. मूल पतिमें सन्‌ १९१७ है जो स्पष्टठः छपाईकी भूल है । 

२. बिहार और उड़ीसा विधान परिषदके सदस्य । वे उस प्रवर समितिके सदस्य भी थे जिसे चम्पारन 
क्ृषि-विधेयक विचारके लिए सौंपा गया था । न ह 

३- ७५ जनवरीको या उल्के गासपास । देखिए परिशि्ट १० । 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


एक घोषणा निकालकर. अपना निर्णय! किसानोंको बता दिया है। हम आदरपूर्वक कहना 
चांहते हे कि उपर्युक्त घोषणामें किसानोंको जो आश्वासन दिये गये हूँ उनको कार्यरूप . 
देनेके लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विधेयकर्में किसी महत्त्वपूर्ण मामहेमें 
परिवरतंनकी कोई गूंजाइश नहीं है। ऐसी स्थितिमें अखबारोंमें जो कटुता-भरे पत्र छए 
रहे हैँ तथा सम्बन्धित पक्षों द्वारा जो भाँति-भाँतिकी अफवाहें फछाई जा रही हैं उनसे' 
किसान क्षुब्ध हो रहे हँ। तुरत दान महा कल्यान ” यह कहावत इस मामलेमें बहुत 
सटीक बैठती है। विधेयककों पास करनेमें अनुचित विलम्ब करनेंसे भारी अनथ॑ हो 
सकता है। इसलिए, में अनुरोध करता हूँ कि विधेयक जितनी जल्दी हो सके प्रान्तकी 
कानून-संहितामें आ जाना चाहिए। 

अब में इन उक्त पत्रोंकी जाँचपर आता हूँ। सबसे पहले में चम्पारनके जमींदारोंके 
स्मृतिपत्रको लूगा। साधारणतः यह ऐसी गलतवयानियोंसे भरा है, जिनके कारण 
यह तनिक भी महत्त्व देने योग्य नहीं रह जाता। इसमें कहा गया है कि कृषीय जाँच- 
समिति असंदिर्ध रूपसे एक कृत्रिम आन्दोलनको बन्द करनेके छिए नियुक्त की गई थी। 
तथ्य यह है कि समिति जमींदारोंके उस आन्दोलनके फलस्वरूप नियुक्त की गई थी, जिसे 
उन्होंने इस आश्ासे आरम्भ किया था कि उससे किसानोंका आन्दोलन बन्द हो जायेगा 
या दबा दिया जायेगा। इसके समर्थनमें में 'पायनियर से, जो देशमें आंग्ल भारतीयोंके 
विचारोंकों व्यक्त करनेवाला एक प्रमुख पत्र है, एक उद्धरण अस्तुत करता हूँ। उसने 
१९१७ की मईके मध्य एक अंकर्में लिखा था: 

हमें लगता है कि बिहार और उड़ीसा सरकार, नौलको खेतीके जिलोंमें 

जमींदारों और किसानोंके मतभेदोंकी जाँच करनेके लिए तुरन्त एक आयोग 

नियुक्त कर देगी तो ठीक होगा। यह समझना कठित है कि श्री गांधीकी जाँचसे 

क्या लाभ हो सकता है। किन्तु एक ऐसे आयोग द्वारा, जिसमें एक गर-सरकारी 

तत्व रह सके, की गई निष्पक्ष जाँचसे दोनों पक्षोंकी अपना-अपना मामला 

पेश करनेका अच्छा अवसर प्राप्त होगा और इसके परिणामस्वरूप अवर्धय ही 

स्थायी शान्ति हो जायेंगी। 

और जूनके प्रारम्भमें बिहार और उड़ीसा सरकारने चम्पारन कृषीय जाँच-समिति 
नियुक्त करनेका निर्णय किया है। यूरोपीय संघके मन्‍्त्रीनें! ८ जून, १९१७ को विहार और 
उड़ीसा सरकारके मुख्य सचिवको एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था: 

मेरी परिषद्को यह देखकर बहुत सन्‍्तोष होता है कि आपकी सरकारने बिहार 

और उड़ीसा प्रास्तमें जमींदारों तथा किसानोंके आपसी सस्बन्धोंकी जाँचके 

लिए एक सप्तिति नियुक्त करनेका निर्णय किया है। 


१. ये भादेश सरकारके अक्तूबर १८, १९१७के उस प्रस्तावमें सन्निहित किये गये थे, जिते जाँच 
समितिंकी रिपोरके साथ-साथ विद्वार और उड़ीसा “गज! में तथा रेयतके छिंए प्रान्तीय भाषामें छापा 
गया था । - 

२, एलेक मार्यो । 


पत्र : राजस्व सचिवको १५३ 


स्मृतिपत्रमें कहा गया है कि किसानोंका आन्दोलन “क्रत्रिम” था और उसका 
संगठन चम्पारनके बाहर किया गया था। तथ्य यह है कि यह केवल चम्पारन तक ही 
सीमित था और अभीतक चम्पारन तक ही सीमित रहा है तथा जिस आन्दोलनमें बड़ी 
ः संख्यामें जनसाधारणने भाग लिया हो उसे “ कत्रिम आन्दोलन ” कहना कठिन है। स्मृति- 
पत्रमें कहा गया है: “ आन्दोलन व्यापक शिकायतका परिणाम कदापि नहीं था।” इसका 
खण्डन सरकारकी अपनी जाँचसे तथा सरकार द्वारा समितिके सामने प्रस्तुत किये गये 
. बहुतसे कागजातसे हो जाता है। 

मेरे लिए यह शोभाजनक न होगा कि में उन बहुत-से आक्षेपोंकी ओर ध्यान दं 
जो जाँच-समितिपर अनुचित रूपसे अकारण छगाये गये हें। 

चम्पारनके जमींदारोंने अपने स्मृतिपत्रमें विधेयकके उपबन्धोंमें जो विभिन्न संशोधन 
प्रस्तुत किये हें अब में उनपर विचार करता हूँ। 

खण्ड ३ को धारा (१) का संशोधन : स्मृतिपत्रमें यह कहकर असावधानीकी हद 
ही कर दी गई है कि विधेयकका उद्देश्य 

“बिना क्षतिपूर्तिके तथा बिना पर्याप्त कारणके उस प्रथा (तिनकठिया) को रद 

करना है जो १०० वर्षेसे भी अधिक समयसे प्रचलित है।” 
यह बात इस तथ्यके बावजूद कही गई है कि जमींदारोंने इस प्रथाको, जो अब लाभ- 
प्रद नहीं रही है, समाप्त करनेके लिए बहुत ज्यादा हर्जाना वसूल किया है और इस 
विधेयकका' मंशा उस बेजा हर्जानेसे आंशिक रूपसे और मेरे विचारमें अपर्याप्त रूपसे 
राहत दिलाना है। एक जमींदारने अपने किसानोंसे तावानके रूपमें ३,२०,००० रु० 
वसूल किये और इस आयके अतिरिक्त उसे ५२,००० रु० वाधिककी आय शरहबेशीसे 
हुईं। उसने इस तथ्यका उल्लेख अखबारों तकमें बड़े गवंसे किया है। और ऐसे जमींदार 
अनेक हैं। 

स्मृतिपत्रमें खुश्की प्रणालीके बाएेमें जो तक॑ दिया गया है उस सबसे यही जाहिर 
होता है कि स्मृतिपत्रके दाता तिनकठियाकों खुश्कीके नामसे परिवर्तित रूपमें पुनरुज्जीवित 
करना चाहते हैं। मेरे खयालसे खुश्की प्रणाली वह करार है जिसे किसान स्वेच्छया 
जमींदारके साथ करता है और जिसके अनुसार वह आपसमें तय किये गये उचित भावसे 
अपनी कोई खास उपज जमींदारकों देता है। करारमें कोई ऐसी धारा रखनेसे जिससे 
किसान अपनी सारी जमीनमें या उसके एक भागमें या उसके किसी खास खेतमें, भले 
ही उसे उसने स्वयं चुना हो, कोई विशेष फसल बोनेके लिए बँघता हो, तो उस करारका 
रूप ऐच्छिक नहीं रह जाता और किसान अपनी जमीनको अपनी इच्छानुसार उपयोगमें 
लानेके अधिकारसे वंचित हो जाता है। इस तरहकी धारा बंगाल कृषि-अधिनियमके खण्ड 
१७८ (३) (ख) और खण्ड २३ की संयुक्त व्यवस्थाके विरुद्ध है। पेशगी देनेकी प्रथा 
अबतक प्रछोभन और जाल ही .सिद्ध हुई है। खुश्की करारका किसानकी जमीनसे कोई 
सम्बन्ध न होता चाहिए। इसमें केवछ यह छर्ते होनी चाहिए कि किसान जमींदारको 
आपसमें तय किये गये भावसे निश्चित मात्रामें नील देगा। किसान नीलको अपनी जमीनमें 
पैदा कर सकता है या दूसरे किसानोंसे खरीद सकता है, अथवा किसी अन्य साधनसे 
प्राप्त केर सकता है। यदि एक बार उसकी जमीन करारके अन्तगंत आ गईं तो इसका 


१५४ . सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अनिवार्य परिणाम यह होगा कि बाध्यताकी वही भावना, जो अबतक नौल उगानेके साथ . 
सम्बद्ध रही है और जाँच-समिति तथा सरकारकी इच्छा जिलेकी भावी शान्तिके लिए 
जिसे दूर कर देनेकी है, धीरे-धीरे किसानके मस्तिष्कमें घुसने लगेगी और समय आनेपर 
उसपर हावी हो जायेगी। यहाँ में इसका उल्लेख कर दूं कि विधान सभाका मुख्य ध्येय 
उद्योगको समृद्ध करता या कायम रखना उतना नहीं है जितना किसानोंका कल्याण 
करना। यदि किसानको तिनकठिया या खुदकी प्रथाके घातक प्रभावोंसे सर्वथा मुक्त करना 
है तो यह आवश्यक है कि (क) उस विशेष फसलको जिसे उपलब्ध करानेका जिम्मा 
उसने लिया है वह कहाँसे प्राप्त करना चाहता है और कैसे प्राप्त करना चाहता है, 
इसके लिए उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जायें और उसकी जिम्मेदारी परस्पर स्वीकृत 
मात्राको उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहे; (ख) खुश्की केरारोंकी अवधि यथासम्भव 
छोटी हो, और वह जिस उत्पादनकों मुहैया करता है उसकी कीमत उसे बाजार 
दरपर दी जाये। 

स्मृतिपत्रमें खण्ड ३ (१) में सुझाये गये (ख) और (ग) संशोधन उपर्युक्त कसौ- 
टियोंपर खरे नहीं उततरते इसलिए किसानोंके दुष्टिकोणसे वे पूर्ण रूपसे अमान्य हैं। 

अब में स्मृतिपत्रमें खण्ड ३ (१) में प्रस्तावित संशोधन (क) पर आता हूँ जिसमें 
तिनकठिया प्रथाको, चाहे वह पट्टेकी शर्तके रूपमें हो अथवा साटे या करारोंसे अस्तित्वमें 
आई हो, १९२० तक बढ़ानेकी बात कही गई है। यह प्रस्ताव अत्यन्त खतरनाक है और 
इससे समितिकी रिपोर्टमें उल्लिखित तीन प्रमुख संस्थानों द्वारा दिया गया वचन भी भंग 
होता है। समितिकी सिफारिश है कि इसे अक्तुबर १९१७ से समाप्त कर देना चाहिए 
और इसपर कारंबाईकी जा चुकी है। अब यदि चम्पोरनके नीर-उत्पादकोंका, जिन्होंने 
स्मृतिपत्रपर हस्ताक्षर किये हैं, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये तो इससे घाव फिर 
हरा हो जायेगा और इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। वास्तवमें प्रस्तावका अभिप्राय 
समितिकी रिपोर्ट और उसके आधारपर की गई सरकारी घोषणाके प्रभावकों बेकार 
करना है। इस प्रथाको जारी रखनेका मुख्य कारण यह बताया जाता दा कि नील- 
उत्पादक बीज छे चुके हैं और वे नीलकी अगली फसल बोनेकी पूरी तैयारी कर 
चुके हैं। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि वे खुश्कीकी प्रथाका आश्रय ले सकते 
हैं और वे बीज, यन्त्रों तथा अत्यः सब वस्तुओंका उपयोग उसके अन्तगेत कर सकते हूं। 
यह संच है कि वास्तविक खुश्की प्रथासे किसानोंपर उनका प्रभुत्व उतना न रहेगा, 
जितना साहेसे रहता है और न उन्हें उतना भारी छाभ ही होगा जितना अबतक होता 
रहा है। किन्तु उन्हें न्यायकी दृष्टिसे इस तरहकी एक पक्षीय सुविधाएँ लेनेंका अधि- 
कार कभी नहीं था। हम चाहे कैसे ही सोचें इस प्रथाकों जारी रखनेका 358 
सिद्ध करना कठिन है। 

रही खण्ड ३ । ) के संशोधन (ग) की बात, जिसमें इस बाध्यताको पेशगीकी 
वापसी तक जारी रखवानेका प्रयत्न किया गया है। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि 
राजस्व निकाय भी उसके जालमें फेस गया है। क्षण-भर विचार करनेसे ही मालूम 
हो जायेगा कि यदि यह बाध्यता इस प्रकार जारी रखी गई तो उसे अनन्तकाछ तह 
जारी रखना पड़ सकता है, उससे किसान परेशान किये जा सफते हैं और बहुत-से 


पत्र : राजस्व सचिवको १५५ 


मुकदमे खड़े हो सकते हें। तव यदि नील-उत्पादक चाहेगा तो किसानसे पेशगी कभी वापस 
ही न माँगेगा और तब संभव है, भोला किसान सदा गुलामीमें ही जकड़ा रह जाये। 
मुझे आशा है कि यह दलील न दी जायेगी कि नीर-उत्पादकोंको पेशगीकी वापसीका 
भरोसा होना चाहिए। वस्तुतः उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। किसान उनके आसामी 
हैं और उनपर उनका अधिकार होता है जिसके बलपर वे किसी भी देनदारीको उनसे 
वसूल कर सकते हें। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि प्रस्तावित संशोधन इस 
अनिष्टकारी प्रथाको ज्यादासे-ज्यादा दिन तक जारी रखनेकी एक चाल-मात्र है। यदि 
उक्त संशोधन स्वीकार कर लिया ग्रया तो इससे प्रस्तावित विधानका सान्त्वनाप्रद 
प्रभाव लगभग नष्ट हो जायेगा और चम्पारनमें आग भड़क उठेगी। 

खण्ड ४ (शरह॒बेशी) में प्रस्तावित संशोधन : इस खण्डके सम्बन्धमें पहला संशोधन 
सिरनी संस्थानके प्रवन्धक द्वारा किये गये आवेदनपर आधारित है। किन्तु यह संशोधन 
जिस रूपमें है, उसमें कहा गया है कि कमीकी दरके प्रदनपर न केवल सिरनीके सम्बन्धमें 
बल्कि जलहा तथा मोतीहारीके संस्थानोंके सम्बन्धमें भी पुनविचार किया जाये। इस 
मामलेपर पुनविचारका कोई भी कारण नहीं है। मोतीहारी संस्थानके मैनेजर श्री इविन 
समझौतेमें शामिल थे। जहाँतक सिरनीके प्रइनका सम्बन्ध है, में नहीं जानता कि में जाँच- 
समितिके रुखकी व्याख्या करनेके लिए स्वतन्त्र भी हूँ। में केवछ इतना ही कह सकता हूँ 
कि जाँच-समितिको मामला पुनः सौंपे बिना उन अंकोंपर विचार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वे उस सुचिन्तित समझौतेके परिणाम हें जो केवल समिति और नीछ-उत्पादकों- 
का ही समझौता नहीं है, वल्कि उन विभिन्न हितोंका भी समझौता है जिनका स्वयं 
समितिमें प्रतिनिधित्व था। समझौता एक पूरी चीज और अखण्ड है और पूरी चीजको 
भंग किये बिना उसके एक अंशका भंग नहीं किया जा सकता। यह सच नहीं है कि 
श्री वायन' जैसा उन्होंने अपने आवेदनमें कहा है, गवाही देनेके लिए बुलाये गये या उन्हें 
अपना वक्तव्य दर्ज करानेका अवसर नहीं दिया गया। सब लोगोंके लिए आम सूचना 
निकाली गई थी कि यदि वे कोई गवाही देना चाहें तो अपना वक्तव्य भेज दें; वह उन- 
पर भी छाग्रू होती थी। इतना ही नहीं, वल्कि समितिकी रिपोर्टमें उनसे यह दिखानेके 
लिए खास तौरपर कहा गया था कि शरहबेशीमें किस दरसे कमी की जाये ? इसका 
निरचय मुख्यतः: इस वातको ध्यानमें रखकर न किया जाना चाहिए कि शरहबेशी 
किस दरसे की गई थी। जो दलीऊक इस मामलेमें लागू होती है वही आम तौरपर 
जलहाके मामलेमें भी लागू होती है। 

: खण्ड ४ (२)में संशोधन: एक मुद्दा ऐसा है जिसपर चम्पारनके नीरऊ-उत्पादकों- 
के स्मृतिपत्रसे सहमत होना सम्भव है। वह यह है कि इस विघेयकके अन्तर्गत जो 
लूगान निश्चित किया जाये वह अन्तिम तथा अनिवार्य हो। यह उचित है। किन्तु जो 
भी संशोधन किया जायेगा उसमें अनियमितता तथा अधिकारपत्रके उल्लूंघनकी विना- 
पर अपील करनेका अधिकार सावधानीसे सुरक्षित करना होगा। 

विधेयकका खण्ड ५: में इस आशयका संशोधन भेज ही चुका हूँ कि इस खण्डमें 
से “अपने पट्टेकी जमीनपर या उसके किसी भागपर रूगाई गई” छाब्द निकारू दिये 


१. सिरनी. संस्थानके मालिक । 


१५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जायें। तिनकठियापर विचार करते हुए इस पत्रके पूर्व भागमें में बता चुका हूँ कि 
खुश्की करारमें किसानकी जमीनका उल्लेख क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 

चम्पारनके नील-उत्पादकोंने स्मृतिपत्र द्वारा इसे खण्डमें दो संशोधंन प्रस्तावित 
किये हैं। 
पहला यह है कि धारा (१) में तीन शब्द के स्थानमें “पाँच” शब्द कर देना 
चाहिए। दूसरे शब्दोंमें कहें तो साटेकी अवधि केवल तीन वर्षकी नहीं, बल्कि पाँच वर्षकी 
कर दी जाये। सचाई यह है कि तीन वर्षकी अवधि भी रियायतके रूपमें रखी गई 
है। खुश्की करारकी अवधि यथासम्भव छोटी होनी चाहिए। स्मृतिपत्रमें लम्बी अवधिके 
साटोंकी समाप्तिके प्रस्तावपर खेद प्रकट किया गया है और इस बातको भुला दिया 
गया है कि समितिके सामने साक्षी देनेवाले किसी भी नील-उत्पादकने लम्बी अवधिके 
साटोंके समर्थन करनेका साहस नहीं किया था और उनमेंसे कुछने तो यहाँतक कहा 
था कि वे साटोंको छागू नहीं करते। गन्नेके साटोंके बारेमें भी गॉर्डन कैनिंगने! कहा - 
था कि “जब उन्होंने गन्ना बोना प्रारम्भ किया था तब साठें किये गये थे; किन्तु वे 
लागू नहीं किये गये थे, इसलिए उन्हें रद समझा जाये।” 

स्मृतिपत्रमें एक अन्य सुझाव यह है कि किसान इस बातको सदा बहुत ज्यादा 
पसंद करेंगे कि उन्हें मालकी तोछ या कृतकी अपेक्षा जमीन, जिसमें निरदिष्ट फसल बोई 
गई हो, के रकबेके आधारपर एक बँधी दरसे दाम दिया जाये। यह मेरे अनुभवके 
प्रतिकूल है। यह समझ लेना चाहिए कि इस सम्बन्ध भी अन्य बातोंकी तरह वास्तविक 
उद्देश्य तिनकठियाको' पुनर्जीवित करना ही है। 

[अंग्रेजीसे ] 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधोज्ञ मूवरमेंट इन चम्पारन 


८८. पन्न : डॉ० कुलकर्णोको 


[ मोतीहारी | 
जनवरी, २४, १९१८ 
प्रिय श्री कुलकर्णी, 
अपना पिछला पत्र भेजने तक में आपका भेजा हुआ साहित्य पढ़ चुका था; किन्तु 
मुझे वह अपने प्रयोगोंसे विमुख करने योग्य समर्थ नहीं छगा। आप जो कहते हैं, संभव 
है वह सच हो और न भी हो। नमक तमाम रोगोंके लिए रामबाण हो, तब तो 
उसका उंपयोगं दुगुनां या चौगुना करानेकी कोशिश केरनेमें भी कुछ उठा नहीं रंखना 
१. पुरा संध्थानके प्रबन्धक । . े 
२, कोई एक सप्ताह, बाद गांधीजीने बिहार और उड़ीसा सरकारकी कार्यकारिणी परिषदके सदस्य 
श्री डब्ल्यू० मॉड्से भेंट की और उनसे खुश्की, शरहवेशी भादिके सम्बन्धमें विस्तृत रूपसे चर्चा की । इस 
सेंटके विषयमें केवल श्री मॉडकी टिप्पणी ही उपलब्ध है। देखिए परिशिष्ट ११॥ 


पत्र : डॉ० कुलकर्णीको १५७ 


चाहिए। मुझे तो प्लेग वर्गरा रोगोंको नमकके प्रयोगसे सफल रूपमें दूर करनेके बारेमें 
आँकड़े चाहिए। निरामिष-आहार सम्बन्धी पुस्तकोंमें नमकके प्रयोगके विरुद्ध मेंने काफी 
पढ़ा है, इसीलिए मेंने स्वयं नमक छोड़कर देखा । लगभग सात वर्ष पहले कस्तूरबा सख्त 
रकतस्रावसे बीमार थीं। कूनेके कटिस्तान और खुराकके कड़े प्रयोगोंसे में उसका उपचार 
कर रहा था। जब में कगभग निराश हो गया, तब मुझे विचार आया कि श्रीमती वेलैसने 
नमक और डॉ० हेगने दालके विरुद्ध खूब कहा है। डॉ० वेलेसकी दलील यह है कि नमक 
उत्तेजक और प्रदाह-जनक है। वह प्राणिज न होनेके कारण बिना पे ही बाहर निकल 
जाता है और निकछते-निकलते काफी नुकसान कर जाता है। वह पाचन-रसकी ग्रन्थि- 
योंको जरूरतसे ज्यादा उत्तेजित करता और मेदेमें प्रदाह उत्पन्न करता है और मनुष्यको 
जरूरतसे ज्यादा खिला देता है। इस प्रकार वह पाचन-तन्त्रपर जरूरतसे ज्यादा बोझ 
डालता और खूनको कमजोर करता है। सब लोगोंकी तरह कस्तूरबा और में नमकको 
पसन्द करते थे । उसे खासी मात्रामें लेते थे। मेंने अपने मनसे दलीलकी कि दारीरको जो 
नमक मिलता है, वही शायद उसकी बीमारीको रूम्बा करनेके लिए जिम्मेदार है। दालके 
मामलेमें मेने जो दलील की, उसमें उतरनेकी कोई जरूरत नहीं देखता । उस समय में खुद 
काफी स्वस्थ था। स्वास्थ्यके कारण मुझे कोई परिवर्तेन करनेकी जरूरत ही नहीं थी। 
फिर भी मेंने देख लिया कि में नमक और दाल न छोड़ दूं, तो कस्तूरबाकों वैसा करनेपर 
राजी न कर सकूगा। इसलिए ये दोनों चीजें मेंने छोड़ दीं और कस्तूरबासे भी छुड़वा 
दीं। उसके उपचारमें मेंने और कोई परिवर्तेन नहीं किया। एक हफ्तेमें ही खून बन्द 
हो गया और उनका अस्थिपंजर-जैसा शरीर भरने रकगा। तबसे अभीतक मेंनें नमक 
नहीं खाया, किन्तु कस्तूरबाको तो नमककी आदत ऐसी पड़ी थी कि उसे छोड़ देनेकी 
जरूरत समाप्त होनेपर वह उसे फिर शुरू करनेके छालूचका मुकाबला न कर सकी। 
इसलिए पूरी तरह अच्छी हो जानेके बाद उसने नमक लेना झुरू कर दिया। अब भी 
समय-समयपर जब उसे रक्‍्तस्राव हो जाता है, तब नमक छोड़ देने और घर्षण-स्तान 
करनेसे वह बिलकुल अच्छी हो जाती है। अपने प्रयोगके इन सात वर्षोमें मेंने दमा 
और फेफड़ोंकी दूसरी व्याधियोंवाले रोगियोंका इलाज बिना नमककी खुराक देकर किया 
और इसके हमेशा अच्छे ही- परिणाम निकले हैँ । अपने विषयमें में कह सकता हूँ कि जिन- 
जिन छोगोंके सम्पर्कमें आया हूँ, चमक न लेनेके कारण में उन सबसे कुछ-ज्यादा बीमार नहीं 
रहा। में मानता हूँ कि बिना नमककी खुराकसे अपने ब्रह्मचय॑-त्रतके पालनमें मुझे काफी 
मदद मिली है। ये सारे अनुभव मेरे सामने मौजूद होनेके कारण नमककी आपकी साग्रह 
हिमायतसे मुझे जरा आघात लगा है। हाँ, में अपने शरीरमें एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ 
और उसके बारेमें मेंने डॉक्टरोंके साथ चर्चा भी की है; किन्तु वे उसपर कोई प्रकाश 
नहीं डारू सके। मुझे कोई चोट लूगती है, तो वह पहलेसे बहुत जल्दी अच्छी हो जाती 
है। लम्बे सफरके बाद भी मुझे बहुत अधिक थकावट महसूस नहीं होती। लेकिन मालूम 
पड़ता है कि में एक हरी टहनीकी तरह नाजुक और रूचीला . बन गया हूँ। भेरी 
चमड़ी बहुत नाजुक और नरम'ः हो गई है। यह छुरीसे अपेक्षाकृत ज्यादा आसानीसे कट 
जाती है। यद्यपि में हमेशा नंगे पैर चलता हूँ, फिर भी मेरे पैरके तऊूवे औरोंकी तरह 
कड़े और मोदे नहीं पड़ रहे हैं। मेरे मसूड़े नरम हो गये हैँ और मुंहमें जो थोड़ेसे दाँत हैं, 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


वे उपयोगकी अपेक्षा शोभाके लिए ही अधिक हैं। क्या यह भी सम्भव है कि यह 
नाजूकपन बिना नमककी खुराकका परिणाम हो ? अलबत्ता, अपने जीवनके तरीकेमें मेंने और 
बहुत-से परिवर्तन किये हैं, इसलिए अकेले नमकको. इसके लिए जिम्मेदार मानता मुद्किल 
है। अपने झरीरकी इस खराबीके प्रति --- अगर उसे खराबी माना जा सकता हो तो 
--मेरा ध्यान न खिंचा होता, तो और बहुत-से छाभोंके कारण, जिनका मेंने अनुभव 
किया है, में बिना नमककी खुराककी बड़ी जोरदारं हिमायत करता। अगर आपसे मुझे 
कोई नई जानकारी मिले, तो थोड़े ही समयके लिए क्यों न हो में नमक खाना छुरू करना 
चाहँगा और अपने शरीर॒पर उसके क्या परिणाम होते हैं, यह देखूँगा। अपना प्रयोग थोड़े 
समयके लिए बन्द रखता वांछनीय है या नहीं, इसकी चर्चा डॉक्टर देवके साथ कर ही 
रहा था कि आपका पत्र आ गया। मेंने अपना पिछला पत्र उसीके उत्तरमें छिखा था। 
इस मामलेमें आपके पास निश्चित जानकारी हो और आप वैज्ञानिक दृष्टि रखनेपर 
'इतना आग्रह करते हों कि उत्साह के आवेगरमें भी सत्यके मार्गसे जरा भी विचलित होनेसे 
इनकार करें, तो में प्लेगकी जाँच और इस बातकी खोज करनेके लिए कि मनुष्यके 
भोजनमें नमकका मूल्य वास्तवमें कितना है, आपका सहयोग प्राप्त करना चाहूँगा । आपकी 
बताई हुई पुस्तकें जुटानेकी कोशिश करूँगा। 


[अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे ! 
सौजन्य : नारायण देसाई 


८९, पत्र. काका कालेलकरको" 


[मोतीहारी ] 
जनवरी २४, १९१८ 


आरोप सच भी हो सकता है और झूठ भी। अगर सच हो तो अपराधीको 
प्रायश्चित्त स्वरूप जेल जाना चाहिए; और यदि व्यक्ति निरपराध हो [फिर भी से 
सजा दी गई हो तो] उसे चाहिए कि वह न्यायाधीशको शिक्षा देनेके विचारसे जेल 
जाये। यदि सभी निर्दोष व्यकित अपनेको निर्दोष घोषित करते हुए जेल जाने छगें तो 
हो सकता है किसी दिन कोई निर्दोष व्यक्ति सजा ही न पाये। इतना वी हुआ साधा- 
रण दृष्टिसे विवेचन । प्रोफेसरके मामलेमें बहुत-सी विशेषताएँ हें। उनपर भामला घोड़ेको 
तेजीसे हाँकनेके कारण ही नहीं चलाया गया था। सरकारको .यह तो एक बहाना मिल 
गया था। इस मामलेको चलानेका हेतु यही था कि जैसे भी हो मुझे और मेरी आडइम 


१. यह पत्र उनके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए छिंखा गया था कि ओोफिसर इुपलछानीका जेल जाता 
सत्यागनह कैसे हों सकता है भौर इस सम्बन्धमें अपील क्यों नहीं की गई । 


पत्र : जमनादास गांधीको १५९ 


इस आन्दोछनको अप्रिय बनाया जायें। मेरे विरुद्ध न सही मेरे किसी सहयोगीके विरुद्ध 
भी कुछ किया जा सके, तो मेरे प्रतिपक्षी खुश होंगे, ऐसी कुछ मान्यता इसके पीछे थी। 
ऐसे समय प्रोफेसरका जेल जाना और अपना स्वरूप दिखाना जरूरी था। फिर यहाँके 
लोग जेलमें जानेसे बहुत डरते हैं। उनका भय निकालनेका यह एक सुन्दर अवसर था। 
इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। खुद प्रोफंसरके लिए भी यह अनायास प्राप्त अनुभव 
छोड़ देना ऐसा ही होता, जैसा लक्ष्मीके तिलक लगानेके लिए आनेपर कोई मुँह छिपा ले। 
स्वयं कष्ट भोगना और अन्यायका विरोध करना ही सत्याग्रह” है। न्‍्यायाधीशका 
निर्णय खालिस अन्याय था। जेलू-यात्राका कष्ट स्वीकार करके प्रोफेसरने सत्याग्रह किया। 
अपीछू करना सत्याग्रहके क्षेत्रमें ही नहीं आता। शुद्ध सत्याग्रहमें सफाईकी गुंजाइश 
नहीं होती। हम जिस सत्याग्रहको देख रहे हैँ, वह शुद्ध नहीं, मिश्वित सत्याग्रह है। यह 
मिश्रण हमारी कमजोरीका माप और लक्षण है। जब शुद्ध सत्याग्रह किया जायेगा, तब 
दुनिया उसका आइचर्यजनक प्रभाव देखेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए सत्याग्रह 
की दृष्टिसे तो अपीक करनी ही नहीं थी; किन्तु अपील नहीं की गई इसमें सत्याग्रहका 
शुद्ध रूपमें पालन करनेकी इच्छा गौण थी। मेरे खयालसे मामलछा इतना कमजोर था कि 
हमने अपील वगैरह करके उसे बड़ा रूप नहीं दिया और इस प्रकार हम न्यायाधीशका 
पक्षपात और अज्ञान दोनों आसानीसे दिखा सके। फिर कोई भी वकील यह आश्वासन 
नहीं दे सका कि अपील करेंगे तो उसमें हम जीतेंगे ही। वकीलोंसे मेने कह दिया था 
कि उनकी इच्छा हो तो वे अपील करें, किन्तु हारकर आयें, तो में जरूर दोष दूँगा। इस 
मुकदमेमें अपीरू नहीं की जा सकती थी, नजरसानी ही कराई जा सकती थी। नजरसानी 
में बड़ी अदालत भी तथ्योंपर विचार नहीं करती, सिर्फ कानूनी गलती ही सुधारती 
है। इस मामलेमें बचावकी कानूनी गुंजाइश नहीं थी। तुम देखोगे कि इसमें सत्याग्रह और 
संसार जिसे “ व्यावहारिकता ” कहता है, उसकी भी रक्षा हुई है। 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, सण्ड ४ 


९०, पत्र: जमनादास गांधीको 


[ मोतीहारी | 
जनवरी २४, १९१८ 
चि० जमनादास, 

तुम्हें अपना काम छोड़कर मेरे पास रहनेसे कुछ मिलेगा नहीं। थोड़े दिन बाद 

तुम्हीं ऊब जाओगे और अपने उपेक्षित कत्तंव्यको याद करोगे। 
इसलिए तुम्हें वहीं रहकर आनन्द खोजना चाहिए। तुम्हारी इस समय मेरे पास 
रहनेकी इच्छा एक प्रकारका विषय” है। और जिस तरह विषयके उपभोगके बाद 
हममें थकान और निराद्या आती है, उसी तरह तुममें भी अभी मेरे पास थोड़े समय रहने 


१६० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


के बाद निराशा आ जायेगी। यह आदछो अपने सामने रंखो कि तुम्हें किसी दिन मेरे पास 
आना है और इस बीच हाथके कामोंको पूरा करके आनेके योग्य बनो। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | ह 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


९१. पत्र: सगनलाल गांधीको 


मोतीहारी 
पौष सुदी १२, [जनवरी २४, १९१८] 
चि० मगनलछालर, 

प्रोफेसरकी जेल-यात्रापर तुम लछोगोंने उत्सव मनाया सो अच्छा ही किया; संगीत- 
शास्त्रीपर भी ठीक रंग चढ़ गया है। काकाके नाम भेजे गये पत्रसे' प्रोफेसरके बारेमें 
तुम्हें सब कुछ माछूम हो जायेगा। अगर फकीराने' राजोंको स्वयंसेवकोंके रूपमें काम 
करनेको भेजा है तो इससे प्रकट होता है कि उसके अन्तस्तूूमें अभी भी आश्रमके 
लिए स्थान है। ठाकुरछालकी बीमारीने तो बहुत दिन ले लिये। भाई ब्रजछाल जैसा 
स्वास्थ्यकर ले वहाँ पहुँचे, वेसा ही बनाये रखें तो ठीक है। यहाँ बागान-मालिक बड़ी 
चीख-पुकार कर रहे हें। में जितना सावधान हूँ उतना ही निश्चिन्त भी हूँ; मुझे तो 
मुख्यतः इतनी ही निगरानी रखनी है कि किसान कोई ग़छूत कदम न उठा पायें। 
में नरहरिंको भरसक जल्दी ही वापस भेज दूंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय 
शालाको किसी प्रकारका धक्का नहीं रूगना चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। 

प्रभुदाससे कहना कि पत्र लिखा करे।' 
बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्रकी महादेव देसाई द्वारा की गई प्रतिलिपि (एस० एन० 
६३३२) की फोटो-नकलसे। 


१. देखिए “पत्र: काका काठेलकरको ”, २४-१-१९१८ । 
२. फीनिक्स आश्रमके एक कार्यकर्ता; देखिये खण्ड ११, “डायरी: १६१२” । 
: ३. इसके बाद मद्दादेव देसाईने छगवकाल गांधीके नाम निम्नलिखित पंक्तियों जोड़ी यीं: 
“ बापूजी लिखाते दें कि पोल्कके खातरेमें र० ३,००० जमा' करना; पही ठीक होगा । साथके 
कांगज- मावलंकरको देना |” 


९२. पत्र: छगनलाल गांधीको 


मोतीहारी 
पौष सुदी १४ [जनवरी २५, १९१८ ] 


चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। चि० मथुरादासको सौंप देनेमें हेतु यह है कि वह उन्हें 
अपनी मरजीके मुताबिक प्रकाशित कराये। अंग्रेजी भाषणोंका अनुवाद अवश्य होना चाहिए । 
इस कामको वह कर सकता है, उसमें काफी योग्यता है, उसे यह काम पसन्द भी है। 
/ अनुवाद करते-करते कदाचित्‌ विशेष आत्मदर्शन कर पाऊं ” --- यह छोभ भी उसके 
मनमें है। वह बहुत चरित्रवान्‌ युवक है। देश-सेवा करनेका इच्छुक है। मेरे साथ छगा 
रहा है और उसने अपनी यह -इच्छा बड़ी सुन्दर भावनासे प्रेरित होकर प्रकट की है। 
इस प्रकार अनेक कारणोंसे मेरे मनमें यह आया कि यह काम उसीको सौंपना ठीक 
होगा। प्रूफ इत्यादि पढ़नेके छिए उसके पास समय भी पर्याप्त है। किन्तु जबतक 
तुम उसकी सहायता नहीं करते तबतक तो वह पंखहीन पंछी-जैसा है। जब हम ये 
लेख उसके हवाले करेंगे तभी वह सामग्री इकटूठी कर सकेगा। वह केवल नटेसन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकका अनुवाद कर लेनेसे सन्तुष्ट होनेवाला नहीं है। अगर तुम इसका 
अनुवाद करनेके कामसे मुक्त हो सको तो तुम्हारे सामने अन्य अनेक काम पड़े हैं। 
अब एक ही प्रइन रह जाता है। अगर तुमने अखण्डानन्दजी आदिको वचन दे रखा है 
और वे तुम्हें उस बन्धनसे मुक्त न करें तो मथुरादासकों निराश करना ही होगा। 
अगर वे इन्हें प्रकाशित करें तो भी प्रूफोंके बारेमें कुछ व्यवस्था तो करनी होगी। 

मेंने तुम्हारा नोट पढ़ लिया है। तुम यदि उसे बढ़ाना चाहो तो उसमें अभी 
काफी बढ़ानेकी गुंजाइश है। “इंडियन ओपिनियन ' में मेरे अनेक लेख ऐसे हें जो मुझे 
बहुमूल्य प्रतीत हुए हैँ। उनमें से चुनाव किया जा सकता है। दक्षिण आफ़िकामं मेंने 
जो अनेक प्रार्थनापत्र लिखे थे उनमें बहुत-सा इतिहास आ गया है। “खुली चिट्ठी ! ' 
“हरी पुस्तिका '' नामक दो चौपतियों, जिनमें से- पहली सन्‌ १८९४ में लिखी गईं थी 
और दूसरी यहाँ, में अनेक सरकारी रिपोर्टोका सारांश है। गिरमिट प्रथाके बारेमें मेंने 
१८९४ में जो आवेदन-पत्र' तैयार किया था उसमें गिरमिट प्रथाके सम्बन्धर्मं अनेक सर- 
कारी खरीतोंका निचोड़ दिया हुआ है। इस तरह यदि तुम दक्षिण आफ़िकावाला सन्दूक 
खोलोगे तो उसमें तुम्हें हर तरहकी बहुत-सी उपयोगी सामग्री मिलेगी। जो व्यक्ति इन 


१, देखिए “ खुली चिट्ठी ”, दिसम्बर १८९४, खण्ड १, पृष्ठ १४२-६६ । 

२, देखिए “दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीषोंकी कष्टगावा ”?, १४-८-१८९६; खण्ड २, 
पृष्ठ १-७९ । ह | 

३. शायद गांघीजीका अमिश्राय “प्रार्थनापत्र : छॉर्ड रिंपनको ”, जुलाई १७, १८९४ से है; देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ । 
१४-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लेखों इत्यादिका संकलन करता चाहेगा उसे इस काममें कमसे-कम छ: माह तो छगाने ही 
पड़ेंगें। और अगर 'धर्म नीति!' आदि पुस्तकें छापने बैठेंगे तो यह काम और भी 
लम्बा हो जायेगा। १८९०-९१में जो लेख' मेंने विलायतमें लिखें थे उन्हें भी शामिल 
किया जा सकता है। वे कहाँ होंगे यह मुझे याद नहीं है ऐसा स्मरण आ रहा है 
कि मणिलाल या हरिलालने उन्हें सँभालकर रख छोड़ा है। 


बापूके आशीर्वाद 


महादेव देसाई द्वारा लिखित तथा गांधीजीके हस्ताक्षर-युक्त मूल गुजराती पत्र 
(एस० एन० ६३३४) की फोटो-नकलसे । 


९३, पतन्नः ग० वा० मावलंकरको 


[ मोतीहारी | 
जनवरी २७, १९१८ 


भाईश्री मावलंकर, ेल्‍ 

सभा द्वारा तैयार किये गये खेड़ा सम्बन्धी प्रेस नोटके जवाबके मसविदेके बारेमें 
आपका पत्र मिला। जवाबका पहला भाग मुझे जितना अच्छां छगा, आखिरी उतना 
ही कमजोर। में उसे सुधारनेके झंझटमें नहीं पड़ता | खेड़ा जिलेके बाहरकी किसी संस्थाका 
जिलेसे कुछ सरोकार नहीं है, सरकारके इस खयालका बड़ा जोरदार जवाब दिया जा 
सकता है। सभामें खेड़ा जिलेसे कोई भी सदस्य न आया हो, तो भी सभाको [ बहाँके 
और यहाँतक कि ] गुृजरातके किसी भी हिस्सेके सम्बन्धर्में सरकारकों लिखनेका अधिकार 
है। इतना ही नहीं बल्कि यह उसका कत्तंव्य है। जाँच समितिके सदस्योंके नाम लेना 
जरूरी था। नये [जूनियर ] और पुराने [सीतियर |] अधिकारियोंमें जो भेद दिखाया 
गया है, यह अनुचित है। इससे हमने, अनजाने ही सही, यह मान लिया जान पड़ता 
है कि पुराने अधिकारी होते, तो वे बारीकीसे और उचित जाँच करते। हमारा दावा 
तो यह है कि सरकारी अधिकारी होनेके कारण ही वे अनुभवी और अपनी जिम्मेदारी 
समझतनेवाले प्रजाजनोंकी अपेक्षा कम विद्वासपात्र हें; क्योंकि वे [अधिकारी] अपने 
स्वार्थेकी रक्षाके लिए ही लिये जाते हैं और उनकी आदत जनताकी बातको ठुकरानेकी 
होती है, जब कि जनताके नेताओंमें स्वार्थ नहीं होता वे तटस्थ होते हैं और जानते 
हैं कि उनकी भूछको दरगुजर नहीं किया जायेगा; इस कारण उनकी जाँच ज्यादा 
विश्वसनीय होती है। ये सारी बातें हमें अच्छी तरह बतानी चाहिए थीं। इस झगड़ेसे 
हम॑ [जनताको | शिक्षित करना चाहते हें और यह दिखाना चाहते हैं कि जसे 


१. खण्ड ६ में “ नीतिधमो अथवा पर्मनीति” शीर्षकर्से प्रकाशित । 
२, गांधीजीके शुरू-शुरूमें लिखे गये ये ठेख सन्‌३८९१ वेजिदेरियन और वेजिटेरियन 
प्ेसेंजरमें प्रकाशित हुए थे । इनके लिए देखिए खण्ड १ । 


पत्र : ग० वा० मावलंकरको १६३ 


सरकार अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा के लिए उत्सुक है, वेसे ही हम भी अपनी प्रतिष्ठाकी 
रक्षाके लिए उत्सुक हैं। सरकार अपनी प्रतिष्ठाको प्रायः अपनी सत्ताके जोरसे कायम 
रखती है; किन्तु हमें इसको केवल अपने न्यायपूर्ण कार्यसे कायम रखना चाहिए। 
जनताको इस तरहका विस्तृत अनुभव और निद्िचत पथ-प्रदशेन मिले, तो उससे उसे 
स्वराज्यकी बड़ी तालीम मिलेगी। मेने इस हृदतक यह आलोचना इसीलिए की है। 

दूसरी बात जो में कहना चाहता हूँ यह है कि ऐसे समय किये हुए कामका 
मूल्य आसानीसे आँका जा सकता है। समितिको दूसरे सारे कामोंको छोड़कर भी तुरन्त 
अपनी बैठक करनी चाहिए। सार यह है कि समितिका कार्य स्थगित नहीं किया जा 
सकता। समितिमें ऐसे होशियार और जिम्मेदार लोग होने चाहिए, जो जब जरूरत 
पड़े, उपस्थित हो सकें। अगर हमारा मामला सच्चा हो, तो उससे हजारों गरीब लोगोंकी 
रक्षा हो सकती है। जैसे हम अपने निजी स्वार्थके लिए सब कुछ त्याग देना न्याय- 
संगत मानते हैं, वैसा ही आचरण हम इस सावंजनिक स्वार्थकी खातिर करनेके लिए 
बाध्य हैँ। यह हरएक सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकी ग्रुप्त प्रतिज्ञा होनी चाहिए। मेरा खयाल 
है कि हमारा जवाब बहुत देरसे गया माना जायेगा। अक्सर सरकार अपेक्षाकृत अधिक 
सावधान होनेके कारण ही सार्वजनिक आन्दोलनको दबा पाती है। न्याय “ सोनेवालेको 
नहीं, जागनेवालेको ही सहायता दे पाता है।' यह वाक्य अदालतमें दुहरानेके लिए 
ही नहीं है; यह हमारे हर व्यवहारमें लागू होता है। 

आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अडिग रहे हैं; इसीलिए मैंने 
आपकी उक्त आलोचना की है। अगर मेरा यह कहना होता कि आप आल्सी हैं, तो यह 
बात मेंने अपनी चुप्पीसे ही बता दी होती। ऐसा कहनेके लिए कालक्षेप करना मेरा 
तरीका ही नहीं है। आप अधिकाधिक सावधान बनें और तीस व पुरानी इस सभाका 
सम्मान बढ़े, इसी उद्देश्यसे उक्त प्रेमोद्गार प्रकट किये हें। उन्हें प्रहार समझनेकी भूल 
न करें और खिन्न न हों। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


९४. पत्र : रेलवे बोडंके सचिवको 


.'.. मोतीहारी 
न जनवरी २९, १९१८ 
वाम 
सचिव 
रेलवे बोडें 
[ महोदय, | 


आपका इस मासके दिनांक २२ का पत्र, संख्या ५५२-टी-१७ मिला । हुम्बे 
उत्तरके लिए धत्यवाद । आशा है, पत्रके कुछ मुद्दोंके बारेमें बादकी किसी चिट्ठीमें 
लिख पाऊंँंगा। £ 0 

फिलहाल में आपको अपने उस भाषणकी' एक प्रति भेज रहा हूँ, जो मेंने क- 
कत्तामें हालमें ही हुए समाज-सेवा सम्मेलनमें दिया था। उसमें मेंने रेलवे-सम्बन्धी शिका 
यतोंसे सम्बद्ध अनुच्छेदको चिह्नित कर दिया है। ज्ञायद आप मुझसे इस बातमें सहमत 
होंगे कि मेंने मुसाफिरोंके साथ काबुलियोंके जिस आचरणका उल्लेख किया है उसपर 
तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यदि उनके लिए पृथक स्थानका 


प्रबन्ध कर दिया जाये तो उससे साधारण मुसाफिर काफी हृदतक कष्टोंसे बच सकेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ़ इंडिया: रेलवे, मार्च १९१८, ५५२-टी-१७/ १-२४ 


९५. पत्र : कुमारी एडा वेस्टको 


[ पटना ] 
जनवरी ३१, १९१८ 


प्रिय देवी, 

मणिलालका मामला दु:खदायक है। मेंने उसे धीरज बँधाते हुए एक पत्र ल््खि 
है । उसके विवाहकी बात स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। और कुछ वर्ष वह 
अविवाहित जीवन बिता सके, तो फिर उसे अभ्यास हो जायेगा। मेंने उस्ते छिख्रा है 
कि वह अपनेको बिलकुल स्वतन्त्र माने और मेरी सलाहको एक मित्रकी सलाह ही 
समझे। अभी तुम सबकी अग्नि-परीक्षा हो रही है। भगवान्‌ करे, तुम सब कोई आँच 
आये बिना इसमें उत्तीर्ण हो सको। 


१. देखिए “ माषण : अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलनमें ”, ३१-१९-१९१७ । 


पत्र: मणिलाल गांधीकों १६५ 


यहाँ सत्याभ्रहके तीन संघर्ष बिलकुल सिरपर ही आ गये हैं ।' कहना मुदिकल 
है कि इनमें से कौन-सा संघषं छिड़ जायेगा। किन्तु अभी तो मेरा सारा समय इसीमें 
जाता है और मुझे हर समय रेलू-्यात्रा करनी पड़ती है। ये बहुत थकानेवाली होती 
हैँ, पर इनके बिना छुटकारा भी नहीं है। 


सस्नेह, 
[ अंग्रेजीसे तुम्हारा भाई 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : नारायण देसाई 
९६. पन्न : मणिलाल गांधीको 
[पटना ] 


जनवरी ३१, १९१८ 

[चि० मणिलाल, | 

मुझे देवीबहनने लिखा है कि तुमने सैमके समक्ष अपने अविवाहित रहनेपर 
असन्तोष प्रकट किया था। तुम अपने विचार मेरे सामने रखनेमें कोई अड़चन न सम- 
झना। तुम मेरे कैदी नहीं, मित्र हो। में तुम्हें अच्छी सलाह दूँगा। उसपर विचार 
करके तुम्हें जो सूझे, सो रास्ता लेता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डरसे कोई पाप- 
कर्म न करो। मेरी कामना है कि तुम्हें मेरा या और किसीका भय न हो। 

मेरे विचारके अनुसार तो तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। इसीमें तुम्हारा श्रेय 
है। अगर यह स्थिति असह्य हो, तो तुम्हें जब वहाँसे छुट्टी मिल सके, तब यहाँ आकर 
विचार करना। यह स्पष्ट है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। में मानता हूँ कि यदि 
तुम्हें विवाह करना ही हो, तो कन्या मिक जायेगी। में आशा करता हैँ कि तुम विवाहकी 
खातिर ही अपना वहाँका काम नहीं छोड़ोगे । “इंडियन ओपिनियन ! को व्यवस्थित- 
करके ही तुम विवाहका बिचार कर सकोगे। अपनी प्रसन्नता न गँवाना। स्वप्नोंमें मत 
भटकना । हम हजारों वस्तुओंकी इच्छा करते हूँ । वे सभी नहीं मिल सकतीं, यह 
समझकर पूर्णतः शान्तर रहना । जो कुछ करना है, सो शुद्ध और खुले रूपमें करना 
है, यह निरचय रखना। फिर तो सब कुशल ही है। ) 

मुहम्मद अलीके मामलेमें मुझे शायद बड़ी लड़ाई छेड़नी पड़े। अभी कोई फैसला 


नहीं हुआ है। ह 
बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. यहाँ पढ् ही खेड़ा सत्पाप्रह, अद्मदावादमें मिलू-मजदूरों सम्बन्धी परिस्थिति और होमरूछ 
आन्दोलनका उल्छेख है । बे 


९७. पतन्न ; ग० वा० सावलंकरको 


[ पटना | 
जनवरी ३१, १९१८ 
[भाईश्री मावलंकर, | 
में आपके घमंसंकटकों भलीभाँति समझ सकता हूँ। जब दमयन्तीको नलल्‍ू-जैसे ही 
कई अन्य व्यक्ति दिखाई दिये तभी तो उसके सामने भारी संकट उपस्थित हुआ था। 
ऐसे समय की दृढ़ता ही दुढ़ता मानी जाती है। लेकिन यह आसान नहीं, इसलिए ऐसे 
समय भूलें हो जायें तो वे बहुघा क्षम्य होती हैँ। मुझे एक छाख रुपये इकटूठे करके 
लगान चुकानेगें कुछ सार तो जरूर दिखता है, किन्तु ऐसा प्रयोग सरकारके सुधारके 
लिए बिलकुल उपयोगी नहीं है | मुझे ऐसा नहीं कगता कि हम किसानोंकी तरफसे 
लगान चुकायें तो सरकार इससे तनिक भी दुखी होगी । किन्तु किसानोंके मवेशी 
बेचना लोहेके चने चबाने जैसा है। सत्याग्रहका उद्देश्य छोगोंको साहसी और स्वतन्त्र 
बनाना है, हमारी नाक रखना नहीं। डरके मारे या हमारा अविश्वास करके कायर 
बनकर लोग रुपया दें, तो वे कर देनेके योग्य माने जायेंगे। हमें अपनी साख रखनेके 
लिए और अधिक प्रयत्त करना चाहिए। यह सत्याग्रहका प्रशस्त मार्ग है। मेरे पास 
एक छाख रुपये हों, तो में घर-घर जाकर छोगोंसे कहूँ .कि तुम चाहे अपने ढोर 
विक जाने दो, परन्तु ऋण लेकर रुपया मत दो; चाहें विना व्याजके ही ऋण क्‍यों 
न मिलता हो। में नीलाम होनेपर एक लाख रुपयेमें लोगोंके ढोर ले छू और जो 
संकटके समय अडिगय रहें, उन्हें समय आनेपर वापस सौंप दूं। में छोगोंसे यह न 
कहूँ कि में उतके ढोर बचा लूंगा। यह ऐसा समय है कि यदि कार्य सांग्रोपांग सफल 
हो, वो सरकारको लूगभग माफो माँगनी पड़ेगी। 
मेरा यह सब लिखना समय वीतनेपर वुद्धिमानी दिखाने जैसा माना जायेगा, 
इसलिए उसका मूल्य कम है। आप समयपरं जो उचित प्रतीत हो, वही करते रहें। 
मुझे आपके कार्यकी जाँच दूरसे करनेका अलम्य छाम मिलता है और आपको यह 
अनुभव मिलता है कि इस दुनियामों किसी भी मनुष्यके बिना काम चलाया जा 
सकता है।, 
[ गृजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


९८, देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंदर 


[ बम्बई | 
फरवरी २, १९१८ 
देवा, 
जिस दिन तू मेरी गद्दी लेनेके लिए तैयार हो जायेगा, उस दिन तुझे रोकनेकी 
ताकत किसीमें नहीं होगी। में सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तू मजबूत बन। यह 
मत समझना कि तुझमें योग्यता नहीं है; काम जैसे-जैसे सामने आयेंगे, वैसे-वैसे मार्ग 
सूझता जायेगा। 


बापूके आश्षीर्वाद) 
[गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


९९. पतन्न : प्रभुदास गांधीको' 


[ बम्बई ] 
फरवरी २, १९१८ 


[चि० प्रभुदास, | 

में चाहता हूँ कि तुम यह समझ सको कि आश्रममें में न होऊँ तो भी वहाँ बहुत 
कुछ है। यदि मेरा शरीर वहाँ होनेसे ही आश्रममें जीवन दिखाई देता हो, तो यह 
स्थिति ठीक नहीं है; क्‍योंकि शरीर तो आखिर नष्ट होगा ही। यदि वहाँ आत्माकी 
उपस्थिति माछूम होती हो तो [ठीक है क्योंकि] वह वहाँ सदा बनी हुई है। हम 
जिसपर प्रेम रखते हें, उसके शरीरके प्रति अपनी आसक्ित ज्यों-ज्यों छोड़ते हें, त्यों- 
त्यों उसके प्रति हमारा प्रेम विशुद्ध और विस्तीर्ण होता है। यदि हम सब आश्रममें 
जैसा वातावरण उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं, अपनी भावना भी उसके अनुकूल बना 
सकें, तो आश्रम कभी सूता न छगे; इतना ही नहीं, उसमें सामाजिक भावना जल्दी 
पैदा हो। 

यह पन्न अनायास तुम्हारी बुद्धिके बाहर लिखा गया है। जो न समझ सको, वह 
चि० छगनलालसे पूछकर समझ लेना। इसे दूसरोंको भी पढ़ने देना, क्योंकि यह पत्र 


१. प्रभुदासने गांधीजीको छिखा था कि देवदास काकाके बिना आश्रम अच्छा नहीं लगता और 
बापू , आप न हों तो आश्रम सता और जीवन-दीन लगता है। इसके उत्तरमें ही यह पत्र लिखा 
गषी था । 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


ऐसा है, जिससे सभीका उपकार हो सकता. है। इसे तुम संभालकर रख लेना गौर 
वार-बार पढ़कर इसके एक-एक हशब्दको अच्छी तरह समझ लेना। 
वापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 
भहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१००. पन्न: रांचीके एक सज्जनको 
[वम्बई | 
फरवरी २, १९१८ 
आश्रममें रहे विना भी जो मनुष्य आश्रमके नियमोंका पालन करे, वह आश्रम- 
वासी है। और जो आश्रम रहते हुए भी उनका जान-वूझकर उल्लंघन करे, वह 
आश्रमसे वाहरका है। - 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१०१. श्रीमती जिनराजदासको लिखे पत्रका अंश 


[ वम्बई | 
फरवरी २, १९१८ 
श्रीमती गांधी लगभग निरक्षर है। वह अंग्रेजोमें तो अपना नाम भी नहीं लिख 
सकती | क्‍या आपको अपने रजिस्टरकी शोभाके लिए ही नाम चाहिए ?' 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. यह दूचितः किये जानेपर कि कस्तूरवाड़रों अखिल भारतीय महिला संबकी तद॒स्या बता लिया है 
है, गांवीजीने यह टिप्पगो की थी। देखिए “अओमती जिनराजदाप्को लिखे पत्रका भेश ”, १०-३-१६१८ 


जी 


पूर्व 


१०२. भाषण: खेंड़ाकी स्थितिपर" 


बम्बई 
फरवरी ४, १९१८ 


में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे एक पन्न भिला है, जिसमें मुझसे कहा गया 
है कि में कलके उस शिष्टमण्डलके' बीच उपस्थित रहूँ जो परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयसे 
भेंट करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि में वास्तविक तथ्य समझा सकूँगा। फिर 
भी मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि गुजरात-सभाने जो विज्ञप्ति" जारी की है, 
उसका उत्तरदायित्व मुझपर है। इस विज्ञप्तिके जारी किये जानेके पूर्व ही में अहमदाबाद 
पहुँच गया था, जहाँ खेड़ा जिलेकी स्थितिपर विचार-विमर्श हो रहा था, और इसी 
विचार-विमशके दौरान यह निर्णय किया गया कि इस मामलेमें गुजरात सभाकों भाग 
लेना चाहिए। मेरा खयाल है कि इस विज्ञप्तिको लेकर तिरूका ताड़ बनाया गया है। 
जब विज्ञप्ति तैयार की जा रही थी, उस समय सभीको मालूम था कि वह क्या है। 
तब किसीने स्वप्नमें भी यह नहीं सोचा था कि सरकार इसका गरूत अर्थ लूगायेगी। 
सभाके पास लोगोंकी दुर्देशाके बारेमें काफी सामग्री थी। उसे मालूम हुआ कि सरकारी 
अधिकारी लंगान एकत्र कर रहे हें और लोग लरूगान देनेके लिए अपने मवेशियों तक को 
बेच रहे हैँ। मामछा इस नाजुक स्थिति तक पहुँच गया था, और सभाको इसकी जान- 
कारी भी थी; इसलिए उसने, जो लोग इन कठिनाइयोंको झेल रहे थे, उन्हें सान्त्वना 
देनेके लिए एक विज्ञप्ति जारी करना उचित समझा। यह विज्ञप्ति उसी जानकारीका 
परिणाम थी, और मुझे पूरी आशा है कि जो शिष्टमण्डल गवर्नेरसे भेंट करने जा रहा 
है उसकी बातचीतका परिणाम छोगोंकी सफलरताके रूपमें ही प्रकट होगा। 
ह यदि कमिश्नर हमसे नाराज न होते तथा जो शिष्टमण्डल उनसे भेंट करने गया 
था, वे उसके साथ नम्नतासे बातें करते और यदि उन्होंने बम्बई सरकारको गरूत 
निर्देश न दिया होता तो ऐसा भयानक संकट उपस्थित न हुआ होता, और हमें आज 
सायंकाल यहाँपर एकत्र होनेका कष्ट न उठाना पड़ता। सभाने निवेदन किया था कि 
वातचीत समाप्त होनेतक बकाया वसूलीका काम रोक रखा जाये। किन्तु सरकारने 
यह उचित मार्ग नहीं अपनाया और एक रोष-भरी प्रेस-सूचना जारी कर दी। मेरा यह 
दृढ़ विश्वास था ---और अब भी है -- कि जनता तथा सरकार दोनोंके प्रतिनिधि मिल- 
जुलूकर उपयुक्त कदम उठा सकते थे। किन्तु मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि 


१. पद सावंजनिक सभा मूलजी जेठा माकेटमें हुईं थी। इसमें मुख्यतः दूकानदारों और 
ब्यापारियोंने भाग लिया या। जमनादास ठाकुरदासने समाकी अध्यक्षता की थी । 

२. इसमें गांवीजीके अतिरिक्त विद्ुुलभाई पंटेल, दिनशा वाछा तथा गोकुलदास पारेख भी शामिल 
हुए थे । शिष्टमण्डलकी बातचीतकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 

३. विशप्ति १० जनवरीको खेड़ा जिलेके किसानोंमें प्रचारित की गई थी । इसमें उन्हें छगान न 
देने की सलाह दी गई थी । 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सरकारने गलती की है। शायद सरकारके निचले दर्जेके अफसर उससे कहेंगे कि विज्ञप्ति 
शुद्ध उद्देश्यसे नहीं, बल्कि किसी प्रच्छन्न उद्देश्यसे जारी की गई थी। यदि सरकार इस 
गलत विद्वाससे प्रभावित होती है तो मुझे आशा है कि जो लोग किसानोंका साथ देते 
रहे हैं वे अन्ततक उनका साथ देते रहेंगे और पीछे कदम नहीं हटायेंगे। कोई भी 
जिम्मेदार तथा ठीक विचार करनेवाला व्यक्ति उन्हें यही सलाह दे सकता था। जन- 
ताको भी वैसे ही अधिकार प्राप्त हें, जैसे अधिकारियोंको और जनन्सेवियोंको पूरा अधि- 
कार है कि वे जनताकों उसके अधिकारोंके बारेमें सलाह दें। जो छोग अपने अधि- 
कारोंके लिए नहीं लड़ते वे गुलामों-जैसे हें (तालियाँ), और ऐसे लोग स्वराज्यके योग्य 
नहीं हैं।! जब अधिकारी सोचते हैं कि वे जनतासे कोई भी चीज छे सकते हैं और 
उसके कामकाजमें हस्तक्षेप कर सकते हैं तो इससे एकः कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो में स्पष्ट शब्दोंमें कहूँगा' कि जिन 
लोगोंने जनताको उचित सलाह दी है, वे अन्ततक उसका साथ दें। ४ 

में अभीतक किसी निष्करषपर नहीं पहुँचा हूँ। मेरा आन्तरिक विश्वास है कि 
जो लोग अपना उत्तरदायित्व समझते हैँ वे न्याय प्राप्त करनेके लिए कष्ट उठानेमें संकोच 
नहीं करेंगे । (तालियाँ) । और में आशा करता हूँ -कि ऐसी परिस्थिति उत्तन्न होनेपर 
आप लोग अपने कदम पीछे हटाकर अपकीर्तिके भाजन नहीं बनेंगे। सत्याग्रहका पहछा 
और अन्तिम सिद्धान्त यह है कि हम दूसरोंको कष्ट न पहुँचायें, बल्कि न्याय भ्राप्त करनेके 
लिए स्वयं कष्ट उठायें। यदि हम ऐसा निचय करते हैँ तो सरकारकों डरनेकी आवश्य- 
कता नहीं, क्योंकि शुद्ध न्याय प्राप्त करना ही हमारा संकल्प है, और कुछ नहीं। उस 
न्‍्यायको प्राप्त करनेके लिए हमें अधिकारियोंके साथ संघर्ष करना ही है और जो इस 
प्रकार संघर्ष नहीं करते वे गुछामके सिवा और कुछ नहीं हैं। ऐसे अवसरोंपर हम 
केवल दो हथियार रख्न सकते हैं--विद्रोह या सत्याग्रह, और में तो हमेशा दूसरे 
उपायसे काम छेनेकी ही प्रार्थना करूँगा। कष्ट सहना, स्यायके लिए लड़ना और अपनी 
माँगें पूरी कराना प्रत्येक व्यक्तिका जन्म-सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार, हमें कष्ट 
सहनके द्वारा ही सरकारसे न्याय प्राप्त करना है। हमें वीर पुरुषोंकी तरह कष्ट सहना 
चाहिए। मुझे जो कहना है, वह यह कि गुजरातके छोग जिन मुसीबतोंसे होकर गुजर 
रहे हैं उन्हें दूर करनेके लिए हमें ठीक साधनका सहारा छेना है, और बहुत ही दृढ़ताके 
साथ । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम ब्रिटिश सरकारको सत्यसे अवगत करा 
दें वो अन्ततः वह यकीन कर सकती है। यदि हम अपने नि३चयपर दृढ़ रहें, तो 
विश्वास रखिए कि खेड़ाके लोगोंकों अब और अधिक अन्याय तहीं सहना पड़गा। 

[अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, ५-२-१९१८ 

यु ० फरवरीके अँकमें छपी एक रिपो््के अलुसतार गांधीलीने यह 
भी का 4 लक क हुआ अपनी माँग रखनी चाहिए, चाहे इसके परिणाम-सरूप हमें कष्ट 
ही क्यों न उठाने पढ़ें । भारतमें चार विभिन्‍न धर्मोके अनुषायी रहते दें भर हर कर 


तथा इसाइपत --इन चारों पर्मकि सदस्थोकों अनेक वार सत्याग्रह करनेकी आवश्यकता 
२. इस भाषणकी संक्षिप्त रिपोर्ट सरदार वद्छमभाई पंटेल और खेड़ा सत्यामहमें भी उपलब्ध है! 


१०३. पतन्न : बम्बईके गवर्नेरकों 


बम्बई 
फरवरी ५, १९१८ 

[महानुभाव, | 
आशा है, आपकी सरकारके लिए मेरा सुझाव' मान लेना सम्भव होगा, और 
वह एक स्वतन्त्र जाँच-समितिकी नियुक्ति कर देगी। यदि इस प्रकारकी कोई समिति 
नियुक्त की जाये तो मेरी यह जोरदार सिफारिश है कि उसमें श्री पारेख और श्री 
पटेलको जरूर शामिल किया जाये। वे दोनों सज्जन इस' आन्दोलनमें शुरूसे ही गहरी 
दिलचस्पी छेते रहे हें, और उनके द्वारा अनुमोदित किसी भी निर्णयका विरोध कोई 
नहीं करेगा । समितिके अध्यक्षके रूपमें डॉँ० हेरॉल्ड मैनका नाम सबको स्वीकाये होगा। 
विकल्पके रूपमें श्री यूबेंकके नामपर भी विचार किया जा सकता है। उनके चुनावका 
भी लोग उतना ही स्वागत करेंगे। में आज साबरमत्ती लौट रहा हूँ। वहाँ दो-तीन 
दिन ठहरूँगा | मेरी जरूरत पड़े, तो मुझे सूचित कीजियेगा।* 


[ आपका, आदि, | 
[अंग्रेजीसे | 
सरदार चललूभभाई पटेल, खण्ड १२ 


१. स्पष्ट ही तात्पयँ उसी दिन सुबद गवर्नरके साथ हुई शिष्टमण्डलक्की मुलाकातमें दिये गये सुझावसे है। 

२. गवनेरके सचिवने इसके उत्तरमें गांधीजीको फरवरी ९ को इस प्रकार लिखा: 

“जन तो ५ तारीखको परमश्रेष्ठ गवनैर महोदय और आपके बीच हुईं बातचीतसे और न अखवारोंमें 
प्रकाशित विवरणोंसे गवर्नर मद्दोब्यकों ऐसा लगता है कि स्थानीय अधिकारियोंने सख्तीते काम लिया 
है । इसलिए, उनको यह भरोसा नहीं है कि कोई स्वतन्त्र जाँच-आयोग नियुक्त करनेसे कोई-छाम होगा। 
भापकी ही तरह वे भी लोगेकि मनसे सन्देह-शंका दूर करनेको उत्सुक दें; और उन्हें जाशा है कि कलक्टर 
और कमिश्नरने जो कदम उठाये हैं -- और जिसका विवरण आपको ५ तारीखको ही दे दिया गया था -- 
उनके परिणाम-स्वरूप आप इस सम्बन्धमें संतुष्ट होंगे, तथा लोगेकि मनसे दुःशंकाएँ दूर करनेके लिए सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियोंकी सद्दायता करेंगे ।?” 


१०४. पत्र: उत्तरी क्षेत्रके कमिश्नरेंको 


साबरमती 
फरवरी ७, १९१८ 
एफ० जी० प्रैट, 
अहमदाबाद 
[महोदय, ] 


कपडबंजके मामलतदारके हस्ताक्षरोंसे जारी किये गये कुछ नोटिस' मेने पढ़े हें। 
उनमें से एकमें लिखा है कि यदि ११ जनवरीसे पहले छंगान नहीं चुका दिया गया, 
तो जमीनें जब्त कर ली जायेंगी। जिन आसामियोंपर यह नोटिस जारी किया गया 
है, उनमें से कुछ मुझसे मिल्ल चुके हें। मुझे तो वे इज्जतदार आदमी मालूम होते हैं। 
उनकी आपत्ति सिद्धान्तपर आधारित है। उनमें से कुछकी जमीनें खास पढ्टोंपर हैं। 
मुझे पूरा यकीन है कि संरकारका अन्तिम निर्णय चाहे जो हो, वह ऐसे कदम नहीं 
उठाना चाहेंगी जिनका नतीजा 'अन्तमें कटुता फैलानेके अछावा और कुछ नहीं निकल 
सकता। मैंनें इसी मामलतदार द्वारा जारी किया गया एक और नोटिस भी देखा है। 
उसमें बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदारोंके लिए “डांडाई” झब्दका प्रयोग किया गया है। 
इस शब्दका अथी “ दुरात्मा ” के सिवा कुछ नहीं होता। में यह कहे बिना नहीं रह सकता 
कि नोटिसकी भाषा अशोभनीय है और अनावश्यक रूपसे दुःखद है। 


[आपका, आदि, | 
[अंग्रेजीसे ] 
सरदार बहलभभाई पटेल, खण्ड १ 


१. फ्री ६ को गांधीजीके सावरमत्ती आश्रम छौस्नेपर उन्हें मामच्तदारों और कहवंरर द्वारा जार 
कि. गये नोटिस और पंरिपत्रोंकी पतिलिपियों दिखाई गईं; देखिए “पत्र: उत्तरी क्षेत्ते कमिश्षजों“, 
फरवरी १०, १९१८के बाद । 

२. कमिश्नरने १० .फरवरीकों इसका निम्नलिखित उत्तर दिया: “लछगान अदा ने करनेका दण्ड 
राजस्व विधान (लेंड रेविन्यू कोड) में साफ़ शुन्दरोंमे लिखा हुआ दे । कानूतके खिछाफ न हो इंड 
किया गया है और न कुछ किया ही जागेगा। इसलिए मेरी समझमें नहीं आता कि जो कार्रवाई कानूनकी 
रूसे की गई है, उते आप खीझ् पैदा करनेवाढी और कद्ता बढ़ानेवाछी नषों बताते हैं ! 


१०५. भाषण : अहसदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभासें' 


फरवरी ८, १९१८ 


आप लोग अपनी तकलीफोंके बारेमें मिल-मालिकोंको एक पत्र लिखिये। दोनों 

पक्षोंके बीच कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। हम एकदम ५० या ६० फीसदी वृद्धिकी 
माँग नहीं कर सकते। हम उनसे दृढ़तापूर्वक निवेदन करेंगे; फिर भी यदि वे न मानें 
तो दोनों पक्षोंसे पाँच-पाँच व्यक्ति लेकर एक समिति बनायेंगे और हम उसका निर्णय 
स्वीकार करेंगे। इस पंच-समितिका निर्णय दोनों पक्षवालोंको अवश्य स्वीकार करना 
होगा। वे हमारी मुनासिब माँगोंपर विचार जरूर करेंगे। वे भी हमारी तरह ही भार- 
तीय हैं इसलिए निराश होनेका कोई कारण नहीं है। आप लोग न्यायके भार्गका अनु- 
सरण करें और कटूताके बिना काम निकालें। इससे आपका पक्ष और अधिक मजबूत 
बनेगा। अनसूयाबेन आप लछोगोंके लिए ही पैदा हुई है। (जोरसे तालियाँ)। वेतनमें 
वृद्धि माँगनेके परिणामस्वरूप जितना धन प्राप्त हो उससे स्वच्छ रहनेकी आदत डालें। 
व्यसनोंसे दूर रहें और अपने बाल-बच्चोंको शिक्षित करें। अपने हकको निर्भयतापूर्वक 
अपने मालिकोंके समक्ष रखें। आप लोगोंके इस काममें में यथासम्भव सहायता करनेकी 
इच्छा रखता हूँ।- 

[गुजरातीसे | 

गुजराती, १७-२-१९१८ 


१०६- श्रीमती जिनराजदासको लिखें पत्रका अंश" 


[ साबरमती 
फरवरी १०, १९१८ से पूर्व ] 


कस्तूरबाईको अंग्रेजीमें हस्ताक्षर करना न आनेके बारेमें लिखे. गये वाक्यकी शब्दावली 
ठीक नहीं। उससे पूरे विचारको अभिव्यक्ति नहीं मिलती। कस्तूरबाई शिक्षित ! 


१. खेड़ाके किपानोंकों समस्यकि “सिलसिलेमें फरवरी २ को गांधीजी वम्बई गये थे । वहाँ 
मदहमदावादके मिल-मालिक सेठ अम्बालाल साराभाईसे उनकी मुलाकात हुई । साराभाईने अपने मिल्के 
मजदूरोंमें बोनसके सम्बन्ध्में फैंडे हुए अधन्तोषकी चर्चा की और उनसे इस मामकेक्ो दाथमें छेकर वीच- 
बचाव करनेकी प्रार्थना की। गांधीजी अहमदावाद गये; और वहाँ पहुँचकर मामछेकी पूरी जानकारी खुद 
द्वासिल की । प्लेगका बोनस एकराएक बन्द कर देनेके नि्यते मजदूरोंको वड़ी कठिनाईमें पढ़ जानेका 
डर था । उन्होंने श्त वोनतक्री जगह वेतनका ५० फीसदी मँहयाईके. भर्तेके -रूपमें माँगा । कदाचित 
मजदूरोंकी यह पदछी सभा थी जिसमें गांधीजीने भाषण. दिया था । 

गांधीजीके रे फरवरीके पन्रके उत्तरमें श्रीमती जिनराजदासने उन्हें मीठा उलाहना भरा जवाब 
दिया था; पद उसीका प्रत्युत्तर है । 


१७४ सम्पूर्ण गांधी बाहइमय 


झब्दके प्रचलित अर्थमें शिक्षित नहीं हैं। युजराती लिखना-पढ़ना भी उत्दे बहुत-बौड़ा जाता 
है। कस्तूरवाई अंग्रेजीमें अपने दस्तखत नहीं कर सकती यह लिखनेका उद्देश्य अंग्रेती 
चिक्षाकों महत्त्व देनेवाले लोगोंकी यह वतावा था कि जिस संसल्वाकी सभी सदस्याएँ अपनची- 
अपनी भाषा या बंग्रेजीकी पण्डिता हैं, उम्त संक््वाकी सदस्यथा बननेके लिए कल्तुरवाई 
बिलकुल अयोब्य हें। - 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नाराबण देसाई 


१०७ पत्र: हृदयनाथ कुंजरूको" 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
फरवरी १०, १९१८ 
| . . इस समय में एक बड़ी खतरनाक परिस्थितिसे जूझ रहा हूँ बौर एक उससे भी 
ज्यादा खतरनाक परिस्थितिमें कद पड़नेकी तैयारी कर रहा हूँ। . . - अब आप समझ 
देंगे कि मेँ मेलेमें क्यों चहीं आया ।* हिन्दू धर्मको उसके बायुरी और दिव्य दोनों स्वरूपोर्म 
देखनेका वहाँ जों अवसर मिल सकता है, में बहुत चाहता था कि उसका उपयोग कहे। 
में जानता हैँ कि मुझपर बासुरी स्वरूपका कोई असर नहीं हो सकता। किन्तु में चाहता 
था कि उसके दिव्य स्वरूपका मुझपर वही प्रभाव पड़े जो हस्ट्वार्भ पड़ा था। साथ 
ही वहाँ आपसे मिलना भी हो जाता और भाखत-सेवकॉकी हर हर महांत बीमार 
पड़नेकी कुटेव व डालनी चाहिए, इस वारेमें आपको- थीड़ा उपदेश देनेका मौका भी 
मिलता । केकिन झावद ऐसा वदा नहीं था। 
आपका. 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारावण देसाई 


१, पण्डित हृदयनाथ छुंजल (जन्म १८८७-  » १९३६ से भारत लवेक समाच्क अध्यक्ष मर 
राज्यतमाके सदस्य! 

२ व ३. मूलमें कुछ मंद्ष छोड़ दिये गये है । 

४. उनकी हुम्म मेंल्के अवसरपर आमंत्रित किया गया था | 

७, गांधीजी १९१५ के कुक्म मेडेके अपने अलुमवका उल्टेख कर रहे हैं 
पाँचते अधिक खाद्य वस्तुएँ न खाने और रात दो लानेपर मोजन न करनेका जठ 


देलिए आत्मकथा, माव ५, अध्याय ७ । 


तर 


वन्होंने .दिनमरमें 
ल्यिा 


2 हे 


॥ 
द्व वहां 


१०८. पतन्न: उत्तरी क्षेत्रके कमिह्नरको 


सावरमती 
[फरवरी १०, १९१८ के बाद] 
[ महोदय, ] ह 

साथमें कलक्टरके हस्ताक्षरसे जारी किये गये नोटिसकी' नकल भेज रहा हूँ। 
नोटिसके जिस अंशकी भाषाको में अशोभनीय और अनावश्यक रूपसे दुःखद मानता हूँ, 
उसपर निश्ञान लगा दिया है। उस वाक्यसे सभाके मन्त्रियों और सभाकी सलाह मानने- 
वालोंका भी अपमान होता है। मुझे पूरा यकीन है कि गुजराती भाषामें उन शछब्दोंका 
जो अथे होता है, वैसा लिखनेका उनका इरादा नहीं रहा होगा। मामरछतदारका एक 
बयान' भी साथमें भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि उसकी भाषा भी बहुत आपत्तिजनक है। 
जब्तीके नोटिसोंके बारेमें मुझे कहना चाहिए कि लगानकी एक छोटी-सी रकम अदा न 
कर पानेंके कारण हजारों रुपयेकी जमीन जब्त कर लेता बहुत ही अनुचित और बड़ी 

सजा है, और उसे तो प्रतिशोधात्मक ही कहा जा सकता है।' 


[अंग्रेजीसे ] 
सरदार वललभभाई पढेल, खण्ड १ 


१०९, पत्र: विनायक नरहर भावेकों" 


[ साबरमती 
अहमदाबाद 
फरवरी १०, १९१८ के बाद ] 
[चि० विनोबा, | 


समझमें नहीं आता, तुम्हारे लिए किस विशेषणका प्रयोग करूँ। तुम्हारा प्रेम और 
तुम्हारा चरित्र मुझे मुग्ध कर लेता है। तुम्हारी परीक्षा मुझे मोहमें डुबा देती है। में 


१३ २. ये उपलब्ध नहीं है । 

३. इस पत्रकी जो प्रतिक्रिया श्री प्रेग्के मनपर हुईं उसके विषषमें उन्होंने गांधीजीको १६ फरवरीके 
अपने पन्रमें लिखा: “ विभिन्न बयानोंकी भाषाके वारेमें आपने बहुत कड़े शब्दोंका प्रयोग किया है। मैंने 
उन सब वयानोंको स्वयं ही ध्यानपू्वक पढ़ा है, मौर मुझे विश्वास है कि आपकी शिंकापतका कोई उचित 
भाधार नहीं है ।” 

४. विनोवाने गांधीजीको एक पत्रमें लिखा था कि वे एक वर्षसे आश्रममें क्यों नहीं छौटे । इस पत्रको 


पढ़कर गांधीजीने कहा: “ गोरखने महन्दरकों दरा दिया ! भीम है, भीम।? दूसरे दिन प्रातः उन्होंने 
विनोवाकों यह पत्र लिखाया था । 


१७६ ह सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तुम्हारी परीक्षा करनेमे असमर्थ हूँ। तुम्हारी अपने-आप की हुई परीक्षाकों में स्वीकार 
करता हूँ और तुम्हारे प्रति पिताका पद ग्रहण करता हूँ। मालूम पड़ता है, मेरा लोभ 
तुमनें लगभग पूरा कर दिया। मेरी मान्यता. है कि सच्चा पिता अपनेसे अधिक चरित्र- 
वान्‌ पुत्र॒को जन्म देता है। सच्चा पुत्र वह है, जो पिताकी कृतिमें वृद्धि करे। पिता सत्य- 
वादी, दृढ़ निए्चयी और दयावान्‌ हो, तो पुत्र अपने भीतर इन गुणोंको और अधिक पैदा 
करे। मालूम होता है, तुमने ऐसा ही किया है। मुझे यह तो नहीं जान पड़ता कि 
ऐसा तुमने मेरे प्रयत्नसे किया है। इसलिए तुम मुझे जो पद दे रहे हो, उसे में तुम्हारे 
प्रेमकी भेंटके रूपमें स्वीकार करता हूँ। में इस पदका पात्र बननेका प्रयत्न करूँगा और 
जब में हिरण्यकशिपु साबित -होऊं, तब तुम भक्त प्रहक्लादकी तरह मेरा सादर निरादर 
करना । 
तुम्हारी यह बात सही है कि तुम बाहर रहकर आश्रमके नियमोंका बहुत अच्छी 

तरह पालन करते रहे हो। तुम्हारे आनेके विषयमें मुझे कोई शंका ही नहीं थी। 
तुम्हारे लिखे हुए सन्देश मुझे मामाने पढ़कर सुत्रा दिये थे। ईहवर तुम्हें दीर्घाय्‌ करे 
और में चाहता हूँ कि तुम्हारा उपयोग भारतकी उन्नतिके लिए हो। 

तुम्हारी खुराकमें हेरफेर करने छायक अभी तो कोई बात नजर नहीं आती। 
फिलहाल दूध नहीं छोड़ना; बल्कि जरूरत मालूम हो, तो उसकी मात्रा बढ़ा देना। 

रेलवेके मामलेमें सत्याग्रहकी आवश्यकता नहीं है। छेकिन इस बारेमें ज्ञानवान्‌ 
प्रचारकोंकी जरूरत है। सम्भव है, खेड़ा जिलेके मामलेमें लड़ाई लड़नी पड़े। में तो 
अभी रमता राम हूँ। एक-दो दिनमें दिल्‍ली जाना होगा। 

और बातें जब तुम आओगे, तब। सब तुमसे मिलनेको उत्सुक हैं।' 


बापूके आशीर्वाद 
[गृजरातीसे_| 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. महांदेव भाई लिखते हैं कि जब गांधीजी पत्र लिखा चुके तो बोले : “ बहुत जबरदस्त भादमी 
है । मेरा खपाछ रहा है कि मेरा महाराष्ट्रीयों और मद्रासियोंके साथ भारी ऋणालुबन्ध है ! मद्रासी तो 
भव रहे नहीं, किन्तु किसी भी मद्दाराष्ट्रीयने मुझे निराश नहीं किया दे । उनमें विनोवा सबसे आगे 


बढ़ गया दे ।7 


११०. पत्र : भगवानजी मेहताको 


आश्रम 
पौष बदी [फरवरी ११, १९१८ | 


भाईश्री भगवानजी, 

आपका पत्र मिला। उससे जाहिर होता है कि कभी-कभी सहायता करनेके हेतुसे 
किये हुए कार्यका परिणाम उलटा होता है। गुजराती” में प्रकाशित लेखके बारेमें 
मुझे ऐसा ही लगा है। काठियावाड़का काम में अपने ही ढंगसे कर सकूगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३०२७) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१११. पतन्न : रलियातबेनको 


[ साबरमती ] 
फरवरी ११, १९१८ 


पूज्य बहन, 

तुम्हें पत्र तो नहीं लिखता, किन्तु तुम्हारी मूर्ति मेरी आँखोंसे घड़ी-भर भी दूर नहीं 
रही तुम मेरे पास नहीं हो, इसका जो घाव मुझे लगा है, वह कभी भर नहीं सकेगा। 
उसे तुम्हीं भर सकती हो। तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हारा मुँह देखकर मुझे माँकी 
कुछ-न-कुछ याद तो आयेगी ही; इसलिए भी तुमने मुझे दूर रख छोड़ा है। में तुम्हारे विरुद्ध 
यह शिकायत तो करता ही रहूँगा। तुम मुझे अभिमानपूर्वक यह कहनेका अवसर देती ही 
नहीं कि मेरी बहन भी मेरे काममें मेरी मदद कर रही है। में पत्र लिखूँ, तो उसमें भी 
अपने मनका दुःख बताने और जैसे ताने अभी मार रहा हूँ वैसे ताने मारनेके सिवा 
क्या कर सकता हूँ। में इसलिए भी पत्र लिखनेसें ढिलाई करता हूँ। में जानता हूँ 
कि आजकल भहेँगाई है। किन्तु में तुम्हें अधिक रुपया कहाँसे दूँ? मुझे मित्रसे लेकर 
रुपये देने होते हैँ । में किस मुँहसे रुपया माँगूँ। वे भी कहेंगे : “ तुम्हारी बहनको तो तुम्हारे 
साथ ही रहना चाहिए।” इसका जवाब में क्‍या दूँ ? दुनिया मुझे भ्रष्ट नहीं मानती, 
परल्तु तुम्हारे लिए तो में भ्रष्ट हूँ। ऐसी हालतमें में एक ही बात कह सकता हूँ। तुम जो 
दुःख भोग रही हो, में उससे कम नहीं भोग रहा। इसलिए तुम्हारे दुःख मुझे असह्य 
प्रतीत नहीं होते । तुम पिसाई-कुटाई करके पैसेकी कमी पूरी करती हो, इसमें मुझे जरा 
भी शर्म नहीं लगती। मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि तुममें कुछ भी दयाभाव हो, 
तो तुम यहाँ आकर मेरे साथ रहो और मेरे काममें भाग लो। ऐसा करोगी तो अभी 


१४-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तुम्हें जो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, वैसा फिर न होगा। तुम्हें 
यहाँ एकके बजाय बहुत-से भाई दिखाई देंगे और तुम यहाँ बहुत-से बच्चोंकी माँ बनकर 
रहोगी, यही शुद्ध वैष्णव धर्म है। जबतक तुम्हें यह न जेंचे, तवतक हमें वियोगका दुःख 
सहना ही पड़ेगा। 


मोहनदासके प्रणाम 
| गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१२२. पत्र: निर्मलाकों | 


[ साबरमती | 
फरवरी ११, १९१८ 
चि० निर्मेल्ा', 
यह पत्र रलियातबेनको पढ़वा देना। तुम्हें तो में क्या लिखूं? तुम्हारे लिए मुझे 
इतने अधिक काम दिखाई देते हैं कि में उनसे तुम्हारे समस्त जीवनको सौन्दर्येसे भर दूं 
और तुम्हारा वैधव्य विस्मृत करा दूँ। कुछ स्त्रियाँ मुझे सहायता दे रही हें। दुर्भाग्यसे 
तुम्हारी सहायता मुझे नहीं मिल पाती। जैसे में रलियातबेनको दोष देता हूँ, वैसे तुम्हें 
नहीं दे सकूगा, क्‍योंकि तुम्हें तो बुजुगोंको खुश करना पड़ता है, पिताको और बहनको। 
किन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मेरी सहायता करनेकी हो, तो तुम उनसे अपने लिए अनुमति 
ले सकती हो। इतना ही नहीं, बल्कि तुम रलियातबेनको भी यहाँ छा सकती हो; 
क्योंकि तुम्हारे बिना तो वह जियेगी ही नहीं। में यह मानता हूँ कि किसी-त-किसी 
दिन तो तुम मेरे पास जरूर आओगी। तुम इतना तो समझती होगी कि अगर गोकुल- 
दास जीवित होता तो वह मुझसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता था। मेरे साथ रह- 
कर तुम गोकुलदासकी आत्माकों भी शान्ति दे सकती हो। 
बा बिहारमें है। वह अक्सर तुम्हारी याद करती है। मुझे अभी कुछ समय तक 
इधर ही रहना पड़ेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१, गोधोजीके भानने गोकुल्दासकी विधवा पत्नी । 


११३० पत्र : एक सहयोगीको 


[ साबरमती ] 
माघ सुदी २ [फरचरी १२, १९१८ | 


भाई श्री 

आपका पत्र मिला। आपके ऊपर छाब्द-प्रहार करना बेकार मालूम होता है। 
कई बार मनुष्य अपने दोषोंका वर्णन उन्हें अपना गुण मानकर करता है। ऐसी ही 
दशा आपकी है। कहा जा सकता है कि चूँकि आपमें साधारण मनुष्योंसे कुछ अलूग 
बात है, इसलिए आप सावंजनिक जीवनममें भाग लेते हँँ। परन्तु अपने कार्योमें आप 
साधारण मनुष्योंसे कुछ अधिक कमजोरी दिखा रहे हे। आपने अपनी पहली पत्नीकी 
मृत्यसे गहरी चोट लगनेका दावा किया। आपने बताया कि उसके अन्तिम वचनोंका 
आपके हृदयपर गहरा असर हुआ। किन्तु आप उस चोटको भूल गये और उन अन्तिम 
वचनोंका असर उड़ गया। तीजन्न वेदनासे रोता हुआ मनुष्य एकाएक हँसने लगे, तो वह 
अभिनयकर्त्ता माना जायेगा या यों कहा जायगा कि वह पागरू होकर हँसने लगा है। 
आप कल रो रहे थे, और आज हँसने छगें। आपके लिए कौन-सा विश्येषण प्रयुक्त किया 
जाये? जिस मनुष्यकी इच्छाएँ उसके वश्षमें न रहें और जो जरा भी संयम न रख 
सके, वह क्‍या सावेजनिक सेवा करनेके योग्य माना जायेगा? आपसे घटिया लछोग 
सार्वजनिक प्रवृत्तियोंमें संलग्न देखे जाते हैं; उनसे तो में ठीक हूँ। इस तरहका जवाब 
देकर आप जितने गिरे हें, अब उससे और अधिक न गिरें। 

आपने जी कदम उठाया है, वह कदम हिन्दू-गाहँस्थ्य जीवनके सुधारमें बड़े 
महत््वका विषय है। विधवाओंके विवाहसे ज्यादा जरूरी यह है कि विधुर थोड़ी-सी 
तो मर्यादा रखें । आपने तो मूल सिद्धान्तोंको भी भंग कियां है। यदि गुजरात सेवा-मंडरू 
बने और मुझे उसके साथ निकठका सम्बन्ध रखना पड़े, तो उसमें आपको लिया जाये 
या नहीं, यह तय करना मेरे लिए बड़े धर्म-संकटकी बात होगी। तब में आपका न्याय 
नहीं करूँगा; आपका न्याय तो भगवान्‌ ही करेंगे। किन्तु अपने जीवनके साथियोंको 
चुननेका अधिकार में नहीं छोड़ेंगा। 

आपकी पहली पत्नीके मरनेसे आपको कितनी चोट पहुँची, इसका अन्दाज आपने 
दुनियाको बता दिया। आपके कार्येसे मुझपर तो वज्मपात हुआ है। ईश्वर आपकी रक्षा 
करे और आपको सदब॒द्धि दे। 


मोहनदास गांघी 
[ गुजरातीसे ] 
समहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. मूलमें यदां “आपको! दे जो भूल है । 


११४. पत्र: ए० एच० वेस्टकों 


[ साबरमती ] 
फरवरी १३, १९१८ 
प्रिय वेस्ट, 

में आद्या करता हूँ कि मेरे सब पत्र तुम्हें मिल गये होंगे ।' मुझे तुम्हारे दो पत्रोंकी 
पहुँचकी सूचना देनी वाकी है। सचमुच मुझे नहीं सूझता. कि क्या लिखूं। रिच' और 
डीबियरके पत्र मेंने पढ़े हें। अपने दृष्टिकोणके अनुसार वे सही . हैं। मेरी रायसे तो अच्छे 
किसान बनकर तुम अपने आदर्शंकी अधिक अच्छी सेवा कर सकोगे। मणिलालकी जोहा- 
निसवर्गसे दी हुई सलाह मुझे पसन्द नहीं आई। उसे फीनिक्समें रहकर गुजराती विभाग 
सेभालना चाहिए। किन्तु जैसा मेंने कहा है, अन्तिम निर्णय तुम्हारा होगा। तुम्हें जो 
अच्छा लगे, वही तुम्हें करना चाहिए। अपनी तरफसे तो में कहता हूँ कि सम्पत्ति 
जितनी मेरी है, उतनी ही तुम्हारी भी है। यही बात हमारे आदर्शकी है। फीनिक्सके 
सम्बन्धर्में इतना कहकर यहाँके अपने कामके वारेमें कहूँगा। में पत्र कम लिखता हूँ-- 
इससे यही जाहिर होता है कि यहाँ में कितना व्यस्त हूँ। में इतना काम करता हूँ कि 
सबको आदचये होता है। किन्तु कोई भी काम में दूंढ़ने नहीं गया। काम जैसे-जैसे आता 
गया, वैसे-वैसे मैंने हाथमें- ले लिया। बिहार धारा-सभामें कानून बनानेका जो काम हो 
रहा है, उसपर निगाह रखनेके अतिरिक्त, मैंने वहाँ कुछ पाठशालाएँ भी खोली. हैँ और 
उनको चला रहा हँ। उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। शिक्षक आम तौरपर विवा- 
हित हैँ । पति और पत्नी दोनों काम करते हेँ। हम गाँवके बच्चोंको पढ़ाते हैं; पुरुषोंको 
स्वास्थ्य और सफाई सिखाते हेँ। देहातकी स्त्रियोंसे भी मिलते हें और उन्हें पर्दा छोड़ देने 
ओर अपनी लरड़कियोंको हमारी पाठशाहलामोें भेजनेकी बात समझाते हेँ। हम दवा मुफ्त 
देते है। रोजमर्राकी इन परिचित बीमारियोंका हम साधारण इलाज करते हैं। इसलिए यह 
काम तालीम न पाये हुए स्त्री-पुरुषोंको, अगर वे दूसरी तरहसे विश्वासपात्र हों, सॉपनेमें 
मुझे कोई आपत्ति नहीं दीखती। उदाहरणके लिए, श्रीमती गांधी एक पाठशालामें काम 
करती है और बड़े मजेसे दवाइयाँ भी देती है। अबतक हम शायद मलेरियाके तीन 
हजार रोगियोंको राहत पहुँचां चुके हें। हम देहातके कुएँ और रास्ते साफ करते हें 
और इसमें अंमवासियोंका सक्रिय सहयोग छेते हें। अबतक हमने तीन पाठशालाएँ खोली 
हैं। उनमें छड़के और बारह वर्षसे नीचेकी छड़कियाँ मिलाकर २५० से ऊपर विद्यार्थी 

हँ। सारे छिक्षक स्वयंसेवक हें। 


१ देखिए खण्ड १३ । 
२. इंडियन ओपिनियनका 


पत्र : ए० एच० वेस्टको १८१ 


गुजरातमें भी काम हो रहा है। गोधरा और भड़ौंचके भाषणोंमें ' मेंने जो कार्यक्रम 
बताया था उसके अनुसार ही यह काम चल रहा है। अभी तो सत्याग्रहका एक प्रसंग 
नजदीक दिखाई देता है। उससे निपट छेनेका प्रयत्न में कर रहा हूँ। गुजरातका काम 
विविध प्रकारका है। साथ ही अछीभाइयोंके छुटकारेके लिए आन्दोलन शुरू करनेका भी 
विचार कर रहा हूँ। इसके सिवा गोसेवा, सफाई, शिक्षाकी राष्ट्रीय पद्धति, हाथकी बुनाई 
और हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दीका प्रचार आदिका कार्यक्रम चला रहा हूँ। 
आश्रम और वहाँकी राष्ट्रीय पाठशाल्ता तो चल ही रही है। 

सौभाग्यसे इन सब कामोंमें मुझे अच्छे साथी मिल गये हें; और इन्हींके सिलूसिलेमें 
काफी घूमना पड़ता है। 

आश्रम साबरमती नदीके किनारे सुन्दर स्थानपर स्थित है। हम रोज नदीमें नहाते 
हैं। सब लड़कोंको तैरना आ गया है। पाठशालाको सुयोग्य आचार्य मिल गये हें। थे 
गुजरात कॉलेजमें प्रोफेसर थे। आश्रमकी व्यवस्था मगनलालके हाथमें है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस आश्रम या पाठशाल्‍हाका भविष्य कैसा सिद्ध होगा। अभी तो ये 
दोनों संस्थाएँ लोकप्रिय बनी हुई हैं। 

इन सब कामोंमें अकसर वहाँके साथियोंका सहयोग पानेकी कामना होती है। 
किन्तु में जानता हूँ कि यह सम्भव नहीं। फिर भी इतना तो निश्चय समझना कि एक 
क्षण भी ऐसा नहीं जाता, जब तुममें से किसी-त-किसीका विचार मेरे मनमें न आता हो। 
तुम्हारे बहादुरीके कई कामोंका उल्लेख में यहाँ उचित दृष्टान्तोंके रूपमें करता रहता 
हूँ। में वहाँके अनुभवके आधारपर यहाँका अपना काम आगे बढ़ा रहा हूँ। 

श्रीमती वेस्टसे कहना कि वे पल-भरके लिए भी यहं न सोचें कि उन्हें या दादी 
माँको में भूल गया हूँ। में अपने दिये हुए वचन भी नहीं भूलछा हूँ। नये सम्बन्धों और 
नये परिचयोंके कारण में पुरानोंको भूलनेवाला नहीं हूँ। 

यह पत्र प्रकाशनके लिए नहीं है। अपने कामके बारेमें में सावंजनिक रूपसे कुछ नहीं 
कहना चाहता। 

सस्नेह, हृदयसे तुम्हारा, 

मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 

सौजन्य : नारायण देसाई 

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२६) के एक अंशकी फोटो- 
नकलसे भी। 

सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


१. देखिए “भाषण: द्विंतीव गुजरात शिक्षा-सम्मेलनमें, ”” २०-१०-१९१७ और “ भाषण : प्रथम 
शुजरात राजनीतिक परिंषद््मे ?, ३-०११-१९१७ । 
२, सांकलचन्द शाह । 


११५. पत्र: पावंतीको 


[ मोतीहारी ] 
फरवरी १३, १९१८ 
चि० पाव॑ती', 
तुम्हें यह पत्र मेंने गुजरातीमें लिखना शुरू किया था, क्योंकि छड़कों और लड़- 
कियोंको में शायद ही कभी अंग्रेजीमें लिखता हूँ। किन्तु में जानता हूँ कि मुझे तुम्हें 
अंग्रेजीमें पत्र लिखना चाहिए। तुम कहोगी कि मेंने तुम्हें गुजराती और हिन्दी पढ़ाने- 
की व्यवस्था की होती, तो तुम मेरे गुजराती और हिन्दी पत्र समझ छेतीं। तुम्हें यह 
कहनेका हक है। में भी इत्तना कहूँगा कि यदि तुम मेरे साथ हिन्दुस्तान आई होतीं 
और मेरे साथ रही होतीं, तो तुम मेरी सच्ची लड़की बनतीं और हिन्दी तथा गुजराती 
सीखतीं । 
सैमसे कहना कि में यह आशा रखता हैं कि वह फीनिक्सकी खेतीको सफल 
बनाये। वहाँके अपने कामके बारेमें लिखना। राधा ' और रुखी ' तो बहुत बड़ी हो गई 
हैं। रखी राधाके बरावर दीखती है। दोनोंने हिन्दीकी पढ़ाईमें अच्छी प्रगति की है। 
तुम सबको प्यार। 
तुम्हारा, 
गांधी ९ 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१२६. उत्तरी क्षेत्रके कसिइनरकों लिखे पत्रका अंश 


[ साबरमती 

फरवरी १५, १९१८ | 

[ महोदय, | हे 
में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सेंत-मेत एक आन्दोलन खड़ा कर देने 

या किसी निरर्थक आन्दोलनको प्रोत्साहन देनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। में सत्यकी 
खोजमें, असलियत क्‍या है इसे जाननेके लिए, खेड़ा जिलेमें जा रहा हूँ। जान पड़ता है, 
जबतक आपके स्थानीय अफसरोंकी रिपोर्ट गलत साबित नहीं हो जाती, तबतक आप 


१. दक्षिण आकफ़िकरा्में गांधीजीके सहथोगी गोविन्दस्वामीकी कन्या। 
२ और ३. मगनलाल गांवीकी पुत्रियाँ । 
४. मूल पत्रमें इस्ताक्षर तमिलमें किये गये हैं । 


पत्र : बड़ौदाके एंक सज्जनको १८३ 


हमारे प्रार्थनापन्नोंपर जरा भी ध्यान न देंगे। इसलिए, यद्यपि जिलेके प्रतिष्ठित नेताओंने 
मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, फिर भी स्वयं तथ्योंकी छान-बीन कर लेता में अपना 
फर्ज समझता हूँ। मेरी जाँचका परिणाम मालूम होने तक यदि आप लगानकी वसूली 
स्थगित कर सकें, तो लोगोंमें फैले हुए असन्तोषको कम करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । 
यदि आप कलकक्‍्टरको यह निर्देश भेजनेकी क्पा करें कि एक लोकसेवकके नाते मुझे वे 
यथासम्भव पूरी सहायता करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरी जाँचके दरस्यान अगर आप 
अपने किसी प्रतिनिधिको मेरे साथ भेजना चाहें तो मुझे कोई एतराज न होगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

सरदार वललभभाई पटेल, खण्ड १ 


११७. पत्र: बड़ौदाके एक सज्जनको' 


[ साबरमती ] 
फरवरी १५, १९१८ 


भाईश्री 


आपका पत्र मेरे लिए अत्यन्त दुःखद सिद्ध हुआ है। जो कुछ आपने लिखा है, वह सब 
जब आपने प्रतिनज्ञाकी तब आपके ध्यानसे बाहर नहीं था। आपका सारा परिवार भूखों 
मरता तो भी आपका कर्तव्य अपनी प्रतिज्ञाका पाछन करना था। ऐसे ही मनुष्योंसे 
' जातिका निर्माण होता है। दूसरोंकी तो मनुष्योंमें गिनती ही नहीं की- जा सकती। 
किसीने आपपर जोर नहीं डाला था कि आप प्रतिज्ञा करें ही। विचारके लिए आपके पास 
पर्याप्त समय था। हमारी उन्नति तीन गतिसे नहीं होती, इसका कारण केवऊलू हमारी 
जबरदस्त कमजोरी ही है। इस पत्रका उद्देश्य यह नहीं है कि आप अब प्रतिज्ञाका 
पालन करें। यदि आप आयेंगे, तो भी अब आपको स्वीकार नहीं किया जायेगा। अब आप 
कुटुम्ब-पालनके काममें छूंगें। जो पाप हो गया, उसका विचार करें और नम्र बनकर 
शान्‍्त जीवन बितायें। आप फिर कभी पूर्व निश्चयके बिना प्रतिज्ञा न करें , यही आपका 
प्रायश्चित्त है। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[गृजरातीसे ] 


सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड '४ 


१. कमिश्नरने उसी दिन लिख भेजा: “आपकी जाँच समाप्त होने तक लगानकी वसूली स्थगित 
रखनेका मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता । मुझे विश्वास है कि यदि आप कहेंगे तो कल्मटर, 
श्री घोषाल निश्चय ही आपको सारी आवश्यक जानकारी और सहापता देंगे ।?? 

२. उक्त सज्जनने आश्रमवासी होनेकी प्रतिशा ली थी, बादमें छाचारी बताते हुए पत्र लिंखा। 


११८. पत्र: डाह्मालालको 


[साबरमती ] 
फरवरी १५, १९१८ 
भाईश्री डाह्यालाल, 
आपका कार्ड मिला। भाई अमृतलछाछकी मृत्युका संमाचार पढ़कर मनमें बहुत 
विचार आते हें। अभी-अभी भाई नवलरामने खबर दी है कि आपके साथियोंमें से कुछ 
और भी प्लेगके बीमारोंकी सेवा करते-करते चल बसे। अगर सब इस तरह सेवा करते- 
करते गये हों तो मुझे इसमें खेदका कोई कारण नहीं दिखाई देता, बल्कि यह तो हर्षका 
कारण है। हम सबके लिए ऐसी मृत्यु वांडनीय है। 'संग्राममें प्राप्त मृत्युसे अधिक इष्ट 
मृत्यु नहीं हो सकती ', यह उक्ति इस सम्बन्धमें छागू होती है। शरीर तो जब जीणं हो 
जायेगा, तब नष्ट होगा ही। हम यह चाहते भी हें कि वह नष्ट हो जाये। इसलिए 
हम मान लें कि भाई अमृतलाछ, मोतीलकारू और उनके साथियोंकी आत्माएँ नये और 
अधिक समर्थ शरीर धारण करके समय आनेपर भारतकी सेवा करेंगी। 
भाई अमृतलछालके परिवारकों मेरी ओरसे सान्त्वना दें। 
भाई मोतीलालकी पतीको, जहाँतक हो सके, जल्दी यहाँ भिजवानेका प्रयत्न 
करें। यह भी एक सेवा होगी। 
मो० गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[गूजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


११९. पत्र: आनन्दीबाईको 


[साबरमती | 
फरवरी १६, १९१८ 


आपकी भाभी चल बसीं, यह सुनकर बहुत दुःख हुआ। किन्दु आपको आत्माका 
ज्ञान है, यह मुझे मालूम है। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह बात आसानीसे समझ 
जायेंगे कि असलमें जन्म और मरण ये दोनों स्थितियाँ एक-ही जैसी हैं। क़िर भी 
मृत्युके समय दुःखी होना मनुष्यका स्वभाव बन गया है। में आपके इस दुःखमें शरीक 
होना चाहता हूँ, इसलिएं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जितनी शान्ति मिल सकती 
हो मिलें। आप जैसे छोगोंके लिए, जिन्होंने सेवा करनेका निश्चय और संकत्स किया 


पत्र: देवदास गांधीको १८५ 


हो, उचित रूपमें शोक मनानेका एक ही मार्ग है, और वह यह है कि वे और भी 
अधिक सेवापरायण बनें। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 
[ मराठीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
१२०. पत्र : देवदास गांधीकों 
[साबरमती ] 


फरवरी १६, १९१८ 
चि० देवदास, 

यहाँ एक दिनके लिए आया था; उसके बजाय महीनाभर होता आता है। आज 
दिल्ली जानेका विचार था, छेकिन अब खेड़ाके कामसे नडियाद जाना पड़ेगा। अगर 
यहाँसे चला जाऊँ, तो हजारों छोगोंका बड़ा नुकसान हो जाये। लोग दब जायें और 
बिलकुल हताझ हो जायें। ऐसी स्थितिके कारण अभी तो रुक गया हूँ। उम्मीद तो 
है कि में यहाँसे दस दिनमें छूट सकूँगा। तुम्हारी याद हमेशा आती है। में जानता 
हूँ कि तुममें छगन है और तुम सब बातोंमें रस ले सकते हो। तुम यहाँ होते, तो सत्य- 
की महिमा और प्रभाव क्षण-क्षणमें देखते। तुम्हारे लिए मेरे पास यही विरासत है। में 
मानता हूँ कि वह अटूट है। जो पहचान छे, उसके लिए यह अमूल्य है। वह दूसरी 
कोई विरासत न माँगेगा और न चाहेगा। में यह समझता हैँ कि तुम इस विरासतको 
पहचान सके हो और इसके प्रेमी हो । आज मुझे सपना आया कि तुमने मुझे धोखा दिया 
है। तुमने पेटीमें से नोट चुराकर उन्हें भुना लिया और मौज-शौकम खर्च कर दिया। 
मुझे पता लगा तो में घबराया और बहुत ब्याकुल हुआ। इतनेमें नींद खुल गयी और 
मेंने देखा कि यह तो सपना है। मैंने ईश्वरका उपकार माना। मेरा सपना तुम्हारे प्रति 
मेरी आसक्तिका सूचक है। तुम तो यह आसक्ति चाहते हो। तुम्हें इसका कोई विशेष भय 
नहीं मानना चाहिए कि यह आसक्ति इस जंन्‍्ममें बिलकुल चली जायेगी। में सबके 
प्रति समभाव रखनेका भारी प्रयत्न कर रहा हूँ, किन्तु तुमसे अन्योंकी अपेक्षा अधिक 

प्राप्त करनेकी आशा तो रहती ही है। | 
चि० छोटालाक और चि० सुरेन्द्रको अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तुम इसे 
उन्हें पढ़वाना चाहो, तो पढ़वा सकते हो या तुम उन्हें इसमें के समाचार दे देना। यह 
पिता-पुत्रके पविन्न सम्बन्धकों ध्यानमें रखकर लिखा गया है; इसलिए यह तुम्हारे लिए 
ही संग्रहणीय है। तुम इस कारण इसे उन्हें न पढ़वाओ, तो भी कोई हर्ज .नहीं। 
बापूके आशीर्वाद 

[ गुजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१२१. गोखलू और उनका सहामंत्र 


[फरवरी १९, १९१८ के पूर्व ] 
गोखलेकी पुष्यतिथिके अवसरपर उत्त स्वर्गीव महात्माके भाषणोंका अनुवाद 
प्रकाशित करनेकी बात पहले-पहल मुझे ही सूझी थी इसलिए एक तरहतसे यह ठोक 
ही है कि इस पहले खण्डकी प्रस्तावदा में ही लिखूँ। हमने माना है कि गोललेकी 
पुण्यतिथि हम हर साल मनाते रहेंगे। [मामूली रिवाजके अनुत्तार] हर बार भजन- 
कीतन करके और भाषण देकर सभा विसर्जित कर देनेसे अकसर समयका व्यय-मात्र 
होता है; उससे किसीका कोई राम नहीं होता। भाषणोंकी अपेक्षा क्ार्यक्र 
बढ़े और ऐसे आयोजनोंसे छोय प्रतिवर्ष कुछ ठोस लछाभ उठा क्कें, इस विचारसे गत 
वर्ष पुण्यतिथिके प्रवन्ध-कर्त्तावोंने इस अवसरपर मातृभापामें कोई उपयोगी पुस्तक 
प्रकाशित करनेका निर्चय किया। उसके साथ ही उन्होंने पुस्तकका चुनाव भी कर 
डाला; जैसा कि स्वाभाविक है उन्होंने इसके लिए स्वर्गीय महात्माके भाषणोंका संग्रह 
प्रकाशित करना तय किया। 
हरएक यह चाहता था कि अनुवाद ऐसा आदझें होना चाहिए कि युजराती 
साहित्यमें उसका एक विशिष्ट स्थान हो और इस महापुरुषके पवित्र वचन मूलमें 
जैसे भव्य हें हमारी भाषामें भी उनकी वह भव्यता सुरक्षित रहे, फिर चाहे इसके लिए 
कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करना पड़े। यह काम ऐसा नहीं था कि पैसा देकर कराया 
जा सके; इसे तो कोई स्वयंसेवक ही कर सकता था। ऐसे स्वयंसेवक तो हमें मिल गये 
किन्तु यह तो भविष्य ही वतायेगा कि वह जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ है या नहीं। 

















यह प्रस्तावना जिस भागकी है उसके अनुवादक रा० रा० महादेव हरिनाई देसाई हूँ। 
८ उनका ््् विज्ञप देनकी आवश्यकता अशकनरकक नहीं जे इत्तदा डे पड “पर >> क्कि 
यहाँ उनका विश्येष परिचय देलेक श्यकता नहां हें। इतना हा कहना चच्च हू ॥5 


वे गुजराती साहित्यके प्रेमी हें, विषय उनके लिए अज्ञात नहीं था ओर च्वर्गीय महात्माके त्माके 
हजारों पुजारियोंमें वे भी एक हें। अपना कार्य उन्होंने अत्यन्त उत्ताह और अमभावते 
किया है इसलिए यह आशा की जा सकती है कि यह अनुवाद गुजराती 
स्थान प्राप्त करेया। 

गत वर्षकी पुण्यतिथिके अवसरपर ज्यों ही वम्बईकी 
मिली कि पुस्तक प्रकाशित करनेका प्रस्ताव किया जानेवाला है त्यों रह वी 
[इस कार्यके लिए] उदार सहायता देनेका त्तार किया और बादमें इसके लिए तोन 


हजार रुपयेकी बड़ी रकम भी मंजूर की। अतः व्यवस्थापक-मण्डलको हूष्य इंकंट्णा 





करनेकी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ी और इस महँगाईके कालमें भी पुस्तककी छपाई 
कागज, आवरण इत्यादियें सुन्दरताका निर्वाह करनेकी उसकी इच्छा जातादात्न इूर्स हैं 


गईं। इस उदारताके लिए होमरूल छीय हमारे घन्यवाइकी पात्र ह। लक 
ऊपर जो-कुछ कहा गया है वह तो प्रस्ताववाकी अस्तावना हुई। अचछा हः् कह 
नाके रूपमें तो हमें इस स्वर्गीय महापुरुषके विषयमें कुछ लिखना चाहिए, किन्तु 


गोखले और उनका महामंत्र १८७ 


शिष्य गुरुके विषयमें क्या लिखें? कंसे लिखे ? शिष्यका गुरुके विषयमें कुछ लिखना एक 
तरहकी उद्धतता ही होगी । सच्चा शिष्य तो गुरुमें समा जाता है। इसलिए वह टीकाकार 
तो हो ही नहीं सकता। जो दोष देखंती है, वह भक्ति ही नहीं है, और जो गुण-दोषका 
पृथक्करण नहीं कर सकता, ऐसे छेखककी स्तुतिको अगर लोग स्वीकार न करें, तो 
शिकायत नहीं की जा सकती। गुरुके बारेमें शिष्यकी टीका तो शिष्यका आचरण ही है। 
गोखले मेरे राजनीतिक गुरु थे, ऐसा मेने कई बार कहा है। इसलिए उनके विषयमें कुछ 
लिखनेके लिए में अपनेको असमर्थ मानता हूँ। जो लिखूँगा वह मुझे न्यून ही छंग्रेगा। 
मुझे लगता है कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध शुद्ध आध्यात्मिक सम्बन्ध है। उसका निर्माण 
गणित-शास्त्रकी पद्धतिपर नहीं होता। मानो अनायास हुआ हो, इस तरह क्षणमान्रमें 
यह सम्बन्ध बँघता है और एक बार बँघनेपर फिर कभी टूट नहीं सकता। 

सन्‌ १८९६ में हमारे बीच यह सम्बन्ध बँधा ।' उस समय तो मुझे इस सम्बन्धका 
कुछ भी भान नहीं था। उनको भी नहीं था। इसी समय मुझे गुरुके गुरु, लोकमान्य 
तिलक, सर फीरोजशाह मेहता, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयबजी', डा० भाण्डारकर्, और 
इसी तरह बंगाल तथा मद्रासके नेताओंको नमस्कार करनेका शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। 
में उस समय बिलकुल नवयूवक था। सभीने मेरे ऊपर प्रेमकी वर्षा की थी। वे ऐसे सुखद 
प्रसंग थे जिन्हें में जीवनभर भूल नहीं सकता । लेकिन जो शीतलछता मुझे गोखलेके सम्पर्क- 
में मिली, वह में दूसरोंके पास नहीं प्राप्त कर सका। गोखलेने मेरे ऊपर अधिक प्रेम 
उँडेला हो, ऐसा मुझे बिलकुरू स्मरण नहीं है। किसने कितना प्रेम किया, यही बताना 
हो तो मुझे ऐसा स्मरण है कि डॉ० भाण्डारकरने मेरे प्रति जैसा अपूर्व प्रेमभाव प्रदर्शित 
किया वैसा किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा, “में आजकल सावेजनिक 
प्रवृत्तियोंमें भाग नहीं छेता, लेकिन में तुम्हारी खातिर तुम्हारे प्रशनसे सम्बन्धित सभामें' 
सभापतित्व करना स्वीकार करूँगा।” तो भी मुझे केवल गोखले ही प्रेमबन्धनमें बाँध 
सके । हमारे इस सम्बन्धने तुरन्त ही कोई आकार नहीं ग्रहण किया। सन्‌ १९०२ में" 
जव में कलकत्तेकी कांग्रेसमें उपस्थित था, अपनी शिष्य-दशाका सम्पूर्ण ज्ञान मुझे उस समय 
हुआ। लूगभग सभी वरिष्ठ नेताओंके दशनका लाभ मुझे इस बार फिर मिलछा। मेंने देखा 
कि गोखले मुझे भूले नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे आश्रय भी दिया। स्थूछ 
परिणाम इसके अनुसार ही आये। मुझे वे अपने घर खींच ले गये। विषय-निर्धारिणी 
सभामें मुझे लगा कि में यहाँ व्यर्थ ही आया। प्रस्तावोंकी चर्चा चछ रही थी, उस 


२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ९७ । 

२. न्याथमूर्ति महादेव गोविन्द रानडे (१८४२-१९०१ ); एक यशस्वी न्याधापीश, समाज-सुधारक 
और धंथकार । भारतीय राष्ट्रीप कांग्रेसके एक संस्थापक । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२० 

३. (१८४५-१९१५ ); भारतीय कांग्रेसके एक प्रमुख नेता । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५ 

४. ( १८४४-१९०६ ); न्यायाधीश, विधानसभाके सदस्य; १८८७ में मद्रास कांग्रेस-अधिवेशनके 
अध्यक्ष । 

५. डॉ० रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर ( १८३७-१९२०७ ); प्राच्य विद्याविशारद भर समाज-सुधारक। 

६. देखिए “पूनामें भाषण ”, खण्ड २ , पृष्ठ १४७-४८ । 

७. “सन्‌ १९०१ में? होना चाहिए । 


श्टट 


& 8 ॥ 


हट हा 4 7 
8 4 ि 


9 


घर ति 
(६ 7 9 
(9 कु 





॥0/ 


० सि 


[4 7१ 

का कि 
(६, हि 
6” (#, ॥£ 
॥० >' | 
जि... ० 








हक... 





॥। न्‍्न्ज ई ा 


योचलेको 
हर 





रहा था। गोह 


हि 





काप रु 


2 
पृ 





हे 
अुनननननननननन सनम 


डरसे मेस जी 


भ॥४ ॥66: 





पथ ५ 
(ट ड़ हा । 
हि 
नमन [| दि 
नए १९ १ 
रत 
४ (57 5 
; ० ७ 
2 (प्र/ ४ 
/॥४ # ४ ् 
2 6 | 
(0 ! 4 
पा 
(] |, तक 
4८ प्र धर 


2... 5. 
(१ ० भर 

न न 9 ०७० 

| [४ 97 ्ि 
७ पुर ८ #॥॥९४ 

6? ॥2 (-2 

कुल 

रा 


घ।59वच परााणकाएलम 
आदि ध 
द्व्क्ले 
झावबद 


इ्स 
साधना 
ह्‌ 


४१६ 
जद 
सदा 


अनानीयनशापनन, 








पपददर 

ष्ट 

च इक 
चआादणापदः 











छा 





॥ 


]] 
' 


अल -फेसनबमनननन. 


किया, पर उनका 


हब. 


अनशन, 


घ 


६] 
ट 


च्ज 





न्च्यू 
०० 


अन्न्‍मनननननाका। 


ब्गप 


जचा &ापज 





६. 


2. 


डदाछदाद 
पाक 4 


2. 
हर ह। 
३.६... 
अ(द्लच घ। 





चहा ॥ 





स्््ज 


५ 2 
च्द् 


० 


६ 





द्ीजिि-ः 
द्र्टा 


ब्द्द 





्> ऊ 


जल 


३ ०] 
स्न्द 


45२ 
क्या या 


ण् 


नि 


है 


हा 


प्रदक्ति हमेशा तत्कालीद 
( 


राजनीतिक स्वितियें 





क्र 
जि 


न लतदेह 


->म+ 

च् 

रच 

ते 
हमातशा उ 
..ह 


'+ई 


९ 


एद्धा श्र 
ब्म्कम्मकाकपा दी फै 
रचच। 
घारणा 
4० 
पाक्ददच चजुचशपभप 
लो भाषय 


च्् 





हि 


अपनी 
ब। 


गांवीलीने 


चराच 





७-०० | 


सघरता उबंद्क 
साददवास प 
अम्मादवा 


नहीं चुघर 
ट्‌ न 
सम्म 


है. 
तर 
चर 


ञ््ते 


ऋरते हुए यांवी 


निज््लप्ररल 


होगी। लेकिन यह था 
च्ड 


उ्सीड्ड 


आंच 


स्लिम 


हे 
जिस 
ही 


2 
६९ 


ल्ताव द्रेश्नु 


जैनजनथ 
जे 


घमसयच था। 
स्ठ 


[ 





मर 
ऐ 
परिवर्तंनको 
होनेकी 
सेके 
ञ्र 


््उ 


छ्‌ 


जीवन घ 
पड़ती 
इस परि 
नति हूं 
3 


जे 


गोखले और उनका महामंत्र १८९ 


किया था। लोक-जागृति राजनीतिक प्रगति द्वारा ही हो सकती है, यह तो सबके ध्यानमें 
आ गया था, [किन्तु | गोखलेने अपने भारत सेवक समाज और जनताके समक्ष 
यह भव्य विचार पेश किग्रा कि यदि इस प्रवृत्तिको धर्मका स्वरूप दिया जाये तो 
राजनीतिक प्रवृत्ति मोक्षका रास्ता दिखानेवाली भी होगी। उन्होंने दृढ़तापूर्वंक कहा 
कि हमारी राजनीतिक प्रवृत्तिमें जबतक धर्मवृत्तिका प्रवेश नहीं होता, तबतक वह 
शुष्क ही रहेगी। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया ” के छेखकने गोखलेकी मृत्युपर लिखते हुए उनके कार्यकी इस 
विलक्षणताकी ओर ध्यान खींचा था और इस तरह राजनीतिक संनन्‍्यासी निर्माण करनेका 
उनका प्रयत्त सफल होगा या नहीं, इस विषयमें शंका प्रकट करके उनके द्वारा स्थापित 
भारत सेवक समाजको सावधान किया था। इस जमानेमें राजनीतिक संनन्‍्यासी ही 
संन्यासकी शोभा बढ़ा सकेंगे, दूसरे तो प्रायः भगवेको लजायेंगे ही। शुद्ध धर्म-मार्गपर 
चलनेवाला कोई भी भारतवासी राजनीतिक कार्योमें भाग लिये बिना नहीं रह सकता। 
दूसरे शब्दोंमें कहें तो शुद्ध धर्ममार्गी लोकसेवाको अपनाये बिना रह ही नहीं 
सकता। और राजतनन्‍्त्रके जालमें हम सब इतन अधिक जकड़े हुए हैं कि उसमें पड़े 
बिना लोकसेवा सम्भव ही नहीं है। जो किसान पुराने समयमें राज्याधिकारी कौन है 
यह जाने बिना ही अपना सरल जीवन निर्भयतापूर्वक बिता सकते थे, उनकी भी अब 
वेसी निराली स्थिति नहीं रह गई है। ऐसी हालतमें उन्हें धर्माचरणके निर्णयमें 
राजनीतिक परिस्थितिका विचार करना ही होगां। इस बड़ी बातको यदि हमारे साधु, 
ऋषि, मुनि, मौलवी और पादरी स्वीकार करें, तो जगह-जगह भारत सेवक समाज 
खड़ा हो जाये और हिन्दुस्तानमें धर्मवृत्ति इतनी व्यापक बन जाये कि आजका अप्रिय 
और अरुचिकर मालूम होनेवाला राजतन्त्र शुद्ध हो जाये, हिन्दुस्तानमें किसी समय 
जो धामिक साम्राज्य फैछा हुंआ था उसकी पुनः स्थापना हो जाये, भारतमाताके 

बन्धन एक क्षणमें टूट जायें और एक प्राचीन द्रष्टाकी अमर वाणीमें वरणित यह 
स्थिति उत्पन्न हो जाये-- तब लोहेका उपयोग तलवार बनानेमें नहीं, हल बनानेमें होगा 
और सिंहके साथ बकरी मित्रभावसे' विचरण करेगी ।' ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेवाली 
प्रवृत्ति ही गोखलेका जीवन-मन्त्र थी। यही उनका सन्देश है और में मानता हूँ कि 
जो भी व्यक्ति उनके भाषण सररू मनसे पढ़ेगा, उसे यह मन्त्र उनके दाब्द-शब्दमें 
गूंजता मालूम होगा। | 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे ] 
गोपालकृष्ण गोखलेना व्याख्यानों, खण्ड १ 


२. उद्धरण बाइबिलका है । 


१२२. भाषण : भगिनी समाज, बम्बईसें' 


[फरवरी २०, १९१८] 


भगिनी समाजके प्यारे भाइयो, और बहनों 


भगिनी समाजके इस वार्षिक सम्मेलनमें मुझे अध्यक्ष पद देनेके लिए में आप सब 
बहनोंका आभार मानता हूँ। मेरी हादिक इच्छा तो यह है कि आप अपने कार्योमें पुरुषोंकी 
सहायता अथवा सलाह तो भले ही लें, परन्तु अध्यक्षका पद तो किसी स्त्रीको ही देना 
उचित है। इस संस्थाका सदुद्देश्य स्त्री जातिकी उन्नति करना है। जैसे दूसरेकी तपस्या- 
से हम स्वर्ग नहीं जा सकते वैसे ही पुरुषोंके द्वारा स्त्री जातिकी उन्नति नहीं की जा 
सकती यहाँ मेरे कहनेका आशय यह नहीं है कि पुरुष स्त्रियोंकी उन्नतिके इच्छुक नहीं 
हैं अथवा स्त्रियाँ पुरुषोंकी सहायतासे उन्नति न करें; में तो आपके सम्मुख यह सिद्धान्त 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या जाति अपनी शक्तिसे ही उन्नति कर 
सकती है। यह सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है; किन्तु हम प्राय: इसे कार्यान्वित 
करनेमें चूक जाते हैं। 

इस समय यह संस्था बहुत-कुछ भाई करसनदास चितलियाके उत्साहसे चल रही है। 
में उस समयको आया देखना चाहता हूँ कि जब आप बहिनोंमें से कोई भाई चितलियाका 
स्थान ग्रहण कर लेगी और जब वे इस संस्थासे हटकर अन्य कार्योके लिए मुक्त हो 
सकेंगे। जिसने स्त्री-सेवाको ही धर्म मान लिया है वह तो इस दिशामें दूसरा काये भी 
ढूंढ छेगा। किन्तु इस संस्थाका सच्चा स्वरूप तो तभी प्रकट होगा जब यह संस्था अपने 
अधिकारियोंका चुनाव स्त्रीवर्गमें से ही करेगी और जब उसका कार्य जितना अच्छा इस 
समय है उससे भी अधिक अच्छा होगा। जैसा कि आप जानती हैं, में स्त्रियों और 
पुरुषों--दोनोंके निकट सम्पकंमें रहता हूँ; और यह वात मेरी समझमें आ गयी है कि स्त्रियों- 
की सेवाके कार्यमें जबतक स्त्रियाँ न आयें तबंतक में उस कार्यकों नहीं चला सकता। 
इसीलिए मुझे जब-जब अवसर मिलता है तब-तब में पुकार-पुकारकर कहता हूँ कि 
जबतक भारतमें स्त्रियाँ तनिक भी दबी हुई रहेंगी, अथवा उन्हें पुरुषोंकी अपेक्षा क्रम 
अधिकार प्राप्त होंगे तबतक भारतका सच्चा _उद्धार न होगा। इसलिए यदि यह संस्था 
इस  प्रकारसे अपने उद्देश्यको पूरा कर सकेगी तो उससे भारतके गौखमें वृद्धि होगी। 

परन्तु हमें यह समझना आवश्यक है कि स्त्रियोंकी उन्नतिका अर्थ क्या है। उनकी 
उन्नतिका प्रइन तभी उठता है जब उनकी अवनति हुई हो। अब यदि उनकी अवनति 
हुई है तो हमें यह सोचना चाहिए कि उस अवनतिका कारण क्या है और वह किस 
प्रकार दूर किया जा सकता है। हमारा प्रथम कत्तेव्य यह है कि हम इन सब मुद्ोंपर 


१. बम्बईंकी महिला-कल्याण संस्था भगिनी-समाजका वार्षिक सम्मेलन बुधवारकों साथ ४ बजे मोराएजी 
गोकुल्दास सवनमें हुआ था । गांधीजीने इस समारोहकी अध्यक्षता की थी और छात्राओोंक्ों इरस्‍कार 
वितरित करनेके बाद “ स्री-शिक्षा ” पर यह भाषण दिंवा था । ह 


भाषण : भगिनी समाज, वम्बईमें १९१ 


भली-भाँति विचार कर लें । भारतमें सर्वत्र यात्रा करते हुए मेंने यह देखा है कि 
इस सम्वन्ध्में जो आन्दोलन चल रहा है वह अनन्त आकाशमें एक छोटी-सी बंदलीकी 
तरह बहुत-थोड़े छोगों तक ही सीमित है। करोड़ों लोगोंको इस आन्दोलनका कोई भान 
नहीं है । पचासी प्रतिशत लोग हमारी गतिविधियोंसे अलिप्त रहकर निर्दोष जीवन 
विता रहे हैं। ये सभी स्त्री-पुरुष जीवनमें अपना-अपना भाग उचित रूपसे पूरा कर रहे 
हैँ। दोनों वर्गोमें शिक्षा अथवा कहें तो शिक्षाका अभाव समान है और दोनों एक-दूसरेकी 
सहायता कर रहे हेँ। यदि इनके जीवनमें कोई अपूर्णता दिखाई देती है तो वह शेष 
पन्द्रह प्रतिशत लोगोंके जीवनकी अपूर्णताकी ही झलक है। में यह मानता हूँ कि यदि 
भगिनी समाजकी बहनें इन पचासी प्रतिशत लोगोंके जीवनका भली-भाँति अध्ययन करेंगी 
तो वे समाजके कार्यक्रमकी रूपरेखा बहुत अच्छी तरहसे वना सकेंगी। 

में इस समय जो विचार कर सकूंगा वे बहुत-कुछ इन पन्द्रह प्रतिशत लोगोंपर 
ही लागू होंगे । उनमें भी जिन मामलोंमें स्त्री-पुरुष दोनों अवनत हैं उनका विचार 
करना यहाँ अप्रासंगिक होगा | इसलिए जिन मामलढोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंकी 
अवनति विशेष हुई है, हमें उन्हींपर विचार करना है। कानून-निर्माणका कार्य प्रायः 
पुरुषोंके हाथोंमें रहा है और पुरुषोंनें सदा विवेकका उपयोग नहीं किया दिखता। 
स्मृतिकारोंने स्त्रियोंके सम्वन्धमें जो-कुछ लिखा है उसका सर्वेथा समर्थन नहीं किया जा 
सकता | स्मृतियोंके वचन ही बाल-विवाह और विधवाओंपर लगाये गये नियन्त्रण आदिके 
मूलमें हें। उन्हें शूद्र वर्णफके साथ रखनेंसे हिन्दू समाजको कल्पनातीत आधात छगा है। 
आपको मेरे इन वचनोंमें और ईसाइयोंके द्वारा प्राय: किये जानेवाले आशक्षेपोंमें भाषा-साम्य 
दिखाई देगा । किन्तु इसके अतिरिक्त हममें अन्य किसी बातमें साम्य नहीं है। ईसाई लेखकों के 
आक्षेप हिन्दू धर्मका मूलोच्छेद करनेके उद्देश्यसे किये गये हें। में अपने आपको बहुत ही 
पक्का हिन्दू मानता हूँ। मेरा आक्षेप इस हेतुसे किया गया: है कि हिन्दू धर्मेकी न्यूनता 
दूर हो जाये और उसे अपना वास्तविक भव्य स्थान प्राप्त हो जाये | ईसाई आलोचक हमारी 
स्मृतियोंकी अपूर्णता वताकर उनको सामान्य ग्रन्थ सिद्ध करना चाहते हें। में यह वतानेका 
प्रयत्न करता हूँ कि स्मृतियोंकी अपूर्णताका कारण या तो उनमें प्रक्षिप्त इलोकोंका मिलाया 
जाना है या हमारे अध:पतनके कालमें मान्यता प्राप्त स्मृतिकारों द्वारा अपने-अपने इलोकों- 
का जोड़ा जाना है। इन इलोकोंको निकालकर शेष स्मृतियोंकी अपूर्वता सिद्ध की जा 
सकती है । मिथ्याभिमान या अज्ञानसे स्मृतियोंमें और हिन्दू धर्मके अन्य सब अ्रन्थोंमें 
कोई भी दोष नहीं है, ऐसा मानकर और दूसरोंसे मनवाकर में हिन्दू धर्मका लंगड़ा 
बचाव कदापि नहीं करना चाहता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा करनेसे हिन्दू धर्मकी 
उन्नति नहीं होती, वल्कि अवनति ही होती है। जिस धर्ममें सत्यको उत्कृष्ट स्थान दिया 
गया है उसमें असत्यका समर्थन कदापि नहीं हो सकता। 

तव स्त्री जातिकी उन्नतिके लिए यह आवश्यक है कि हिन्दुओंके धर्मशास्त्रोंमें स्त्रियोंके 
सम्बन्धमें जो आक्षेप हें उनके निवारणका महान्‌ प्रयत्न किया जाये। किन्तु इस प्रयत्नको 
कौन कर सकता है और यह कैसे किया जा सकता है। मेरी अल्पमतिसे हमें इसके लिए 
मुख्यतः: सीता, दमयन्ती और द्रौपदी-जैसी पवित्र, अत्यन्त दृढ़-संकल्प और संयमी नारियाँ 
उत्पन्न करनी होंगी । उस युगमें जिन हिन्दुओंने उनकी पूजा की थी वे आज इन 


१९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आधुनिक सती-साध्वियोंकी भी पूजा करेंगे। हिन्दू उनके वचनोंको शास्त्र-वचनोंके समान 
प्रमाण मानकर ग्रहण कर हंगे ओऔर स्मृति आदि झास्त्रोंमें जो आक्षेप हें उनसे छूजा- 
येंगे एवं उन्हें विस्मृत कर देंगे। हिन्दू घमममें ऐसे परिवर्तत सदा ही होते आये हैं और 
होते रहेंगे। इसीलिए तो यह धर्म अवतक जीवित हैं और भविष्यमें भी जीवित रहेगा। 
भेरी ईबवरसे प्रार्थना. है कि यह संस्था शीघ्र ही ऐसी नारियोंको उत्पन्न करे। 
जैसा ऊपर बताया, हम अपने देशकी नारियोंकी अवनतिके उन कारणोंपर विचार 
कर 205 हैं जिनको साधन बनाकर उनकी उन्नतिकी जा सकती है। इस घ्येयको साथ 
बाली स्त्रियाँ तो इनी-मिनी ही हो सकेगी । परन्तु अव हमें सोचना यह है कि सामान्य 
स्त्रियोंको क्या करना उचित है। प्रथम कार्येतो यह करना है कि यथासम्भव अधिकसे-अधिक 
स्त्रियोंको उनकी दुख्वस्थाका ज्ञान कराया जाये। में उन छोगोंमें से नहीं हूँ जो यह्‌ 
मानते हैं कि यह कार्य सामान्य शिक्षाके विना सम्पन्न नहीं हो सकता। यदि ऐसा माना 
जाये तो इस कार्यकी सिद्धिके लिए दीर्घे-काल चाहिए। में प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ 
कि इतने समयकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनकी दुरवस्थाका ज्ञान अभी, सामान्य 
शिक्षाकी प्रतीक्षा किये बिना ही कराया जा सकता है। में अभी विहारके एक जिलेसे 
आ रहा हूँ वहाँ में उच्च कुलोंकी बहुत-यी बहनोंसे मिला। वे सभी पर्दानशीन थीं। 
उन्होंने मेरे सम्मुख आकर जैसे वहन भाईसे पर्दा नहीं करती वैसे ही पर्दा हटा दिया। 
ये बहनें पढ़ी-लिखी नहीं थीं। उनसे मिलनेसे जरा पहले एक अंग्रेज बहन मुझसे मिलकर 
गई थी। यह वहन जब में कई भाइयोंके साथ बैठा था तब उनके बीच आकर ही 
बात करके चली गई। किन्तु हिन्दू वहनोंसे मिलनेके लिए मुझे मलग कमरेमें जाना पड़ा। 
मैंने उनसे विनोदर्में कहा कि चलो, हम सब वहीं चलकर बैंढें जहाँ सब पुरुष बैठे हैँ। 
उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा: “ हम तो इसमें बहुत प्रसन्न हैं, किन्तु हमारी प्रथाके अनुसार 
हमें अनुमति दी जानी चाहिए। हमें यह पर्दा तनिक भी नहीं रुचता | इसे आप हटवा 
दें।” यह बात जितनी करुणाजनक है उतनी ही मेरे उक्त कंथनकी समर्थक भी है। इन 
बहनोंको सामान्य शिक्षाके पूर्व ही अपनी स्थितिका भान हो गया था। इन वहनोंने मुझसे 
सहायता माँगी, यह तो उचित ही था। किन्तु में चाहता हूँ कि उनकी मुक्तिकी शविति 
स्वयं उनमें ही हो। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि यह शक्ति उनमें है। में अपने 
मनमें यह आशा लेकर आया हूँ कि हमें इन बहनोंके पर्देसे मुक्त होनेकी खबर कुछ दिनोंमें 
ही मिल जायेगी। साथारणतः अपठित मानती जानेवाली ये वहनें चम्पारनमें अच्छा काम 
कर रही हैं। वे जिस स्वतन्त्रताका उपभोग कर रही हैं उसका ज्ञान वे अपनी इन अति 
ज्ञानहीन वहनोंको दे रही हें। स्त्री पुरषकी सहचारिणी है, उसकी मानसिक शक्ति पुरुषके 
समान ही है और उसे पुरुषकी छोटीसे-छोटी प्रवृत्तिमें भाग लेनेका अधिकार है। जितनी 
स्वतन्त्रता पुरुषको है, उतनी स्वतन्त्रता भोगनेका अधिकार उसे भी है और जैसे पुरुष 
अपने क्षेत्रमें सर्वोपरि है वैसे ही स्त्री अपने क्षेत्रमें सर्वोपरि है। यह स्थिति स्वाभाविक 
होनी चाहिए । यह लिखने-पढ़नेका परिणाम नहीं हो सकती । अज्ञान-रूप अच्चदूपर्म 
पतित जड़ पुरुष भी रूढ़ प्रयाके कारण स्त्रीके ऊपर ऐसे अधिकारका उपभोग कर रहीं 
है कि जो न तो उसे शोभा दे सकता है और न जिसे वह सामान्यतः भोग ही सकता 
है । स्त्रियोंकी इस दुरवस्थाके कारण हमारी बहुतसी भ्रवृत्तियाँ बीचमें ही ठप है 


भाषण : भगिती समाज वम्बईमें १९३ 


जाती हें और हमारे बहुतसे कार्योका पूरा परिणाम नहीं निकलता। हमारी स्थिति उस 
अदूरदर्शी व्यापारीकी स्थिति-जैसी है जो आधी पूँजीसे व्यापार करता है। यदि मैरा 
कहना ठीक हो तो इस संस्थाकी बहुत-सी बहनें, जिन्हें अपनी दक्ाका भान नहीं है 
उन बहनोंको अपनी दक्षाका भान करानेमें रग जायेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वे 
जितना समय मिलले उतना बम्बईके पिछड़े हुए वर्गोमें जाकर उन्हें ज्ञान देनेमें लगायें। 
यदि आप पुरुष-वर्गंकी धामिक, राजनीतिक और सांसारिक प्रवृत्तिमें भाग लेने लगी हें, 
तो आप उन्हें उसका भी ज्ञान दें। यदि आपने बच्चोंके पालन-पोषणका समस्त ज्ञान 
प्राप्त किया है तो आप वह ज्ञान भी उन्हें दें । , यदि आपने स्वच्छ वायु, स्वच्छ 
जल, शुद्ध और सात्विक भोजन एवं व्यायाम आदिके स्थूछ और सूक्ष्म छाभ पढ़े हें 
और उनका अनुभव प्राप्त किया है तो वह ज्ञान और अनुभव इन बहनोंको बतायें। 
इस प्रकार आप अपनी और उन सभीकी उन्नति करेंगी। 

यद्यपि इस प्रकार पढ़ें-लिखे बिना बहुतसे कार्य किये जा सकते हें तो भी भेरा 
खयाल यह है कि सदा पढ़े-लिखे बिना काम नहीं चलरू सकता। पढ़ने-लिखनेसे बुद्धि 
विकसित और तीन्र होती है एवं हमारी परोपकार करनेकी क्षमता बहुत बढ़ जाती 
है। किन्तु मेंने पढ़ने-लिखनेकी कीमत कभी ऊँची नहीं आँकी । मेंने तो उसे केवल 
उचित स्थान देनेका प्रयत्न किया है। में समय-समयपर यह बताता रहा हूँ कि 
पुरुषोंका स्त्रियोंस उनके स्वाभाविक मानवीय अधिकार छीन लेने अथवा उन्हें प्रदान 
न करनेका कारण, स्त्रियोंमें विद्याका अभाव नहीं होना चाहिए; किन्तु निश्चय ही 
इन स्वाभाविक अधिकारोंको कायम रखने, उनमें वृद्धि करनें और उनको प्रचारित 
करनेके लिए विद्याकी आवश्यकता है । फिर विद्याके बिना लाखों लोगोंको तो शुद्ध 
आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। अनेक लेखोंमें ऐसा अखूट ज्ञानभण्डार भरा है 
जिससे हमें निर्दोष आनन्द प्राप्त हो सकता है; यह आनन्द भी विद्याके बिना प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । विद्याके बिना मनुष्य पशुवत्‌ है, इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति 
नहीं है। बल्कि यह यथार्थ है। इसलिए पुरुषोंकी भाँति स्त्रियोंके लिए भी शिक्षा प्राप्त 
करना आवश्यक है। मेरा खयाल यह नहीं है कि जैसे पुरुषोंको शिक्षा दी जाती है 
वैसे ही स्त्रियोंको दी जानी चाहिए। प्रथम तो जैसा मेंने कहीं-कहीं कहा है, हमारी 
सरकारी शिक्षा प्राय: अ्मपूर्णं और हानिकर है और यह दोनों वर्गोके लिए पूर्णतः 
त्याज्य है। यदि उसके दोष दूर भी कर दिये जायें तो भी में नहीं मानता कि वह 
स्त्रियोंके लिए सर्वथा उपयुक्त ही है। स्त्री और पुरुषका दर्जा समान है, एक ही नहीं 
है। दोनोंकी जोड़ी अपूर्व है, दोनों एक-दूसरेके पूरक हैँ और एक-दूसरेके यहाँतक सहा- 
यक हैं कि एकके अभावमें दूसरेका अस्तित्व सम्भव ही नहीं है। किन्तु यदि पुरुष 
अथवा स्त्री स्थान-अभ्रष्ट हो जाये तो दोनों ही नष्ट हो जायेंगे यह सार ऊपर किये 
गये विवेचनसे ही निकलता है। इसलिए स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करनेवाले लोगोंको 
यह बात सतत्‌ स्मरण रखनी चाहिए। दम्पतीकी बाह्य प्रवृत्तिमें पुरुष प्रमुख होता है, 
इसलिए बाह्य प्रवृत्तिका विशेष ज्ञान उसके लिए आवश्यक है । आन्तरिक प्रवृत्तिमें 
स्‍त्री प्रमुख होती है, इसलिए गृह-व्यवस्था और बाल-बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा आदि विषयों- 
का विशेष ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। खयाल यह नहीं है कि किसीके लिए कोई 

१४-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


विश्येष ज्ञान प्राप्त करनेका निषेध रहे। वल्कि. यह कि शिक्षा-क्रम इन मुद्दोंको ध्यानमें 
रखकर तैयार न- किया जायेगा तो दोनों ही वर्गोंको अपने-अपने क्षेत्रोंमें पूर्णता प्राप्त 
करनेका अवसर न मिलछेगा। 

मुझे इस सम्बन्धमें भी दो शब्द कहनेकी आवश्यकता है कि स्त्रियोंके लिए अंग्रेजी 
शिक्षा आवश्यक है या नहीं। मेरा अनुभव तो यह है कि हमारे सामान्य जीवन-कऋममें 
स्‍त्री अथवा पुरुष दोनोंमें से एकके लिए भी अंग्रेजीकी आवश्यकता नहीं है। आजी- 
विका कमाने अथवा राजनीतिक प्रवृत्तिको चलानेके लिए ही पुरुषोंकों अंग्रेजी भाषाके 
ज्ञानकी आवश्यकता हो सकती है। में यह नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरियाँ ढूंढ़ने 
या व्यापार चलानेकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता है | इसलिए यदि कुछ स्त्रियोंको 
अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करना हो तो वे उसे पुरुषोंके लिए स्थापित विद्याल्योंमें 
प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियोंके लिए स्थापित स्कूलोंमें अंग्रेजीका प्रवेश करना हमारी 
पराधीनताको लम्बा बनानेका कारण हो जायेगा। मेंनें यह वात अनेक छोगोंके मूंहसे सुनी 
है और अनेक जगह पढ़ी है कि अंग्रेजी भाषामें निहित भारी ज्ञान-कोप पुरुषोंकी भाँति 
स्त्रियोंक लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। में नम्नतापूर्वंक कहना चाहता हूँ कि हम इस 
सम्बन्धर्में कुछ भूल कर रहे हेँ। में यह तो कहता नहीं कि. अंग्रेजी भाषाका ज्ञान-भण्डार 
पुरुषोंके लिए तो खोल दिया जाये किन्तु स्त्रियोंक लिए न खोला जाये। यदि किसीकी 
हचि साहित्य पढ़नेकी है तो वह समस्त संसारका साहित्य पढ़े । उससे उसको रोकनेवाला 
कोई व्यक्ति संसारमें जन्मा नहीं है । किन्तु जहाँ समस्त लोक-समुदायकी आवश्यकताबोंको 
ध्यानमें रखकर शिक्षा-क्रम बनाया गया है, वहाँ ऊपर वतायें गये साहित्य-प्रेमियोंके लिए 
कोई योजना नहीं वनाई जा सकती। ऐसे लोगोंके लिए उन्नति-कालमें यूरोपकी भाँति 
हमारी पृथक्‌-पृथक्‌ संस्थाएँ होंगी। एक सुव्यवस्थित शिक्षा-क्रमके अन्तर्गत जब बहुतसे 
सत्री-पुरुष शिक्षा लेने लग जायेंगे और अशिक्षित छोग अपवाद मानें जायेंगे तव अन्य 
भाषाओंके साहित्यके रसका स्वाद चखानेवाले हमारी भाषामें ही दलके-दर निकल 
आयेंगे । यदि हम साहित्यका रस सदा अंग्रेजी भाषासे ही लेते रहेंगे तो हमारी भाषा सदा 
निष्प्राण बनी रहेगी अर्थात्‌ हमारी जाति सदा निष्माण बनी रहेगी। यदि आप मुझे 
इस उपमाके लिए क्षमा कर दें तो मुझे कहना चाहिए कि पराई भाषामें से आनन्द प्राप्त 
करनेका स्वभाव ऐसा ही है जैसा किसी चोरका चुराये हुए मांसमें से आनन्द लेनेका 
स्वभाव | पोपने 'इलियड 'में से जो आनन्द प्राप्त किया वह उसने अपनी जातिको अद्भुत 
अंग्रेजीमें दिया। फिट्जेराल्डने उमर खय्यामकी रुवाइयोंमें से जो आनन्द भ्राप्त किया उसे 
ऐसी प्रभावशाली अंग्रेजीमें प्रस्तुत किया कि उनके काव्यको छाखों अंग्रेज ' बाइविल ' की भाँति 
सेंजोकर रखते हँ। एडविन आर्नोल्डने ' भगवद्गीता ' में से रसपान किया; किन्तु उन्होंने 
उस रसका पान करनेके लिए अंग्रेज लोगोंसे संस्कृत पढ़नेका आग्रह नहीं किया, बल्कि 
अंग्रेजी भाषामें अपनी आत्माको उडेलकर संस्कृत अथवा पालीके साथ उपयुक्त अंग्रेजीमे 
उस रसको प्रस्तुत करके अंग्रेज छोगोंकों उसका पान कराया। चूंकि हम बहुत पिछड़ गर्य 
हैं, इसलिए हममें ऐसी प्रवृत्ति बहुत अधिक होनी चाहिए। यह भ्रवृत्ति तभी सम्भव होगी 
जब हम अपना शिक्षा-क्रम वैसा वनां लेंगे जैसा मैंने ऊपर बताया है और उसपर दृढ़तापुवक 
कायम रहेंगे । यदि हम अंग्रेजीका झूठा मोह त्याग सके और अपनी अथवा अपनी भाषाकी 


भाषण : भगिनी समाज, वम्बईमें १९५ 


दक्तिमें अपना अविश्वास छोड़ सकें तो यह कार्य कुछ कठिन नहीं है। में कहता हूँ कि 
हमारे देशके स्त्री-पुरुष अंग्रेजी भाषा पढ़नेके छिए कम समय दें। मेरे कहनेका हेतु यह 
नहीं है कि उनको कम आनन्द मिले; बल्कि यह है कि जिस आनन्दको अंग्रेजी पढ़नेवाले 
बहुत कष्ट सहकर प्राप्त करते हैं वह आनन्द हमें सुगमतासे प्राप्त हो सके। इस संसारमें 
अनेक अमूल्य रस भरे हुए हेँ। सभी साहित्य संबंधी रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हें, 
अन्य भाषाओंमें इन रत्नोंकी बहुलता है। ये सभी हमारे देशके आम लोगोंके लिए 
उपलब्ध होने चाहिए। इसका मार्ग एक ही है और वह यह है कि हममें से कुछ लोग, 
जिनमें उचित सामथ्यं हो, उन-उन भाषाओंकी सीखकर उनके उन रत्नोंको हमारी 
भाषाके द्वारा हमें उपलब्ध करायें। 

हमने यहाँ इतना विचार शिक्षा-प्रणालीके सम्बन्धमें किया । इससे बालिकाओंके विवाह 
होने बन्द हो गये और स्त्रियोंको उनके स्वाभाविक अधिकार मिल गये, यह माननेका कोई 
कारण नहीं है। इसलिए जो बालिकाएँ विवाहके पश्चात लुप्त हो जाती हैं उनके सम्बन्धमें 
कुछ कहें। वे अब अपनी शालाओंमें न आयेंगी। एक बार बाल-विवाहका पाप करनेके 
बाद उनकी माताएँ भी अपने पापका ज्ञान होनेपर उन बालिकाओंको शिक्षा दिलाने अथवा 
कोई अन्य आइवासन देनेमें असमर्थ हो जाती हें। जो पुरुष बालिकाके साथ विवाह करता 
है वह परोपकार भावनासे नहीं, बल्कि बहुत-कुछ विषयासक्तिके वशीभूत होकर करता 
है। इन बालिकाओंकी रक्षा कौन करे? इस प्रइनमें स्त्रियोंके उद्धारका कार्य बहुत-कुछ 
आ जाता है। इसका उत्तर कठिन, किन्तु एक ही है। पुरुषके अतिरिक्त इनका सांसारिक 
रक्षक कोई अन्य नहीं है। बालिकासे विवाह करनेवाले पुरुषको, उसकी पत्नी ही समझा 
सके, यह लगभग असम्भव है। इसलिए यह अति कठिन सुधार-कार्य समझदार पुरुषको 
करना है। यदि मुझमें इतनी शक्ति हो तो में इन बालिका-वधुओंकी एक सूची बनाऊं, 
उनके पतियोंके मित्रोंकों खोजूँ और उनके मारफत एवं जो भी अन्य धर्मानुकूल और 
विनययुक्त कदम मुझे सूझें, उन्हें उठाकर ऐसे पतियोंको में यह कहलाऊँ : आपने अज्ञानवह् 
एक बालिकासे विवाह करनेका पाप किया है। जबतक इस बालिकाकी अवस्था परिपक्व 
नहीं हो जाती और जबतक यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेती, तबतक आप शुद्ध ब्रह्मचयंका 
पालन करके इसे स्वयं शिक्षा देकर अथवा अन्य किसीकी मारफत शिक्षा दिलाकर संतान 
उत्पन्न करने और उसका पालन-पोषण करने योग्य नहीं बना लेते तबतक आप इस 
पापसे किसी भी प्रकार मुक्त न हो सकेंगे। 

इस प्रकार भग्रिनी समाज निरचय करे तो उसके सम्मुख बहुतसे कार्यक्षेत्र पड़े हें 
जिनमें कार्य करनेसे सुन्दर फल उपलब्ध हो सकते हैँ। उसका यह कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत 
है कि यदि संकल्पपूर्वक कार्य किया जाये तो वड़ा आन्दोलन उसके सम्मुख कुछ भी न रहे 
एवं स्वराज्य शब्दका उच्चारण किये बिना ही उस दिशामें बहुत बड़ी सेवा हो जाये। 
जब छापेखाने नहीं थे और भाषणोंकी सुविधा भी कम थी, जब चौबीस घंटेमें एक 
हजार मीलके बजाय लोग केवरू २४ मीलकी ही यात्रा कर सकते थे, तब अपने विचारोंके 
प्रचारका एक ही मुख्य साधन होता था। वह था हमारा कमें; और उसका प्रभाव बहुत 
होता था। अब हम वायुके वेगसे दौड़ रहे हें, भाषण दे रहे हें और लेख लिख रहे हें। 
उसके बावजूद हम अपने विचारोंपर अमल करवानेमें लगभग असमर्थ रहते हें। हर ओरसे 


१९६ सम्पूर्ण ग्रांधी वाडूमय. . 


निराशाकी ध्वनि सुनाई देती है। मुझे तो लगता है कि. हम आज भी पहलेकी भाँति 
अपने कंमसे छोगोंको इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना अपने भाषणों और छेखोंसे 
कंभी नहीं कर सकते । इस समाजसे मेरी प्रार्थना है कि वह ऐसे मौत कर्मको ही 
प्रधानता दे। 

[ गुजरातीसे | 

महात्मा गांधीती विचारसुष्टि 


१२३. पत्र: 'जी० एस० अरुण्डेलको 


[साबरमती ] 
फरवरी २१, १९१८ 
[प्रिय श्री अरुण्डेल, | 

आपका पत्र मिला। अभी तो मेँ एक-दो ठेढ़े मामछोंके सिलसिलेमें व्यस्त हूँ। मुझे 
जब चाहूँ, तब विचार नहीं आते। किसी विषयपर लोगोंको कुछ देने छायक चीज लिख 
सकूँ, उससे पहले मुझे अपने मतकों उस विषयमें रमाना पड़ता है। में इतना ही कह 
सकता हूँ कि आपका पत्र में ध्यानमें रखूंगा और कुछ-न-कुछ भेजनेका प्रयत्न करूँगा | 
लेकिन अधिक सम्भव है कि न भेज सकूँ। हाँ, जो काम मेने हाथमें ले रखे हैं, वे 

सोचे हुए समथसे पहले पूरे हो जायें, तो अछूग बात है।' 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


१. मदंदिव देखाईने अपनी डायरीमें श्स पत्रके सम्बन्धमें छिखा हैः “यह पत्र अरुण्डेलके लिए लिखा 
गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रसाएक समिति [नेशनछ एजूकेशन प्रमोशन सोसाइटी] के मन्त्रीकी 
इेलियतसे गांधीजीते शिक्षा-सप्ताहके लिए एक छेल लिखनेका अनुरोध किया था । बादमें जब गांवीनीने 
देखा कि छेख भेजनेको अम्तिम तिथि २० फरवरी थी, तो उन्होंने कद्दा : “ जान बची; ईश्वरकी धन्यवाद ?| 
फिर. उन्होंने मुझे कद्दा कि भरण्डेलको छल दूँ: “मापने जो तिथि निश्चित की है उतले पहले में 
रेख भेज ही नहीं सकता, वर्षोकि आपका पत्र मुझे कल ही मिला।” लगभग इसी काहमें स्वाईको ल्ख़ि 
बंक पत्रमे गांधीनीने लिखा है: “ किसी भी चीजते छुटकारा मिठे तो सचमुच बढ़ी राहत मिलती है। 


१२४. पत्र : प्लॉरेंस ए० विंटरबॉटसको 


[साबरमती ] 
फरवरी २१, १९१८ 
[प्रिय कुमारी विंटरबॉटम, ] 
मेंने तुम्हें हफ्तोंसे पत्र नहीं लिखा, पर इसका कारण तुम जानती ही हो। यहाँ 
के अपने कामके बारेमें कुछ लिखनेसे पहले मेरा विचार तुम्हारे पूछे हुए एक महत्त्वपूर्ण 
प्रशनका उत्तर देनेका है। प्रदतसे मालूम होता है कि तुम इस देशमें मेरे कामका बहुत 
बारीकीसे निरीक्षण करती रही हो। हलन्दनमें में कहता था कि जनताके प्रति सदय, 
निरंकुश शासन-प्रणाली ही सर्वोत्तम राज्यतन्त्र है। तुम यह बात याद दिलाकर मुझसे 
पूछती हो कि में जो 'होमरूल ” आन्दोलनमें भाग ले रहा हूँ, उसका उपर्युक्त कथनके 
साथ मेल कंसे वठता है? हलन्‍्दनमें मेंने जो कहा था, उसपर में अब भी कायम हूँ। किन्तु 
वर्तेमान कालमें ऐसा राज्यतन्त्र असम्भव बन गया है। हिन्दुस्तानके लिए संसदीय पद्धतिके 
शासन-तन्त्रमें से गुजरनेके सिवा. कोई उपाय नहीं, इस बातका निदिचत रूपसे अनुभव हो 
जानेके कारण में स्वाभाविक रूपमें ऐसे एक आन्दोलनका समर्थन कर रहा हूँ, जिसके 
द्वारा अच्छीसे-अच्छी संसदीय शासन-प्रणाली प्राप्त की जा सके और वतंमान वर्णसंकर 
शासन-प्रणालीको -- जो न संसदीय है और न सदय निरंकुशता --मिटाया जा सके। 
इतना ही नहीं में इस आन्दोलनमें उसी हदतक भाग लेता हूँ, जिस हृदतक में अपने 
उन सिद्धान्तोंको, जिन्हें मेरी समझमें उपयोगी बननेके लिए हर तन्त्रको स्वीकार करना 
ही पड़ेगा, छोगोंसे स्वीकार करा सकं और उनपर अमर करा सकू। नेसनने मेरे 
भाषणोंका एक संग्रह छापा है। मेंने उन्हें उसकी एक प्रति तुम्हारे पास भेजनेके लिए 
कहा है। उसमें यहाँके गुजरात राजनीतिक सम्मेलनके अध्यक्षकी हेसियतसे दिये गये मेरे 
भाषणका अंग्रेजी अनुवाद छपा है। में जो कहना चाहता हूँ, वह उसमें पूरी तरह बता 
दिया गया है। 
मेंने यह सोचकर कि और मामलोंके बारेमें भी लिख सकूँंगा, पत्र लिखनेमें एक 
सप्ताहकी देर की । किन्तु अब अधिक विलूम्ब करना ठीक नहीं। और बातें लिखनेके लिए 
फिर मौका ढूंढूँगा। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
मेहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


१२५. पन्न : गोरधनदास पटेलको 


[ साबरमती ] 
फरवरी २०, १९१८ 

प्रिय श्री गोरधनभाई,' ह 
पूज्य अनसूयावहन, भाई शंकरलाल बेंकर और में अभी-अभी जुलाहोंकी सभामें से 
आये हैं। जुलाहोंने कहा कि मिल-मालिक आठ आने बढ़ाकर उनसे कुछ लिखा लेना 
चाहते हैं। मेने उन्हें सलाह दी है कि वे अपने सछाहकारकी सलाह लिये विना किसी भी 
कागजपर हस्ताक्षर न करें और यह भी कहा है कि एक-दो दिनमें हम उन्हें यह सलाह 
देंगे कि उन छोग्रोंको उचित वृद्धिके रूपमें क्या माँगना चाहिए; हम यह भी कहेंगे कि यदि 
वे इस सलाहके अनुसार चलेंगे और सुझाया हुआ वेतन पसन्द कर लेंगे, तो उनका भला 
होगा। इस काममें में अपनी जिम्मेदारी कर मिल ग्रूपके सदस्योंकों विनयपूर्वक बता चुका 
हूँ । मुझे लगता है कि पंच-फंसलेका सिद्धान्त बहुत गृढ़ है और मजदूरोंकी आस्था उसपर 
से उठ जाये, यह तनिक भी वांछनीय नहीं है। इसलिए में अपने ऊपर अनायास आये हुए 
इस कत्तंव्यको छोड़ नहीं सकता। भाई शंकरलाल बेंकर और भाई वल्लभभाई पटेल भी 
इस विचारसे सहमत हैं। मजदूरोंका काम-धन्धेके बिना अनिरिचित स्थितिमें रहना उनके 
लिए, आपके लिए और सबके लिए अवांछनीय है। वम्बईकी मिलोंमें दिये जानेवाले वेतनों- 
की दरें भाई बेंकर ले आये हैँ। यहाँकी मिलें जो वेतन देती हैं, उनकी सूची आप मुझे 
तुरन्त भेज सकें तो आभारी होऊँगा । में चाहता हूँ कि यदि मिल भूप हमारी रायसे किसी 
भी प्रकारसे बँघे विना अलग-अलग विभागके मजदूरोंके बारेमें अपनी राय दे सके, तो दे। 
अगर हममें से कोई भी किसी बन्धनके बिना सलाह-मशविरेमें शामिल हो सके, तो 
उस हृदतक हमारा प्रस्ताव अधिक ज्ञानपूर्वक प्रस्तुत किया गया. माना जायेगा। मुझे 
मजदूरोंके प्रति उनके मजद्दर होनेके कारण ही कोई खास पक्षपात नहीं है; मुझे तो न्यायके 
प्रति पक्षपात है और चूँकि वह अक्सर मजदूरोंके पक्षमें पाया जाता है, इसलिए आम तौर- 
पर यह खयाल पैदा हुआ है कि मेरा उनके प्रति पक्षपात है। मुझसे अहमदाबादके महान्‌ 
उद्योगका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे आशा है कि आपकी संस्था इस 
कठिन काममें हमें पूरी मदद देगी।' मुझे आशा है कि इस पत्रका उत्तर आप वुस्त्त 


१. भन्‍त्री, अहमदाबाद मिल-मालिक संघ । 

२, एक पंच-मण्डल १४ फरवरीको नियुक्त किया गया था। श्समें दोनों पक्षोके प्रतिनिधि ये और 
सरपंचकी दैसिपतसे कठ्वटर थे। किन्तु कुछ मिलेके मजदूरोंने गछतफइमीके कारण हृदताऊ कर दी। 

३. गांधीजीने अहमदाबाद और जम्बईकी मणदूरीकी दरोंका अध्ययत करनेके बाद यह 
निकाछा कि वैतनोंमें ३५ प्रतिशत बृद्धिकी माँग उचित होगी | मिल-माल्कि इस भाषासर निश्चित 
सम्मतिं देकर गांधीजीकी सहायता न कर संके, इसकिंए स्थिति बिगढ़ गई । 


पत्र : मो० कृ० देवधरको १९९ 


देंगे। में जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने, संभव हो तो, अपने इस सल्ाह-मशवबिरेका 
परिणाम, अधिकसे-अधिक बृधवार तक मजदूरोंकी बता देनेके लिए कहा है। 


मो० क॒० गांघी 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
१२६ तार: ए० एच० वेस्टको' 
[ भहमदाबाद 


फरवरी २४, १९१८ के आसपास | 
आप अपनी योजनापर अमल कर सकते हें। शुभ कामना। 


वेस्टके टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्र (जी०एन० ७६०५) की फोटो-नकलरूसे। 


१२५७, पत्र : गो० कु० देवधरको 


नडियाद 
फरवरी २६, १९१८ 


प्रिय देवधर।, 

आपके दोनों पत्र और रिपोर्ट मुझे मिल गये हेँ। मेरा निश्चित विचार है कि 
आपने अनजानेंमें संधषंको नुकसान पहुँचाया है और अपने-आपको श्री प्रैठके हाथका 
खिलौना वन जाने दिया है। आपका यह कथन बिलकुल ही अपर्याप्त जानकारीपर 
आधारित है कि किसानोंने फसछका अनुमान कम छगाया है। अमृतलारू ठकक्‍्कर, 
जिन्होंने तफसीलमें इस प्रश्नकी जाँच की है, ऐसा नहीं मानते कि साढ़े तीन आनेका 


२. .गांधीजीने १० दिसम्बर, १९१७ के पत्रमें वेस्टकों आजीविकाके लिए खेत्तीका सहारा लेनेका 
सुझाव दिया था, जिसके उत्तरमें उन्होंने तार द्वारा धूचित किया कि खेती करना उसेके लिए असम्भव 
है, किन्तु साथ ही उन्होंने छपाई सम्बन्धी कुछ काम करनेकी इच्छा बताते हुए गांघीजीसे मुद्रण-साधनोंकी 
सहापताकी याचना की थी । उसीके उत्तरमें गांधीजीने उपयुक्त तार दिया था । 

२, मा ३, १९१८ के अपने पत्रमें इस तारकों उद्धत करते हुए वेस्टने गांधीजीको उचित किया था 
कि उन्हें यदद एक सप्ताह पूवे मिल गया था । 

गोपाल कृष्ण देवषर ( १८७९-१९३७ ); पूनामें महिला समाज सेवा संगठन, सेवा-सदन और 
भारत सेवक समाज [ सर्वेन्द्स ऑफ इंढिया सोसाइटी] के एक प्रमुख कार्ेकर्ता । 

४. ( १८६९--१९५१ ); ठकर वापके नामसे प्रसिद; आपने अपना सारा जोवन हरिजन मौर भादि- 
वासियोंके उत्थानमें लगा दिपा था | 


5०९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अनुमान किसी तरह कम है। आप जानते हैँ कि सरकारी अन्दाजमें भी वादमें घटा-वढ़ी 
की गई है। 

और यह कैसे कहा जा सकता है कि काफी ठोस रियायतें दी गई हूँ; जब हम 
जानते हें कि अभी तक एक भी रियायत नहीं दी गई ? प्रैटने जब कहा कि रबीकी फसल 
पचीस फीसदीसे कम होगी, तो माफी दी जायेगी, तब वह हमें केवछ बहला रहा 
था। क्या आप जानते हैं कि रवीकी फसलमें कपास, तम्बाकू, तुअर और बरंडा 
नहीं गिने जाते ? 

और आपको रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी जरूरत ही क्या थी? जब इस संघर्षमें में 
पड़ा हुआ हूँ, तो रिपोर्ट प्रकाशित करनेंके समयका निर्णय करनेका काम आपको मेरे 
ऊपर छोड़ देना चाहिए था। - 

अन्तमें आप यह क्‍यों समझ लेते हैं कि जितना अधिकारी मंजूर करें, उतना ही हमें 
मिल सकता है? आप यह क्‍यों नहीं मानते कि जितवा पानेके हम अधिकारी हैँ, उत्तना 
हमें मिलना ही चाहिए ? 

मेरे खयालसे आप जरूरतसे ज्यादा काम हाथमें ले लेते हें और इससे न तो अपने 
साथ और न कामके साथ ही आप न्याय कर पाते हूँ। आप बीमार हें ओर जितना 
काम संभाल सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा काम आपने ले रखा है। आपको हिम्मतके साथ 
कहना चाहिए था कि इस जाँचका काम में अपने सिर नहीं ले सकता। 

में जानता हूँ कि आप मेरे पत्रका गलत अर्थ नहीं लगायेंगे | में आपको इतना स्नेह 
करता हूँ कि जान-वूझ्कर आपके प्रति अन्याय वहीं कर सकता। आपके श्रति अपना 
आदर, मैं इसी तरह प्रदर्शित कर सकता हूँ कि अपने हृदयके द्वार आपके सामने खोल 
दूँ और उसमें जो-कुछ है, उसे आपको देखने दूँ। कोई भी मित्र इससे अधिक कुछ नहीं 
कर सकता। जो इससे कम करता है, वह उतना ही कम मित्र माना जायेंगा। 

आपको मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए और अमृतलालको गुजरातके काममें छुग्ा देना 
चाहिए। इस प्रकार वह ' सोसाइटी ' की अधिक अच्छी सेवा कर सकेगा, क्योंकि गुजरात- 
के काममें उसकी प्रतिभा सवसे अधिक निखरेगी। धारासभाका काम ऐसा व्यक्ति ही 
कर सकता है, जिसमें बुद्धि हो। किन्तु अस्पृश्योंका काम तो जिसमें बुद्धिको रास्ता वताने- 
वाला हृदय हो, उसीसे हो सकता है। अपृतलाछ इसी प्रकारके मनुष्य हैं । 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | - 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१२८. अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हडताल 


फरवरी २६, १९१८ 

पत्रिका-- १* | 

तारीख २२ फरवरीसे यह तालाबन्दी [लॉक आऊट ] शुरू है, और उसी दिनसे 

बुनाई विभागके कारीगरोंके पास कोई काम नहीं है। जब मिल-मालिकोंने महामारीके 
कारण दिये जानेवाले भत्तेको बन्द करनेकी सूचना निकाली और उसके सम्बन्धमें गलत 
फहमियाँ खड़ी हुईं, तो मालिकोंकी ओरसे यह कहा गया था कि मजदूरों और मालिकोंके 
आपसी झगड़ेका फैसला पंच द्वारा करा लिया जाये। यह मान लिया गया था कि 
मजदूर भी इससे सहमत ही होंगे। आखिर, तारीख १४--२-१९ १८ के दिन मिल-मालिकों ने 
यह तय करनेके लिए कि महामारीके भत्तेके बदलेमें महँगाईका कितना भत्ता देना उचित 
होगा, पंच नियुक्त करनेका निए्चय किया। फलूत: मजदूरोंकी ओरसे महात्मा गांधी, श्री 
शंकरलाल बंकर और श्री वलल्‍लभभाई पटेल, और मालिकोंकी ओरसे सेठ अम्बालाल सारा- 
भाई, सेठ जगाभाई दलूपतभाई और सेठ चन्दुलालू पंच कायम किये गये और कलक्टर 
साहब इस पंच-समितिके सभापति बनाये गये। इसके बाद ही किन्‍्हीं गलतफहमियोंकी 
वजहसे कुछ मिलोंमें मजदूरोंने हड़ताल कर दी। यह मजदूरोंकी भूल थी। मजदूर अपनी 
भूल सुधारनेको तैयार भी हुए। पर मालिकोंनें सोचा कि जब मजदूरोंने पंचोंके फैसलेसे 
पहले ही हड़ताल करनेकी गलती की है, तो अब वे अपने पंच सम्बन्धी प्रस्तावकों रद कर 
सकते हूँ, और उन्होंने यह प्रस्ताव रद कर दिया। इसके साथ उन्होंने यह भी तय किया कि 
मजदूरोंको उनकी चढ़ी हुई तनख्वाह चुका दी जाये; और अगर २० प्रतिशत भत्तेंसे 
उन्हें सन्‍्तोष न हो, तो उनको रुखसत दे दी जाये। बुनकरोंको सन्‍्तोष न हुआ इसलिए 
उन्होंने काम छोड़ दिया, और मालिकोंकी तालावन्दी शुरू हुईं। मजदूर पक्षके पंचोंने 
जब अपनी जिम्मेदारीका विचार किया, तो वे इस नतीजेपर पहुँचे कि उन्हें मजदूरोंको 
कुछ-त-कुछ. सलाह तो देनी ही चाहिए और उनको यह भी बताना चाहिए कि वे 
उचित रूपसे कितना इजाफा माँग सकते हैं। अतः इस सम्बन्धमें उन्होंने चर्चा चलाई, 
मालिकों और मजदूरोंके हितका विचार किया, आस-पासकी परिस्थितिकी जाँच की, और 


१. मिल-माल्किं और मिल-मणजदूरोंकी इस छड़ाईमें मजदूरोंका समुचित मागै-दशन करनेके छिंए 
जो अनेक उपाय किये गये उनमें से एक इन पत्रिकाओंकों निकालना भी था । “उद्देश्य यह था कि 
संघ सिद्धान्त और उसका रहस्य उनके दिलमें सदाके लिए अंकित हो जायें,' उन्हें सर और उच्च 
कोटिंका साहित्य - मिलता रहे जिससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हो और उननतिके इश्न 
साधनेंको वे अपने बाल-बच्चेके लिए वौतीके रूपमें छोड़ -सकें ।?” पत्रिकाएँ. अनवूधावेन साराभाईके 
नामसे निकली थीं किन्तु जैसा महादेव देसाईने अपनी पुस्तक एक घर्मेयुद्में कहा हे उनके छेखक, 
25 । यह पत्रिका ताछावन्दीके पाँचवें दिन निकली थी | पत्रिकाएँ शामको आम समामें पढ़ी 
जाती थीं । 


३०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यह तय किया कि ३५ फीसदी इजाफेकी माँग उचित है, और मजदूरोंको इतना इजाफा 
माँगनेंकी सलाह देनी चाहिए। मजदूरोंको यह सलाह देनेसे पहले उन्होंने मालिकोंको 
अपने इस निर्णयकी सूचना दी और लिखा कि अगर उन्हें इसके विरोधमें कुछ कहना 
हो, तो उसपर विचार किया जायेगा। पर मालिकोंने इस सम्बन्धमें अपना कोई विचार 
प्रकट नहीं किया। मजदूरोंकी अपनी माँग ५० प्रतिशत की थी; उसे कम करके उन्होंने 
३५ प्रतिशत माँगनेका निर्चय किया। 
... सजदुरोंकी प्रतिज्ञा 
मजदूरोंने नीचे लिखा निश्चय किया है: 
१. जुलाईके वेतनपर जबतक ३५ प्रतिशत इजाफा न मिलेगा, वे कामपर न जायेंगे ! 
२. तालाबन्दीके दिनोंमें किसी भी प्रकारका दंगा-फसाद न करेंगे, मारपीटसे 
बचेंगे, लूटपाटसे दूर रहेंगे, मालिकोंकी सम्पत्तिको नुकसान न पहुँचायेंगे, 
गाली-गलौचसे बचेंगे और शान्तिपूर्वक रहेंगे। 
मजदूर अपनी इस प्रतिज्ञाको किसप्रकार पूर्ण कर सकते हैं, इसका विचार पत्रिकाके 
अगले अंकर्में किया जायेगा। मजदूरोंको मेरी' सछाह है कि यदि उन्हें कुछ कहना 
हो तो वे किसी भी समय मेरे बंगलेपर आकर मुझसे कह सकते हैं। 


[गुजरातीसे | 
एक धर्मयुद्ध 
१२९. पत्र: कलक्टरको' 
नडियाद 
फरवरी २६, १९१८ 
[प्रिय महोदय, | 


मैंने स्वयं जो जाँच की उससे और मेरे साथी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई जाँचसे 
मुझे विश्वास हो गया है कि छगान-वंसूली मुल्तवी रखना उचित है। फिर भी यदि 
हम सबके निष्कर्ष आपको स्वीकार न हों तो निवेदन है कि स्वतन्त्र वृत्तिवाले छोगोंके 
एक ऐसे निकाय द्वारा, जिसमें सरकार और जनता दोनोंके प्रतिनिधि शामिल हों, सारे 
मामलेकी जाँच करवा लेनेके लिए अब भी समय शेष है। देखता हूँ, कई हजार किसानोंने 


१, अनसूयाबेन साराभाई । | 

२५. खेढ़ाके कल्वरर श्री चैटपीस्ड, जो पंच-फैसेके लिए अंतिम निर्णायक चुनें गये थे । रे 

३, फरवरी १६ को गांधीजी नढ़ियाद पहुँचे | उसके बाद उन्होंने तथा उनके साथि कु 
थेल्योंमें बँटकर नहुत सारे गांवेमिं फसलकी स्थितिकी जाँच करनेका काम शुरू किया | एक हर 
६०० में से ४२७ गांवोंके बारेमें रिपोर्ट तैयार हो गई । गाँधीणीने ३० गोंवोंमें हक! न्‍्क ; 
किया था | उन्होंने जिछा अधिकारियोंकों जो पत्र लिखा, उसका आधार श्सी जाँचके निष्कष भे । 


पत्र : खेड़ाकी स्थितिके संम्बन्धमें २०३ 


जबरदस्त दबाव डाले जानेंके कारण लगानकी पहली किस्त चुका दी है, और कुछने तो 
एक ही साथ दोनों किस्तें चुका दी हँँ। इसके लिए बहुतोंको अपने मवेशी आदि बेच 
देने पड़े। में साथमें ऐसे गाँवोंकी एक सूची' भेज रहा हूँ, जहाँ फसछ चार आने या 
उससे कम हुई है। मुझे भरोसा है कि आप यह सब देखनेके बाद छूगान-वसूली मुल्तवी 
करनेका हुक्म जारी कर देंगे। 

[अंग्रेजीसे | 

सरदार वल्‍्लभभाई पटेल, खण्ड १ 


१३०. पत्र: खेड़ाकी स्थितिके सम्बन्धमें* 


[वडियाद | 
फरवरी २६, १९१३ 
[प्रिय मित्र, | 
आपका गुजरात-सभाके सम्बन्धर्मं लिखा पत्र मेने पढ़ा है। खेड़ा जिलेके किसानोंके 
लिए काम करना हम सबका फर्ज है। मैं तो मानता हूँ कि यदि सभा यह काम 
नहीं करती तो उसे गृजरात-सभा कहलानेका कोई हक नहीं है। 
किसानोंको जो सलाह दी जाती है उसकी मुख्य जिम्मेदारी मेरे सिरपर है। 
किसानोंका कहना है कि फसल चार आनेसे कम हुई है। सरकार यह बात स्वीकार 
करती है कि जिस वर्ष फसू चार आनेसे कम हो, उस वर्ष किसानोंसे गान बसूल 
न किया जाये। अगर सरकार किसानोंकी बात न माने तो उनके पास एक ही उपाय 
है कि वे सरकारको स्वयं लगान न देकर उसे अपना माल-असबाब बेच डालने दें। यदि 
किसान ऐसा नहीं करते तो यह बात झूठे ठहराये जानेके लिए पैसा देने-जैसी होगी। 
लगान जमीनकी उत्पादन-क्षमताके अनुसार निर्धारित किया जाता है। तब स्पष्ट 
हैं कि यदि जमीनमें उपज कुछ भी नहीं हो तो लूगान नहीं लिया जा सकता। 
सरकारने किस्तोंकी व्यवस्था की है; छेकिन यह कोई क्ृपाका कार्य नहीं, बल्कि निरी 
आवश्यकता है। 
लेकिन मुझे तो संभावना ऐसी दिखाई देती है कि इस सम्बन्धमें आंपके और 
सभाके बीच मतभेद बना रहेगा। मगर मतभेद बरदाइत करना तो सार्वजनिक कार्य- 
कर्त्ताओंके कामका एक हिस्सा है।जनताके सामने दोनों मत रखें जा सकते हैं, और 
फिर उनके बीच चुनाव करनेकी बात जनतापर रह जायेगी। 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 
५. नाम-पता अनुपलब्ध है । 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय : 


“ मुझे तो यह बात बिलकुल स्वयंसिद्ध-ती लगती है कि अन्यायके खिलाफ अपनी 
भावना प्रकट करनेके लिए नम्नतापूर्वक ऊूग्रान देनेसे इनकार करने और सरकारको 
उसे जबरदस्ती वसूल करने देनेमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। 


आपका, 

मोहनदास 
[ गृजरातीसे ] | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड '४ 


१३१. भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें' 


सावरमती 
फरवरी २६, १९१८ 


आज तालाबंदीका पाँचवाँ रोज है। आपमें से कई मानते होंगे कि पाँच-पद्धह 
दिन दुःख सह लेनेसे सब कुछ ठीक हो जायेगा। में आपसे बार-बार कहता हूँ कि हम यह 
उम्मीद जरूर रखें कि हमारा काम कुछ ही दिनोंमें पूरा हो जायेगा, लेकिन इसके साथ 
ही हमारा यह दृढ़ निश्चय भी हो कि यदि हमारी आशा पूरी न होगी तो हम मर 
मिटना कबूल करेंगे, लेकिन कामपर हरगिज न जायेंगे। मजदूरोंके पास रुपये-पैसे नहीं 
हैं, लेकिन रुपये-पसेसे भी अधिक कीमती धन उनके पास है, और वह है, उनके हाथ-पैर, 
उनकी हिम्मत, और उनकी आस्तिकता | ऐसा समय भी आ सकता है, जब आपको भूखों 
मरना पड़े ।- उस वक्‍तके लिए आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आप छोगोंको 
खिलाकर ही हम खायेंगे, आपको भूखों हरग्िज न मरने देंगे।' ेल्‍ 

कई भाई कहते हैं कि हम ३५ प्रतिशतसे ज्यादा माँग सकते हैँ। में तो कहता हूँ कि 
आप १०० प्रतिशत भी माँग सकते हेँ। छेकिन यदि आप उतना माँगने लगें, तो वह अन्याय 
ही कहा जायेगा। मौजूदा हालतमें आपने जो-कुछ माँगा है, उम्तीमें सन्‍्तोष रखिए। यदि 
आप इससे ज्यादा माँगेंगे, तो मुझे दुःख होगा। हमें किसीके भी सामने कोई गैरवाजिब 
माँग पेश नहीं करनी चाहिए। मेरी रायमें ३५ प्रतिशतकी माँग मुतासिव माँग है। 

[ गुजरातीसे | 


एक घर्मयुद्ध 


. १. हड़ताल्के दिनोंमें दृढ़ताली मिल-मजदूर प्रतिदिन शामकों सावरमतीके किनारे, एक बबूलके 

झाइके नीचे, इकटठे दो जाते थे और गाधीजी उनकी सभामें भाषण करते ये । 

२. मजदूरंकि सलाहकारोंने ऐसी शपथ ली थी । | 

३. माषणका शेषांश उपलब्ध नहीं दै । गांधीजी मूक कार्यक्रों ज्यादा महेत्ल देते थे इसलिए 
भाषणोंकी रिपोर्ट जानवूझकर समाचासपत्रोंक़ों नहीं दी जाती थी । गांधीनीके इन भाषणों या प्रवचनेकि 
भंश महादेव देसाईने अपनी पुस्तक एक घर्मयुद्धमें दिये हैं । महादेव देसाईने अपनी ढापरीमें लिंा 
है: उस बबूलके वृक्षक ते कितने ऐतिहासिक प्रसंग घंटे इसका शान इन सभामोमें उपस्थित लोगेकि 
अत्तिरिक्त शायद ही अन्य ध्यक्तियोंकों रहा दो । । 


१३२: प्रवचन : आश्रममें प्रातःकालीन प्रार्थनाके बाद' 


फरवरी २७, १९१८ 


में कहता आया हूँ कि सत्याग्रह केवल सरकारके विरुद्ध ही नहीं किया जा सकता, 
वह किसी भी [अत्यायपूर्ण |] स्थितिमें किसीके भी विरुद्ध किया जा सकता है। इसके 
उदाहरण हम आज देख रहे हैं। खेड़ामें सरकारके विरुद्ध सत्याग्रह चल रहा है, अहमदाबाद 
में धनिकोंके विरुद्ध सत्याग्रह चल रहा है और अस्पृश्योंके प्रश्नपर शास्त्रोंके विरुद्ध 
सत्याग्रह चल रहा है। मेरा यह खयाल है कि इन सब.मामलोंमें जीत हमारी ही होगी । 
सत्य हमारे ही पक्षमें है। खेड़ामें सरकारने उद्धततासे काम लिया है। उसके विरुद्ध 
सत्याग्रह किये बिना काम नहीं चछ सकता था। अगर उसमें हमारी जीत नहीं होगी, 
तो इसका कारण केवल. हमारी ही अपूर्णता होगी, सत्याग्रहकी अपूर्णता नहीं। बिहारमें 
सत्याग्रहकी विजय हुई। उसका कारण यह था कि वहाँ मुझे कार्यकर्त्ता बहुत ही पवित्र 
मिल गये थे। यहाँ में देखता हूँ कि इतनी पवित्रता नहीं है। फिर भी मुझ, जितना में 
सोचता था, उससे अधिक मिल रहा है। अहमदाबादमें जो स्थिति हो गई है, वह भी 
अच्छी है। कल कलकक्‍टरने मुझसे एक वात कही थी। उसे आप सबसे कहनेंका जी हो रहा 
है। यह बात मेंने कहीं अन्यत्र नहीं कही है। मुझे इस बातको आश्रममें कहना ठीक 
लगता है। कलकक्‍्टरने यह बात कहने-भरके लिए नहीं कही, बल्कि ये उनके ह्ृदयके 
सच्चे भाव थे। उन्होंने कहा 'मिल-मालिकों और मजदूरोंके बीच इतने स्नेहसे हुई लड़ाई 
मैं अपनी जिन्दगीमें पहले-पहल यहीं देख रहा हूँ।” मुझे भी ऐसा लगता है कि दोनों 
पक्षोंके बीच इतना अच्छा सम्बन्ध कभी नहीं देखा गया। तुम देखते हो कि अम्बालाल- 
भाई ' इस लड़ाईमें विरोधी पक्षके हैं, फिर भी करू खाना खाने आये थे और मेंने जब 
फिर कहा कि करू आपको भोजन यहीं करना है, तब वे स्थिति समझ गये। वे समझ 
गये कि भोजनके लिए क्‍यों कह रहा हूँ। और उन्होंने तुरत्त ही यह बात मंजूर कर 
ली । इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है ? मेरा खयाल हैनकि हममें अवसरके 
अनुरूप दृढ़ता, पवित्रता और एकाग्रता होगी, तो हम हारेंगे नहीं। यह आन्दोलन “जो चल 
रहा है, उससे में तुम सबको परिचित नहीं रख सकता; इसलिए अपरिचित रहनेमें ही 
तुम्हारा संयम है। इतना ही है कि इस स्थितिमें जरूरत पड़े तो हम काम करनेंके 
लिए तैयार रहें। इसके लिए हमें अपने भीतर दृढ़ता और संयम ही पैदा करने हें। 

[ गुजरातीसे | 
महावेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१, गांधीजी जाश्रममें प्रायंनाके पश्चात्‌ प्रायः प्रवचन किया करते थे | 
२. अम्बाक्काल साराभाई । 


१३३- अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल 


फरवरी २७, १९१८ 
ह पत्रिका -- २ ह 

कलके अंकमें हम देख चुके हें कि मजदूरोंकी प्रतिज्ञा क्या है। अब हमें यह देखना 
है कि उस प्रतिज्ञाका पालन कैसे किया जाये। हम जानते हें कि मालिकोंके पास करोड़ों 
रुपये हैं, और मजदूरोंके पास कुछ भी नहीं। हालाँकि मजदूरोंके पास पैसा नहीं है, तो 
भी उनके पास काम कर सकने लायक हाथ-पैर हैं। और, दुनियाका कोई हिस्सा ऐसा 
नहीं, जहाँ मजदूरोंके बिना काम चल सकता हो। इसलिए अगर मजदूर समझ हे, 
तो उसे सहज ही पता चल जाये कि सच्ची सत्ता तो उसीकी है। मजदूरके बिना पैसा 
असहाय बन जाता है। अगर मजदूर इस बातको समझ जाये, तो उसे यह विश्वास 
भी हों जाये कि विजय उसीकी होगी। लेकिन इस तरहकी सत्ता धारण करनेवाले 
मजदूरमें कुछ गुण होने चाहिए। अगर उसके पास ये गृण नहीं हैं, तो वह कुछ कर 
नहीं सकता। अब हम देखें कि ये गृण क्या हो सकते हैं: 

१. मजदूरको सत्यवादी होना चाहिए। उसके लिए झूठ बोलनेका कोई कारण 
ही नहीं रहता। छेकिन अगर वह झूठ बोलता है, तो उसे मुँहमाँगी मजदूरी नहीं मिल 
सकती । सच बोलनेवाला हमेशा अपनी बातपर कायम रहता है, और जो अपनी बात- 
पर कायम रहता है, वह कभी हारता नहीं। 

२. हरएकमें हिम्मत होनी चाहिए। “मेरी नौकरी गई, अब मेरा क्या होगा 
इस तरहकी झूठी दहशतके कारण हममें से कइयोंको हमेशा गुछामी करनी पड़ती है। 

३. हममें न्‍्यायबुद्धि होनी चाहिए। अगर हम अपनी योग्यतासे अधिक माँगेंगे, तो 
हमें बहुत-थोड़े मालिक मिलेंगे, और ज्ञायद न भी मिललें। [ लेकित ] हमने अपनी इस 
लड़ाईमें जिस इजाफेकी माँग की है, वह मुतासिब ही है। इसलिए हमें विश्वास रखना 
चाहिए कि देरमें «या जल्दी ही हमें इन्साफ मिलेगा और जरूर मिलेगा । 

४. मालिकोंपर हमें किसी तरहकी नाराजी न रखनी चाहिए, और न उनके लिए 
दिलमें दुश्मनीके कोई खयाल आने देना चाहिए। आखिर हमें नौकरी तो उन्हींके यहाँ 
करनी है। गलती हरएक आदमीसे होती है। हमारा अपना खबाड़ है कि माँगा हुआ 
इजाफा न देकर मिल-मालिक गलती कर रहे हैं। अगर हम आखिरतक सीधे-सच्चे रहें, 
तो मालिक अपनी भूल जरूर सुधार लेंगे। इस समय तो वे गुस्सेमें हें। उनके दिलमें 
यह शक भी पैदा हो गया है कि अगर वे आज मजदूरोंकी भाँग मंजूर कर हेगे, तो 
फिर मजदूर उन्हें हमेशा परेशान किया करेंगे। इस शकको मिटानेके लिए हमें अपने 
बरतावसे मालिकोंकों अधिकसे-अधिक विश्वास दिलाना चाहिए। इस सम्बन्धमें हमारा 
पहला काम तो यह होना चाहिए कि हम उनके प्रति वैर-भाव न रखें। हिल 

५. हरएक मजदूरकों यह अच्छी तरह.याद रखना चाहिए कि इस जंगी लड़ 
भुसीबतोंका सामना तो करना ही पड़ेगा । लेकिन जो मुसीबतें जानबूझ कर उठाई जाती 


पत्र : शुएब कुरैशीको २०७ 


हैँ, वे अन्तमें सुख देनेवाली होती हैं। यह दुःखकी वात है कि हमें पेटभर खानेंको भी नहीं 
मिलता | फिर भी अपने अज्ञानके कारण हम इस दुःखको सहते हैँ, और जैसे-तैसे जिन्दगीके 
दिन विता देते हैं। इस दुःखको मिटानेके लिए हमने एक तरीका अख्तियार किया है: 
हम मालिकोंके सामने अपनी यह माँग पेश कर चुके हें कि जो इजाफा हम चाहते हैं, 
उसके बिना हम अपना पेट भली-भाँति पार नहीं सकते । अगर रोज-रोजकी इस भूखको 
मिटानेके लिए माँगा हुआ इजाफा हमें न मिले, तो हमें जानबूझ कर आज ही भूखके 
दुःखको सह लेना चाहिए। आखिर मालिक भी कबतक कठोर बने रहेंगे ? 

६. आखिरी बात यह है कि गरीबोंका रक्षक भगवान्‌ है। हमें समझ लेना चाहिए 
कि तदबीर करना हमारा काम है, फल हमें अपनी तकदीरके अनुसार मिल ही जायेगा। 
यह समझकर हमें भगवानपर भरोसा रखना चाहिए और जबतक हमारी दरखास्त मंजूर 
नहीं होती, हमें शान्तिपूर्वक अपनी बातपर मजबूतीके साथ डटे रहना चाहिए। 

जो मजदूर इस तरहका बरताव करेंगे, उन्हें अपनी प्रतिज्ञाके पालनमें कभी कठि- 
नाई न आयेगी। 

तालाबन्दीके दिनोंमें मजदूर अपना समय किस प्रकार बितायें, इसका विचार 
कलकी पत्रिकार्में किया जायेंगा। 

[ गुजरातीसे | 


एक घमंयुद्ध 


१३४. पन्न: शुएब कुरंशोको 


फरवरी २७, १९१८ 
प्रिय मित्र, 
मुझे अपनेपर शर्म आ रही है। में वहाँ पहुँच जानेको अत्यन्त उत्सुक हूँ, किन्तु घट- 
नाओंने मेरे खिलाफ जैसे साजिश कर रखी है। हड़ताल अभी जारी ही है और परि- 
स्थिति इतनी नाजुक है कि उसे छोड़कर कहीं भी जानेकी हिम्मत नहीं कर सकता। 
खेड़ाके मामलेमें भी लाखों आदमियोंके हकका सवार है, इसलिए मुझे उसपर पूरा 
ध्यान देना ही पड़ेगा। में जानता हूँ कि अछी भाइयोंके मामलछेमें ढिछाई करना भी 
खतरनाक होगा। इसलिए यहाँके कामसे जबतक मुक्त नहीं हो जाऊँ, तबतक तो मुझे 
यहीं रहना है। मेरी समझमें यहाँके कामको बीचमें छोड़ दूँ, यह आप भी हरगिज नहीं 
चाहेंगे । क्या आप मेरी तरफसे मौलाना साहबसे माफी माँग लेंगे ? वहाँ जो-कुछ हो रहा 
हो, उसकी मुझे जानकारी देते रहिए। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य: नारायण देसाई 


१३५. पत्र: रामदास गांधीको 


फरवरी २७, १९१८ 
चि० रामदासे, 


आज में तुम्हारे बारेमें सोचता रहा हूँ। तुम्हारे पत्रोंमें मुझे निराशा दिखाई देती 
है। तुम्हें शिक्षाकौ कमी महसूस होती है। तुम्हें ऐसा भी .छूगता है कि तुम ठीक 
ठिकानेपर नहीं हो । तुम मेरे सामने होते तो में तुम्हें अपनी गोदमें लेकर आइवासन देता। 
तुम्हें सन्‍्तोष नहीं दे पाता; अपनी इतनी कमी समझता हूँ। मेरे प्रेममें कहीं-त-कहीं 
"कमी होनी चाहिए । मेरी सभी त्रुटियाँ अनजाने हुई होंगी, यह समझकर मुझे क्षमा करना । 
बच्चोंका माता-पितापर बड़ा हक है। वे माता-पिताके सम्मुख सदा विनीत अवस्थामें 
रहते हैं। माता-पिताकी भूल उन्हें बरबाद कर देती है। हमारे शास्त्रोंने माता-पिताकी 
परमेश्वरसे तुलना की है। ऐसी जिम्मेदारी उठा सकनेवाले माता-पिता. दुनियामें विरले 
ही होते हैं। माता-पिताके अत्यन्त संसारी होनेके कारण विरासतमें उनकी सांसारिकता 
बच्चोंमें आ जाती है और इस प्रकार उत्तरोत्तर स्वार्थमय शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। 
तुम अपनेको अयोग्य पुत्र क्यों मानते हो? क्‍या तुम यह समझ सकते हो कि तुम अयोग्य 
होगे, तो में भी अयोग्य ठहरूँगा ? में अयोग्य ठहरना नहीं चाहता, इसलिए तुम अयोग्य 
कैसे बन सकते हो ? तुम धन प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हुए भी उसके लोभसे सत्यको 
न छोड़ोगे। तुम विवाहकी इच्छा रखते हुए भी विवेकसे काम लछोगे। अतः में तुम्हें 
योग्य पुत्र ही मानूँगा। 

तुम मुझसे क्षमा न माँगो। मुझे तुमने असन्तोष नहीं दिया। में चाहता हूँ कि तुम 
अपने वहाँके प्रयोग पूरे करके मेरे पास आओ। तुम्हारे विवाहमें मैं भाग हूंगा। तुम्हें 
अध्ययन करना हो, तो में उसमें मदद दूंगा। तुम अपना शरीर लोहे-जैसा मजबूत बना 
लोगे, तो दूसरी चीजोंसे में निपट लूँगा। अभी तो हम सब बिखर गये हैं। तुम वहाँ, 
मणिडाल फीनिक्समें, देवा बधरवामें, बा भीतीहरवामें, हरिलाल कलकत्तेमें और में 
भठकने में । सम्भव है इस वियोगमें देश-सेवा होगी, इसीमें आत्माकी उन्नति होगी। कुछ 
भी हो, आगत कष७्टोंको प्रसन्नचित्तसे भोगना ही चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१३६- भाषण : अहमदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभामें 


फरवरी २७, १९१८ 


नेक सलाह देनें और हिम्मतका सबक सिखानेवाले आपको कम मिलेंगे। पस्त- 
हिम्मत करनेवालोंकी कमी न रहेगी। इनमें से कई आपके मित्र भी हो सकते हैं। 
खुदाके नामपर जितना मिल जाये, उतना ले लेनेकी सलाह देनेवाले भी आपको बहुतेरे 
मिलेंगे । उनकी ऐसी सलाह यों सुननेमें बहुत मीठी हो सकती है, लेकिन दरअसल उससे 
कड़वी कोई सलाह नहीं हो सकती। हमें परमात्माको छोड़ और किसीके सामने अपनी 
दीनता नहीं दिखलानी है। यह कोई जरूरी नहीं कि गरीबीके कारण हम अपनेको 
दीन ही समझें । भगवानूने हाथ-पैर तो हममें से हरएकको दिये हैं। उनका उपयोग करके ही 
हम स्वराज्यका आनन्द उठा सकेंगे। मालिकोंके साथ अच्छी तरह रह सकनेके लिए हमें 
दृढ़ वननेकी जरूरत है। आज जिस हालतमें हम पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए हमें अपने 
मालिकोंसे यह कहना चाहिए कि हम उनका यह दवाव वरदाइत नहीं कर सकते। 
आप मेरी सलाहपर चलें या किसी औरकी सलाहपर, इतना में आपसे कह सकता 
हूँ कि इस मामलेमें तो मेरी या दूसरे किसीकी सलाह और सहायताके बिना भी आप 
विजयी वन सकेंगे। यों, मेरी या दूसरे छाखों आदमियोंकी मदद पाकर भी आप जीत 
नहीं सकते, क्योंकि आपकी जीतका आधार आपके ही ऊपर है। आपकी ईमानदारी, 
ईदवरमें आपकी आस्था और श्रद्धा, तथा आपकी हिम्मत ही आपको विजयी बना सकती 
है। हम तो सिर्फ आपकी सहायता कर सकते हैँ; आपको टेका या सहारा दे सकते 
हैं; लेकिन खड़ा तो खुद आप ही को होना पड़ेगा । विना लिखे और बिना बोले जो 
प्रतिज्ञा आपने की है, उसपर डटे रहिए और यकीन रखिए कि जीत आपकी ही है। 

इस दिनकी पत्रिकाका मर्म समझाते हुए गांधोजीने कहा: 

यदि आप पहलेसे ही हार मानकर बैठ जाते, तो मुझे या अनसूया बहनको आपके पास 
आनेकी कोई जरूरत न रह जाती। लेकिन आपने तो रूड़ लेनेका निव्चय किया। और 
अव यह वात सारे हिन्दुस्तानमें फल गई है । आगे चलकर दुनिया भी सुनेगी कि अहमदावादके 
मजदूरोंने ईशवरको साक्षी रखकर इस वातकी शपथ की है कि जबतक उनकी अमुक 
माँग पुरी न होगी, वे कामपर नहीं लौटेंगे | भविष्यमें आपके वाल-बच्चे इस पेड़को देखकर 
कहेंगे कि इसीकी छायामें वैठकर हमारे माता-पिताओंने परमात्माकी साक्षीमें कठिन प्रति- 
ज्ञाएँ की थीं। यदि आप उन प्रतिज्ञाओंका पालन न करेंगे, तो वे वच्चे आपके वारेमें क्या 
सोचेंगे ? आपपर आपके वालू-बच्चोंकी आशाएँ निर्भर करती हैं। में आपमें से हरएकको 
चेताता और कहता हूँ कि खबरदार ! किसीके बहकाने या फुसछानेमें आकर छी हुंई 
टेक न छोड़ना; प्रतिज्ञासे मुँह न मोड़ना; उसपर दुढ़तापूर्वक अड़े रहना । आपको भूखों मरना 


१. यह भाषण तालावन्दीके छठे दिन दिया गधा था । 
१४-१४ 


२१० सम्पूर्ण यांघी वाझ्ूमव 
पड़े तो भरी जाप साफ कह दीजिए कि परमेश्दरकों सान्ती रखकर जो प्रतिज्ञा आपने 
की है, उससे आपको कोई डिया नहीं सकता । बापकी वह टेक गांघीकी खातिर नहीं; रुद्यकी 
खातिर है। आप इसपर यकीन रखिए, कायम रहिए, जौर लड़ छोजिये। हिन्दुस्तान 
देखया कि मजदर मर-मिट्नेक्ी तेयार थे, कसम छोडनेको नहीं छाप इंच पद्िकालोकों 
वरजवान कर छीजिये, और की हुई जपदी प्रत्िज्ञापर च्ोच-समझकर डठे रहिए। 
मयर इन्हें खाली रट लेनेंसे भी कोई फायद नहीं । यों तो तोता स्टनके देयपर कइवोंको 
कुरान शरीफ और “गीता” जवानी बाद होती 
कइयोंको कण्ठाग्र रहती हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं। इन्हें 
इनपर अमल भी करेंगे, तो वक्नीन रखिये कि पँतीसके पौते पेतीस कोई आपको न दे 
सकेगा। 

[गुजरातीते | 

एक घर्मयुद् 























१३७. पन्न: रावजीभाई पदेलको 
[फरवरी २७, १९१८ के बाद] 

भाईश्वी रावजीभाई, 
भाई अम्बालालकी' मृत्यु हमें सिल्लाती हैं कि सेवावमेके पालनमें हम एक क्षणकी 


भी ढिलाई नहीं कर सकते । यमराज हमे चाहे जब बुला सकत 
सेवाके केवल हवाई किले ही वाँवना हो, उसके लिए सक्तिय शयत्व व करना हो 


३ | 


>> बडी झीर हि «अत 
सकते ह । दर वाद हवन दश- 
पे 


5 

















सम्भव है कि हमें खाली हाथ ही चले जाता पड़े कौर हमारे सादे मवोस्थ मिथ्या सिद्ध 
हों। भाई अम्बाछाल बपने पीछे जिन छोगोंकों छोड़ गये हूँ उन्हें मेरी ओरदे माइवासन 


देना और कहना कि भाई अम्बाछालका सच्चा स्मरण तो इसीमें हैं कि हम उनके 
चारित््यका अनुकरण कर। 


[गृजरातीसे | 
जीवननां झरणां 


१. इस भाषगक्ता दाझ्ली दिंत्ता उपलब्ध नहां है । 
२, चरोतर शिक्षा प्मितिके उदत्व तथा उत्के अपन सत्रो । 


१३८. अहसदाबादके सिल-सजदूरोंकी हडताल 


फरवरी २८, १९१८ 
पत्रिका - ३ 


 मजदूरोंकी प्रतिज्ञाके बारेमें हम लिख चुके हैँ और इस बातका विचार भी कर चुके 
हैं कि उस प्रतिज्ञाका किस प्रकार पालन किया जाये | अब आज हम यह देखें कि मजदूर 
तालाबन्दीके दिनोंमें अपना समय किस प्रकार बितायें। कहावत है कि बेकारके सिरपर 
शैतान सवार रहता है। इसलिए अहमदाबादमें दस हजार आदमियोंका बेकार रहना कभी 
अच्छा हो ही नहीं सकता। जो आदमी हमेशा दिनभर काममें जुटा रहता हो वह 
अचानक बेकार हो जाये तो उसे बहुत अटपठा मालूम होता है। हम जो-कुछ चाहते हें, 
उसे पानेके लिए आजकी चर्चाका विषय बहुत ही महत्त्वका है। समयके सदुपयोगकी 
चर्चा करनेसे पहले यह बता देना जरूरी है कि बेकारीके इन दिनोंमें मजदूरोंको क्या- 
क्या नहीं करना चाहिए: 
१. जुआ खेलनेमें समय न गँवाना चाहिए। 
२. दिनमें सोकर समय न खोना चाहिए। 
३. मिल-मालिककी और ताछाबन्दीकी ही बातें करनेमें दिन नहीं काटने चाहिए। 
४. कइयोंको चायकी दृकानोंमें जाकर बैठने, वहाँ फजूलकी गपद्यप लड़ाने और 
गैरजरूरी चीजें खानें-पीनेकी आदत पड़ जाती है। मजदूरोंको ऐसे स्थानोंपर 
बिलकुल नहीं जाना चाहिए। 
५. जबतक तालाबन्दी जारी है, मजदूरोंको मिलोंमें न जाना चाहिए। 


अब हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए: 


१. बहुतेरे मजदूरोंक घर और उनके आसपासकी जगह गन्दी पाई जाती है। 
कामके दिनोंमें आदमी इन बातोंकी ओर ध्यान नहीं दे सकता | अब चूँकि लाजिमी तौर- 
पर छुट्टी मनानेका मौका मिला है, मजदूर अपना कुछ समय अपने घर और आँगनकी 
सफाई करने तथा घरोंकी मरम्मत करनेमें बिता सकते हेँ। 

२. जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें पुस्तकें पढ़ने और अपना ज्ञान बढ़ानेमें समय बिताना 
चाहिए। वे अनपढ़ोंको पढ़ा भी सकते हैँ । इस तरह मजदूर एक-दूसरेकी मदद करना सीख 
सकेंगे। जिन्हें पढ़नेका शौक है, उनको चाहिए कि वे दादाभाई पुस्तकालय और वाचना- 
लयमें, अथवा ऐसी दूसरी संस्थाओंमें जहाँ मुफ्तमें पढ़नेको मिलता है, जायें और वहाँ 
अपना समय बितायें। 

३. जिन्हें कौशल-साध्य दस्तकारियोंका ज्ञान है, यानी जो दर्जीका, बढ़ईका या 
नककाझी वगैराका, नफीस काम जानते हैं, वे खुद अपने लिए काम तलाश कर सकते हैं, 
और न मिलनेपर हमसे भी इसमें मदद ले सकते.हें। 


२१२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


४. जिस धन्धेसे आदमीकी अपनी जीविका चलती है, उसके सिवा भी किसी 
दूसरे धन्येका थोड़ा-बहुत ज्ञान उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए मजदूर कुछ नये 
और आसान धन्यधोंकों सीखनेमें भी अपना. समय बिता सकते हैं, और इस काममें भी 
वे हमसे मदद पा सकते हूँ। 

भारतमें एक धन्धा करनेवाला आदमी दूर्सेरे धन्धेको अपनानेमें हलकेपनका अनुभव 
करता है, कुछ धन्धे यहाँ अपने-आपमें हलके माने जाते हूँ। ये दोनों विचार गलत हैं । 
जिन धन्धोंकी आदमीको अपने जीवनके लिए जरूरत है, उन धन्धोंमें नीच-ऊँचका कोई भेद 
होता ही नहीं । इसी तरह अपने जाने हुए धन्धेके सिवा दूसरा धन्धा करनेमें भी शर्मकी 
कोई बात नहीं। हम मानते हें कि कपड़ा बुनने, पत्थर फोड़ने, छकड़ी काटने या चीरने 
अथवा खेतोंमें मजदूरी वगैरा करनेके सभी धन्धे जरूरी हें, और सम्मानके योग्य हैं। 
इसलिए आशा की जाती है कि मजदूर निकम्मे बैठकर वक्‍त गँवानेके बदले ऊपर लिखे 
अच्छे कामोंमें रूगकर अपना समय बितायेंगे। 

मजदूरोंके कत्तेव्योॉंका विचार करनेके बाद अब यह बता देना भी जरूरी है कि 
मजदूर मुझसे क्या आशा रख सकते हैँ। अगलो पत्रिकामें हम इसीका विचार करेंगे। 


[गुजरातीसे |] 
एक धमेंयुद्ध 
१३९. पतन्न : एफ० जी० प्रेटकों 
साबरमती 
- फखरी २८, १९१८ 
प्रिय श्री प्रैट, 


मुझसे कल ' आपने साफ दिलसे बातें कीं, उससे मुझे यह पत्र लिखनेका प्रोत्साहन 
मिला है। ; 

हिन्दुस्तान भरमें परिस्थिति इस प्रकार है। पुरानी व्यवस्थाके स्थानपर एक नई 
व्यवस्था ओआ रही है। नई व्यवस्थाकी स्थापना शान्तिमय मार्गसे हो सकती है या उससे 
पहले कुछ दुःखद अव्यवस्था भी हो सकती है। इन दोनोंमें से क्या होगा, इसका दारो- 
मदार सम्राटके विलकुल चोटीके प्रतिनिधियोंकी अपेक्षा ज्यादातर / सिविल सर्विस ' के आप- 
जैसे अधिकारियोंपर ही है। आपकी इच्छा भछा करनेकी है, पर आप प्रेमके अधिकारसे 
नहीं, बल्कि भयके जोरपर हुकूमत करना चाहते हैं । जनता तो यही समझती है कि सिविल 
सबिसके कर्मचारियोंकी शक्ति ही ब्रिटिश संविधानकी शक्ति है।इस संविधानका सच्चा 
अर्थ आप पूर्ण रूपसे लोगोंको समझा नहीं पाये। इसमें शायद आपका कोई दोष न हो। 
लेकिन परिणाम य्रह है कि आपकी सजा देनेकी शक्तिका लोगोंको डर लगता है और 
भरा करनेकी आपकी इच्छाको वे समझ नहीं पाते। जिनको ' होमरूल ” बाले कहा जाता 


१. स्पष्ट ही गांधीजी- ऋ्मिश्तरसे २७ फरवरीक्ो मिंले थे, किस्तु इस मुलाकातका कोई विवरण 
उपलब्ध नहीं दे । ' 


पत्र : एफ० जी० प्रैटको २१३ 


है उनको आपकी सत्ता असह्य है। उनकी शक्ति दिन दूनी बढ़ती जा रही है। लोगोंको 
सिविकू सविसकी हुकूमतका भयोत्पादक पहलू दिखानेमें उन्हें किसी तरहकी कठिनाई 
नहीं होती । लोग उन्हें अपना मुक्तिदाता समझकर उनका स्वागत करते हैं। मातृभूमिके 
प्रेम और अधिकारियोंके प्रति अपने अविश्वाससे प्रेरित होकर, वे जनतामें वैमनस्थके बीज 
बोते हैं। जिस तन्‍त्रके आप प्रतिनिधि हैं, वह इस चीजको अच्छी तरह जानता है और 
स्वाभाविक ही है कि इस अपमानपर उसे क्रोध आता है। इस प्रकार दोनोंके बीचका 
अन्तर बढ़ता जा रहा है। में यह माननेकी धृष्टता करता हूँ कि इस खाईको में पाट 
सकता हूँ और नई व्यवस्था आनेसे पहले होनेवाली दुःखद अव्यवस्थाकों रोकनेमें सफल 
हो सकता हूँ। में चाहता हूँ कि अन्तमें परस्पर अविश्वास और जबरन हछादी हुईं हुकूमतके 
बजाय परस्पर विव्वास और प्रेमके शासनकी स्थापना हो। में यह चीज लोगोंकों तभी 
बता सकता हूँ, जब उन्हें अन्यायको दूर करनेका अधिक अच्छा और ज्यादा कारगर उपाय 
बता सकूँ। यह तो स्पष्ट ही है कि भयके कारण उनका अन्यायपूर्ण आज्ञाओंके सामने 
सिर झुकाना और मनमें द्वेष-भाव बढ़ाते रहना बुरा है। वे गलत रास्ते जायें और 
हिंसाका आश्रय लें, यह उससे भी ज्यादा बुरा है। छोगोंके लिए अपनी नाराजगी दिखानेका 
गरिमापूर्ण, वास्तवमें राजभक्तिपूर्ण और उनकी भी उन्नति करनेवाला मार्ग यही है कि 
आपके जो हुक्म उन्हें अच्यायपूर्ण मालूम हों, उनको भंग करके वे अपनी असहमत्ति जाहिर 
करें और इस आज्ञा-भंगकी जो सजा हो, उसे समझ-बूझकर सादर सहन कर लें। मेरा 
तो खयाल है कि हर प्रकारके अन्यायमें यही सलाह लोगोंको बिना किसी आशंकाके दी 
जा सकती है; और खासकर जव इससे पहले अन्याय दर करनेके अन्य सभी उचित 
उपाय आजमाये जा चुके हों। में चाहता हूँ कि जो दृष्टिकोण मेंने पेश किया है, उसे 
आप समझ हें। मेंने आपको यह पत्र लिखनेकी जो धृष्टता की है, में जानता हूँ कि 
आप मुझे उसके लिए अवश्य क्षमा कर देंगे। अलबत्ता मेंने यह पतन्न खेड़ाके सवाकूको 
अलग रखकर आपको लिखा है। बहुत सम्भव है कि मुझे कई ऐसे मामलोंमें जिनमें कोई 
मतभेद न हो आपके साथ मिलकर काम करनेका सौभाग्य प्राप्त हो। में समझता हूँ 
कि ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप सभी चीजोंके बारेमें मेरे विचार जान लें। 


आपका, 
भो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१४०. भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभासें 


फरवरी २८, १९१८ 
पत्थर तोड़नेसे जो गरमी और ताकत आती है, वह कलम पकड़नेसे नहीं आा 
सकती | । 
[गुजरातीसे | 
एक घर्मयुद्ध 


१४१. अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी हड़ताल 
मार्च १, १९१८ 


पत्रिका - ४ 


हमने यह तो देख लिया कि मजदूर अपनी प्रतिज्ञा किस तरह पालें और ताला- 
बन्दीके दिनोंमें अपना समय किस प्रकार बितायें। अब इस पत्रिकामें यह बताना है 
कि हम उनकी क्‍या मदद करेंगे। मजदूरोंको हमारी प्रतिज्ञा जाननेका अधिकार है और 
हमारा फर्ज है कि हम उन्हें अपनी प्रतिज्ञा बतायें। 

पहले हम यह देख लें कि हमसे क्‍या नहीं हो सकेगा: 

१. हम मजदूरोंकों उनके किसी गलत काममें मदद नहीं पहुँचायेंगे। 

२. अगर मजदूर कोई गलत काम करते हैं, उचितसे अधिक माँगते हैं, या किसी भी 
तरहका दंगा-फसाद करते हें, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उन्हें छोड़ दें, और 
उनको मदद पहुँचाना बन्द कर दें। 

, ३. हम मालिकोंकी बुराई कभी नहीं चाह सकते; हमारे हरएक कायेमें उनके 
हितका विचार भी रहता ही है। मालिकोंके हितकी रक्षा करके हम मजदूरोंका 
हित साथेंगे। 

अब हम क्या सजदूरोंके लिए करेंगे सो देखिए: 

. मजदूरोंने जैसा सुन्दर व्यवहार आजतक किया है, वैसा ही जबतक वे कायम 
रखेंगे, हम बराबर उनका साथ देंगे। 

२. उन्हें ३५ फीसदीकी बढ़ोतरी दिलानेके लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। 

३. फिलहाल तो हम मालिकोंसे प्रार्थना ही कर रहे हैं। आम लोगोंकी सहानुभूति 
प्राप्त करने और लोकमतको जगानेकी कोशिश अभी हमने नहीं की है। छेकिन अवसर 
आनेपर हम सारे हिन्दुस्तानके सामने मजदूरोंकी स्थिति रखनेको तैयार हैं, और हमे 
आशा है कि हम आम जनताकी सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित कर सकेगे। 


१. गांधीजीने यह वावय ता० २८ फरवरीके भाषणमें पत्रिका--३ के अन्तिम अनुच्छेदका व्विचन 
करते हुए कहा था | भाषणका बाकी हिस्सा उपलब्ध नहीं हे । 


पत्र : सर ई० ए० गेटको श्श५ 


४, जबतक मजदूरोंको उनका अधिकार प्राप्त न हो जायेगा, हम चैन नहीं लेंगे। 

५. मजदूरोंकी आथिक, नैतिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्थितिको जाननेका प्रयत्न हम 
कर रहे हँ। हम उन्हें यह बतानेकी कोशिश करेंगे कि उनकी माली हालत कैसे सुधर 
सेकती है ; हम उनके नैतिक स्तरको उठानेकी कोशिश करेंगे, अगर वे गन्दे रहते हें, तो हम 
सफाईसे रह सकतनेके उपाय ढूंढ़ेंगे और उन्हें समझायेंगे; और वे अपढ़ हैं, तो हम इस 
बातका प्रबन्ध करेंगे कि उनको ज्ञान मिले -- हम उसके लिए प्रयत्न और परिश्रम करेंगे। 

६, इस लड़ाईमें जिन्हें भूखों मरनेकी नौबत आयेगी, या काम न मिल सकतनेके 
कारण बेकार रहना पड़ेगा, उनको खिलाकर हम खायेंगे और ओढ़ाकर हम ओढ़ेंगे। 

७. बीमार मजदूरोंकी सार-सँभाल करेंगे; उनके लिए डॉक्टरों और वैद्योंकी मदद 
प्राप्त करेंगे। 

हम अपनी जिम्मेदारीको समझकर इस काममें पड़े हें। हम मजदूरोंकी माँगको 
बिलकुल उचित समझते हें और मानते हैँ कि उसे पूरी करनेसे मालिकोंका कोई नुक- 
सान नहीं, बल्कि अन्तमें छाभ ही होगा। इसलिए हमने इस कामको अपने हाथमें 


लिया है।' 
अगले अंकमें हम मालिकोंकी स्थितिका विचार करेंगे। 
| गुजरातीसे | 
एक धर्मयुद्ध 


१४२. पत्न सर ई० ए० गेंटकों 


साबरमती 
मार्च १, १९१८ 
सर ई० छ० गेट 
लेपिटनेंट-गवर्नेर बिहार तथा उड़ीसा 
पटना 


पिछले महीनेकी १८ तारीखका आपका कंपा-पत्र यहाँके मेरे पतेपर भेज दिया 
गया था।'* में एक-दो नाजुक-से सवालोंके सिलसिलेमें गुजरातमें घूम-फिर रहा था। 


२. महादेव देसाई अपनी पुस्तकमें कहते हैं कि इस पत्रिकामें कही गई हरणएक बातका अक्षरशः 
पूरा-पूरा पालन हुआ था । देखिए एक च्मेयुद्ध, पृष्ठ ३ । 

२. सर एडवर्ड अलबठे गेट; “* सिविछ सबिस” की अपनी सेवाके ३६ वर्षोके दौरान विभिन्न पर्दोपर 
और १९१७-२० के कालमें लेप्टिनेंट-गवर्नर रहे । 

३. सर एडवबडे गेट्ने लिखा था: 

“ अपम्पाएन जोंच समितिकी सिफारिशोंको कार्यान्वित करनेके लिए कानून बनानेंके सम्बन्धमें स्वेश्री 
नॉमन और हिल कहते हैँ कि रेयतके साथ उनके कई मुकदमे चल रहे हैं जिनमें शरहवैशीकी इड्धिको 
लेकर ही विवाद है | इमने मामलकि वारेमें श्री स्लाईकी राप माँगी थी । उनका कहना है कि समिति 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसीलिए उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ। सर फ्रंक सछाईका कहना बिलकुल ठीक है, काननकी 
शकक्‍लमें विधेयकके आते ही मेँ मुकदमे वापस करवानेकी कोशिश करूँगरा। हमने जब 
इस मामलेपर चर्चा की थी, तब हमने समझौतेको बैध बनानेकी बात नहीं सोची 
थी। अब चूंकि सन्‌ १३२५१ के बाद कटौतीकी गुंजाइश रखते हुए बढ़ी हुई दरोंको 
वैध बनाया जा रहा है, इसलिए बागान-मालिकोंकी रक्षा पूरी तौरपर इसपर निर्भर 
तहीं करेगी कि रैयतपर मेरा कितना प्रभाव है। फिर भी में अदालतमें पहुँचनेसे 
पहले ही मुकदमे वापस करवातेके लिए हर तरहसे कोशिश कहूँगा। पर हो सकता 
है कि रैयतके कुछ लोग अपनी बातपर अड़ जायें। 


[ अंग्रेजीसे | 
सिलेक्ट डाक्यूमेंड्स ऑन महात्मा गांघीज्ञ मुवेंट इन चस्पारन, १९१७-१८ 


१४३. पत्र: अस्बालाल सारासाईको 


साबरमती 
मार्च १, १९१८ 
भाईश्री, 


आज सबेरे उठते ही में विचारमें पड़ गया कि हम कर क्‍या रहे हैँ। मेरी प्रवृत्तिका 
परिणाम क्या होगा ? आपकी प्रवृत्तिका परिणाम क्या होगा? मेरे खयाछूसे मेरी प्रवृत्ति 
सफल हो, तो आप मजदूरोंकी माँग स्वीकार कर लेंगे या अगर अन्त तक खींचेंगे तो 
मजदूर दूसरे धन्धोंमें लय जायेंगे। अगर मजदूर अपना निश्चय छोड़ देंगे और आपका 
निश्चित किया वेतन मंजूर कर लेंगे तो माना जायेगा कि मेरी प्रवृत्ति निष्फल हो गई। 
किन्तु उपर्युक्त परिणामोंसे जनताको आघात नहीं पहुँचेगा। 

लेकिन आपकी प्रवृत्तिका परिणाम क्‍या होगा? आप सफल हो जायेंगे तो दे 
हुए गरीब और भी अधिक दव जायेंगे, उतकी नामर्दी बढ़ जायेगी और यह भ्रम दृढ़ 
हो जायेगा कि रुपया सबको वज्षमें कर सकता है। अगर आपकी प्रवृत्तिके वावजूद मज- 
दूरोंको वृद्धि मिक्त जायेगी तो आप इसे अपनी असफलता मानेंगे और दूसरे छोग भी 





ओर वागान-माल्किके प्रतिनिधियोंने विचाराधीन मुकदमोके बारेमें चर्चा की थी और तब आप रैवतकी 
ओोरसे इस बातपर सहमत हो गये थे कि ऐसे मुकदमोंका निवठरा समझौतेकी शर्तेंकि अनुस्तार किया 
जाना चाहिए अर्थात रैयतको शरहतरेशीके वैध या भवैध होनेका प्रश्न उठाये बिना दजे किया हुआ पूरा 
लख्गान फसली १३२५ तक भदा करना चाहिंए । श्री सछाईका कहना है कि इस बातमें उनको आपका 
समर्थन मिलनेका पूरा भरोसा है और यदि यह ठीक है तो मेरा अनुरोध है कि आप ऋंप्या समझौता 
पूरा करनेके लिए रैयतसे कहें । आपने हो उनकी ओरसे समझौता किया था |” ( सिलेक्ट डॉक्यू 
मेन्दस ऑन महात्मा गांवीज भूचमेन्ट इन चम्पारन, एृष ४९१) । 
१. सम्राट अकबर द्वारा चछाया हुआ फंसली सम्बत्‌, ईसंवी सन्‌ १९१८ के बराबर । 


भाषण : अहमदाबादके मिक-मजदूरोंकी सभामें २१५७ 


आपको असफल समझेंगे। क्या आपकी पहलछी सफलता वांछनीय हो सकती है? क्या 
“आप चाहेंगे कि धनका मद बढ़े ? क्‍या आपकी यह इच्छा होगी कि मजदूर बिलकुल 
निःसत्व हो जायें? क्‍या आप मजदूरोंसे इतना द्वेष करेंगे कि उन्हें उनके हक मिलें या 
उसकी भी अपेक्षा उन्हें दो पैसे अधिक मिलें, तो उस स्थितिकों आप सफलता न 
समझेंगे ? क्या आप नहीं देखते कि आपकी असफलतामें ही आपकी सफलता है और 
आपकी सफलता आपके लिए भयंकर है? रावण सफल हुआ होता तो ? क्या आप 
नहीं देखते कि आपकी सफलतासे सारे संसारकों आघात पहुँचेगा? इस प्रवृत्तिमें दुरा- 
ग्रह' है। मेरी प्रवृत्तिमें सफलता मिले तो उसे सभी सफलता मानेंगे; किन्तु मेरी 
निष्फलतासे भी किसीको आघात नहीं पहुँचेगा। इतना ही सिद्ध होगा कि मजदूर 
आगे बढ़नेके लिए तैयार नहीं थे। ऐसी अ्रवृत्तिमें सत्याग्रह है। आप गहरा सोचिए। 
अपने अन्तरात्माकी सूक्ष्म वाणीको सुनिए और उसके अनुसार चलिए, यह मेरी माँग 
है। क्या आप यहीं भोजन करेंगे ? 
हृदयसे आपका 
मो० क० गांधी 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१४४. भाषण : अहमदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभामें 


मार्च १, १९१८ 
अबतक हमने मजदूरोंकी प्रतिज्ञा और मजदूरोंके कत्तेंव्योंकी चर्चा की है। अब हमें 
आपको यह लिखकर देना है कि हमारी प्रतिज्ञा करा है और हम क्या-क्या करनेवाले 
हैं। आज हम आपको यह बतायेंगे कि आप हमसे क्या-क्या आशाएँ रखते हैं और पर- 
मात्माको साक्षी रखकर हम आपके लिए क्या-क्या करते हूँ। इस प्रतिज्ञाके आधारपर 
आपका काम होगा कि जब-जब आपको हम गलती करते हुए, अथवा प्रतिज्ञाके पालनमें 
कमजोरी दिखाते हुए दिखें, तब-तब आप हमें इन वचनोंकी याद दिलायें और उलाहना दें।' 
[ गुजरातीसे ] 
एक धर्मेयुद्ध 


१, मिंल-मालिकोंने इस अवसरपर दुराभ्ह किया था । महादेव देसाईने तत्कालीन स्थितिका विश्लेषण 
इस प्रकार किया है: 

४“, , .ऐसा छगता था कि मिल-माल्किंने मजदूरोंको माँग मंजूर नहीं की, इसका कारण यह नहीं 
था कि वे वेतनमें ३० प्रतिशत वृद्धि. नहीं दे सकते थे; बल्कि यह उनका दुराग्रद्द था । उन्होंने पद 
अयुकत रुख इस भंपसे इख्तियार किया था कि यदि मजदूर एक वार सफल हो जायेंगे तो वे सदा तंग 
करते रहेंगे और मजदूरोंके सलाहकार स्थायी रूपसे जम जायेंगे । 

२. यह भाषण पत्रिका--४ के सिलूसिकेमें दिया गषा था । 

३« पूरा भाषण उपलब्ध नहीं है । 


१४५. अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हडताल 
मार्च २, १९१८ 
पत्रिका -- ५ 


हम अपनी स्थितिका विचार कर चुके | मालिकोंकी स्थितिपर विचार करना कठितत 
है। मजदूरोंकी हलचलके दो नतीजे हो सकते हें: 


१. मजदूरोंको ३५ प्रतिशत इजाफा मिले। 

२. मजदूरोंको इजाफा पाये विना ही कामपर जाना पड़े। 

इजाफा मिलनेसे मजदूरोंका कल्याण होगा, और मालिकोंको यज्ञ मिलेगा। अगर 
मजदूरोंकों इजाफा प्राप्त किये विना ही कामपर जाना पढ़ा, तो वे शौर्यहीन और गुलाम 
बनकर मालिकोंकी शरण जायेंगे। बतएवं इजाफा मिलनेसे दोनों दलोंको छाभ होगा। 
मजदूरोंके लिए उनकी हार बहुत नुकसानदेह होगी। 

मालिकोंकी हलूचलके भी दो नतीजे हो सकते हैं। 

१. मालिक मजदूरोंको इजाफा दें। 

२. मालिक मजदूरोंकों इजाफा न दें। 


अगर मालिक मजदूरोंको इजाफा देंगे, तो मजदूर सन्तृष्ट होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। 
मालिकोंको डर है कि मजदूरोंको मुँहमाँगा देनेसे वे सिरपर चढ़ जायेंगे । यह डर वेबुनि- 
याद है। मुमकिन है कि मजदूर आज दव जायें, पर यह नामुमकिन नहीं कि वे मौका 
पाकर फिर सिर उठायें। यह भी मुमकिन है कि दवे हुए मजदूर मनमें दृदमनी रखें। 
दुनियाका इतिहास वताता है कि जहाँ-जहाँ मजदूर दवाये गये हैँ, वहाँ-वहाँ उन्होंने 
मौका पाकर मुखालिफत की है। मालिकोंका खयाल है कि मजदूरोंकी माँगको मंजूर 
कर लेनेसे उनपर उनके सलाहकारोंका प्रभाव बढ़ जायेगा। अगर सलाहकारोंका कहना 
सही है, और वे मेहनती हैं, तो मजदूर हारें या जीते, वे अपने सलाहकारोंकोी न छोड़ेंगे; 
और इससे भी बढ़कर घ्यान देने छायक वात तो यह है कि सल्यहकार भी मजदूरोंको 
कभी न छोड़ेंगे। जिन्होंने सेवा-वर्मको स्वीकार किया है, वे तो अपने उस धर्मेको प्रति- 
पक्षियोंका विरोध होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे । ज्यों-ज्यों वे निराश होंगे, त्यों-त्यों बधिक 
सेवा-परायण वनते जायेंगे। इसलिए मालिक कितनी ही कोशिश बयों हज करें, वे 
सलाहकारोंको मजदूरोंके सम्परकंसे दूर नहीं रख सकेंगे। ऐसी हालतमें हट 
कर वे क्या पायेंगे? इसका यही एक उत्तर हो सकता है कि मजदूरोंके रे 
छोड़ और-कुछ उनके पल्ले न पड़ेया। दवे हुए मजदूरोंको मालिक हमेशा शककी निगाहसे 
देखेंगे 

मजदूरोंको माँगा हुआ इजाफा देकर मालिक उन्हें खुश कर सकेंगे | अगर मजदूर 
अपने फर्जमें चूकेंगे, तो मालिक हमेशा उतके सलाहकारोंकी मदद पा सकग, और इंस 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल २१९ 


समय दोनों दलोंका जो नुकसान हो रहा है, उसे रोक सकेंगे। अगर मजदूर सन्तुष्ठ हुए, 
तो वे हमेशा मालिकोंका आभार मानेंगे, और दोनोंमें बराबर प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार 
मजदूरोंकी सफलतामें ही मालिकोंकी भी सफलता है, और मजदूरोंकी हारमें मालिकोंकी 
भी हार है। इस सीधे-सच्चे न्‍्यायके बदले मालिकोंने पक्चिमी अथवा आजकलका राक्षसी 
न्याय अपनाया है। 
यह न्याय कैसा है, इसका विचार हम अगले अंकमें करेंगे। 
[गुजरातीसे ] | 
एक धर्मयुद्ध 


१४६. अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी हडताल 
[ मार्च ३, १९१८ | 
पत्रिका -- ६ 


जिस न्यायमें सहानुभूति और दयाका भाव है, वह शुद्ध न्याय है। इसे हम हिन्दु- 
स्तानवाले पूर्वी अथवा प्राचीन न्याय कहते हैँ। जिसमें सहानुभूति या दयाका भाव नहीं 
_ रहता, उसे हम राक्षसी, पश्चिमी अथवा आजकलका न्याय कहते हैँ। दया अथवा सहानु- 
भूतिके कारण अकसर बेठा बापके लिए और बाप बेटेके लिए बहुत-कुछ त्याग करता है, 
जिससे अन्तमें दोनोंको छाभ ही होता है। त्याग करनेवाल्ा त्यागर्में एक प्रकारके शुद्ध 
अभिमानका अनुभव करता है, और इस तरह त्यागको वह अपनी कमजोरीकी नहीं, 
बल्कि ताकतकी निशानी समझता है। हिन्दुस्तानमें एक जमाना वह भी था, जब नौकर 
एक ही घरमें पीढ़ियों तक काम करते थे। जिस घरमें वे काम करते थे उसके कुटुम्बी 
समझे जाते थे और वैसा सम्मान पाते थे। वें अपने मालिकके दुःखसे दुःखी होते और 
मालिक उनके सुख-दु:खर्मं शरीक रहते थे। जब यह सब था, तब हिन्दुस्तानका सामाजिक 
जीवन बहुत सरल माना जाता था, और हजारों साकृतक वह इसी तरीकेपर चलकर 
टिका रहा। आज भी इस भावनाका नाश नहीं हुआ है। जहाँ ऐसी व्यवस्था रहती 
है, वहाँ किसी तीसरे आदमीका या पंचका काम शायद ही कभी पड़ता है। मालिक 
और नौकर अपने आपसी झगड़ोंका फैसला आपसमें मिलकर कर लेते हैं। एक-दूसरेकी 
जरूरतको देखकर तनख्वाहें घटाने या बढ़ानेकी कोई बात इसमें थी ही नहीं। नौकरोंकी 
कमी देखकर न तो नौकर ज्यादा तनख्वाह माँगते थे, और न नौकरोंकी बहुलूता देखकर 
मालिक उसे घटाते थे । इस पद्धतिमें पारस्परिक सदभाव, औचित्य, शालीनता और 
प्रेमकी प्रधानता थी, और यह धर्म अव्यावहारिक नहीं माना जाता था, बल्कि आमतौर- 
पर सबके ऊपर इसकी सत्ता चलती थी। हमारे पास इस बातके ऐतिहासिक प्रमाण 


१. पत्रिकाकी क्रमसंस्या ५ और ८को महादेव देसाईने क्रमशः २ और ५ भार्चकी कहा है; 
तदनुसार संख्या ६ और ७ की पत्रिकाएँ ३ और ४ माचैको प्रकाशित हुईं होंगी । 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


मोजूद हैं कि इस शुद्ध न्यायके अनुसार चलनेवाली हमारी प्रजाने अनेक भगीरथ काये 
करके दिखाये हैँं। यह हुआ पूर्वका अथवा प्राचीन न्‍्याय।' 

पश्चिममें आजकल ठीक इससे उलटा हो रहा है। कोई यह न सोचे कि वहाँके 
सब लोगोंको यह आजकलका न्याय पसन्द है। पश्चिममें ऐसे वहुतेरे साधु पुरुष पड़े हें, जो 
प्राचीन नीतिको अपनाकर निर्दोष जीवन बिताते हैं। फिर भी परिचमके जीवनकी मख्य 
हलचलोंमें आजकल दया-मायाको कोई स्थान नहीं है। अगर मालिक अपना सुभीता देखकर 
वेतनकी नीति ठहराता है, तो वह उचित मानी जाती है। नौकरकी जरूरतोंका विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं मानी जाती। इसी तरह मजदूर भी अपनी इच्छाके 
अनुसार माल्िकके धन्धेकी हालतका विचार किये विना तनख्वाह माँग सकता है, और 
वह न्‍्यायोचित माना जाता है। वहाँ न्याय यह है कि सब अपनी-अपनी फिकर कर हें; 
दूसरा कोई किसीकी फिकर करनेको वँधा हुआ नहीं है। इसी नीतिके अनुसार यूरोपमें 
आजकल यह लड़ाई चल रही है। दृश्मनको किसी भी तरह परास्त करनेमें मर्यादाके पाल- 
नकी कोई जरूरत नहीं समझी जाती। पुराने जमानेमें भी ऐसी लड़ाइयाँ तो हुई होंगी। 
लेकिन उसमें प्रजा शरीक नहीं होती थी | इष्ट है कि हम हिन्दुस्तानमें इस अधोरी न्यायको 
न अपनायें । जिस दिन अपने वलछकी समझकर, मालिकोंका विचार किये विना, मजदूर अपनी 
माँग पेश करेंगे, उस दिन माना जायेगा कि उन्होंने आधुनिक राक्षसी न्‍्यायको अपनाया है 
मालिक मजदूरोंकी माँगोंपर ध्यान न देकर यही कर रहे हैं --- उन्होंने अनजाने उसी राक्षसी- 
न्‍्यायको अपनाया है। मजदूरोंके मुकाबिलेमें मालिकोंका संगठन चींटियोंके खिलाफ हाश्रियोंका 
दल खड़ा करनेके समान है। अगर मालिक धर्मका विचार करें, तो उन्हें मजदूरोंका 
विरोध करते हुए काँपना चाहिए। हमारी जानमें पहले हिन्दूस्तानमें छोगोंने शञानपूवेक इस 
तरहका न्याय कभी नहीं अपनाया कि मजदूरोंके भूखों मरनेको मालिक अपने छाभका अवसर 
समझें । न्याय वही हो सकता है, जिससे किसीका कभी कोई नुकसान न हो। हमें दृढ़ आशा 
है कि गौरवशाली गुजरातकी इस राजधानीके श्रावक अथवा वैष्णवरर्मी मालिक मजदूरोंको 
झुकानेमें या हठपूर्वक उन्हें कम पगार देनेमें कभी अपनी जीत न समझेंगे। हमें विश्वास है 
कि पश्चिमका यह बवण्डर जितनी तेजीसे उठा है, उतनी ही तेजीसे बैठ भी जायेंगा। बह बैठ 
या न बैठे, हम अपने मजदूरोंको आज पर्चिमकी इस प्रवृत्तिका पाठ पढ़ाना नहीं चाहते। हम 
तो अपने देशका पुराना न्याय, जैसा हमने उसे जाना और समझा है, पालना चाहदे हैं भौर 
उनसे पलवाना चाहते हैं, और ऐसा करके उनके अधिकारोंकों सिद्ध करनेमें उनकी मदद 


चाहते हैं। हे 
के इस, गहितमी न्यायके कुछ बुरे नतीजोंके उदाहरणोंपर हम अगली पत्रिका 
विचार करेंग।'* 
[गृजरातीसे | 
एक घमंयुद्ध 
१. न्यायृके विषयमें गांधीजीकी इस व्याल्यके सम्बन्ध महादेव देसाई एक चमयुद्धकी प्रस्तावनामें 
िछते हैं: “ कह वरस पढके गांपीजोंने हंडियन ओपिनियनमें रस्विलकी अन्टु दिस खाट एुछके 
आधारपर सर्वोदय नामक एक छेख अक्काशित किया था। ये विचार अब समयके साथ अर्धिक हंढे “न 
चुके ये, इसलिए इन पत्रिकाओंमें ज्यादा सरह, सीधी और जोरदार भाषामें प्रकट किये गये दें । 
२. यह और इसके वादकी पत्निकाएँ मिल-माल्कों और मजदूर दोनेंकि ल्यि री) 


१४७. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


अहमदाबाद 
माघ बदी ५ [मार्च ३, १९१८ ] 

चि० मगनलाल, 

सनन्‍्तोक और रामदास कलर यहाँ आ गये। करू राजकोटके लिए रवाना होंगे। 

पुज्य खुशालभाई और नारणदासकी राय कृष्णा और परसोत्तमको भेजसनेके पक्षमें नहीं 
है। इसलिए उन्हें भेजनेका विचार छोड़ दिया है। मुझे उनका ख़याल ठीक लंगा। अगर 
परसोत्तमको राजकोट भेजते हैं तो उसे मोरवी भी भेजना पड़ेगा। यदि कृष्णा आज राज- 
कोट जाता है तो दूसरोंको दूसरी जगह भेजना चाहिए । अतः मुझे छगा कि सब बुजुर्ग लोगों- 
की राय यदि ऐसी है तो तुम्हारी इच्छा होनेपर भी न भेजना ही . . .' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यूण ५७३३) से। 


१४८. एक पत्रका अंश 


मार्चे ३, १९१८ 
भाईश्री, 

« » » जीनेके लिए हम इतने अधिक व्यग्र रहते हैं कि मृत्युके अवसर और उसमें 
भी प्रियजनोंकी मृत्युके अवसर सदा भय उत्पन्न करते हैं। मुझें तो बहुत बार यही खयाल 
आया है कि ऐसे अवसर हमारी सच्ची परीक्षाके अवसर होते हैं। जिसे आत्माका तनिक 
भी भान हो, वह मृत्युका स्वरूप समझता है। वह वृथा शोक क्‍यों करे? ये विचार नये 
नहीं हें; पर संकटके समय कोई उनका स्मरण कराये, तो उनसे सान्त्वना मिलती है। 
यह सान्त्वना आपको मिले, इसी उद्देश्यसे यह पत्र लिखा गया है। 


[ गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड '४ 


२, बाकी अंश उपलब्ध नहीं है । 
२. पानेवाकेका नाम अज्ञात है। 


१४९. सणिलाल गांधीको लिखे पन्नका अंश 


मार्च ३, १९१८ 
हि बिता समझे छोय मेरी पूजा करें, यह तो केवल परेशानीकी वात है। में जैसा हूं, 
वेंसा ही लोग मुझे जानें और फिर भी भेरा आदर करें, तो में उनका उपयोग छोक- 
सेवामें कर सकता हूँ। में अपने धामिक विश्वासोंको दवाकर किसी भी प्रकारका सम्मान 
नहीं लेना चाहता। सदाचरण करते हुए मेरा सर्वथा तिरस्कार हो, तो उसका भी मै 
स्वागत कहूँगा। . . - 

हम हजारों वस्तुओंकी इच्छा करते हें, परन्तु उन सबको प्राप्त नहीं कर सकते। 
यह समझकर हमें अपना मन पूर्णतः: शान्‍्त रखना चाहिए। 
[गुजरातीसे] _ 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१५०. अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल 
मार्च ४, १९१८ 
पत्निका --- छ 


दक्षिण आफ्रिका एक महान्‌ अंग्रेजी उपनिवेश है। गोरे लोग वहाँ चार सौ साल्से 
बसे हुए हेँ। उन्हें स्व॒राज्यका अधिकार प्राप्त है। वहाँकी रेलवेमें बहुतेरे गोरे मजदूर काम 
करते हैँ। इच मजदूरोंके साथ वेतनके सम्बन्धर्में कुछ अन्याय हो रहा था। इसपर मज- 
दूरोंने केवल अपना वेतन [ वढ़वाने |का विचार करनेंके वजाय समूची राज्यसत्ता हथियानेन 
का विचार किया। यह अन्याय था, राक्षसों न्याय था। इसके परिणामस्वरूप सरकार 
और मजदूरोंके वीच कदुता बढ़ी और दक्षिण आफ्रिकार्में चारों ओर भयका वात्तावरण 
फैल गया। उन दिनों वहाँ कोई भी अपनेको सुरक्षित न समझता था। आखिर दिनः 
दहाड़े दोनों दल्ोंके वीच मार-काट मची और कई निर्दोष मनुष्य मारे गये। सारा प्रदेश 
फौजी सिपाहियोंसे घिर गया। दोनों दल्लोंका काफी नुकसान हुआ। दोनोंका इरादा एक- 
दूसरेको हरानेका था। शुद्ध न्यायकी किसीको परवाह न थी। दोनों एक-दुसरेकी चर्चा 
बढ़ा-चढ़ा कर करते थे । आपसी सदुभावकी चिन्ता किसीको न थी। 


१. यहाँ मूलमें कुछ भंश छूटा हुमा है । 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल श्र्रे 


जब यह सब हो रहा था, तभी हमारे मजदूर वहाँ शुद्ध न्यायका पान कर रहे 
थे। जब गोरोंकी यह रेल-हड़ताल हुई उस' समय २०,००० भारतीय मजदूरोंकी हड़ताल" 
चल रही थी। हम वहाँकी सरकारसे शुद्ध न्यायके लिए लड़ रहे थे। हमारे मजदूरोंका 
हथियार सत्याग्रह था। उन्हें सरकारसे कोई दुश्मनी न थी, वे सरकारका बुरा नहीं चाहते 
थे, न सरकारको पदसे हटठानेका कोई लोभ उनके सामने था। गोरे मजदूर उनकी इस 
हड़तालसे लाभ उठाना चाहते थे। पर हमारे मजदूरोंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 
कहा : “हमारी लड़ाई सत्याग्रहकी लड़ाई है। हम सरकारको परेशान करनेके लिए नहीं 
लड़ रहे हैं। इसलिए जबतक आप लड़ते हैं, हम अपनी छड़ाई मृलतवी रखेंगे।” यों 
कहकर हमारे मजदूरोंने हड़ताल तोड़ दी।' इसे हम शुद्ध न्याय कह सकते हैं। आखिर 
हमारे मजदूरोंकी जीत हुई, और उससे सरकारका भी नाम हुआ; क्‍योंकि हमारी 
माँगोंको मंजूर करनेमें न्याय था। हमारे मजदूरोंने हमदर्दीसे काम लिया; विरोधीके 
संकटका लाभ नहीं उठाया। लड़ाईके अन्तमें सरकार और प्रजाके बीच शत्रुता बढ़नेके 
बदले मित्रता बढ़ी, प्रेम बढ़ा और हमारे मानकी वृद्धि हुई। इस प्रकार शुद्ध न्यायके 
साथ लड़ी जानेवाली लड़ाई दोनों पक्षोंके लिए लाभभ्रद साबित होती है। 

यदि हम इसी प्रकार न्यायपूर्वक अपनी लड़ाईका संचालन करेंगे, मालिकोंसे शत्रता 
नहीं रखेंगे और सदा सचाईपर कायम रहेंगे, तो न सिर्फ हम जीतेंगे, बल्कि मालिकों 
और मजदूरोंके बीच प्रेमकी वृद्धि होगी। 

ऊपरके उदाहरणसे जो दूसरी चीज हमें मिलती है, वह यह है कि सत्याग्रहके लिए 
दोनों पक्षोंका सत्याग्रही होना जरूरी नहीं है। यदि एक पक्ष भी सत्याग्रही बना रहे, तो 
अन्तमें विजय सत्याग्रहकी ही होती है। जो शुरूमें मनमें कटुता रखकर लड़ता है, उसकी 
कटुता भी, जब इस कदुताको प्रतिपक्षीमें कटुता नहीं मिलती, खत्म हो जाती है। जब 
आदमी ह॒वामें अपनी ताकत आजमाना चाहता है, तो उसका हाथ उतर जाता है। इसी 
तरह कटुताका जहर तभी बढ़ता है, जब सामनेसे भी उसे जहर मिलता है। 

अतएवं अब हम इस बातकों भली-भाँति समझ सकते हैं कि अगर हम मजब॒तीसे 
लड़ेंगे और हिम्मत न हारेंगे, तो अन्तमें जीत हमारी ही होगी। 

अगली पत्रिकार्में हम कुछ सत्याग्रहियोंके दृष्टान्तोंका विचार करेंगे। 


[गृजरातीसे | 
एक धर्मयुद्ध 


२. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३९२६-२७ 


१५१. भाषण : अहमदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभासें 


मार्च ४, १९१८ 

दक्षिण आफ़िकामें यूरोपीय मजदूरोंकी हड़तालके कारण जिस समय आफ़्रिकी सरकार 

संकटमें पड़ी हुई थी हमारे मजदूरोंने उस समय उसके संकटसे लाभ नहीं उठाया, वल्कि 

उस समय अपनी लड़ाई वन्द करके सरकारकी सहायता की और दुनियामें नाम कमाया; 

उसी प्रकार यदि मिल-मालिकोंपर कोई आकस्मिक संकट आ पड़े, तो हमें उससे लाभ 

उठानेका या मालिकोंको परेशान करनतेका ख़बाल छोड़कर उनकी मददके लिए दौड़ पड़ना 

चाहिए।* 

[गुजरातीसे | 
एक घमंयुद् 


१५२. अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल 
मार्च ५, १९१८ 
पत्रिका -- ८ 


इस अंकमें हम संसार-प्रसिद्ध सत्याग्रहियोंका वर्णन नहीं करेंगे, वल्कि यह वतादेकी 
कोशिश करेंगे कि हमारे-आपके जैसे आदमी भी कितना दुःख उठानेमें समर्थ हुए हैं। यह 
हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा, और ह॒र्मे अधिक दृढ़ बवा सकेगा। हजरत इमाम 
हसन और हुसैन बड़े घीर-वीर सत्याग्रही थे। हम उनके नामकी पूजा करते हें, लेकिन 
उनके स्मरणसे सत्याग्रही नहीं वन पाते। हम सोचते हें कि उनकी त्ाकतका हमारी ताकतसे 
क्या मुकावला ? ऐसा ही स्मरण करने योग्य नाम भक्त प्रह्लादका है। लेकिन हम यह 
सोचकर रह जाते हैं कि उनकी-सी भक्ति, वैसी दृढ़ता, वह त्त्य और शौय॑ हम कहाँसे 
लायें ? फलत: हम जैसे थे, वैसे ही बने रहते हें। इसलिए आज हम यह देखें कि हमारे- 
आपके जैसे आदमियोंने क्या किया । हरवतसिह ऐसा ही एक सत्वाग्रही था। वह ७५ 
वर्षका एक बूढ़ा आदमी था। वह सात रुपये माहवार॒पर पाँच सालकी गिरमिटपर 
दक्षिण आफ़िकाके खेतोंमें मजदूरी करने पहुँचा था। पत्निकाके पिछले अंकर्में २०,००० 
भारतीयोंकी जिस हड़तारूका जिक्र आया है, उसमें हरवतसिह भी शरीक हुआ था। कुछ 
हड़तालियोंको- जेलकी सजा हुई थी; इनमें बूढ़ा हरवतर्सिह भी था। उसके साथ्ियोंने उसे 
समझाया। कहा : “ बावा, दुःखके इस समुद्रमें पड़ना तुम्हारा काम नहीं है। तुम जेलके 

२. यह भाषण तालाबन्दीके व्यारहवें दिन दिया गया था । 

२. भाषणका वाकी हिस्सा उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३१४-१६ 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताहू २२५ 


लायक नहीं हो। अगर तुम इस लड़ाईमें शामिल न भी हुए, तो कोई तुम्हारी तरफ 
अँगुली नहीं उठा सकेगा।” जवाबमें हरबतसिहने कहा: “जब आप सब अपने 
सम्मानके लिए इतना दुःख उठा रहे हें, तब अकेला में ही बाहर रहकर क्‍या करें? 
में इस जेलखानेमें मर भी जाऊँ, तो क्‍या बुरा है? ” और सचमुच हरबतसिह उसी 
जेलखानेमें मरा और अमर हो गया। वह जेलके बाहर मरता तो कोई उसका नाम 
भी न लेता। चूँकि वह जेलके अन्दर मरा, इसलिए देशवासियोंने. जेलवालोंसे उसकी 
लाश माँगी और सैकड़ों हिन्दुस्तानी उसकी लछाशके पीछे इमशान गये। 

. हरबतसिंहकी तरह ही द्रान्सवालके व्यापारी अहमद मुहम्मद काछलियाका नाम भी 
स्मरणीय है। ईश्वरकी दयासे वे अभी जीवित हैं; और हिन्दुस्तानियोंको संगठित रखकर 
उनकी प्रतिष्ठाकों बनाये हुए हैँ।वे दक्षिण आफ्रिकामें रहते हेँ। जिस' लड़ाईमें हरबत- 
सिंहने अपने प्राण दिये, उसीमें सेठ अहमद मुहम्मद काछलिया कई बार जेल गये। 
अपना सारा व्यापार उन्होंने नष्ट होने दिया। आजकल वे गरीबीसे रहते हैं, फिर भी 
वहाँ सब॒ कोई उत्का मान करते हेँं। अनेक संकट सहकर भी वे अपनी टेकपर डटे 
रहे हैं। 

जिस प्रकार एक बूढ़ा मजदूर और अधेड़ उम्रके एक प्रसिद्ध व्यापारी अपनी टेकके 
लिए जूझे और अनेक कष्टोंमें से गुजरे, उसी प्रकार सत्रह वर्षकी एक नौजवान कुमारिकाने 
भी सब संकट सहे। उसका नाम वलिअम्मा था। वह भी इस लड़ाईमें कौमकी टेककी 
खातिर जेल गई थी। जेल जाते समय वह बीमार थी। उसे बुखार आता था। जेलमें 
बुखार बढ़ गया। जेलरने उससे जेल छोड़ देनेको कहा । वलिअम्माने जेल छोड़नेसे इनकार 
किया और दुढ़तासे जेलकी मीयाद पूरी की। जेलसे रिहा होनेके चौथे या पाँचवें दिन 
वह मर गईं। 
इन तीनोंका सत्याग्रह शुद्ध सत्याग्रह था । तीनोंने दुःख सहे, तीनों जेल गये और अन्त 
तक अपनी टेकपर कायम रहे। हमारे सामने तो ऐसा कोई संकट नहीं है। हमें अपनी 
प्रतिज्ञाको निबाहनेके लिए अधिकसे-अधिक जो सहन करना है, वह इतना ही है कि हम 
अपने मौज-शौकको कुछ कम करें और अबतक जो तनख्वाह हमें मिलती थी उसके बिना 
जैसे-तैसे अपना काम चलायें। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो, काम इस जमानेमें 
हमारे ही भाई-बहिन कर सके हें, वेसा ही कुछ करना हमारे लिए कठिन न होना 
चाहिए। 
इसका कुछ अधिक विचार हम अगले अंकरमें करेंगे। 
[गुजरातीसे |] 
एक धर्मेयुद्ध 


१. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४१ | 
२. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ४७७-७९ । 


१४-१५ 


१५३- भाषण: अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें 


मार्च ५, १९१८ 
ये तीनों' जेल गये और सरकारसे लड़े; किन्तु इन्हें न तो तनख्वाह लेनी थी, न 
भत्ता । इन तीनोंको कर भी नहीं देना पड़ता था | काछलिया बड़े व्यापारी थें.। उन्हें कर 
नहीं देना पड़ता था। हरवतसिह करका कानून बननेसे पहले आये थे, इसलिए करके 
बोझसे वे भी बरी थे | वंलिअम्मा जिस जगह रहती थी, वहाँ करका यह कानून उस वक्‍त 
तक जारी नहीं हुआ था। फिर भी ठेककी खातिर ये लोग सबके साथ लड़ाईमें शामिल 
हुए थे । आपकी लड़ाई तो स्वार्थकी है। इसलिए आपका इसपर डटे रहना अधिक आसान 
है। में चाहता हूँ कि यह विचार आपको बल दे और मजबूत बनाये। 
[गृजरातीसे | 
एक धर्मेयुद्ध 


१५४. अहमदाबादके मिल-मंजदूरोंकी हड़ताल 
मार्च ६, १९१८ 
पत्निका -- ९ 

कल हम तीन सत्याग्रहियोंके दृष्टान्तोंपर विचार कर चुके हें। लेकिन इसका यह 
मतलब नहीं कि उस लड़ाईमें सिर्फ तीन ही सत्याग्रही थे। २०,००० आदमी एक साथ 
बेकार हो गये थे, और उनकी वह बेकारी दस-बारह दिनमें दूर नहीं हो गई थी। यह 
लड़ाई पूरे सात साल तक चली, और इतने समय त्तक सैकड़ों आदमियोंने डाँचाडोल स्थितिमें 
रहकर अपनी टेक निभाई। करीब तीन महीने तक २०,००० मजदूर विना घरवार, 
बिना वेतनके रहे । कइयोंने अपने पासकी थोड़ी या बहुत-सारी सम्पत्ति बेच डाली। उन्होंने 
अपनी झोंपड़ियाँ खाली कर दीं, ओढ़नें-बिछानेका सामान, चारपाई और चौपाये वगैरा बेच 
डाले और कूचपर निकल पड़े। उनमें से सैकड़ोंनें कई दिन तक बीस:बीस मीलकी मंजिलें 
तय कीं और सिर्फ डेढ़ पाव आठेकी रोटी और ढाई तोले चीनीपर अपने दिन गुजारे। 
उनमें हिन्दू भी थे, और मुसलमान भी थे। बम्बईकी जुम्मा मसजिदके मुअज्जिनके फर- 
जंद भी उनमें शामिल थे । उनका नाम इमाम साहिब अब्दुल कादिर बावजीर है। ३ जिल्होंते 
कभी मुसीबतका मुँह तक नहीं देखा था, उन्होंने जेलकी मुसीबतें सहीं, और जेलके अन्दर 
रास्तोंकी सफाई करने, पत्थर तोड़ने वगैराकी मजदूरी की, और महीनों तक बहुत ही सादी 


१, यह प्रवचन पत्रिका--८ के संदर्भमें ही था ओर उसी दिन दिया गया था । 
२. काछलिया, दर॒बतर्सिद और वल्भिम्मा । 
३. देखिण खण्ड १०, पृष्ठ १६९ 


पत्र : मिली ग्रेंहस पोरूकको २२७ 


और नीरस खुराकपर रहे। आज उनके पास अपनी कहनेको एक फूटी कौड़ी भी नहीं 
है। सूरत जिलेके दादामियाँ काज़ी भी ऐसे ही छोगोंमें थे। सत्रह साल से कम उम्नके 
नारायण स्वामी' और नागप्पन ' नामक दो मद्रासी वालकोंने इसी लड़ाईमें अपने प्राण 
होमे। उन्होंने धृपः सहन की, लेकिन पीछे न हटठे। 

हमें याद रखना चाहिए कि जिन स्त्रियोंने कभी मजदूरी नहीं की थी, वे इस 
लड़ाईमें फेरीवाली वनकर घूमीं और जेंकूमें उन्होंने धोविनका काम किया। 

इन उदाहरणोंका विचार करते हुए ऐसा कौन मजदूर हममें होगा, जो अपनी टेकको 
निबाहनेके लिए मामूली तकछीफें उठानेको. तैयार न हो ? 

हम देखते हैं कि मालिकोंने जो पर्चे निकाले हूँ, उनमें गुस्सेमें आकर कुछ ऐसी 
बातें लिखी हैं, जो अशोभनीय हें; कुछ बातोंको जानमें या अनजानमें बढ़ाकर लिखा 
है, और कुछको तोड़-मरोड़कर लिखा गया है। हम गुस्सेका जवाब गुस्सेसे तो दे ही 
नहीं सकते। उनमें दी गई गलत बातोंको सुधारना भी ठीक नहीं मालूम होता। 
उनके सम्बन्धमें सिर्फ यह कहना ही काफी होगा कि न तो हम उनमें दी गई बातोंके 
चकक्‍करमें पड़ें, और न झल्लायें। मजदूरोंक सछाहकारोंक खिलाफ जो शिकायतें की 
गई हैं, वे अगर सच होंगी, तो यहाँ उनका जवाब देनेसे वे झूठ साबित न हो सकेंगी। 
हम जानते हैं कि वे अनुचित हें। यहाँ जवाब देकर उनको अनुचित सिद्ध करनेकी 
अपेक्षा हम यह ठीक समझते हूँ कि हमारा भावी व्यवहार इसको सिद्ध करे। 

अगली पत्निकाममें इस सवालपर कुछ-और विचार करेंगें। 


[गुजरातीसे |. 
एक घम्मयुद्ध 
१५५. पत्र : सिली ग्रेहस पोलकको 
साबरमती 
मार्चे ६, १९१८ 
प्रिय मिली, 


में यहाँ खेड़ा-संघर्द और एक वड़ी हड़तारू चला रहा हूँ। इस प्रकार अब मेरा 
सत्याग्रह जीवनके सभी क्षेत्रोंमें खुलकर खेलने रूगा है। इन दो संघर्षोके कारण' में अहमदा- 
बादमे रुका पड़ा हूँ । इनसे सम्बन्धित कुछ कागजात में हेनरीको सीधे भेज रहा हूँ। उनके 
जीवनकी प्रगतिको में व्यानसे देखता रहा हूँ । प्रगतिकी दिद्यामें हेनरी चाहे जितने बढ़ें, मुझे 
आश्चर्य नहीं होगा। अगर वे थोड़े भी ढीले पड़े तो मुझे अफसोस जरूर होगा। सर 
विलिपम वेडरबर्नेके उठ जानेसे उन्हें कमी तो महसूस होगी, किन्तु वे अपने समयसे 


१ व २. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ४३६, ४३८, ४६६, ४७८ । 

३. एच० एस० एल० पोलककी पत्नी । 

४. वम्बई सिविल सर्विसंके सदस्य, अवकाश प्राप्त करनेपर संसद-सदस्य; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समितिके अध्यक्ष, १८९३; कांग्रेसके अध्यक्ष १९१० । 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पहले इस दुनियास्ते विदा नहीं हुए। तुम अम्बालालभाईको पत्र' लिखती हो? हड़तालके 
सबसे जबरदस्त विरोधी वे ही हेँ। 
[अंग्रेजीसे ] . 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१५६. पत्र: जी० के० देवधरको" 


[ अहमदाबाद ] 
बुधवार, मार्च ६, १९१८ 
[प्रियश्नी देवधर, | जा 

आप जरूर यहाँ आयें। हम अच्छी तरह चर्चा करेंगे और फिर जरूरी हुआ तो 

यह मान लेंगे कि हमारे बीच मतभेद है। में प्रैद और घोषालक दोनोंके निकट सम्पर्कमें 
आया हूँ और मेरा खयाल है कि में दोनोंको समझता हूँ। मेरा खयाल है कि आपं॑ हमें 
आधा सहयोग ही देंगे तो भी हमें उतनेसे सत्तोष करना पड़ेगा। जो आदमी अपने 
जीवनमें आधे समय बीमार रहे, वह आधा ही उपयोगी होता है। ठीक है या .नहीं ? 
तन्दुरुस्ती अच्छी बना लेनेके लिए एक चीज जरूरी है। किन्तु आप वह करते कहां हैं। 
अत्यन्त हादिकतासे, 

मो० क० गांधी 


[ अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. देवघरने गांधीजीके २६ फरवरी, १९१८ के पत्रके उत्तरमें अपने बारेंमें गांधीजी द्वारा कही गई 
बातोंको स्वीकार नहीं किया था और अपने स्वास्थ्यके बारेमें शिकायत की थी। गांधीणीने यह उसके 


उत्तरमें लिखा था । 


१५७. भसथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश 


मार्च ६, १९१८ 


वह' तुम्हें उलाहनेके रूपमें नहीं लिखा गया था। यदि विनोदमें उलाहना भी आ 
गया हो तो वह भाई महादेवका ही था। उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे 
कामसे मुझे सन्‍्तोष ही हुआ है। असन्तोष तो नजर ही नहीं आया। तुमसे तो अभी 
मुझे बहुत-सा काम लेना है। 

[गुजरातीसे | 
बापूती प्रसादी . 


१५८. अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी हड़ताल 


माचें ७, १९१८ 
पन्निका --. १० 

अपनी इस स्थितिमें ऊपरके सवाकूका विचार करना बहुत जरूरी है। तालाबन्दीको 

अभी करीब पन्द्रह दिन हुए हैं; इतनेमें ही कुछ लोग कहने लगे हैं कि उनके पास खानेको 
नहीं है, कुछ कहते हैं कि वे मकानका किराया भी नहीं चुका सकते। बहुतेरे मजदूरोंके 
घरोंकी हालत बहुत खराब पाई गई है। उनमें हवा और उजालेका अभाव रहता है। 
घर पुराने हो गये हैं। आसपास बहुत गन्दगी है। मजदूर साफ कपड़े तक नहीं पहन 
पाते। कुछ तो धोबीका खर्च न उठा सकनेके कारण गन्दे कपड़े पहनते हें, और कुछ कहते 
हैं कि वे साबुनका खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते। मजदूरोंके बालक मारे-मारे फिरते 
हैं। उन्हें अनपढ़ रहना पड़ता है। और कुछ मजदूर तो अपने सुकुमार बालकोंको भी 
कमाईके कामोंमें लगा देते हैं। यह घोर कंगाली सचमुच शोकजनक है। अकेले ३५ प्रति- 
शतकी बढ़ोतरी इसका कोई इलाज नहीं। अगर दूसरे उपाय न किये जायें तो सम्भव है 
कि तनख्वाह दुगनी हो जानेपर भी, कंगाछी जैंसीकी-तेंसी बनी रहे । इस गरीबीके 
अनेक कारण हैँ । आज हम उनमें से कुछका विचार करेंगे। मजदूरोंको पूछनेसे पता चलता 
है कि जब उनका हाथ तंग होता है, वे फी रुपया एक आनेसे लेकर चार आने तक का 
ब्याज हर महीने देते हेँ। यह एक थर्रा देनेंवाली बात है। जो आदमी एक बार भी 
इस तरहका ब्याज देना कबूल करता है, उसका इसके चंगुलसे छूंटना बहुत मुश्किल 
है। कैसे, सो देखिए। सोलह रुपयोंपर फी रुपया एक आनेके हिसाबसे व्याजके सोलह 
आने हुए। इतना ब्याज देनेवाला मूछधनके बराबर ब्याज एक वर्ष और चार महीनेमें 
दे चुकता है। यह ७५ प्रतिशत ब्याज हुआ | वारहसे रोलह प्रतिशत ब्याज देना भी मुश्किल 


१. सम्भवतः वह पत्र जो गीजोीने उन्हें १४ जनवरीको लिखा था । देखिए पृष्ठ १ ड्ण ।. 
२. देखिए पत्रिका--९ का अन्तिम “वाक्य । 


२३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


माना जाता है, तब ७५ प्रतिशत देनेबाल्ला कैसे टिक सकता है? फिर रुपयेपर 
चार आनेका ब्याज देनेवालेकी तो बात ही क्या? ऐसे आदमीको सोलह रुपयेपर मही- 
नेमें चार रुपथे देनें पड़ते हैं, और चार महीनोंमें तो मूलधनके ही बराबर रकम दे 
देनी पड़ती है। यह ३०० प्रतिशत ब्याज हुआ। ऐसे लोग हमेशा कर्जमें डूबे रहते हैँ; 
वे उससे कभी उबर नहीं सकते। ब्याजका यह भार पैगम्बर मुहम्मद साहबने बुरी तरह 
महसूस किया था, यही वजह है कि कूरान-शरीफमें हमें सूदके बारेमें सख्त आयतें पढ़नेको 
मिलती हूँ। मालूम होता है कि उन्हीं कारणोंसे हिन्दू शास्त्रोंमें 'दामदुप्पट ' “के नियमको 
स्थान मिला होगा। अगर इस लड़ाईके सिलसिलेमें हिन्दू और मुसलमान ,सभी मजदूर 
इतनी ऊँची दरका व्याज न देनेकी प्रतिज्ञा कर लें, तो उनके सिरका बहुत बड़ा बोझ 
उतर जाये। बारह फीसदीसे ज्यादा ब्याजपर रकम किसीको नहीं लेती चाहिए। कोई 
पूछेगा कि बात तो ठीक है, लेकिन जो रकम ब्याजपर छी जा चुकी है, वह कैसे छौटाई 
जाये ? वह तो अब जीवनके साथ जुड़ी हुई चीज है। इसका सबसे अच्छा इलाज तो 
यही है कि मजदूरोंके बीच ऐसी समितियाँ खड़ी की जायें, जिनसे उन्हें आपसमें पैसेकी 
भी मदद मिल सके। कुछ मजदूरोंकी स्थिति ऐसी भी है कि वे चाहें तो ब्याजके बोझ 
तले दबे हुए अपने भाइयोंको उससे छड़ा सकते हैं। बाहरवाले इसमें ज्यादा दखल 
नहीं दे सकते। जिसे हमपर पूरा विश्वास है, वही हमारी मदद कर सकता है। कैसे 
भी क्‍यों न हो, एक बार साहसके साथ मजदूरोंको इस महादुःखसे छूटना चाहिए। 
ब्याजकी ये भारी-भारी दरें गरीबीका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे कारण शायद इतने 
ब्रड़ें न हों। उनका विचार आगे करेंगे । 


[ गुजरातीसे | 
एक पर्मयुद्ध 


१५९. पन्न : मनसुखलाल मेहताको 
मार्चे ७, १९१८ 


श्री मनसुखलाल, 
तुम्हारी आलोचनासे मुझे दुःख नहीं होता। काठियावाड़का प्रश्न मुझे तुच्छ नहीं 
लगता । वह मुझे तो इतना बड़ा छगता है कि अभी वह मेरी शक्तिके बाहर है। मेने 
उसपर विचार न किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने इस प्रश्तको विचारपूर्वक ही 
छोड़ा है। इसमें मेरी कमजोरी हो सकती है। ऐसा हो, तो मुझे बल देना चाहिए । 
लेकिन तुम्हारे वल देनेसे वह मुझमें आ जायेगा, ऐसा नहीं है। जो भीतरकी आग 
चाहिए, सो नहीं है। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
१. ब्याज मूलधनके दुगनेसे कभी ज्यादा न द्वो--यह नियम । 


१६०. पन्न : प्राणजीवन मेहताकों 
मार्च ७, १९१८ 


भाई प्राणजीवन, 
खेड़ा जिलेमें परिणाम तो चाहे जो आये, पर अधिकारी-वर्ग और प्रजा-वर्गको भारी 
शिक्षण मिरू रहा है। लोगोंमें असीम जाग्रति हुई है। करबन्दीकी बात कहना पहले 
राजद्रोह माना जाता था, ढेकिन अब छोग निडर होकर उसकी चर्चा करने लगे हैं। 
शिक्षित-वर्गके जो छोग स्वयंसेवक बने हूँ, उन्हें अलभ्य लाभ हुआ है। जिन्होंने कभी गाँव 
नहीं देखा था, उन्हें लगभग ६०० गाँव देखनेका अवसर मिला । अभी खेड़ा जिलेमें काम्त 
पूरा नहीं हुआ। इसी तरह मजदूरों और मालिकोंका मामछा चल रहा है। भारतमें 
जीवनके हरएक विभागमें मेरा प्रवेश हो रहा है। दस हजार मजदूर शान्तिसे रहे और 
उनमें एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, यह कोई साधारण बात नहीं है; फिर भी 
यह सही है। छोग समझ गये हें कि आत्मबलहके बराबर दूसरा कोई बल नहीं। दोनों 
जगह इन दो वाक्योंपर जीत निर्भर है: “तुम हमारे बल-बूतेपर नहीं, बल्कि अपने 
ही बल-बूतेपर जीतोगे ” और “ ज्ञानपूर्वक दु:ख उठाये बिना नहीं जीतोगे।” 
न नः ने 

* तुम्हारा व्यवसायमें ' ज्यादा समय देना अच्छा है या बुरा, यह केवल हेतुपर निर्भर 
है। जीवनका कोई बीमा नहीं है। अच्छा काम करनेके लिए रुपया कमायें, परन्तु 
कमाते-कमाते ही मर जायें तो पछतावा रह जाता है। किन्तु पैसा बढ़ाना ही ध्येय हो 
और पैसेकी वृद्धि करनेमें ही अच्छेपनकी कल्पना की हो या व्यापारिक उन्नतिके उद्देश्यसे 
व्यापारकी अधिक फैलाना ही कत्तंव्य माव लिया हो, तो व्यापार बढ़ाना ही एकमात्र 
मार्ग है। 

[ गृजरातीसे ] 

सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. डॉ० मेहताका विचार जद्दाजी ब्यवततायमें छगनेका था । 


१६१- पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


सावरमती 
प्रिय हेनरी, मार्च ८, १९१८ 
में तुमको पत्र लिखनेमें अधिकसे-अधिक तत्पर रहा हूँ। इसलिए मेरी समझमें 
तो मेरे पत्र कहीं और पहुँच गये होंगे। पहला पत्र मिलनेके तुरन्त बाद मुझे तुम्हारा 
दूसरा पत्र मिला। मेंने मिछ्लीको लिखकंर तुम्हारे पहले पत्रका उत्तर दे दिया है। 
तुम अब इंडिया का सम्पादन कर रहे हो। आश्ञा है कि तुम मुझे उसकी 
प्रतियाँ नियमित रूपसे भेजते रहोगे। मेने 'हिवर्द्स जरनल ' पढ़ लिया है। मलेरियाने 
मेरा पीछा छोड़ दिया है और अब में बहुत बच्छा हूँ। 
हसन इमाम तुमको कुछ भी नहीं भेज रहे हैं; में उनसे इस बारेमें धात करूँगा। 
में श्री देसाईसे ' कह रहा हूँ कि वे तुमको भेरी गतिविधियोंके बारेमें सूचित 
करते रहें। उन्होंने मेरे कामके लिए .अपनेको समर्पित कर दिया है। वे एक बड़े 
सुयोग्य सहायक हैँ, और उनकी महात्त्वाकांक्षा तुम्हारे स्थानकी पूर्ति करना है। है तो 
ठेढ़ी खीर, लेकिन वे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 
सस्नेह, तुम्हारा, 
भाई 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३७९०) की फोटो-नकलसे | 


१६२. पत्र : जमनालाल बजाजको 


सावरमती 
महा कृष्ण १३ [मार्च १०, १९१८] 
भाई जमनालाछजी ', 5 
आपका खद्का उत्तर देनेमें देरी हुई है। में यहाँ दो बड़े कार्यमें गीरफ्तार हो 
गया हुं। मुझे क्षमा कीजीएगा। पुस्तकालयके लीये मेरा नाम रखना उचित हो तो 
वैसा कीजीये। 
मोहनदास गांधीका वन्देमातरम्‌ 


गांवीजीक़े स्वाक्षरोंमें मूल हिन्दी पत्र (जी० एन० २८३६) की फोटो-वकलसे । 


१, महादेव देसाई । हक | 
२, जमनाछाल बजाज ( १८८९-१९४२ ); प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपति जिन्होंने गांधीनीकोी रचनात्मक 


योजनामोंमें भरपूर सहयोग दिया था । गांघीजके निकत्तम 'साथियों और सलाइकारोंमें से पक । 


१६३. अहमदाबादके सिलू-सजदूरोंकी हड़ताल 
मार्च ११, १९१८ 


पन्निका -- ११ 


ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैँ, मजदूरोंको गुमराह करनेवाली पत्रिकाएँ भी निकलती 
जाती हैँं। यह भी सुना गया है कि मंगलवारकों तालाबन्दी खत्म होगी, और जो मजदूर 
कामपर जायेंगे, उन्हें ले लिया जायेगा। इसके साथ यह भी सुननेमें आया है कि 
पाँच या पाँचसे अधिक मजदूरोंकों अपने साथ लानेवाले मजदूरोंको कुछ इनाम भी दिया 
जायेगा। इन दोनों हरूचलोंके खिलाफ हमें कुछ करना नहीं है। दूसरे आदमियोंको काम 
देकर मजदूरोंको फिरसे मिलमें बुलानेका अधिकार मालिकोंको है। लेकिन मजदूरोंका फर्जे 
क्या है? मजदूरोंने कहा है कि २० प्रतिशत इजाफा उनके लिए काफी नहीं है। उन्होंने 
मालिकोंको इसकी सूचना भी दी है। ३५ प्रतिशतसे कम इजाफा न लेनेकी प्रतिज्ञा 
भी वे कर चुके हँ। ऐसी हालतमें कोई मजदूर अपनी टेक, अपना नाम और-अपनी 
मर्दानगीको छोड़े बिना तबतक वापस कामपर नहीं जा सकता, जबतक उसे ३५ 
प्रतिशत इजाफा न मिलले। छेकिन मुमकिन है कि हरएक मजदूरकी यह टेक न हो। 
प्रत्येक मजदूरने ऐसी प्रतिज्ञा न भी की हो। कुछ मजदूर गुृजरातके बाहरके भी हें। 
मुमकिन है कि वे हमारी श्ामकी सभामें न आते हों। अगर वे भी २० प्रतिशत इजाफा 
लेकर कामपर जाते हैँ, तो हम इसे बुरा मानेंगे। किन्तु हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही 
है कि हम ऐसे अज्ञानी मजदूरोंका पत्ता लगाकर उन्हें सच्ची हालत समझा दें। हममें 
से हरएककों याद रखना चाहिए कि हमारी ओरसे इन लोगोंपर भी किसी प्रकारका 
दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 

मंगलवारको यानी करू सुबह ७। बजे हम अपने रोजके मुकामपर मिलेंगे। 
मालिकोंकी ओरसे मिलें चछानेकी जो लालच दी जा रही है, उसमें फेसनेंसे बचनेका 
अच्छेसे-अच्छा रास्ता यही है कि हरएक मजदूर रोज सुबह ७॥ बजे सभाके मुकामप्र 
खुद हाजिर रहे, और जो लोग अबतक सभामें नहीं आये हैँ, ऐसे अज्ञात और परदेशी 
मजदूरोंका पता लगाकर उन्हें सभामें आनेको कहे और सभामें छाये। छारूचके इन दिनोंमें 
सबके दिलमें तरह-तरहके विचार उठेंगे। कामकाजी आदमीके लिए बेकार रहना बहुत 
दुःखदायक होता है। ऐसे सब लोगोंको सभामें आनेसे कुछ घैयें मिलेगा। जिन्हें अपनी 
शक्तिका ज्ञान है, उनके लिए बेकारीका कोई सवाल नहीं रहता। दरअसरू मजदूर 
इतना अधिक स्वतन्त्र है कि अगर उसे अपनी दशाका ठीक-ठीक भान हो जाये, तो 
नौकरीके जानेसे वह जरा भी न घबराये। धनवानके धनका अन्त हो सकता है, वह 
चुराया जा सकता है, बुरे कामोंमें खर्चे होनेपर देखते-देखते नष्ट हो सकता है, और 
कभी अन्दाजकी भूलके कारण धनवामको अपना दिंवारा भी निकालना पड़ता है। लेकिन 


१. अर्थात्‌ १९ मार्च॑कों। 


२२४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मजदूरका धन अखूठ है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और उसपर मनचाहा ब्याज हमेशा 
मिला करता है। उसके हाथ-पर, मजदूरी करनेकी उसकी शवित, उसकी एक अखट 
पूंजी है।मेहनतपर जो मेहनतानां उसे मिलता है, वही उसका ब्याज है। एक सीधा 
नियम है कि अधिक शक्तिका उपयोग करनेवाला मजदूर आसानीसे अधिक ब्याज कमा 
सकता है। हाँ; जो आलसी है, उसे जरूर भूखों मरना पड़ता है। उसे निराशा सहनी 
पड़ सकती है। उद्योगीको एक क्षणकी भी चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं रहता। 
मंगलवारको सुबह सब ठीक समयपर सभामें आइये। सभामें आनेसे आपको अपनी इस 
स्वतंत्रताकी कुछ अधिक प्रतीति हो सकेगी। 

[गुजरातीसे | 

एक धर्मयुद्ध 


१६४. पत्र: जीवनलाल देसाईको' 


[ अहमदाबाद 
मार्च १२, १९१८ से पहले] 
प्रिय मित्र, ु 
मुझे समझाने-बुझानेकी आपको जरूरत ही क्यों पड़ी ?” आपको ऐसा सन्‍्देह 
भी क्‍यों हुआ कि आंप जो कहें उसे यदि में वास्तवमें कर सकता हूँ तो भी नहीं 
करूँगा । किसी दुराग्रहपर अड़कर तो में अपना काम नहीं कर सकता। संसारके और 
लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, परन्तु आप तो नहीं। मेरे हृदयमें अत्यधिक सहानुभूति है। 
मेरे लिए यह तालाबन्दी कोई छोटी-मोटी चीज नहीं। मुझसे जितना-कुछ बन सकता है, 
में कर रहा हूँ। मेरी एक ही इच्छा यह है कि इसका शी घ्रसे-शीघ्र कोई हल निकल 
आये -- इसीके छिए मेँ प्रयत्नशील हूँ। पर मेरे मिलू-माछिक मित्र गत्मावरोश्रको और 
रूम्बा खींच रहे हैं। मुझको समझाने-बुझानेसे कोई छाभ नहीं -- ऐसा मानकर आप मिल- 
मालिकोंको समझाने-बुझानेकी कोशिश क्‍यों नहीं करते ? मजदूरोंके अपमानित होनेसे 
किसको खुशी होगी? आप इस बातसे निश्चिन्त रहें। शिक्षित और धनिक-वर्गोर्म 
कोई कदुता नहीं रह जायेगी। धनिकोंसे छड़ाई ठाननेका हमारा कोई मंशा नहीं | 
[गुजरातीसे | 
एक घ्मेयुद् 


१. बेरिस्टर तथा अद्मदावादके सार्वजनिक कार्यकर्ता । 

२. परिस्थितिके एक बढ़े संकटापन्न दौरमें, जबकि मिल-मजदूर अपने संघर्षके कर्शोकी काफी अधिक 
महसूस करने छंगे ये, कुछ छोग धौरण हाथते खोकर ऐसी साई भी देने लगे थे कि मणदूरोंकी समझा- 
बुझाकर वेतनमें १५ या २० भ्रतिशत वृद्धि स्वीकार करने और समझौता कर छेनेपर राजी करना चाहिए। 
यह पत्र, और इसके बादका पत्र १२ मार्चक्रों तालाबन्दी समाप्त दोनेसे पहछे छिखे गये थे] 


१६५. पतन्न : संगलूदास पारेखको" 


[अहमदाबाद 
मार्च १२९, १९१८ के पूर्व ] 


कई मित्र मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मजदूरों और 
मिल-मालिकोंके बीच झगड़ा समाध्त करानेके लिए मुझे कुछ-न-कुछ करना चाहिए। 
यदि मेरे वशमें होता तो में अपनी जानकी बाजी लगाकर भी झगड़ा बन्द, करा देता। 
परन्तु वह सम्भव नहीं। उसे बन्द कराना तो मालिकोंके हाथमें है। मजदूरोंने ३५ 
प्रतिशत वृद्धिकी माँग की है, केवल इसीलिए उतना न देना एक प्रतिष्ठाका प्रश्न 
क्यों बना लिया जाये? यह बात बिलकुल तय क्यों मान ली जाती है कि में जो भी 
चाहूँ उसे स्वीकार करनेके लिए मजदूरोंको राजी कर सकता हूँ? मेरा दावा है कि 
मेंने जो तरीके अपनाये हेँ उतके कारण ही मजदूर मेरी बात मानते हें। क्या अब में 
दूसरे ऐसे तरीके अपनाऊँ कि जो उनको अपनी प्रतिज्ञा भंग करनेपर विवश कर दें? 
यदि में ऐसा करूँगा तो वे मेरा सिर धड़से अलग क्‍यों न कर देंगे ? मेंने सुना है कि 
मिलोंके मालिक मुझपर दोषारोपण करते हैँ। मुझे उसकी चिन्ता नहीं। एक दिन 
आयेगा जब वे खुद ही स्वीकार करेंगे कि में गलतीपर नहीं था। में किसीके भी प्रति 
हृदयमें कटुता नहीं रखूंगा, इसलिए उनके और मेरे बीच किसी भी प्रकारकी कदुता 
की गुंजाइश नहीं। कदुताके भावकों भी जब-तब उकसाते रहना पड़ता है, परल्तु में 
वैसा नहीं करूँगा। पर आप इसमें हाथ क्‍यों नहीं बँदठाते ? इस इतने बड़े संघरषेको 
अलगसे केवल खड़ें-खड़े देखना आपको शोभा नहीं देता। 

[ गुजरातीसे | 


एक पघमेंयुद्ध 


१६६- अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी हड़ताल 
[मार्च १९, १९१८ | 
पन्निका --१२ 

आजसे नया अध्याय शुरू होता है। मालिकोंने तालाबन्दी खत्म करनेका निश्चय 

किया है और जो २० प्रतिशत इजाफा लेकर कामपर जानेको तैयार हें, उन्हें लेनेंकी 
इच्छा प्रकट की है। इसलिए आजसे मालिकोंके तालाबन्दीकी जगह मजदूरोंकी हड़ताल 
शुरू होती है। मालिकोंके इस निश्चयकी आम सूचना आप सबने देखी है। उसमें वे 
२. अहमदाबादके उद्योगपत्ति; आपने अहमदाबादमें आश्रमकी स्थापताके समय गांधीजीकी आर्थिक 


सहायता की थी । 
२. इस दिन तालाबन्दी समाप्त कर दी गई थी । 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिखते हैं कि बहुतसे मजदूर कामपर आनेंको तैयार हैं। मगर तालछाबम्दीके कारण वे 
कामपर नहीं आ सके थे। मजदूरोंकी रोज-रोज हीनेवाली सभाओं और उनकी प्रतिज्ञाके 
साथ मालिकरोंको मिली हुई यह खबर मेल नहीं खाती। या तो मालिकोंके पास 
पहुँची हुई खबर सच है, या यह सच है कि मजदूर रोज-रोज सभाओंमें हाजिर होते 
हैं, और वे अपनी प्रतिज्ञासे बँबे हुए हें। प्रतिज्ञा करनेसे पहले मजदूरोंने आगा-पीछा 
सब सोच लिया है, अतएवं अब उन्हें कितना ही छाछूच क्‍यों न दिया जाये, और 
कीसी ही मुसीबतें क्‍यों ने उठानी पड़ें, जबतक ३५ प्रतिशत इजाफा नहीं मिलता, वे 
कामपर नहीं छौट सकते | इसमें उनका ईमान है। अगर वचनको छाखोंके धनके साथ 
तोला जाये तो उसमें वचनका पलड़ा ही भारी रहेगा। हमें विश्वास है कि मजदूर 
इस वासकों कभी नहीं भूलेंगे। अपने वचनपर डटे रहनेके सिवा मजदूरोंके लिए उन्नतिका 
दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और, हम तो मानते हैं कि अगर मिल-मालिक समझें 
तो उनकी उन्नति भी मजदूरोंके प्रतिज्ञा-पालनमें ही है। जो अपनी टेकको निबाह नहीं 
सकते, उन लोगोंसे काम. लेकर आखिर मालिक भी कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। धामिक 
वृत्तिवाला मनुष्य दूसरेकी प्रतिज्ञाकों तुड़वानेमें कभी रस नहीं ढेता; कभी हाथ नहीं 
बँटाता । लेकिन आज मालिकोंके फर्जका विचार करनेकी फुरसत हमें नहीं है। वे अपना 
फर्ज समझते हैं। हम तो उनसे विनती ही कर सकते हें; छेकिन मजदूरोंकों इस समय 
अपना फर्ज पूरी तरह समझ लेनेकी जरूरत है। यह समय फिर लौटकर नहीं आयेगा। 

अब हम देखें कि मजदूर अपनी प्रतिज्ञा भंग करके क्या पा सकेंगे। आजकल 
हिन्दुस्तानमें ईमानदार आदमीकी होशियारीके साथ काम* करनेपर बीस-पच्चीस रुपये कहीं 
भी मिल सकते हैं। अतएवं मजदूरोंकी बड़ीसे-बड़ी हानि तो यही हो सकती है कि मालिक 
हमेशाके लिए उन्हें छोड़ दें, और उनको कहीं दूसरी जगह नौकरी करनी पड़े। 
समझदार मजद्ुुरको जान लेना चाहिए कि कुछ दिनोंकी कोशिशसे वह कहीं भी नौकरी 
पा सकेगा। लेकिन हम मानते हें कि मालिक इस आखिरी हृदतक जाना नहीं चाहते 
हैं। अगर मजदूर अपनी ठेकपट डटे रहेंगे, तो कठोरसे-कठोर दिल भी एक दिन 
पिघलेगा। 

मुमकिन है कि गैर-गुजराती मजदूरोंको (उत्तर भारतसे और दक्षिण भारत याती 
मद्राससे आये हुए मजदूरोंको) इस छड़ाईका पूरा खयाल न हो। हम अपने हज डक 
कार्मोमें हिन्दू, मुसलमान, गुजराती, मद्बासी, पंजाबी वगैराका कोई भेद नहीं रखते, न 
रखना चाहते हैँ। हम सब एक ही हैं, अथवा एक होना चाहते हैं। इसलिए गुजरातके 
बाहरसे आये हुए इन मजदूरोंको हमें हमदर्दीसि इस लड़ाईका मर्म समझाना चाहिए, 
और उनको यह बता देना चाहिए कि हमारे साथ रहनेमें उनका और सबका हिंत है। 

[गृजरातीसे |. 
एक धर्मयुद्ध 


१६७. अम्बालाल साराभाईको लिखे पत्रका सारांश" 


[ साबरमती ] 
मार्च १२, १९१८ 


आपका पन्न मुझे मिल गया और मेंने उसे पढ़कर फाड़ दिया। मेंने यह चाहा ही 
नहीं कि मजदूरोंपर दबाव डाला जाये। मजदूरोंपर दबाव डालनेवाले छोगोंके सम्बन्धमें 
आप अधिक निश्चित विवरण लिखेंगे, तो में जरूर कुछ बन्दोबस्त करूँगा। मजदूर काम- 
पर जाते हें या नहीं, इस बारेमें में उदासीन हूँ। किसी भी आदमीवो मिलमें जाते हुए 
जबरन न रोकनेकी हिदायत में देता रहा हूँ। में यह कदापि नहीं चाहता कि किसी 
मजदूरको उसकी इच्छाके विरुद्ध मिलमें न जाने दिया जाये | कोई मजदूर मिलमें जानेंकी 
इच्छा प्रकट करे तो में उसे खुद मिलमें छोड़ आनेके लिए तैयार हूँ। मजदूर कामपर 
जाते हैं या नहीं जाते, इस बारेमें में बिलकुल उदासीन हूँ। 
आपने मुझे जैसा काम सौंप रखा है, उसे देखते हुए में आपके साथ रहनेका आनन्द 
कैसे ले सकता हूँ? आपके बच्चोंसे मिलनेंकी मेरी बहुत इच्छा है, परन्तु अभी तो यह 
भी कैसे सम्भव है? यह सब तो भविष्यकी बात है। 
[गृजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१६८- अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल 


मार्च १३, १९१८ 
पत्रिका -- १३ 

ऐसी अफवाह हमारे सुननेमें आईं है कि बहुतेरे मजदूर कामपर जानेको तैयार हैं, 
लेकिन दूसरे मजदूर उन्हें जोर-जुल्मके साथ, मार-पीटकी धमकी देकर रोके हुए हैं। हरएक 
मजदूरको हमारी यह प्रतिज्ञा याद रखनी चाहिए कि अगर मजदूर दूसरोंको दबाकर या 
धमकाकर कामपर जानेसे रोकेंगे, तो हम उनकी मदद न कर सकेंगे। इस छड़ाईमें जीत 
उसीकी होगी, जो अपनी टेकपर अड़ा रहेगा। टेक किसीसे जबरदस्ती नहीं पलछवाई जा 
सकती। यह चीज ही ऐसी है कि जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। अपनी टेकपर कायम 


१, मद॒दिवसाईने डापरोमें लिखा है: गांधीजी नहीं चाहते थे कि किसी भी रूपमें इस पत्रकी कोई 
नकल रखी जाये, किन्तु स्वतिसे श्सक्रा सारांश तैयार करके रखनेपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । 
२६ यह पत्रिका तालाबन्दी समाप्त द्वोनेके दूसरे दिंन निकाली गई थी । 


२३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रहकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आदमी मारे डरके कोई काम न करे, वह 
किस बलपर आगे बढ़ सकता है? उसके पास तो कुछ रहता ही नहीं। अतएव हर 
मजदूरको यह याद रखना चाहिए कि वह किसी भी दूसरे मजदूरपर किसी प्रकारका 
दबाव न डाले। अगर दबावसे काम लिया गया, तो सम्भव है कि सारी लड़ाई कमजोर 
पड़ जाये और एकदम बैठ जाये। मजदूरोंकी छड़ाईका सारा दारोमदार उनकी माँगपर 
और उनके कार्यकी न्‍्यायोचिततापर है। अगर माँग अनुचित है, तो मजदूर जीत नहीं 
सकते | और अगर वह उचित है किन्तु उसको पानेके लिए अन्यायसे काम लिया जाये, झूठ 
बोला जाये, दंगा-फसाद किया जाये, दूसरोंको दबाया जाये, आलूस्य किया जाये, और 
फिर इनसे होनेवाले दुःख उठाने पड़ें, तो उस हालतमें भी बे हार जायेंगे। किसीको न 
दवाना और अपने गुजारेके लिए आवश्यक मजदूरी करना ये इस लड़ाईकी बहुत जहरी 
दरतें हैं। 

[ गुजरातीसे | 

एक पधर्मेयुद्ध 


१६९. भाषण : अहमदाबादकी सभासें' 
ह माचे १३, १९१८ 


में श्रीमती एनी वेसेंटका पूरा-पूरा परिचय देनेमें असमर्थ हूँ। मेरा तो यह खयाल 
है कि कोई भी व्यक्ति उनका परिचय नहीं दे सकता। में उन्हें तीस वर्षोसे जानता हूँ 
परन्तु इतने वर्षोसे वे मुझे जानती हों--सो नहीं कहा जा सकता। में अपने वाल्य- 
काल्‍हसे ही उनके कार्योंका अवलोकन करता आया हूँ। होमरूल शब्द भारतवर्षमें चारों 
ओर फैल गया है और बड़े-छोटे सभी प्रकारके गाँवोंमें भी उसका प्रवेश हो चुका है-- 
यह सब करामात इन्हीं बहनकी है। मेंने अनेक बार कहा है कि मेरे तथा उनके बीच 
मतभेद रहे हैं और वे रहेंगे। आज भी बहुतसे मतभेद हें । यदि होमरूल आन्दोलनकी बाग- 
डोर मेरे हाथमें होती तो में उसे कुछ भिन्न ढंगसे संचालित करता। किन्तु मुझसे उनकी 
पूजा किये विना, उन्हें सम्मानित किये बिना-- उनके गुणोंकी प्रशंसा किये विना नहीं 
रहा जाता। कारण यह है कि उन्होंने अपनी आत्मा भारतको अपित कर दी है। वे 
भारतके लिए ही जीती हें और यही उनकी महत्त्वाकांक्षा है। उनसे सैकड़ों गलतियाँ हों 
तो भी हम उनकी इज्जत करेंगे। में समझता हूँ कि अहमदाबादने इतना बड़ा उपकार 
करनेवाली बहनको सम्मानित करके स्वयं अपना अपूर्व मान किया है। आज जो व्याख्यान 
दिया जानेवाला है उसके विषयको देखते हुए कहा जा सकता है कि उपस्थित श्रोता 
उसके अनुरूप नहीं हैं। श्रीमती बेसेंटने अभी-अभी मुझसे कहा है कि इस श्रोता-समाजके 


१. सभाका आयोजन श्रीमती एनी वेसेंटका भाषण .सुननेके लिए हुआ या; वे “ राष्ट्रीय शिक्षा ” पर 
बोलनेवाली थीं। समाकी मध्यक्षता गांधीजीने की थी । 


भाषण : अहमदाबादकी सभामें २३९ 


सामने स्वराज्यपर भाषण देना तो ठीक होगा परन्तु राष्ट्रीय शिक्षापर बोलना बेकार- 
सा है| इस सभामें जितने शिक्षित व्यक्ति होने चाहिए थे उतने मौजूद नहीं हें। फिर 
भी वे आपके सामने बोलेंगी। में जो आपके सामने गुजरातीमें बोल रहा हूँ, उनकी अनु- 
मतिसे बोल रहा हूँ । मुझे आपके समक्ष अपने विचार गुजरातीमें ही व्यक्त करने चाहिए। 
उनके भाषणका भावार्थ गुजरातीमें बादमें सुना दिया जायेगा। उन्होंने वर्तमान बाता- 
वरणमें जो आन्दोलन खड़ा किया है उससे अनेक लाभ हुए हें। भारत उनकी संगठन- 
शक्ति और उनकी भाषण कला और उनके कार्योंसे लाभान्वित हुआ है। उन्हें सम्मानित 
करनेका सबसे पहला कदम शान्तिपूर्वक उनका भाषण सुनना है। 


[ गुजरातीसे 
प्रजाबन्धु, १७-३-१९१८ 


१७०. भाषण: अहमसदाबादकी सभामें' 


मार्च १३, १९१८ 


भाषणके प्रारम्भमें गांधीजीने सभासें उपस्थित लोगोंसे शान्त रहनेको कहा और 
सभाओंमें समयपर आतनेका महत्त्व समझाया। उन्होंने यह भी कहा कि अब बादसें 
आलनेवाले लोगोंको फाटकके बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। 

आजके भाषणका विषय हमारे ही हितसे सम्बन्धित है और वह स्वराज्यके बारेमें 
है।. धन, सम्मान और शक्ति ये सब वबस्तुएँ स्वराज्यमें ही निहित हें। इस महिलाके 
भाषणकी एक बात हमें और वैसे ही सरकारकों भी हृदयंगम कर लेनी चाहिए और 
वह बात यह है कि भारतमें या तो स्वराज्य होना चाहिए या भूख-हड़ताल होनी चाहिए। 
यह बातः सब लोगोंको समझ लेनी है। भारत फिलहाल सत्ताके अभावमें दिन-प्रतिदिन 
निर्धन होता जा रहा है और गरीबी इस अवस्था तक पहुँच गई है कि जिसके कारण 
हजारों व्यक्तियोंको अकरणीय कायें करने पड़े हें। भूख हड़तालका अथे यह है कि चार 
दिनोंसे भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता ? श्रीमती बेसेंट आज इसी बातको स्पष्ट 
करनेके लिए भाषण देनेवाली हैँ। यदि श्रीमती बेसेंटके कुछ आलोचकोंको सफलता 
मिलती है तो उसका कारण केवल यही है कि वे कर्मठ हें और अपने कार्यमें लीन रहती 
हैं। उसमें उन्होंने अपना तन, मन और धन न्‍्योछावर कर दिया है। वे जो-कुछ कहना 
चाहती थीं उसे वे हमारे सामने रख चुकी हैं परन्तु उनके सुझाये मार्गफपर चलकर हम 
अपने लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं कर सकते; हमारा बेड़ा तो अपने ही मार्गपर चलनेसे पार 
हो सकता है। आज अहमदाबादने उनका जो सम्मान किया है वह यदि सच्चे हृदयसे 
स्फूरित हुआ है तो आप लोग ईर्वरसे यह प्रार्थना करें कि उसने जो शक्ति उन्हें दी है 


१. शामको गांधीनीकी अध्यक्षतामें एक और सभा हुई थी जिममें श्रीमती वेसेंटने हर वर्तमान राजनीतिक 
स्थितिमें इमारा कत्तैव्य ” विधषपर भाषण दिया था । 


२४० सम्पृर्ण गांधी वाहुमय 


वही हमें भी दे। इसी भावसे आप उनका व्याख्यान शान्तिपूर्वक सुनियेगा। जो अंग्रेजी 
नहीं समझते वे छोग कल सुबह इस भाषणका अनुवाद पढ़ सकते हैं। 


सभाकी कारेंबाई समाप्त करते हुए श्री गांधीने कहा कि श्रीमती बेसेंटके भाषणका 

गुजरातीमे अनुवाद किया जाना चाहिए और उस अनुवादकी प्रतियाँ लोगोंमें वितरित की 
जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहां कि यह भाषण ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। तत्पदचात्‌ 
गांधीजीन उन लोगोंके नाम पढ़ सुनाये जिन्होंने श्रीमती बेसेंटको पैसोंकी थैलियाँ भेंठ की 
थीं और उन्हें धन्यवाद दिया। अन्‍्तमें उन्होंने सबको श्रीमती बेसेंटके भाषणपर मनन 
करनेकी सलाह दी। 

[ गुजरातीसे | 

प्रजाबन्धु, १७-३-१९१८ 


१७१. भाषण: अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी सभामें 


[मार्च १५, १९१८ से पूर्व |' 
आप यन्त्रोंको “निरे ढाँचे ”' कहकर उनका मज़ाक उड़ाते हें, यह उचित नहीं है। 
बेचारे यन्‍्त्रोंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। अभी करू आप उन्हींकी मददसे 
अपनी रोजी कमाते थे। इसीलिए अपने कवियोंसे में निवेदन करूँगा कि वे कड़वी बातें 
न कहें; मालिकोंपर किसी तरहके आक्षेप न करें। यह कहनेमें कोई सांर नहीं कि 
हमारी वजहसे मालिक मोटरोंमें सैर करते हैँ। ऐसी बातोंसे हमारी कीमत घटती है। 
में तो यह कहता हूँ कि सम्राट्‌ जॉर्ज भी हमारे प्रतापसे अपना राज्य चलाते हैं। लेकिन 
इन बातोंसे हमारी कोई कीमत नहीं रहती। यह कहकर कि अमुक आदमी बुरा है, 
हम अच्छे नहीं बन जाते। बुरेकी बुराईको देखनेवाला ऊपर बैठा हुआ है। वह उसे 
सजा देता है। हम न्याय करनेवाले होते कौन हें? हम तो सिर्फ यही कहें कि मिल- 
मालिक हमें ३५ प्रतिशत भत्ता नहीं देते, यह उनकी भूल है।' 
[ गृजरातीसे ] 
एक धर्मेयुद्ध 


१. स्पष्ट है कि यह भाषण उपवासंके पूर्व दिया गया था । 
२, एक मजदूर-कविने मिलोंकी दँसी करते हुए सभामें एक व्यंग्य-कंविता पढ़ी थी । 
३. भाषणका शेष हिस्सा उपलब्ध नहीं है । 


१७२: सिल-सजदूरोंके हितैषियोंको उत्तर' 


[मार्च १५, १९१८से पूर्व | 

अगर मजदूर इस आशासे सत्याग्रहमें शामिल हुए हों कि आप पैसे-टकेसे मदद करके 

सत्याग्रह करायेंगे, अथवा अपनी आ्थिक मददसे उनको इस लड़ाईमें टिकाये रखेंगे, तो 

फिर सत्याग्रहका अर्थ ही क्या हुआ ? उसका महत्त्व क्या रहा ? सत्याग्रहकी खूबी तो 

इसीमें है कि सत्याग्रही सब तरहके दुःखोंको राजी-खुशी सहन करें। वे जितना अधिक 

दुःख सहते हूँ, उतनी ही अधिक उनकी परीक्षा होती है। 

[गुजरांतीसे | 
एक धर्मयुद्ध 


१७३ अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी हड़ताल 


माचे १५, १९१८ 
पन्निका -- १४ | 


जैसे धनवान्‌का हथियार धन है, वैसे ही मजदूरी मजदूरका हथियार है। अगर 
धनवान्‌ अपने घनका उपयोग न करे, तो भूखों मरे। इसी तरह मजदूर अपने धन -- 
मजदूरी -- को काममें न लाये, वह मजदूरी न करे, तो उसे भूखों मरना पड़े। जो मज- 
दूरी नहीं करता, वह मजदूर कैसा ? जो मजदूर मजदूरी करनेमें शरमाता है, उसे खाने- 
का कोई अधिकार ही नहीं । इसलिए अगर मजदूर इस महान्‌ लड़ाईमें अपनी प्रतिज्ञाका 
पाछन करना चाहते हैँ, तो उन्हें मजदूरी करना सीख लेना होगा। चन्दा इकट्ठा करके 
और बेकार रहकर जो लोग चन्देके पैसेसे अपना पेट भरते हें, उन्हें जीतनेका-कोई हक 
नहीं । मजदूर यह लड़ाई अपनी टेकके लिए लड़ रहे हैं। कहना होगा कि जो बिना 
काम किये खाना चाहते हें, वे नहीं जानते कि टेक क्या चीज है। जो हयादार हैं, और 
जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, वे ही टेक निबाहते हेँं। जो सार्वजनिक चन्दोंकी रकमसे 
बिना हाथ-पर हिलाये जीना चाहते हें, उन्हें हयादार कौन कहेगा ? इसलिए हमारा फर्ज 
है कि हम किसी-न-किसी तरहकी मजदूरी करके अपना गुजारा करें। मजदूरका मजदूरीसे 
'जी चुराना ऐसा है, जैसा शक्‍करका मिठास छोड़ देना। 


१. भहमदाबादके मिल-मजदूरंकि हितैषियोंकों दिया गया यह उत्तर किसी पत्रका भंश है या जवानी 
बातचीतका यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

२. जाहिर है कि यद उत्तर गांवीजीने मजदूरोंके पक्षमें अपना उपवास शुरू करनेसे पहले दिया होगा । 

३- यह पत्रिका गांधीजीने जिस दिन उपवास मारम्भ किया उस दिन प्रकाशित हुई थी । 


१४-१६ 


र्थर सम्पूर्ण गांधो बाइमय 


यह्‌ लड़ाई सिर्फ ३५ प्रतिशत बढ़ोतरी पानेके लिए नहीं है, वल्कि 
करनेके लिए है कि मजदूर अपने हकके लिए मुसीवतें उठानेको पा ह रा हक 
अपनी टेककी रक्षाके लिए है। हम अपनी तरक्कीके खयालसे, यानी अच्छे वननेके लिए 
इसे चला रहे हैं। अगर हम सार्वजनिक घनका दुरुपयोग करते हैं, तो अच्छे बल 
बदले विगड़ते हैं। अतएव हम किसी भी तरह सोचें, नतीजा यही निकलेगा कि हमें मज- 
हरी करके ही अपना पोषण करना है। शीरीके खातिर फरहादने पत्थर तोड़े थे। मज- 
दूरोंकी शीरीं उनकी टेंक है, उसके लिए वे पत्थर क्‍यों न फोड़ें ? सत्यके लिए हरिद्वन्ध 
विके। अगर मजदूरी करनेमें दु:ख है तो क्या अपने सत्यके लिए मजदूर उतना दुःख 
न सहेंगे ? देककी खातिर हजरत इमाम हसन और हुसैनने वड़ी-बड़ी तकलीफें उठाईं। 
हेम अपनी टेक निवाहनेके लिए क्‍यों न मरनेकी तैयार रहें? हमें घर बैठे पैसे मिलें, 
और उनपर हम लड़ें, तो यह कहना ही गलत होगा कि हम लड़े। 

इसलिए हमें उम्मीद है कि हरएक मजदूर अपनी टेककी रक्षाके लिए मजदूरी करके 
अपना पेट पालेगा और दृढ़ रहेगा। अगर यह लड़ाई देर तक चली, तो उसका कारण 
हमारी कमजोरी ही होगी। जबतक मिल-मालिकोंको यह खयाल रहेगा कि मजदूर दूसरी 
मजदूरी नहीं करेंगे और आख़िर हार जायेंगे, तवतक वे पसीजेंगे भी नहीं और विरोध 
करते रहेंगे। जबतक उन्हें यह्‌ विश्वास न हो जायेगा कि मजदूर अपनी टेक कभी छोड़ेंगे 
ही नहीं, तबतक उन्हें दया नहीं आयेगी और वे अपने मुनाफेसे हाथ घोकर भी विरोधी 
बने रहेंगे। जिस दिन उन्हें विश्वास हो जायेगा कि मजदूर अपनी टेक किसी भी दक्षामें 
नहीं छोड़ेंगे, उस दिन वे जरूर पसीजेंगे और तब वे मजदूरोंका स्वागत करेंगे। आज 
तो उनका यह खयाल है कि मजदूर दूसरी मजदूरी करेंगे ही नहीं, और आज या करू 
घूटने टेक देंगे। अगर मजदूर अपने गुजारेके लिए दूसरोंके पैसेका सहारा लेंगे, तो मालिक 
सोच लेंगे कि यह पैसा तो किसी-न-किसी दिन खत्म होने ही वाला है। इसलिए वे 
मजदूरोंको न्याय न देंगे। जित मजदूरोंके पास खाने-पीमेका साधन नहीं है, वे अगर 
मजदूरी करने रंग जायेंगे, तो मालिक भी समझ लेंगे कि जल्दीसे ३५ प्रतिशत इजाफा 
न दिया, तो वे मजदूरोंको हाथसे खो वैठेंगे। इस तरह लड़ाईको बढ़ाने या घटानेवाले 
हम ही हैं। इस समय ज्यादा दुःख सहकर हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर 
दुःख नहीं सहैंगे, तो लड़ाई जरूर आगे वढ़ेगी। हमें आशा है कि इन सब. वातोंको 
सोचकर जो आज कच्चे पड़ गये हैं, वे झट पक्के बन जायेंगे। 


खास सूचता 


कुछ मजदूरोंका यह खयाल हो गया है कि जो कमजोर पड़ गये हें उनको शह- 
जोर वननेके लिए समझाया नहीं जा सकता। यह खयाल विलकुल अनुचित है। जो किसी 
भी कारणसे कच्चे पड़ गये हें, उनको विनयपूर्वक समझाना हममें से हरएकका कीम 
है। जो लड़ाईसे वाकिफ नहीं हूँ, उन्हें समझाता भी हमारा काम है। हमारा कहना 
तो यह है कि हमें किसीको घमकाकर, झूठ बोछकर, मारकर या दूसरा कोई दत 
डालकर रोकतः नहीं है। जो समझानेपर भी त समझें और कामपर जाना चाहें, वे 


भाषण : अहमदाबादके मिक-मजदूरोंकी सभामें २४३ 


भले जायें। हमें उससे विछकुल निडर रहना है। जबतक एक भी आदमी बाहर रहेगा, 
हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे । 
[गुजरातीसे | 


एक धर्मयुद्ध 


१७४. भाषण : अहसदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभासों 


[ मार्च १५, १९१८ |! 


आप लोगोंको पता चला होगा कि आज़ सुबहकी सभामें क्या-क्या हुआ। कइयोंको 
बड़ा सदमा पहुँचा; कई रो पड़े | में नहीं समझता कि सुबह जो-कुछ हुआ, वह गरूत 
हुआ या शरमाने जैसा हुआ । जुगलदासकी चालवालोंनें जो टीका की, ' उससे मुझे गुस्सा 
नहीं आया, उलटे उससे तो मुझे अथवा जिन्हें हिन्दुस्तानकी कुछ सेवा करनी है उनको, 
बहुत-कुछ समझ लेना है। में मानता हूँ कि अगर हमारी तपस्या, यानी समझकर दुःख 
सहनेकी शक्ति, सच्ची है, तो वह कभी निष्फल नहीं हो सकती --- उसके सुफल फलकर 
ही रहेंगे। मेंने आपको एक ही सलाह दी। आपने उसके अनुसार प्रतिज्ञा ली। इस युगमें 
प्रतिज्ञाका मूल्य, टेककी कीमत, नष्ट हो गई है। छोग जब चाहते हैं और जिस तरह 
चाहते हैं, ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, और इस तरह प्रतिज्ञाका पानी उतार देनेसे मुझे 
दुःख होता है। साधारण आदमीको बाँधनेके लिए प्रतिज्ञासे बढ़कर दूसरी कोई डोर 
नहीं । परमात्माको अपना साक्षी बनाकर जब हम किसी कामको करनेके लिए तैयार 
होते हैं, तो वही हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है। जो उन्नत हें, वे बिना प्रतिज्ञाके भी अपना 
काम चला सकते हें। लेकिन हमारे समान अवनत या पिछड़े हुए लोग वैसा नहीं कर 
सकते । हम लोगोंके लिए, जो जीवनमें हजारों बार गिरते हेँ, इस. तरहकी प्रतिज्ञाओंके 
बिना ऊपर चढ़ना असम्भव है। आप मंजूर करेंगे कि अगर हमने प्रतिज्ञा न ली होती 
और रात-दिन उसका रटन न किया होता, तो हममें से बहुतेरे कभीके फिसल चुके होते। 
आप छोगोंने ही मुझसे कहा है कि इससे पहले इतनी शान्तिसे चलनेवाली कोई हड़ताल 
आपने नहीं देखी। फिसलने या हारनेका कारण पेटकी आग है। मेरी सलाह है कि आप 
लोगोंको पेटकी इस आँचको सहकर भी अपनी टेकपर कायम रहना चाहिए। इसके साथ 
ही मेरी और भेरे साथ काम करनेवाले भाई-बहनोंकी भी यह प्रतिज्ञा है कि किसी भी 
दशामें हम आपको भूखों न मरने देंगे। अगर हम अपने सामने आपको भूखों मरने दें, 
तो आपका फिसलना --- पीछे हटना --- स्वाभाविक है। इस तरहकी दृहरी सलछाहके साथ 
एक तीसरी चीज़ और रह जाती है। वह यह कि हम आपको भूखों न मारें, बल्कि 
आपसे भीख मँगवायें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो भगवान्‌के सामने गुनहगार ठहरते 


१. जिस दिन उपवास शुरू हुआ उस दिन श्ञामकों बद भाषण दिया गया था । 

२. एक दिन पूर्व जब छगनलाल गांधी इस चाल्में रहनेवाले मजदूरोंते सुबदकी सभामें आनेका 
अनुरोध करनेके लिए वहाँ गये थे तब उन लोगोंने ताना मारते हुए कहां था: “ गांधीजी मौर अनपथा- 
वैनका क्या? उन्हें तो मोटरमें आना और मोट्रमें जाना और वबढ़िया-बढ़िया खाना-पीना । लेकिन हम 
तो मर रहे हैं । निरे सभाभोमें उपस्थित होनेसे पेट थोढ़े दी भर सकता है ।”” 


३४४ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


हैं, चोर सावित होते हूँ। छेकिन यह में आपको किस तरह समझाऊँ कि आप मजदूरी 
करके अपना पेट भरिये । में मजदूरी कर सकता हैं, मेंनें मजदूरी की है। आज भी 
करना चाहता हूँ, पर मुझे मौका नहीं मिलतता। मुझे अभी बहुत्त-कुछ करना है, इसलिए 
सिर्फ कसरतके तौरपर थोड़ी मजदूरी कर लेता हूँ। अयर आप मुझसे यह कह कि 
हमने तो करबेकी मजदूरीकी है; इसरी मजदूरी हम नहीं कर सकते, तो क्या यह कहना 
आपको शोभेगा ? हिन्दुस्तानमें इस तरहका वहम घुस गया है। उसूलन यह ठीक है कि 
एक आदमीकों एक ही काम करना चाहिए, लेकिन जब इसका उपयोग बचावके तौर- 
पर किया जाता है, तो वात विगड़ जाती है। मेंनें इस मसलेपर बहुत सोचा है। जब 
मुझपर दो एक सीधे हमले हुए, तो मेंने सोचा कि अगर मुझे आप लोगोंसे आपका अपना 
धर्म पलवाना हो, प्रतिज्ञा और मजदूरीकी कीमत आपको समझानी हों, तो मुझे आपके 
सामने इसका कोई जीता-जांगता सबूत पेश करना चाहिए। आपके साथ हम लोग कोई 
खिलवाड़ नहीं कर रहे हँ; कोई नाटक नहीं दिखा रहे हैँ। जो वातें हम आपसे कहते 
हैं, उन्हें हम स्वयं भी पालनेको तैयार हैं, यह में आपको कैसे समझाऊँं? में कोई पर- 
मात्मा या खुदा नहीं हूँ कि किसी दूसरे तरीकेसे सव आपको दिखा दूँ। में तो आपके 
सामने कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप भी समझ जायें कि इस आदमीके 
साथ तो साफ वात करनी होगी, नाटक-चेटकसे काम नहीं चलेगा। दूसरा कोई छालच 
या धमकी देकर भी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करवाया जा सकता। छाछूच तो केवल प्रेमका 
ही दिया जा सकता है। जिसे अपना धर्म प्यारा है, ठेक प्यारी है, देश प्यारा है वही 
अपनी टेकपर कायम रह सकता है, इसे आप समझ सकते हैं। 

मुझे इस तरहकी प्रतिज्ञाएँ छेनेकी आदत है, छेकित इस डरसे कि कहीं छोग उनकी 
झूठी नकछू न करें, में प्रतिज्ञा करना ही छोड़ देता हूँ। किन्तु मुझे तो करोड़ों मजहू- 
रोके सम्पर्कमें आना है। अतएवं उसके लिए मुझे अपनी आत्मा साथ खुलासा कर 
लेनेकी जरूरत रहती है। में आपको यह दिखाना चाहता था कि आप छोगींके साथ 
मुझे खिलवाड़ नहीं करना है। 

मैंने आपको अबने कार्य द्वारा यह दिखानेकी कोशिश की है कि प्रतिज्ञाका जो 
मूल्य में आँकता हूँ, वही आप भी आँके। आपने एक काम कर दिखाया है। आपके 
दिलमें यह खयाल आ सकता था; “हमें आपको प्रतिज्ञासे क्या मतरूूब ? हम टिक 
नहीं सकते। हम तो कामपर जायेंगे। ” लेकिन आपने यह नहीं सोचा। आपने हमारी 
सेवाको पसन्द किया। और मेने आपकी बहुत कीमत आँकी। आपके साथ मरना मुझे 
सुन्दर छगा; आपके साथ-साथ तरना भी मुझे सुन्दर मालूम हुआ. 

[गुजरातीसे | 
एक घर्मेयुद्ध 


१. भाषणका वाक़ी द्विस्सा उपलब्ध नहीं है। गांधीजोंके उपवाससे सभी छोग चिन्तित हो उठे थे। 
मिल-मालिकोंने उनसे उपवात छोड़ देनेके लिए वहुत आम्रद् किया और वे उनकी खातिर ३५ अतिशत 
भी देनेको तैयार हो गये । गांवीजीने श्स बातसे श्नक्वार करते हुए कहा, “ सुशरर दया करके नहीं, 
वस्कि मजदूरोंकी अतिज्ञाक्ा आदर करके उनके साथ न्याप करनेंके लिए उन्हें १५ प्रतिशत दीजिये ।* 


१७५. अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल 


[मार्च १६, १९१८ |! 
पत्रिका -- १५ 


गांधीजीकी प्रतिज्ञाका हेतु और अर्थ समझ लेना जरूरी है। याद रखने योग्य पहली 
बात यह है कि उन्होंने मालिकोंपर असर डालनेके लिए अपना ब्रत शुरू नहीं किया। 
अगर इस हेतुसे न्रत लिया जाये, तो उससे हमारी लड़ाईको धक्का पहुँचेगा और हमारी 
वदनामी होगी । मालिकोंसे हम इन्साफ चाहते हैँ, महज दया नहीं चाहते। जितनी दया 
चाहते हैं, वह मजदूरोंको मिले तो अच्छा । हम यह मानें कि मजदूरोंपर दया करना 
मालिकोंका फरजं है। छेकिन गांधीजीपर दया करके वे मजदूरोंको ३५ प्रतिशत इजाफा 
दें, और मजदूर उसे छें, तो उसमें हमारी ही हँसी होगी। मजदूर ऐसा इजाफा स्वीकार 
नहीं कर सकते। अगर गांधीजी मालिकोंके अथवा सर्वसाधारणके साथके अपने सम्बन्धका 
ऐसा -उपयोग करें, तो कहा जायेगा कि उन्होंने अपनी स्थितिका दुरुपयोग किया है। 
इससे गांधीजीकी प्रतिष्ठा घटेगी। गांधीजी उपवासका मजदूरोंकी तनख्वाहके साथ क्‍या 
म्बन्ध हो सकता है ? ५० आदमी मालिकोंके घर जाकर अनशन करें, किन्तु यदि मज- 
दूरोंको ३५ प्रतिशत इजाफा पानेका हक न हो, तो मालिक उनकी माँग कैसे स्वीकार 
कर सकते हें ? अगर इस तरह हक हासिल करनेका रिवाज चल पड़े, तो जन-समाजका 
काम चलना करीब-करीब असम्भव हो जाये। गांधीजीके इस उपवासपर मिल-मालिक 
न तो ध्यान दे सकते हैं, न उन्हें ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह भी नहीं हो सकता 
कि गांधीजीके ऐसे कार्यका प्रभाव मालिकोंपर बिलकुल ही न पड़े। 
जिस हृदतक यह प्रभाव पड़ेगा, उसका उतना ही दुःख हमें होगा। किन्तु यदि 
गांधीजीके उपवाससे दूसरे महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हों, तो हम उनका त्याग न करें। 
जिस हेतुकी सिद्धिके लिए उपवास शुरू किया गया है, उसपर भी थोड़ा विचार कर 
लें। गांधीजीने महसूस किया कि मजदूरोंके मनमें प्रतिज्ञाका महत्त्व कम होने लगा है। 
अपनी कल्पित भूखके डरसे उनमें से कुछ प्रतिज्ञा तोड़नेको तैयार हो गये थे। दस हजार 
आदमियोंका अपनी प्रतिज्ञासे मुँह मोड़ना एक असह्यन्सी बात है। प्रतिज्ञाका पालन न 
करनेसे आदमी कमजोर पड़ता है, और अन्‍्तमें अपनी मनुष्यतासे हाथ धो बैठता है। 
इसलिए आज प्रतिज्ञा-पालनके काममें छोगोंकी भरसक मदद करना, यह हम सबका धर्म 
बन गया है। गांधीजीने सोचा कि अगर वे उपवास करेंगे, तो यह साबित हो सकेगा कि 
वे स्वयं प्रतिज्ञाको कितना महत्व देते हैं। फिर मजदूर भूखों मरनेकी बात कर रहे थे। 
गांधीजीका कथन है कि भूखों मरकर भी प्रतिज्ञा पानी चाहिए। इसका पालन उन्हें 
तो सचमुच करना ही चाहिए। और यह तभी सच हो सकता है, जब वे खुद भखों 


२. यह पत्रिका उपवासके दूसरे दिन निकली होगी । उसके अगले दिन, यानी ता० १७को पत्रिका 
श्री शंकरलाल बंकरने निकाली थी । ता० १८ के सुबह समझौता हो यया था । 


32 सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


मरनेंको तैयार हों। मजदूर कहने छूगे कि वे मजदूरी नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें पैसेकी 
मददकी जरूरत तो है। गांधीजीको यह चीज बहुत भयावनी मालूम हुईं। मजदूरोंके ऐसे 
व्यवहारसे देशमें जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उसका कोई पार ही न रहेगा। मजदूरी 
करनेमें जो कष्ट है, उसे सह लेनेकी बात लोगोंकों पुरअसर ढंगसे समझानेका गांधीजीके 
पास एक ही तरीका था। वह यह कि वे खुद कष्ट उठायें। वे खुद मजदूरी तो करते 
थे, छेकिन उतना काफी न था। उपवासको उन्होंने कई दृष्टियोंसे अर्थ-साधक समझा और 
शुरू किया। अब यह उपवास तभी छूट सकता है, जब या तो मजदूरोंको ३५ प्रतिशत 
इजाफा मिल जाये, या वे अपनी प्रतिज्ञासे ढल जायें। नतीजा वही हुआ, जो सोचा 
था। जो लोग प्रतिज्ञा लेनेके वक्‍त हाजिर थे, उन्होंने वह देखा भी | मजदूर जागे, उन्होंने 
मजदूरी करता शुरू किया, उनका धर्म और उनका ईमान बचा। 

मजदूर अब यह समझ चुके हें कि अगर वे अपनी प्रतिज्ञापर कायम रहेंगे, तो 
उन्हें इन्साफ मिलेगा। गांधीजीकी प्रतिज्ञासे उनका बल बढ़ा है, लेकिन जुझना तो उन्हें 
अपनी ही ताकतपर है। मजदूरोंका उद्धार मजदूरोंके हाथमें है। 


[ गुजरातीसे | 
एक घममपुद्ध 
१७६. पत्र: बम्बईके गवन्नेरकों 
[मार्च १७, १९१८ से पृ] 
[ महानुभाव, | 


आशा है, मैंने और मेरे मित्रोंने जाँच-पड़ताल करके जो तथ्य प्राप्त किये हैं, उनके 
आधारपर तथा महामारी, प्लेग और निर्वाह-व्ययकी वृद्धिसे उत्पन्न कष्टोंको ध्यानमें 
रखते हुए या तो छगगानकी वसूली मुलतवी कर दी जायेगी, या मेरे मूल सुझावके अनु- 
सार किसी स्वतन्त्र निकाय हारा सारे मामछेकी जाँच करवाई जायेगी। लेकिन, यदि मेरे 
इस अन्तिम निवेदनकी उपेक्षा कर दी जाती है और जायदादें छीनी, बेची अथवा जब्त 
की जाती हैं तो मुझे काइतकारोंको खुलेआम छगान न अदा करनेकी सलाह देनेको विवश 
हो जाता पड़ेगा।' 

खेड़ा जिलेमें सर्वप्रथम प्रवेश करते समय मैंने आपको आइवासन दिया था कि कोई 
भी उम्र मार्ग अपनानेसे पूर्व में आपको सूचना दे दूँगा। मुझे आशा है कि इस पत्रमें 


१, अफपरोंने जोर-जबरदस्ती करके किसानोंसे यह कहलवा लिया था कि छगान चुकानेकी द््सि 
फल काफी हुई है । गांधीजीने इस जोर-जवरदस्तीका विरोध किया । कमिश्नर प्रैश्ने गांधीजी तथा 
उनके सहयोगिषोंकी वातसे असहमति व्यक्त करते हुए कहा .कि किसानेकि लिए सही रास्ता यही दे कि 
वे बकाया रकम चुका दें | इन. सब वातोंकों ध्यानमें रखते हुए गांधीजीने गवर्नरकों पत्र लिखा था । 


प्रवचन : आश्रममें प्रार्थनाके वाद २४७ 


निवेदित विभिन्न तथ्योंपर आप ध्यान देंगे। यदि आप मुझसे मिलना चाहें तो में तुरन्त 
आ जाऊँगा।' 


[आपका, 
मो० क० गांधी | 
[ अंग्रेजीसे 
सरदार बल्लभभाई पटेल, खण्ड १ 


१७७. प्रवचन : आश्रमसमें प्रार्थनाके बाद 


मार्च १७, १९१८ 
मेने अभी जो कंदम' उठाया है, वह बहुत भयंकर है। किन्तु उसके पीछे एक बड़ा 
विचार है। यह भयंकर इसलिए है कि इसे सुलकर भारतमें जितने लोग मुझे जानते हें, 
उन सभीको बहुत दुःख होगा, वे अत्यन्त शोक प्रकट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मुझे 
अब उन लोगोंको एक सुन्दर तत्त्व समझानेंका अवसर भी मिकछा है। उस अवसरकों 
मुझे न चुकना चाहिए। इस विचारसे मेंने, यह कदम उठाया है। आप सबको 
उसका उद्देश्य समझएनेंके लिए में दो दिनसे वहुत अधीर रहा हूँ, किन्तु ऐसा शान्तिका 
समय मिल ही नहीं रहा था। यदि में प्रात:काल और संध्याकालकी प्रार्थनाके समय 
आश्रममें न रह सकूँ तो यह मुझे बहुत खलता है। और इसके अतिरिक्त कल तो 
संगोतशास्त्री आये थे; इसलिए उनका मधुर स्वर सुननेका सुख तो में हरगिज नहीं 
छोड़ सकता था। मैंने वहुत-से मोह छोड़ दिये हैँ, किन्तु अभी कई मोह मुझमें बचे हुए 
हैँ। आजकल तो, संगीतके बारेमें जितना मोह था, उतना संगीत मुझे आश्रममें उपलब्ध 
है। इसलिए कल अनसूयावहनका वहाँ रहनेका बहुत आग्रह होनेपर भी में यहाँ आ 
ही गया। ऐसे मौकेपर यहाँके संगीतसे मुझे बड़ी शान्ति मिलती है। आप लोगोंके 
सामने अपनी आत्मा उंडेलनेके लिए यही ठीक अवसर है। किसी अन्य समयमें जब 
आप अपने कत्तैंव्य-कर्ममें लगे हुए हों, तव उसे छुड़वाकर आपको यहाँ इकट्ठा करना भी 
ठीक नहीं। 
मुझे अपने देश भारतकी प्राचीन संस्कृतिमें से एक ऐसा तत्त्व मिला है, जिसे यदि 
यहाँ बैठे हुए हम थीड़ेसे लोग ही जान लें, तो भी समस्त जगत्‌के साम्राज्यका उपभोग 
कर सकते हैँ । किन्तु उस तत्वको दत्तानेसे पहले मुझे एक बात कहनी है।इस समय भारतमें 
एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पीछे छाखों लोग पागल हैँ, जिनके लिए देशके छाखों छोग 
अपने प्राण देनेको तैणार हो जायेंगे। वे व्यक्ति हें तिलक महाराज। मुझे कई वार ऐसा 


१. उत्तरमें १७ माचेक्रों गवनेरने इस प्रकार छिखा: “खेड़ा जिलेमें जो-कुछ हो रहा है, उससे 
सरकारने अपने-आपको पूरी तरह अवगत रखा है, और उसे पूरा सन्तोष है कि कल्वदर तथा राजस्व 


विभागके अधिकारियोंने निवम-कानूनकी सख्त पावन्दी रखते हुए जो-कुछ किया है, उसमें किसतानोंके 
हि्तोंका बरावर ध्यान रखा है।” - 


२. अमिप्राय मिल-मजदूरोंकी हड़ताल्के सम्वन्धमें अपने उपवासके निर्णयसे है । 


२४८ सम्पूर्ण गांधी बाइमसय 


लगता है कि तिछूक महाराजके पास यह वड़ी पूंजी है। यह उनका महावन है। उन्होंने 
” गीता-रहस्य ' भ्रन्थ लिखा है। किन्तु मुझे ऐसा लगता ही रहता है कि उन्होंने भारतकी 
प्राचीन भावनाकी, भारतकी आत्माको नहीं पहचाना और इसीलिए इस समय देशकी यह 
दशा बनी हुईं. है) उनके मतकी गहराईमें यही बात है कि हम यूरोपीयोंके जैसे बन जायें। 
आजकल यूरोपकी जैसी शोभा हो रही है -- अर्थात्‌ जिनके मनमें यूरोपीय विचार घृस गये 
हैं, उन्हें यूरोप जितना शोभायमान छगता है--व वैसा ही भारतको शोभायमान करना 
उनका उद्देश्य है। उन्होंने छः वर्ष तक कारावासका कष्ट सहन किया, यूरोपके ढंगकी वहा- 
दुरी दिखानेके लिए और इस विचारसे कि जो लोग इस समय हमें सता रहे हैं, वे यह 
देख लें कि हम जेलमें दस-बीस वर्ष कैसे रह सकते हैं । साइबेरियाकी जेंलोंमें रूसके बहुतसे 
बड़े-बड़े लोग उम्र-भर सड़े, परन्तु वे कोई आत्म-ज्ञानके कारण जेलमें नहीं गये थे। 
इस तरह जीवन गँवा देता अपना परम धन बेकार गँवा देने जैसा है। तिछक महा- 
राजने कारावासका यह कष्ठ आध्यात्मिक दृष्टिसे भोगा होता, तो आज हाछत दूसरी 
ही होती और उनकी जेल-यात्राके परिणाम दूसरे ही होते। में उन्हें यही बात समझाना 
चाहता हूँ। बहुत बार अत्यन्त विनयपूर्वक जितना मुझसे कहा जा सकता है उतना मेंने 
उनसे कहा है। हां, मैंने उन्हें यह बात स्पष्ट नहीं कही या लिखी। मैंने उन्हें जो-कुछ 
लिखा है, उसमें मेरा कहना गौण तो जरूर रह जाता है। किन्तु तिरक महाराजकी 
निरीक्षण-शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वे समझ जाते हैं। फिर भी यह्‌ बात ऐसी 
है कि कहकर या लिखकर नहीं समझाई जा सकती। उसका अनुभव करानेके लिए 
मुझे उन्हें प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहिए । परोक्ष रूपमें मेंने उन्हें कई बार कहा है, परन्तु 
प्रत्यक्ष दृष्टान्त देनेका अवसर मुझे मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और यह 
ऐसा ही अवसर है। कर 
ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हैं मदनमोहन मालवीय । भारतके नेताओंमें अर्थात्‌ राजनैतिक 
पुरुषोंमें और जिन्हें हम जानते हैं, उनमें वे इस समय पवित्रतम पुरुष है। अर पवित्र 
पुरुष तो बहुत होंगे। किन्तु इतने पवित्र होते हुए भी और धमेका ज्ञान रखते हुए भी 
उन्होंने भारतकी भव्य आत्माको अच्छी तरह नहीं पहचाना, ऐसा मुझ छत है | 
यह मेंने बहुत कह दिया। मालूवीयजी यह सुनकर भुझपर क्रोध कर सकते हैं कि यह 
बहुत अभिमानी मनृष्य है।” किन्तु बात विककुछ सच्ची है, इसलिए इसे कहते हुए 
मुझे जरा भी हिंचकिचाहट नहीं होती। मैंने उनसे वहुत बार कहा है। उनके साथ 
मेरा बहुत ही प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है, इसलिए मेने उनसे बहुत झगड़ा भी किया है। रे 
भी मेरे सारे तकके अन्तमें उन्होंने यही कहा हैं कि यह सारी बात सही है, पर वे 
मान नहीं सकते । उन्हें भी प्रत्यक्ष उदाहरण देनेका यह जे मुझे मिला है। में इस 
समय इन दोनोंको बता सकता हूँ कि भारतकी आत्मा क्या है। के हु 
बीस दिनसे में दस हजार मजंदूरोंसे मिलता-जुछता रहा हूँ न्होंने मेरे 0203 के 
या ईश्वरको बीचमें रखकर प्रंतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा लेते समय उन्होंने बहुत डाई 
दिखाया। वे छोग कैसे भी हों, परन्तु यह तो मानते ही हैं कि खुदा या कवर है।. 


१, भांडके जेलमें लिखित । 


प्रवचन : आश्रममें प्रार्थनाके बाद २४९ 


. उनकी धारणा यह थी कि उन्होंने वीस दिन प्रतिज्ञाका पाछलन किया, इसलिए 
भगवान्‌ उनकी मदद जरूर करेगा। किन्तु भगवान्‌ने इतने अर्सेमें मदद नहीं की और 
उनकी ज्यादा परीक्षा ली, इसलिए उनकी आस्था कमजोर पड़ गई। उन्हें यह महसूस 
हुआ; हमने इतने दिनोंतक इस एक व्यक्तिके कहनेपर भरोसा रखकर दुःख उठाया, 
परन्तु हमें कुछ न मिला | हमने इसका कहना न माना होता और दंगे-फसाद किये होते, 
तो हमें पेंतीस फीसदी तो क्‍या, उससे भी ज्यादा थोड़े ही समयमें मिल जाता।” यह 
उनके मनका विश्लेषण है। में इस स्थितिको कदापि सहन नहीं कर सकता। मेरे 
सामने ली हुई प्रतिज्ञा इस तरह आसानीसे तोड़ दी जाये और ईश्वरके प्रति श्रद्धा 
कम हो जाये, यह तो धर्मका लोप हुआ ही कहा जायेगा। और इस तरह जिस काममें 
में शामिल होऊँ, उसमें धर्मका छोप होता देखूँ, तो में भी जी ही नहीं सकता। मुझे 
मजदूरोंको यह समझाना चाहिए कि प्रतिज्ञा लेनेका क्या अर्थ है। इसके लिए में क्‍या 
कर सकता हूँ, यह भी मुझे उन्हें बताना चाहिए। यदि में उन्हें यह न बताऊं, तो में 
कायर कहलाऊँगा। यदि कोई व्यक्ति एक ब्यों [व्याम | कूद सकनेका दावा करे और 
एक बित्ता भी न कूद सके तो यह उसकी कायरता ही होगी। तब मैंने इन दस हजार 
लोगोंको पतनसे बचानेके लिए यह कदम उठाया। इसीलिए मेंने यह प्रतिज्ञा ली और 
उसका बिजलीका-सा असर हुआ। मेंने यह सोचा ही नहीं था। वहाँ हजारों आदमी 
थे। उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा वहने लगी। उन्हें अपनी आत्माका भान हुआ, 
उनमें चैतन्य आया और उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेका बल मिला। मुझे तुरन्त 
यह विश्वास हो गया कि भारतसे धर्मका लछोप नहीं हुआ है। यहाँके छोग आत्माकों 
'पहचान सकते हैँ। यह बात तिलक महाराज तथा मालवीयजीकी समझमें आ जाये, तो 
भारतमें जबरदस्त काम किया जा सकता है। 

में इस समय आनन्द-विभोर हो रहा हूँ। इससे पहले जब मेंने ऐसी प्रतिज्ञा ली 
थी, तब मेरे मनमें ऐसी शान्ति नहीं थी। शरीरकी जरूरतें भी मुझे महसूस होती 
थीं। इस वार मुझे शरीरकी जरूरतें मालूम हीं नहीं होतीं। मेरे मनमें पूरी शान्ति है। 
ऐसा जीमें आता है कि अपनी आत्मा आप छोगोंके सामने उंडेल दूँ। लेकिन में आनन्दसे 
विह्वल भी हो गया हूँ। 

मेरी प्रतिज्ञा मजदूरोंसे उनका प्रण पलवानेके लिए है, लोगोंको प्रतिज्ञाका मूल्य 
समझानेके लिए है। देशर्में लोग चाहे जब प्रतिज्ञा लें और चाहे जब उसे तोड़ें, यह 
देशकी हीन अवस्थाका सूचक है। फिर यदि दस हजार मजदूर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते 
तो इससे देशकी अधोगति ही हो जाती। मजदूरोंका सवाल तो फिर कभी उठाया ही 
नहीं जा सकता। जहाँ-तहाँ यह्‌ उदाहरण दिया जाता कि दस हजार मजदूरोंने बीस 
दिन तक भारी दुःख उठाया था और गांधी जैसा व्यक्ति उनका नेता था, फिर भी वे 
न जीते । इसलिए मुझे यह सोचना पड़ा कि मजदूर अपनी बातपर किस तरह दढ़ रह 
सकते हैँ और इस कार्यको में अपने-आपको कष्ट दिये बिना कैसे कर सकता हूँ ? प्रतिज्ञाका 
पालन करनेके लिए ऐसे कष्ट भी उठाने पड़ते हैँ, यह उदाहरण उनके सामने रखना जरूरी 
मालूम हुआ। वस मेंने यह प्रतिज्ञा छी। में समझता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा दोषयुक्त है। 
यह सम्भव है कि इस भ्रतिज्ञाके कारण मिल-मालिक मुझपर दया करके मजदूरोंको ३५ 


२५० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रतिशत वृद्धि दे दें। मेरी इच्छा तो यही है कि यदि उन्हें न्याययुक्त मालूम हो, तो ही 
वे ३५ प्रतिशत वृद्धि दें, दयाभावसे कुछ भी न दें। फिर भी उसका स्वाभाविक परिणाम 
वही होगा और उस हृदतक यह प्रतिज्ञा मेरे लिए -हज्जाजनक ही है। किन्तु मैंने 
दो बातोंका विचार किया: अपनी रज्जाका और मजदूरोंकी प्रतिज्ञाका। पछड़ा दूसरी 
तरफ झुका और मेंने मजदूरोंके लिए छज्जाका भार उठा छेनेंका निश्चय किया। 
सार्वजनिक कार्य करनेमें इस तरहकी छज्जाका भार उठानेंके लिए भी मनुष्यको 
तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा मिल-मालिकोंके लिए धमकीके रुपमें 
है ही नहीं और में तो यही चाहता हूँ कि मिल-मालिक साफ तौरपर इस बातको समझें 
और यदि मजदूरोंकी माँग न्यायपूर्ण प्रतीत हो, तो ही उन्को ३५ प्रतिशत वृद्धि दें। 
मजदूरोंसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे मिरू-मालिकोंके पास जाकर उनसे यही बात कहें। 
[ गुजरातीसे ] 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१७८. अम्बालाल साराभाईको लिखे पत्नका अंश 


साबरमती 
[मार्च १७, १९१८] 
मझे जिमानकी इच्छाके बदले आप अपनी न्यायवृत्तिका अधिक खयाल रखियेगा । 
मेरा उपवास मेरे लिए तो अतिशय आनन्ददायक है। अतएव मित्रोंके उससे दुःखी होनेकी 
कोई वजह में नहीं देखता । मजदूरोंको जो न्यायपूर्वक मिलेगा, वही अच्छी तरह हृजम 
होगा -- अधिक निर्भेगा। सामान्य मनुष्योंकों तों साफ वात ज्यादा अच्छी लगती है। 
३५ प्रतिशत, २० प्रतिशत और पंच -- यह सारी ' मूखेता, अपने धर्म या गे 'की रक्षाके 
लिए हम कर सकते है, सह सकते हैं। मजदूर इसे प्रपंच मानेंगे, क्योंकि वे सरल है। 
इसलिए मुझे अधिक अच्छा तो तब माछूम होगा, जब दूसरा कोई बेहतर रास्ता मिले। 
“आप ऊपरकी शर्ते मंजूर कराना चाहेंगे, तो में उन्हें भी मंजूर आ पर जल्दबाजी 
त होने दूँगा। ' पंच मिलकर तुरन्त ही फैसछा कर डाें और उन्हीं दरोंका हम एलान 
करें, यानी पहले दिन ३५, दूसरे दिन २० और तीसरे दिन पंच-फैसलेके मुताबिक। इस 
भी मूर्खता तो है, लेकिन स्पष्ठता भी है। तीसरे दिनके आँकर्ड़का ऐडान- आज ही 
करना होगा। 
[गृजरातीसे | 
एक पधर्मयुद्ध 


१७९. भाषण: .अहमदाबादके सिल-सजदूरोंकी सभासें 


[मार्च १७, १९१८] 

मिल-मालिकोंने आकर मुझसे कहा : “ आपकी खातिर हम ३५ प्रतिशत दे देंगे। ” 

लेकिन उनका मेरी खातिर ३५ प्रतिशत देना मुझे तलवारकी धारकी तरह खटकता है। 

में इस चीजको जानता था, फिर भी में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सका, क्योंकि मेंने 

दूसरी तरफ यह सोचा कि १०,००० आदमियोंका अपनी प्रतिज्ञासे मुँह मोड़ना एक ईइव- 

रीय प्रकोप ही होगा। मेरे लिए तो यह बहुत ही शरमकी बात है कि मेरी खातिर 

आपको ३५ प्रतिशत मिले। 

[गृजरातीसे ] 
एक घर्मयुद्ध 


१८०. पन्नः जमनाहाल बजाजको 
साबरमती 
माघ कृष्ण [मार्च १८, १९१८ से पूर्व ] 
सुज्ञ भाई श्री जमनाछालजी 
आपका पन्न मीला है। मेरा नागपुर आनेका मौकुफ रहा है। इस वखत तो यहां- 


का कार्य मेरी सब क्षण छे छेता है। मजदूरोंकी हड़तार चर रही है और खेडामें 
कीसानोंपर सरकारका जुल्म चर रहा है। दोनों कार्य भारी हें। 


आपका 


मोहनदास गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल हिन्दी पत्र (जी० एन० २८३९) की फोटो-तकलूसे । 


१. अदमदावादके मिल-मजदूरोंकी हृढ़तारू इस दिन समाप्त हुई थी । 


१८१. भाषण : आश्रम-सदस्योंके सम्मुख' 


मार्च १८, १९१८ 
समझौता बहुत करके आज दस वजेसे पहले हो जायेगा। इस समझौतेपर में 
प्रमाद-रहित स्थितिमें विचार कर रहा हूँ। यह ऐसा समझौता है कि जिसे में कभी 
स्वीकार न करता। किन्तु इसमें मेरी प्रतिज्ञाका दोष है। मेरी प्रतिज्ञामें बहुत-से दोष 
थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें गुण कम और दोप अधिक थें; वल्कि यह है 
_ कि जैसे वह अनेक गुणोंसे युक्त थी, वैसे ही वहुतसे दोपोंसे युक्त भी थी। मजदूरोंके 
सम्वन्धमें वह महान्‌ गृणोंसे युक्त थी और तदनुसार उसके परिणाम भी सुन्दर हुए हैं। 
मालिकोंके सम्बन्धमें वह दोप-युक्त थी और उस हृदतक मुझे झुकना पड़ा है। मालिकोंपर 
मेरे उपवासका दवाव पड़ा है। में इससे कितना ही इनकार करूँ, तो भी यह लछोगोंको 
महयूस हुए बिना नहीं रह सकता और दुनिया मेरी बात मानेगी भी नहीं। “मालिक मेरी 
इस अनिष्ट दशाके कारण स्वतन्त्र नहीं रहे और जब कोई मनुष्य दव रहा हो, तब 
उससे कुछ लिखवा लेना, उससे कोई शत मंजूर करा लेना या उससे कुछ ले छेना 
न्याय-विरुद्ध है। सत्याग्रही कभी ऐसा नहीं कर सकता और इसीलिए मुझे इस मामल्े- 
में झुकना पड़ा है। लज्जासे दवा हुआ मनुष्य आखिर क्‍या कर सकता है?” में थोड़ी- 
थोड़ी माँग करता गया। उसमें से उन्होंने खुशीसे जितनी स्वीकार की, उतनी ही मुझे 
लेनी पड़ी | में पूरी माँग रखता तो वे पूरी स्वीकार कर लेते। किन्तु उन्हें ऐसी स्थिति- 
में डालकर उनसे में उस सबको ले ही नहीं सकता था। यदि में लेता तो वह मेरे 
लिए उपवास तोड़कर नरकका भोजन करनेंके वरावर होता । और अमृतका भोजन भी 
ययासमय ही करनेवाला में नरकका भोजन कैसे कर सकता था? 
मेरा यह खयाल है कि हमारे श्षास्त्रोंमें कुछ वचन महान्‌ अनुभवके परिणामस्वरूप 
लिखे गये हँँ। थोरो कहता है कि जहाँ अन्याय प्रवरतित हो वहाँ शुद्ध मनुष्य धनवान्‌ 
हो ही नहीं सकता और जहाँ न्याय प्रवर्तित हो, वहाँ उसे किसी चीजकी तंगी नहीं हो 
सकती। हमारे शास्त्रोंमें इससे भी अधिक कहा गया है। वे कहते हैं कि जहाँ अन्याव 
प्रवरतित हो वहाँ शुद्ध मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। इसीलिए हममें से 2 शहम 
किसी प्रवृत्तिमें नहीं पड़ते। इसका कारण यह नहीं है कि वे प्रवृत्तिसे ऊब जाते हूं, 
वल्कि यह है कि वे कोई प्रवृत्ति चला ही नहीं सकते। उन्हें दुनियामें इतना अधिक 
दम्भ दिखाई देता है कि वे उसमें रह ही नहीं सकते। बहुत-से पाखंडियोंम एक शुद्ध 
मनुष्य हो, तो उसे उन पार्खडियोंकों छोड़ देना चाहिए या खुद अशुद्ध वन जाना चाहिए ॥ 
दुुनियाके कुछ शुद्ध मनुष्य हिमालय या विन्ध्याचलमें चले जाते हैँ और अपने सा 
सुखा देते हैं। कुछ लोगोंको यह शरीर मिथ्या लगता है। जो आत्माकी अमरता का 
सर्वेव्यापकतामें विश्वास रखते हैँ, वे अपने शरीरोंको वहीं त्याग देते हैँ भौर केवल मोक्ष 


१. यद्द समझौतेंके दिन प्रातःकाल दिया गया था । 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें २५३ 


प्राप्त करते हैं। कुछ वहाँसे वापस भी आ जाते हैं; किन्तु इतने शुद्ध होकर कि बादमें 
दुनियाके दम्भमें रहकर भी वे अपने निश्चित विचारोंपर चल सकते हूँ। ऐसे ज्ञानियोंके 
साथ जब में अपनी इस स्थितिकी तुलना करता हूँ, तब में अपने-आपको इतना पामर 
अनुभव करता हूँ कि कुछ न पूछो। फिर भी मुझे अपनी शक्तिका अन्दाज न हो, ऐसी 
बात नहीं है। छेकिन बाहर उसका अन्दाज जितना लगाया जाना चाहिए, उससे बहुत 
अधिक लगाया जाता है। मुझे दिन-प्रतिदिन दुनियामें इतना अधिक दम्भ दिखाई दे रहा 
है कि कई बार ऐसा प्रतीत. होता है कि में यहाँ जी ही नहीं सकता। मैंने फीनिक्समें 
कई बार कहा है कि किसी दिन में तुम सबके बीच न दिखाई दूँ, तो कोई आइचर्य 
न करना मुझे किसी दिन ऐसी तीज़ अनुभूति हो गई तो में ऐसी जगह चला जाऊंगा, 
जहाँ मुझे कोई न पा सकेगा । उस समय तुम घबराना मत, बल्कि में तुम्हारे पास ही 
हूँ, यह समझकर अपने हाथमें लिये कामको करते चले जाना। 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१८२- भाषण : अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी सभासें 


[मार्च १८, १९१८ |! 


जो समझौता में आपके सामने पेश करनेवाला हूँ, उसमें सिवा इसके कि मजदूरोंकी 
टेक रह-भर जाती है, और कोई बात नहीं है। मेंने मालिकोंको अपनी शक्ति-भर सम- 
झाया; हमेशाके लिए ३५ प्रतिशत देनेकी कहा । परन्तु यह बात उन्हें बहुत भारी मालूम 
हुईं। अब में आपसे एक बात कह दूं । वह यह. कि हमारी माँग एकतरफा थी। लड़ाईसे 
पहले हमने मालिकोंका पक्ष जाननेकी माँग पेश की थी, परन्तु तब उन्होंने उसे माना 
नहीं था। अब वे इस प्रस्तावको मंजूर करते हें कि मामला पंचेको सौंप दिया जाये। 
में भी कहता हूँ कि यह झगड़ा पंचके सामने जरूर जाये। पंचसे' में ३५ प्रतिशत ले 
सकूँगा। अगर पंच कुछ कम देनेका निर्णय देंगे, तो में मान छूँगा कि हमने माँगनेमें ही 
भूल की थी। मालिकोंने मुझसे कहा कि जैसी हमारी प्रतिज्ञा है, वैसी उनकी भी प्रतिज्ञा 
है। मेंने उन्हें कहा कि ऐसी प्रतिज्ञा करनेका उन्हें अधिकार नहीं। लेकिन उनका आग्रह 
रहा कि उनकी प्रतिज्ञा भी सच है। मेंनें दोनोंकी प्रतिज्ञापर विचार किया। मेरे उप- 
वास मार्गमें बाधक बने। में उनसे यह तो नहीं कह सकता था कि मुँहमाँगा दोगे, तभी 
में उपवास तोईँगा; यह तो वीरताकी बात न होती। इसलिए मेंने मान लिया कि 
फिलहाल तो दोनों पक्षोंकी प्रतिज्ञाएँ रहें, और बादमें पंच जो फैसला दे दें, सो- सही। 


१. समझौता १८ तारीख़कों खबरे हुआ । उसी दिन ११ वजेके करीब गांधीजीने मजदूरोंको उसकी 
सूचना दी । इस सभामें कमिइ्नर और अहमदावादके प्रमुख नागरिकोने भाग लिया था । 
२. दोनों पक्षेनि प्रो० आनन्दशंकर भुवको पंच बनाना स्वीकार किया । 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


इसलिए थोड़ेमें हमारे समझौतेका सार यह है कि पहले दिन हमें अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार ३५ प्रतिशत ज्यादा मिले, दूसरे दिन मालिकोंकी प्रतिज्ञाके अनुसार २० प्रति- 
शत मिले। और तीसरे दिनसे पंचका फैसला होने तक २७॥ प्रतिशत मिले। बादमें 
पंच ३५ प्रतिशतका फैसला दें, तो मालिक ७।। प्रतिशत हमें और दें और २७॥ से 
कमका फैसला दें तो उतनी रकम हम मालिकोंको लौटा दें। 

आपके लिए में जो-कुछ लाया हूँ, वह हमारी प्रतिज्ञाके शब्दोंकी पूत्तिके लिए काफी 
होगा, आत्माके लिए नहीं। आत्मावाले अभी हम नहीं हें,. इसलिए शब्दके पालनसे ही 
हमें सन्‍्तोष करना होगा। 

हम आपसमें मिलकर विचार-विमर्श करते रहे हें; अब हमसे बिता मिले आप 
कोई प्रतिज्ञा न कर बैठना | जिसे अनुभव नहीं, जिसने कुछ किया-धरा नहीं, वह प्रतिज्ञा- 
का भी अधिकारी नहीं। बीस वर्षोके अनुभवके बाद में इस परिणामपर पहुँचा हूँ 
कि प्रतिज्ञा लेनेका मुझे अधिकार है। मेंने देखा है कि आप अभी प्रतिज्ञा लेनेके लायक 
नहीं हुए हैं। अतएवं अपने बुजुर्गेसि पूछे बिना प्रतिज्ञा न छेना। प्रतिज्ञा लेनी ही पड़े, 
तो हमसे आकर मिलना । जब ऐसा समय आयेगा, तो विश्वास रखिए कि आजकी तरह 
तब भी हम आपके लिए मरनेको तैयार रहेंगे। लेकिन याद रखिए कि जो प्रतिज्ञा आप 
हमारे सामने छेंगे, उसीके लिए हम आपकी मदद कर सकेंगे । भूलसे की जानेवाली प्रतिज्ञा 
तोड़ी भी जा सकती है। आपको तो अभी यह भी सीखना है कि श्रतिज्ञा कब और 
किस तरह लेनी चाहिए।' 

[गृुजरातीसे | 


एक धर्मयुद्ध 


१८३- भाषण: अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी सभासें 
[मार्च १८, १९१८] 


मुझे छगता है कि जैसे-जैसे दिन बीतते जायेंगे, वैसे-वैसे अहमदाबाद तो ठीक, सारा 
हिन्दुस्तान इन २२ दिनोंकी लड़ाईके लिए गर्वका अनुभव करेगा, और हिन्दुस्तानवाले 
यह मानेंगे कि जहाँ इस तरहकी लड़ाई चल सकती है, वहाँ आश्ाकी बहुत-कुछ गुंजा- 
इश है। इस लड़ाईमें वैर-भावको कोई स्थान नहीं रहा है। मेने ऐसी छड़ाईका 
अभीतक अनुभव नहीं किया था। वैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे कई छड़ाइयोंका 
अनुभव मुझे है, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं याद पड़ती कि जिसमें दुश्मनी 
या कड़वाहट इतनी कम रही हो। आशा है, जैसी शान्ति आपने लड़ाईके दिनोंमें रखी 
थी, वैसी आप हमेशा बनाये रखेंगे। 


१. भाषणका वाकी हिस्सा उपलब्ध नहीं दै । 

२. जि दिन समझौता हुआ उस दिन शामको अम्बालाल साराभाईके धरके भद्दयतेमें एक सभा 
हुईं थी; मिल-माल्कॉने मजदूरोंकों मिठाई बाँटी थी; .समझौतेंके स्वागतमें अम्बालाल. साराभाईके भाषणके 
बाद सभाकों सम्बोधित करते हुए गांवीणीने उपयुक्त उदगार प्रकट किये थे। 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल र्५५ 


में आपकी [ मजदूरोंकी | ओरसे मालिकोंसे क्षमा माँगता हूँ। मेंने उन्हें वहुत दुःख 
दिया है। मेरी प्रतिज्ञा तो आपके लिए थी; लेकिन दुनियामें हमेशा हर चीजके दो 
पहलू रहते आये हें; इसी कारण मेरी प्रतिज्ञाका प्रभाव मालिकोंपर भी पड़ा है। में 
नम्नतासे उनसे क्षमा चाहता हूँ। में जितना मजदूरोंका सेवक हूँ, उतना ही आपका 
[मालिकोंका ] सेवक भी हूँ। मेरी प्रार्थेना केवल यही है कि आप मेरी सेवाओंका ठीक- 
ठीक उपयोग कीजिएगा। 
[ गुजरातीसे ] 


एक धर्मेयुद्ध 


१८४. तार: एनो बेसेंटको 


[ मार्च १८, १९१८ |] 
ईदवरको धन्यवाद । सब निबट गया। सम्मानप्रद समझौता हो गया। निर्माणका 
कठिन कार्ये अब आरम्भ। हम सभी आपके कूपा-भावके क्ृतज्ञ । 

गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
न्यू इंडिया, १९-३-१९१८ 


१८५. अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी हड़ताल 


मार्चे १९, १९१८ 
पत्रिका -- १७ 
दोनोंकी जीत 
पिछली पत्रिकाओंमें हम देख चुके हें कि सत्याग्रहमें हमेशा दोनों पक्षोंकी जीत 
होती है। जो सत्यके लिए लड़ा और जिसने सत्यको प्राप्त किया, वह तो जीता ही 
लेकिन जिसने सत्यका विरोध किया और अन्तमें सत्यको पहचाना और उसे स्वीकार 
किया वह भी जीता ही माना जाता है।इस विचारके अनुसार चूंकि मजदूरोंकी प्रतिज्ञा 
रही है, इसलिए विजय दोनों पक्षोंकी हुई है। मालिकोंने भी प्रतिज्ञा की थी कि वे 
२० प्रतिशतसे ज्यादा नहीं देंगे; हमने उनकी इस प्रतिज्ञाका भी मान रखा है।मतल्‍रूब 
यह कि दोनोंकी लाज रही है। अब यह देखें कि समझौता क्‍या हुआ है: 
१. मजदूर कल, यानी तारीख २० को कामपर जायें। ता० २० के दिन उन्हें 
३५ प्रतिशत इजाफा मिले, और ता० २१ को २० प्रतिशत | 


१. आशय “ धर्मयुद्ध ” में जीतसे है । श्स तारकों एनी बैसेंटने इस रिप्पणीके साथ प्रकाशित किया: 
“ बतलाना मुदिकिल है कि इस समाचारसे कितनी राहत मिली | हम उनके ही शब्दोंमें केवल इतना 
कद सकते हैं: “ ईंश्वरको धन्यवाद! |”? 


२५६ संम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२. ता० २२ से आगे, ३५ प्रतिशत तक, पंच जितना प्रतिशत तय करें, उसके 
अनुसार इजाफा दिया जाये। * 

३. गुजरातके विद्वत्‌ शिरोमणि; साधुपुरुष, गुजरात कल्ेजके अध्यापक और बाइस 
प्रिसिपल श्री आनन्दशंकर आुव, एम० ४6 मं एल० बी० पंच नियुक्त किये जायें। 

४. पंच महोदयका फैसला तीन महीनेके अन्दर प्रकट हो जाये। इस बीच मजदूरों 
को २७।। प्रतिशत इजाफा दिया जायें। यानी आधी रकम मजदूर छोड़ें और आधी 
मालिक छोड़ें। 

५. पंच-फंसलेके अनुसार २७॥। प्रतिशतपर घट-बढ़ लेनी-देनी मानी जाये। यानी 
अगर पंच २७॥ प्रतिशतसे ज्यादाका फैसछा दें, तो मालिक उतना इजाफा मजदूरोंको 
और दें; और अगर २७॥ से कमका फैसला दें, तो मजदूर उतनी रकम मालिकोंको 
वापस लौटा दें। | 

इसमें दो बड़ी चीजें हासिल हुईं हैं। एक तो मजदूरोंकी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो गई, 
दूसरे यह तय हुआ कि दोनों पक्षोंके बीच किसी महत्त्वके प्रन्‍नपर झगड़ा खड़ा हो, तो 
उसका निर्णय हड़ताल द्वारा न करके पंच द्वारा किया जाये | समझौतेमें यह शर्ते तो नहीं 
है कि आगे दोनों पक्ष अपने आपसी झ्गड़ोंका फैसला पंचकी मारफत ही करायेंगे; छेकिन 
चूँकि समझौतेमें पंचको मान्य रखा गया है, इसलिए माना जा सकता है कि ऐसे मौकोंपर 
आगे भी पंचकी नियुक्ति होगी। कोई यह न भाने कि मामूली-मामूली वातोंके छिए पंच 
मुकरर किये जायेंगे। मालिकों और मजदूरोंके बीच खड़े होनेवाले मतभेदोंको मिटानेके 
लिए हमेशा किसी तीसरे पक्षको बीचमें पड़ना पड़े, यह दोनोंके लिए शर्मनाक है। मालिक 
तो इसे बरदाइत कर ही नहीं सकते । वे इस शर्तंपर अपना धन्धा कभी न चलायेंगे। 
दुनिया सदासे लक्ष्मीका सम्मान करती आई है और लक्ष्मी सदा सम्मान पायेगी। 
अतएव अगर मजदूर जरा-जरासी वातोंके लिए मालिकोंको हैरान करेंगे, तो मालिकोंसे 
उनका कोई सम्बन्ध न रह सकेगा। हम मानते हैं कि मजदूर ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। 
हम यह कह देना जरूरी समझते हें कि मजदूर कभी बिना सोचे हड़ताल न करें। अगर 
वे हमसे बिना पूछे हड़ताल करेंगे, तो हम उनकी मदद न कर सकेंगे । पूछा गया है कि 
एक दिन ३५ प्रतिशत लेकर बैठ जानेमें प्रतिज्ञाका पालन क्या हुआ ? यह तो बालकोंको 
बहछाने-फुसलाने जैसी बात हुई। कुछ समझौतोंमें ऐसा हुआ है। छेकिन इसमें ऐसा 
नहीं हुआ। हमने जानबूझकर, समयका विचार करके, एक ही दिनके ३५ प्रतिशत मंजूर 
किये हँँ। हम ३५ प्रतिशत लिये बिना कामपर नहीं जायेंगे, इसके दो अर्थ होते हैं। 
एक तो यह कि हम हमेशा ३५ प्रतिशत इजाफा चाहेंगे, उससे कम कभी मंजूर नहीं करेंगे; 
दूसरा यह कि हम ३५ प्रतिशत लेकर कामपर जायेंगे, फिर वह एक दितके लिए भी 
मिलते, तो काफी है। जिसने निरचय किया हो कि हमेशाके लिए ३५ प्रतिशत माँगनेम 
शुद्ध न्याय है, और उतना पानेके लिए जिसके अन्दर अनन्त शौये हो, वह तो तभी अपनी 
प्रतिज्ञा सफल हुई समझेगा, जब उसे ३५ प्रतिशत हमेशाके लिए मिलेंगे। लेकितं हमारा 
नि३चय ऐसा नहीं था । हम पंचसे न्याय करानेको हमेशा तैयार थे। ३५ प्रतिशतका निरचय 
हमने एकतरफा विचार करके किया था। ३५ प्रतिशवकी सलाह देनेसे पहले हम मालिकोंका 
पक्ष उन्होंके मुँहसे सुत लेता चाहते थे.। दुर्भाग्यसे वैसा न हो सका। इसलिए हमने जितना 


अहमदाबादके मिलू-मजदूरोंकी हड़तारू २५७ 


हो सका उतना उनके पक्षका विचार करके ३५ प्रतिशतकी सलाह दी। लेकिन हम यह नहीं 
कह सकते कि हमारे द्वारा निद्निचत ३५ प्रतिशत इजाफेकी माँग सही ही है। हमने ऐसा 
कभी कहा भी नहीं । अगर मालिक हमें हमारी भूल बतायें, तो जरूर ही हम कम इजाफा 
लेनेकी सलाह दें। यानी अगर पंचको कम इजाफा देना ठीक मालूम पड़े और उतना हम 
मंजूर कर लें, तो उससे हमारी टेकको जरा भी आँच नहीं आती | हमने पंचके उसूलको 
हमेशासे माना है। हमें आशा है कि ३५ प्रतिशत ठहरानेमें हमने कोई भूल नहीं की है। 
इसलिए हमारा खयाल है कि उतना मिलेगा। लेकिन अगर हमें अपनी भूल मालूम हो 
जाये, तो हम खुशीसे कम ले लेंगे। 

तीन महीनेकी मुहृत खास तौरपर हमारी ओरसे ही माँगी गई है। मालिक तो 
पन्द्रह दिनकी मुह्ृत मंजूर करनेको तैयार थे। लेकिन हमें अपनी माँगको सही साबित 
करनेके लिए बम्बईमें थोड़ी जाँच-पड़ताल करनेकी जरूरत है। पंच महोदयको यहाँकी 
स्थिति समझाने और मजदूरोंके रहन-सहन की जानकारी करानेकी भी जरूरत है। जबतक 
वे इन सब बातोंको न समझ लें, उन्हें परिस्थितिका पूरा खयार नहीं आ सकता। इस 
तरहका सच्चा और पक्का काम कुछ ही दिनोंमें पूरा नहीं हो सकता। फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा काम जल्दी ही पूरा किया जायेगा। 

कुछ भाइयोंने तालाबन्दीके दिनोंकी तनख्वाह लेनेकी इच्छा जाहिर की है। हमें 
कहना चाहिए कि हम यह तनख्वाह नहीं माँग सकते । हमने २० प्रतिशत लेनेसे इन- 
कार किया इसीलिए तो तालाबन्दी या हड़तालमें से किसी एककी जरूरत खड़ी हुई। 
हमने २५ दिन तक जो तकलीफ उठाई, वह हमारे लिए ककत्तेंव्य-रूप थी और उसमें 
हमारा स्वार्थ था। इस दुःखकी कीमत हमने प्राप्त कर छी है। यह समझौता ही वह 
कीमत है। अब हम तालाबन्दीके दिनोंकी तनख्वाह कैसे माँग सकते हें? उन दिनोंकी 
तनख्वाह माँगनेका मतलब यह होगा कि हम मालिकोंके पैसेसे लड़ाई लड़ें। मजदूरोंके 
लिए यह एक शरमानेवाला विचोर है। लड़वेये अपनी ताकतपर ही लड़ सकते हैं। 
दूसरे, मालिकोंने मजदूरोंको तनख्वाह चुका दी थी। अब तो यह भी कहा जा सकता 
है कि मजदूर नये सिरेसे नौकरी शुरू करते हेँ। इन सब बातोंका विचार करते हुए 
मजदूरोंको तालाबन्दीके समयकी तनख्वाह लेनेका खयाल छोड़ देना चाहिए। 

मजदूरोंको तनख्वाह्‌ २० दिन बाद मिलेगी। इस बीच मजदूर क्या करें ? बहुतोंकी 
जेबें बिलकुल खाली होंगी । जिन्हें तनख्वाह मिलनेके दिनसे पहले मददकी जरूरत हो, 
उन्हें चाहिए कि वे मालिकोंसे नम्नतासे विनती करें; हमें विश्वास है कि मालिक उनकी 
इस प्रार्थनापर कुछ सहूलियत कर देंगे। 

मजदूरोंको याद रहे कि अबसे आगेकी उनकी हालकूतका आधार उनके कामपर 
रहेगा। यदि वे सच्ची नीयतके साथ, नम्नता और उत्साहसे नौकरी करेंगे, तो मालिकोंकी 
भेहरबानी पा सकेंगे और उनसे बहुत-कुछ मदद ले सकेंगे। यह सोचना कि सब-कुछ 
हमारे मारफत ही मिल सकेगा, गलत होगा। संकटके अवसरपर मजदूरोंकी सेवा 
करनेके लिए हम तैयार हैँं। लेकिन जहाँतक हो सके, मालिकोंको माँ-चलाप समझकर 
उन्हींसे सब-करुछ लेनेमें मजदूरोंका हित है। 

अब शान्तिकी आवश्यकता है। छोटी-मोटी तकलीफें सहन कर छेनी हें। 
१४-१७ 


श्ष्८ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 

अयर आप इजाजत देंगे, तो आपमें से जिन्हें कुछ चुरी आदतों 
उन आदइताकी सुवास्नेमें कुछ मदद करनेका हमारा इरादा है। हम 
वालकोंको तालीम देनेकी भी उम्मीद रखते हँ। हम चाहते हूँ कि आपकी वँतिकता 

जापकी और आपके वच्चोंकी तन्दुरुस्ती बढ़े जौर आपकी माली हाछूत सधरे। 
अगर आय इजाजत दंग, ता हम इसके लिए जावदब्यक काम झढरू करेंगे | 

मजदूरांकी बड़ीसे-वड़ी जीत तो यह है कि भगवानते 
या छाज रख ली है। जिसका ईमान रह गया, उसका सब-्कर 
जाये और दुनिवाक्ना राज भी मिले, तो वह घूलके वरावर है। 


खुदाव -- उनके टंक 


रह बया। इंसान 


*ैँ 


| 


१८६. पत्र: एक सावेजनिक कार्यकर्त्ताको 


मार्च १९, १९१८ 

भाईश्री, 
आपका पत्र मिला। अगर आपको मेरे हाथों न्याय मिला ही नहीं, 
मेरा त्याग क्यों नहीं करते? आपसे मेने जो बात कही, वह सलाहके हरूपमें ही 
थी। मेने आपसे कहा था कि “मेंने जो-कुछ कहा उसपर आप तभी चलें 
उसे भानें। आपने मेरी सलाह पसन्द की, इसीलिए सार्वजनिक कार्य छोड़नेका निश्चय 
किया। अब आपको मेरी सलाहमें कठोरताके सिव्रा और कुछ न दिखाई देता हो, 
तो आप मेरी सलछाहको उठाकर ताकमें रख सकते हूँ। जब मेरी सलाह हैं कि आप 
जैसे काम कर रहे थे उसी तरह फिर करें; यह में रोपमें नहीं छित्र रहा हूं, 
वल्कि ठीक समज्कर लिख रहा हूँ। आपमें पहले कही हुई वातकों याद रुनंकों 
शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे छूगता हैं कि अमी तो आपको केवल जपना सतत्तर 
मार्ग ही ग्रहण करता चाहिए। इसीसे आपकी उन्नति होंगी। आप मेरी सलाहकों भी 
आजा मानें और यह समझें कि उससे जरा भी इधरूउवर नहीं हुआ जा सकता, 
तो जापकी अवोगति होगी। मेरे खयारसे आपके लिए ठीक मार्ग होमरूलकी अपनी 
प्रवत्तिमं गिरफ्तार होना ही है और जाप उसीको ग्रहण करें। आप यह निश्चित 
समझें कि यदि आप सम्मेलनमें और ऐसे ही अन्य कार्योर्म पूरा तरह चलम्न हू 
जायेंगे तो में तनिक भी रोप नहीं कररूुँगा। आप जब मेरी सलाह मेरी आज्ञाके 
बीचका भेद जान छें, तव मेरी सलाह भी लेते रहें। मेने यह पत्र केवछ आपक 


चित्तको गान्ति देनेंके लिए लिखा है, दुःखी करनेके लिए नहीं 


| 
| 


कहा ८ 


॥| 
५०2 9 
44 
हज ॥ | 
न अन्न 


॥| 


॥४ 





[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१८७. भाषण : अहसदाबादकी सभासो)ं' 


मार्च २१, १९१८ 
श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजका परिचय में इससे पहले आपको दे चुका हूँ। उन्हें हम 
निःसन्देह ऋषि कह सकते हैँ, क्योंकि उनमें एक पवित्र ऋषिके सब गुण मौजूद हैं। 
वे अभी हालमें फीजीसे लौटे हें। वहाँ वे हमारे ही कामके सिलसिलेमें गये हुए थे। 
वे वहाँके होटलमें नहीं ठहरे और न वे किसी धनाढ्च व्यक्तिके यहाँ ही रहे। वे मज- 
दूरोंके घरोंमें उन्‍्हींके बीच रहे और मजदूरोंके रहन-सहनका अध्ययन किया। इस 
वक्‍त खेड़ा जिलेके किसानोंका आन्दोलन चल रहा है। अब में अपने व्यक्तिगत विश्वासके 
बलपर कह सकता हूँ कि इस जिलेके कितने ही तालुकोंमें चार आनेसे कम फसल 
हुई है। दूसरी ओर में बड़ी जल्दी दिल्‍ली जाना चाहता हूँ और वहाँ जाना आवश्यक 
भी है। में यह भी नहीं चाहता कि खेड़ा जिलेके काममें ढील पड़े। आप लोगोंको 
यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फिलहाल वहाँका काम श्री एन्ड्रयूजने अपने जिम्मे ले 
लिया है। वे आज माननीय गवनेर महोदयसे मिलनेके लिए बम्बई जा रहे हेँ। वे 
मेरी ओर से उनके समक्ष खेड़ा जिलेके सम्बन्धमें कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे और मेरा 
निवेदन भी कह सुनायेंगे। यदि इसका कुछ [अच्छा | परिणाम निकला, तो ठीक; 
अन्यथा वे उसी रविवारकों नडियाद लौट जायेंगे। आप देखेंगे कि इस प्रकार उन्होंने 
हमारे कार्येमें भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है।' 
मुझे यह देखकर खुशी हुई कि श्री एन्ड्रयूजने अपना भाषण हिन्दीमें दिया। परन्तु 
उनके हिन्दीमें बोलनेका कारण में नहीं था। वे अंग्रेजीमें भी बहुत अच्छा बोलते हें। 
कैम्ब्रिजके 'डोन की अंग्रेजीके सम्बन्धर्में तो कहा ही क्या जा सकता है? यदि उन्हें विद्या- 
थियोंकी सभामें मिल्टन या शेक्सपीयरपर व्याख्यान देना होता तो उनका अंग्रेजीमें 
बोलना ठीक होता। श्री एन्ड्रयूज जब पहले-पहल फीजी' गये थे तब उनके साथ श्री पियर्सन 
भी थे, परन्तु दूसरी मतेबा वे वहाँ अकेले ही गये। इस बातका ध्यान रखनेके लिए 
कि फीजीमें ग्रिरमिठ-प्रथाके स्थानपर कहीं और कोई हानिकर प्रथा दाखिल न हो 
जाये, मेंने ही उन्हें वहाँ जानेकी सलाह दी थी। श्री एन्ड्यूजने जिन अस्पतालोंका 
उल्लेख किया है उन्हें वास्तवमें अस्पताल नहीं अत्याचारके केन्द्र कहा जाना चाहिए। 
क्योंकि उनमें भारतीय स्त्रियोंकी दशा बहुत ही शोचनीय है। उस स्थानपर श्री एन्ड- 
चूजने जब सरकारसे जनाने अस्पतारू खोले जानेके लिए कहा तब उसने उत्तरमें यह 
सूचित किया कि यह काम बागान-मालिकोंका है और बागान-मालिकोंने यह कहा कि 


१. गांवीजीने सभाके अध्यक्षकी देसियतसे भरी एन्ड्यूजका परिचय देते हुए ये शब्द कहे थे । 
श्री एन्ड्यूजने फीजीके गिरमिट्यि। भारतीयोंके विषम भाषण दिया था । 

२. एन्ड्यूज़के भाषणंके पश्चात्‌ गांधीजीने निम्नलिखित विचार व्यवत किये थे । 

३. पद बात सन्‌ १९१८ की है । 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


गिरमिट्अयाके सुमाप्त हो जानेपर [ वहांकी | सरकार सव काम संभाछ छेगी। स्कोर 
वालकोंको शुरूसे ही ईसाई धर्मकी शिक्षा दी जाती है। यह वात हिन्दू और मुसलमान 
दोनों जातियोंके वच्चोंके हितमें नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तालीम कंग्रेजीके माध्यम- 
से दी जाती है; उत्से हमारे देशके लोगोंको कोई फायदा नहीं होता। नेट्ालमें भी 
ऐसी ही स्थिति है। नेटालमें भारतीय शिक्षक नहीं मिलते और -फीजीमें भी दैँता ही है। 
हम उसमें इस तरह सहायता कर सकते हैं; यदि कुछ शिक्षक जो थोड़ी आमदनीसे ही 
सन्तुष्ट हो सकें, वहाँ जायें तो वे मदद कर सकते हूँ। अन्य लोग एक पैसेसे लेकर दो 
छाख रुपये तक देकर इस उद्देश्यमें सहायक हो सकते हूँ। आस्ट्रेलियाकी जिस महिलाने 
अपने फीजी जानेकी स्वीकृति दी है उसका खर्चा फिलहाल श्री एन्ड्रचूज देंगे। श्री एन्ड्- 
बूजको इम्पीरियछ , उठीजनश्िप संघसे कुछ सहायता मिलेगी परन्तु सहायताकी और भी 
जरूरत है। इस प्रकार श्री एन्ड्रबूजने जो कार्य किये हैं उनका में मूल्यांकन नहीं कर 
सकता | वे एकान्तप्रेमी हें और दूसरोंकी सेवा करना ही उनका महामन्त्र है। मेंने उन्हें 
जाववूञ्कर ऋषि कहा है। उनके जैसे परोपकारी व्यक्तिका हम जितना उपकार मानें 
उतना ही कम है। 

[गुजरातीसे ] 

प्रजाबन्धु, २४-३-१९१८ 


१८८. पतन्न: उत्तरी क्षेत्रके कमिइतरकों 


[मार्च २२, १९१८ से पूर्व | 
[ महीदय, | ह 
सत्याग्रहके प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करने और सा्वेजनिक सभाएँ करनेसे पहले में आपसे 
एक अन्तिम प्रार्थना करना चाहता हूँ। वह यह कि कृपया इस आशयकी घोषणा कर 
दीजिये कि दूसरी किस्तकी वसूली सारे जिलेमें मुखतवी रुखी जायेगी; साथ ही उसमें इस 
बातपर भी आग्रह रखिए कि जिनके पास जमीन खास पट्टेपर है, वे पूरा वकाया लगाव 
चका दें। इसका छोगोंपर अच्छा असर होगा, और मेरा खाल है कि वर्तमान 
परिस्थितियोंमें इसे मेहरवानीसे दी गईं एक राहत माना जायेगा।' 
[अंग्रेजीसे | 
सरदार चल्जभभाई पटेल, खण्ड १ 


१. गांधीजीके पत्रे उत्तरमें वम्वकि गवर्न॑सते १७ माउेको रूखा पत्र भेजा था। जसके वाद 
, गांधीजीनि यह पत्र भेजा । आपसकी वातचीत या ल्खिपढ़ी छारा समझौता करानेका यह यांपीनोका 
अंतिम प्रयास था किन्तु कमिश्नरने गांधीजोकी भाष॑ना नामंजूर कर दी, और उन्हें ह्खि कि जितनी 
राहत ठीक समझी गई, दी जा चुकी है, अब में कब्बब्दको भदेश भेज रहा हूँ कि वह ल्वावदी 
बकापा रकम वदूछ करे । 


१८९. भाषण : नडियादसें' 


मार्च २२, १९१८ 


जिस अवसरपर हम आज यहाँ इकटठे हुए हैं वह इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसकी 
याद हमारी स्मृतिर्में सदा बनी रहेगी। कुछ महीनेसे इस जिलेमें सरकारसे लग्रान 
मुल्तवी करवानेका आन्दोलन किया जा रहा है। इस साल फसल रुपयेमें चार आनेसे 
भी कम हुई है, इसलिए कानूनके मुताबिक छूगान मुलतवी किया जाना चाहिए। 

गूजरात-सभाके प्रस्तावके अनुसार मेंनें जिलेके कई गाँवोंमें घूमकर जाँच की। 
भेरे साथियोंने भी जाँच की। जो गवाहियाँ दी गई हैं उनसे सिद्ध होता है कि तमाम 
जिलेमें फसल रुपयेमें चार आनेसे ज्यादा नहीं हुईं है। सरकार कहती है कि उसने 
भी जाँच की है; किन्तु वह किसानोंको जरूरी राहत देनेके लिए तैयार नहीं है। उसने 
लगान वसूल करनेका निरचय किया है। वह कहती है कि लोग लगान न देंगे तो वह 
सख्त कार्रवाई करके वसूल' करेगी। लगानकीं वसूलीके और वसूछी न होनेपर जमीनें 
जब्त करनेके नोटिस निकाल दिये गये हैँ। तलाटियोंके जुल्मकी शिकायतें भी आ रही 
हैं। जो तलाटी और मुखिया इस सभामें आये हों उनसे मुझे इतना ही कहना है कि वे 
सरकारके प्रति वफादार रहें; किन्तु वफादारी जुल्म करनेमें नहीं है। उन्हें सरकारी आज्ञाके 
अनुसार लगान वसूल करना चाहिए; किस्तु सरकार ऐसा तो नहीं कह सकती कि 
वे छोगोंको मारें पीटें। ऐसा जुल्म करनेका हुक्म कानूनके मुताबिक हरगिज नहीं दिया 
जा सकता। यदि ऐसा कोई हुक्म दिया भी गया हो तो तछाटी उसे माननेके लिए 
बँधे नहीं हें। जो ऐसा कृत्य करता है वह देशद्रोही, राजद्रोही और ईश्वरद्रोही है। 
वे निष्ठापूर्वेंक अपने ऊपरी अधिकारियोंका हुक्म अवश्य बजायें; किन्तु उन्हें लोगोंको 
हैरान करनेका कोई अधिकार नहीं है। 

यदि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि फसल रुपयेमें चार आनेसे कम हुई है तो 
वे हिम्मत के साथ अपने ऊँचे अफसरोंसे यह बात कह दें। में उन्हें यह सलाह दो कारणोंसे 
दे रहा हूँ । सरकारका तरीका यह रहा है कि वह अपनी बातको ही सच वताती है। 
लॉ विलिग्डनसे मेरी बातचीत हुई थी। इसमें उन्होंने मेरे सम्मुख अपनी यह राय 
प्रकट की कि भारतके लोग अपने सच्चे विचार प्रकट नहीं करते। उनमें अपने मनकी वात 
कहनेकी हिम्मत नहीं होती। वे अपने विरोधीको प्रसन्न करनेके लिए कुछ भी कह देते 
हैं; उनमें नैतिक साहस नहीं होता।'* 


१, गांधीजीने लगभग ७५,००० लोगोंकी सभामें खेड़ाकी स्थितिके सम्बन्धमें भाषण दिया था। खेड़ा 
सत्याग्रहका आरम्म इसी सभासे किया गया था और उसका संचाकन गांधीजीने अनाथाश्रम, नडियादमें 
रहकर किया था । गांधीजीके भाषणका यह विवरण वम्बई सरकारकी १९१८की गुप्त रिपोर्ट [बॉम्वे 
सीक्रेट एब्स्टंक्ट्स, १९१८ ] में प्राप्त विवरणसे मिला लिया गया है । 

२. यह अतिरिक्त मनुच्छेद ' बॉम्बे सोक्रेट एब्स्‍्टेक्ट्स ' से अनूदित है ॥ 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


इस स्थितिमें लोगोंको क्या करना चाहिए? जिनकी फसल रुपयेमें चार आनेसे 
कम हुईं हो उन्हें नम्नतापूर्वक सरकारसे यह कह देना चाहिए: “हम इस अन्यायको 
सहन नहीं कर सकते। फसल मारी गईं है; फ़िर भी हम लगान दे दें और झूठे बनें 

यह नहीं हो सकता। यदि सरकारको जुल्म करके लगान वसूल करना हो तो भले ही 

करे। ” आप लोगोंको यह सलाह देनेके लिए ही यह सभा बुलाई गई है। 

यह जिला बहुत सुन्दर है। लोगोंके पास पैसा है। यह हरा-भरा भी खूब है। 
विहारके अतिरिक्त पेड़ पौधोंसे भरा-पूरा ऐसा सुन्दर उपवन मेंने अन्यत्र नहीं देखा। 

जहाँ विहारकी प्रकृतिने सुन्दर वनाया है, यह जिला स्वयं अपने किसानोंकी लूगन और 
निजी मेहनतसे सुन्दर वता है। इस जिलेमें ही ऐसे निपुण और उद्योगी किसान हैँ कि 
उन्होंने प्रदेशको ऐसे सुन्दर उपवनका रूप दे दिया है। इसपर हम ग्रवे कर सकते हेँ। इसका 
अर्थ यह नहीं कि फसल न हुई तो भी लोगोंको छूगान देना चाहिए। जिलेका ऐसा 
उद्योगी वर्ग [गरीबीमें | दवता जा रहा है। ऐसा समय आ गया है जब लोग खेती 
छोड़कर मजदूरी करने छंगे हैँ। इस प्रकार खेती छोड़कर मजदूरी करना वड़ी दुःख- 
जनक स्थिति है। जिस देशके किसानोंको ऐसा करना पड़ता है उस देशका अव-पतव ही 
समझना चाहिए। न्‍ 

असलमें जो फसल होती है उसीमें से छगान दिया जाना चाहिए। सरकार फप्तल 
खराब होनेपर भी दवावसे लगान वसूल करे यह असह्य है। किन्तु इस देशमें यह नियम 
ही बन गया है कि सरकारका मत हमेशा ठीक होना ही चाहिए। लोग चाहे जितने 
सचाईपर हों तो भी सरकार अपनी मनमानी करती है--यह स्थिति असह्य है। यदि 
बात न्यायकी है तब वो यह ठीक है कि वह दूसरोंसे स्वीकार कराई जाये 50% 
अन्यायपूर्ण है तव तो वह वदली ही जानी चाहिए। किसानों और जाँच करनेवालोक 
गवाहीसे पता चलता है कि फसल हुई ही नहीं; फिर भी सरकार कहती है कि फसल 
अच्छी हुई है। इस स्थितिमें छोगोंको सरकारसे यह कहनेका अधिकार है कि उनके 
भी आँखें हें, कान हैँ और उन्हें भी वुद्धि मिली है और वे अधिकारियोंके अन्यायके सामने 
कदापि न झकेंगे। यह बात मानने योग्य नहीं है कि लोग एक वर्षका लगान मुछतवी 
करवाने और इस प्रकार एक वर्षका व्याज वचानेके लिए झूठ बोलेंगे। अधिकारी जा 
यह्‌ कहते हैँ कि हजारों लोग झूठ बोलते हैं, यह असह्य है। इसलिए हम बह सिद्ध कर 
देना चाहिए कि न्याय-दृष्टिसे हमारा आग्रह उचित है। ऐसी स्थितिमें मेरी सलाह यह 
है कि यदि सरकार हमारी माँग मंजूर न करे तो हमें सरकारसे कह देना चाहिए कर 
हम छूगान नहीं देंगे और इसके लिए जो-कुछ कष्ट सहने पड़ेंगे उन्हें सहनेके लिए 
तैयार हैं। 3 

जिन-जिन जातियोंका उत्थान हुआ है उन्हें पहले कष्ट सहने पड़े हैं। यदि लगी 
अपनी जमीनें छोड़नी पड़ें तो उन्हें छोड़कर उनको कष्ट-सहनके लिए तैयार हो कक 
चाहिये । कुछ छोग यह भी कह सकते हैं कि यह तो विद्रोह या राजद्रीह सक कर 
किन्तु इसमें ऐसी कोई भी वात नहीं है। इसमें हमें कष्ट तो सहना हूं; कक 
कुछ नहीं है। फसल न होनेपर भी डरकर छगान दे दें, यह तो कायसता हैं। हम कं 
है, पद्म नहीं हें । सत्यकी खातिर दृढ़तापूर्वक साफ “न कहनेका नाम ही सत्याग्रह 


भाषण : नडियादमें र६रे 


हम लोग आज यहाँ सत्याग्रहकी नींव रखकर उसपर मण्डप रचनेकी आशा लेकर 
इकट्ठे हुए हैं। हमें सरकारको लगान . नहीं देना है, वल्कि उससे जूझना है। और जूझनेमें 
हमारे ऊपर जो भी कष्ट आयें उन्हें सहनेके लिए तैयार रहना है। इसमें हमारे ऊपर 
जो भी कष्ट आनेकी संभावना है उनपर विचार कर लेना उचित है: 


१. सरकार हमारा सामान वेचकर छगान वसूछ कर सकती है। 

२. चौथाई जुर्माना देना पड़ सकता है। 

३. इनामकी जमीनोंको जब्त किया जा सकता है, और 

४. लोग उहण्डता करते है, ऐसा कहकर सरकार उन्हें जेल भेज सकती है। 


“ उदृण्डता ” शब्द सरकारका है और वह मुझे बहुत अखरता है। जो सच्ची 
वात कहे उसे उदहृण्ड कैसे कहा जा सकता है? वह उदूण्ड नहीं वल्कि वीर है। सम्पन्न 
आसामी सुविधा होनेपर भी गरीबकी रक्षाकी खातिर लगान न दे; यह उदण्डता 
नहीं, वल्कि वीरता है। ऐसा करते हुए उसे गाँव भी छोड़ता पड़े तो वह छोड़ देगा 
और जो उसके लिए तैयार है वही इस क्रतको ले भी सकता है। 

सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा लेना बहुत कठिन है; किन्तु उसे पूरा करना उससे भी अधिक 
कठिन है। छोग प्रतिज्ञा लेकर उसे तोड़ें और्‌ ईद्वरसे विमुख हों यह मुझे असह्य 
लगता है। आप जब मुझे धोखा देंगे या झूठी प्रतिज्ञा करेंगे तब मुझे अत्यन्त दुःख 
होगा और उस दुःखके आवेशमें मुझे कड़ा कदम भी उठाना पड़ सकता है। में उपवास 
कर सकता हूँ। मुझे उपवाससे दुःख न होगा। कोई मुझे धोखा दे, उसके दुःखसे मुझ 
उपवासका दुःख कम लगता है। सत्याग्रहमें प्रतिज्ञाका मूल्य सबसे अधिक होता है, और 
उसका पालन अन्त तक करना चाहिए। ईइवरके नामपर ली गई प्रतिज्ञा कदापि भंग नहीं 
की जा सकती। और यदि मेरी आत्माहुतिसे हजारों लोगोंकी प्रतिज्ञाका पालन होता 
हो तो यह देह भले ही जाये। जिसे लड़ना है उसे दुढ़ निश्चय करना चाहिए। यदि 
कोई यह कहता है कि “ यथासम्भव तो डटा रहूँगा; किन्तु जब बहुत-ज्यादा जुल्म 
किया जायेगा तब कह नहीं सकता “, तो मुझे इससे दुःख नहीं होता। प्रतिज्ञा भंग करके 
मुझे आधात पहुँचानेकी अपेक्षा यदि कोई रातमें आकर मेरी गर्दन काट दे तो में उसे 
क्षमा कर दूंगा। जो मेरी गर्दन काटेंगा उसे क्षमा करनेके लिए में ईश्वरसे प्रार्थना 
करूँगा। किन्तु जो प्रतिज्ञा भंग करके मुझे आघात पहुँचायेगा उसे में कदापि क्षमा न 
करूँगा। - 

इसलिए में आप सब भाइयोंसे विनयपूर्वक कहता हूँ कि आप इस सम्बन्धमें जो भी 
निर्णय करें उसे अत्यन्त सावधान होकर करें। जो लोग अपनी प्रतिज्ञापर दुढ़ रहेंगे, वे 
ही उठेंगे। इस प्रकार आप ऊपर उठेंगे तो सरकार आपका आदर करेगी और यह 
समझेगी कि ये लोग अपनी प्रतिज्ञाका पान करनेवाले हूँ, उसको भंग करनेवाले नहीं । 
प्रतिज्ञा भंग करनेवाले न तो देशके कामके होते हैं, न सरकारके कामके और न ईदइवरके 
कामके | 

इस कारण में आप लोगोंकी सम्मति लेना और आपसे पूछना चाहता ह्ता हूँ कि 
आप लड़नेके लिए तेयार हैं या नहीं। में प्रतिज्ञापत्र तैयार करूँगा। जिन भाइयोंकी 


कर सस्पूर्ण गांधी वाहमय 


इच्छा इस प्रतिज्ञाको लेतेकी हो वे आश्रममें आकर उसपर हस्ताक्षर करें। मेरी एक 
ही प्रार्यवा है कि आप कष्ट सहें और अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें किस्तु गान अदा 
न करें। और इस प्रकार सरकारके सम्मुख यह सिद्ध कर दें कि आप कष्ट सहनेके लिए 
तयार हेैं। सरकार सब लोगोंके ऊपर तो जोर-जुल्म नहीं कर सकेगी।' 
जिन लोगोंके पास इनामी जमीनें हें उन्हें मेरी सलाह है कि वे लगान दे दें। 

श्री एन्ड्यूजने, जो गवर्नरसे भेंट करने गये हैं, तार दिया है कि में दिल्ली जाऊँ और 
उनसे मिलूं। श्री एन्द्रभूज और वल्लभभाई पटेल यहाँ काम करते रहेंगे। में श्री 
मुहम्मद अछो और ज्ौकत अलीके कार्यके सम्बन्धर्में दिल्ली जा रहा हूँ 

[ गुजरातीसे ] 

खेड़ा सत्याग्रह 


१९०. प्रतिज्ञा" 


[ चडियाद 
मार्च २२, १९१८ | 


हमारे गाँवमें फलल चार आनेसे भी कम हुई है इसलिए हमने सरकारसे आगामी 
वर्ष तक के लिए लगान वसूली स्थगित करनेका अनुरोध किया था। लेकिन सरकारते 
हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इसलिए हम-- हस्ताक्ष रकर्त्ता -- संकल्पपूर्वक घोषित 
करते हैँ कि हम इस सालका छगान --पूरा या अधूरा, कुछ भी अदा नहीं करेंगे; हम 
उसकी वसूलीके लिए सरकारको, वह जो भी ठीक समझे, कानूनी कार॑वाई करने देंगे 
और हम छूगानकी गैर-अदायगीके सभी परिणाम खुशीसे भोगेंगे। अगर वे हमारी जमीनें 
जब्त करें तो हम अपनी जमीन जब्त हो जाने देंगे, परन्तु हम अपनी ओरसे अदायगी 
करके और इस तरह झूठे होकर अपना आत्मसम्मान नहीं खोयेंगे। यदि सरकार 
उदारतापूर्वक बाकी सारे गाँवोंमें वकाया छगानकी वसूछी स्थगित करनेका निणेय करेगी 
तो हम छोगोंमें से जो छोग अदा करनेकी स्थितिमें होंगे पूरा या बकाया छूगान अदा 
कर देंगे। हममें से जिन लोगोंके पास पैसा है और जो जदा करे सकते हैँ, वे भी 
इसलिए अदायगी नहीं कर रहे हैं कि यदि हम अदा केर देंगे तो गरीब किसान डरकर 
छूगानकी अदायगीके लिए या तो अपनी जमीन-जायदाद बेचेंगे या कहींसे उधार लेंगे 
और इस तरह कष्ठमें पड़ जायेंगे। 
हमारा विश्वास है कि इस कष्टकी परिस्थितिसे गरीबोंका बचाव करना पैसे- 
वालोंका कत्तेब्य है। 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-६-१९१८ 
१, इसके वादका अनुच्छेद “ बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टक्ट्स ” से अनूदित है । 
२० नदियादकी समामें गांधीजीका भाषण समाप्त होनेपर छंगभग ३०० व्यक्तियोंने इस अतिशापर 
हस्ताक्षर किये थे; देखिए पिछला शीष॑क । वादके छुछ दिलोंमें और छोगोंने भी यही प्रतिज्ञा की थी । 


१९१. पतन्न : वाइसरायके निजी सचिवकों 


सेंट स्टीफेंस कॉलेज 
दिल्ली 
मार्च २५, १९१८ 
सेवामें 
महामहिम वाइसरायके निजी सचिव 
[महोदय, | 


में बयान नहीं कर सकता कि अछी भाइयोंके इस मामछेको छेकर मुझे कितनी 
दिमागी परेशानी रही है, परन्तु आज सुबह आपसे बातचीत करके मुझे बड़ी राहत 
और शान्ति मिली। यह देखकर कितनी खुशी हुई कि आपको मेरी बात समझनेमें थोड़ी 
भी देर नहीं लगी। यदि किसी औरकी जानकारीके बिना ही उनकी रिहाईका आदेश 
भेज दिया जाये तो वह सरकारका एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य माना जायेगा। इस ढंगसे 
उनकी रिहाई हो जानेसे उन तमाम उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शनोंसे भी बचा जा सकता है जो 
अन्य किसी प्रकारसे उनकी रिहाई होनेपर उनके स्वागतमें आयोजित किये ही जायेंगे। 

उनकी रिहाई होनी चाहिए। उसके कुछ कारण ये हैं: 

(क) उन्तको इसलिए नजरबन्द रखा जा रहा है कि वे सरकारके खिलाफ कुछ 

न कर सकें, यह उद्देश्य तो अपने-आपमें विफल हो जाता है क्योंकि वे 
अपनी मरजीके मुआफिक छोगोंसे पत्र-व्यवहार तो करते ही हैँ और सन्देश 
भी भेजते हैं। 

(ख) उनकी नजरबन्दीसे दिन-दिन उनका प्रभाव बढ़ता ही है। 

(ग) उन्तकी नजरबन्दीसे उनके मित्रोंके दिलमें कटुता बढ़ती है और आम मुसल- 
मानोंका असन्तोष और गहरा होता जाता है, जिसमें हिन्दू भी कुछ हृद- 
तक उनके साथ हूँ। 
हजारों मुसलूमानोंपर मौलाना अब्दुल बारी साहबका काफी-अधिक असर 
है। धर्म सम्बन्धी चीजोंमें वे मुसलमानोंके सलाहकार हैं और सरकार 
अली भाइयोंको रिहा करके, मौलानाको अपने पक्षमें कर सकती है। 
(3) जहाँतक मेरी जानकारी है, दोनों भाइयोंकी इच्छा-शक्ति दृढ़ है, उनका 

खानदान बड़ा ऊँचा है और वे सुसंस्कृत तथा ज्ञान-सम्पन्न हैं। शिक्षित 
मुसलछमानोंपर उनका बड़ा असर है और वे स्वयं काफी खुले दिमागके 
और सीधी बात कहनेवाले छोग हैं। उनको नजरबन्द करना एक भारी 
गलती थी। सरकारको तो सदा ही ऐसे व्यक्तियोंको अपने पक्षमें रखनेकी 
जरूरत है। और मेरी विनम्र रायमें तो उनको वजरबन्द रखनेसे कोई 
फायदा नहीं -.हो सकता। 


(घ 


चिककराकन_भी, 


२६६ सम्पूण गांधी वाहुमय 


. एक महान सरकारको तो यही शोभा देगा कि उनकी रिहाईके लिए चीख-पुकार 
और आन्दोलन फिर शुरू हो, इससे पहले ही उनको रिहा कर दिया जाये। 
यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक समझी जाये, तो में महामहिससे कभी भी मिलतेंके 
लिए तंयार रहूँगा। 
कृपया इस पत्रका उत्तर दीजिए। में २९ से ३१ तारीख तक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनकी अध्यक्षताके सिलसिलेमें इन्दौरमें रहँगा, उसके वाद अहमदाबादमें। 


[ आपका, 
मो० क० गांधी ] 
[अंग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, पॉलिटिकक (क): जून १९१८, 
सें० ३५९-६० 


१९२. खेड़ाकी परिस्थितिके बारेसें परिपत्र" 


हिन्दू अनाथ आश्रम 
नडियाद 
फाल्गुन सुदी १५, मार्च २७, १९१८ 

खेड़ा जिलेकी रंयतका कत्तेंव्य 
चूंकि खेड़ा जिलेमें फसल बहुत कम हुई है, अर्थात्‌ अधिकांश गाँवोंमे चौथाईसे 
भी कम रह गई है, इसलिए सरकारी नियमके अनुसार इस वर्ष लूगान-वसूली मुलतवी 
कर देनी चाहिए। इसके लिए रैयतकी ओरसे सरकारके पास वार-वार प्रार्थनाएँ भेजी 
गई हँ। जनताकी ओरसे गुजरात-सभा, ” माननीय सर्वेश्री जी० के० पारेख और भारत 
सेवक समाज [सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ] के वी० जे० पटेल और सर्वेश्री देवधर, 
अमृतलाल ठक्कर और जोशीने फसलोंके बारेमें जाँच-पड़ताल की है और सभी इस 
निष्कर्षपर पहुँचे हैँ कि खरीफकी फसल तो लगभग सारी खराव हो चुकी है । मेंने भी 
कई जिम्मेदार और सम्माननीय सहायकोंकी मददसे छगभग ४०० गाँवोंकी फसलोंके वारेमें 
काफी व्यौरेवार पड़ताल करके देखा है कि लगभग उन सभी गाँवोंमें फसल रुपये 
चार आने-भरसे भी कम रह गई है। मेंने यह भी पाया कि रैयतके बहुतसे लोगोंके 


१. मूल परिपत्र शुजरातीमें था । गुजरातीने इसे अपने ३१-३-१९१८ के अंकर्मे मकाशित किया 
था। * वॉम्वे सीक्रेट एब्स्टेक्टस ? में खेड़के जिछा मजिस्ट्रेटका जो नोट छापा गया था, उसके अनुप्तार २७ 
मार्चको दिल्‍लीसे नडियाद छौटनेके बादसे गांधीजी कई परिपत्र जारी करनेमें व्यस्त रहे । पहला परिपत्र 
जिंडे-भरमें दीवारोंपर छगाया गया था | उसकी प्रति अब अप्राप्य है । उसमें किंसानोंसे कहा गया था कि 
3 सरकारकी दमनकारी कार्खाईके वारेमें गांवीजीसे लिखा-पढ़ी करें। यह परिषत्र भी जारी किये गये उन 
अनेक परिपत्रोंमें से एक है । 


खेड़ाकी परिस्थितिके वारेमें परिपत्र २६७ 


पास पैसा नहीं है और अज्नकी वहुत-सी खत्तियाँ विछकुछ रीती पड़ी हैँ, और यह भी कि 
इस जिलेमें कई किसान अपने खानेके लिए यहाँ पैदा होनेवाले अन्नके स्थानपर बाहरसे 
बड़े पैमानेपर मकई मँगाकर काम चला रहे हैं। मेंने यहाँतक देखा हैं कि जहाँ छोगोंने 
लगान अदा कर भी दिया है, वह तलाटी इत्यादिके भयसे ही किया है। कई स्थानों- 
पर जनताने अपने पेड़ इत्यादि बेचकर लगान भरा है। मेने यह भी पाया है कि जनता 
बहुत ही अधिक बढ़ी हुई कीमतोंके बोझसे कराह रही है। इतना ही नहीं लोग प्लेग 
फैलनेके डरसे झोंपड़ियोंमें अत्यधिक चिन्तित रहते हँँं।' कलक्टर और कमिश्नरको ये 
सभी तथ्य बतला दिये गये हैं; उन्होंने कुछ रियायतें भी दी हें। पर लोगोंकी आवश्यक- 
ताओंको देखते हुए वे नगण्य-सी हें। ऐसी परिस्थितिमें जनताको केवल एक ही सलाह 
दी जा सकती है, वह यह कि अपनी सचाई सिद्ध करतेके लिए उनको लूगान तो अदा 
नहीं करना चाहिए। पर यदि सरकार उनकी सम्पत्ति वेचकर लगान वसूल करना चाहे 
तो उसे करने देना चाहिए। भयके कारण लूग़ान अदा करके अपनेको झूठा साबित करनेसे 
कहीं अच्छा है कि लगान अदा न करके अपना सर्वेस्व होम होने दिया जाये। जो भी 
हो, जनताको मेरी तो यही पक्‍की सलाह है कि उसे कूगान अदा नहीं करना चाहिए 
और उसके फलस्वरूप होनेवाले सभी कष्ट और जुल्म उसे बर्दाइत करने चाहिए। सर- 
कारकों लोकमतके आगे सिर झुकाना पड़ेगा, लेकिन यह तभी होगा जब अपने आचरणसे 
जनता सरकारको अपनी रायका सम्मान करना सिखायेगी। कई प्रमुख सज्जन इस संघ- 
पषंमें जनताकी सहायता करनेके लिए तैयार हैं, और यदि किसीको घरसे बेदखलू किया 
गया है तो उसके रहने और खानेका प्रबन्ध भी किया गया है। लूगानकी अदायगी न 
करनेका साहस जिन लोगोंमें है, उनके हस्ताक्षरोंके लिए प्रतिज्ञा-पत्र जारी किये जा चुके 
हैं। आशा है कि वे सभी किसान उनपर हस्ताक्षर करेंगे जिन्होंने अभी रूगान अदा 
नहीं किया है। मेरी यही सलाह है कि हस्ताक्षर करनेसे पहले ही भलीभाँति विचार 
कर लेना चाहिए, परन्तु यह याद रखना चाहिए कि एक वार हस्ताक्षर कर देनेके बाद 
फिर पर पीछे नहीं हटाना है। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स 


१. गुजराती द्वारा प्रकाशित विवरणमें यह वाक्य नहीं है । 


१९३. पन्न: अखबारोंको'" 


नडियाद 
मार्चे २७, १९१८ 
सम्पादक 
'छीडर 
इलाहाबाद 
महोदय, 


में समझता हूँ कि मुझे अपने हालके उपवासके सम्बन्धेमें जनताके सामने अपनी 
स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुछ मित्र मेरे इस कार्यको मूर्खतापूर्ण समझते हैं, कुछ इसमें 
नामर्दी देखते है, और दूसरे कई इसे उससे भी खराब समझते हैं। लेकिन में यह मानता 
हैँ कि अगर मेने यह कदम न उठाया होता, तो में अपने सिरजनहारके प्रति और मैंने 
जिसका संकल्प किया है उस उद्देश्यके प्रति सच्चा सिद्ध नहीं होता! 

कोई एक महीने पहले में वम्बई गया था। वहाँ मुझसे कहा गया था कि अह- 
मदाबादके मिल-मजदूरोंने धमकी दी थी कि यदि महामारीके दिनों उनको मिलनेवाला 
वोनस बन्द किया गया तो वे हड़ताल और हिंसाका मार्ग अपनायेंगे। मुझे मध्यस्थ वनने- 
को कहा गया और मेंने मंजूर कर लिया। पिछले अगस्त महीनेसे मजदूरोंको महामारीके 
कारण ७० फीसदी तक बोनस मिल रहा था। इस बोनसको बन्द करनेकी कोशिशके 
कारण मजदूरोंमें भारी असन्तोष फैछा । मिल-मालिकोंने महामारीके कारण दिये जानेवाले 
वोनसके बदले और बढ़ी हुई मेंहगाईके कारणसे उनकी मजदूरीमें २० फीसदी इजाफा 
कर देनेकी वात बहुत देरसे कही । परन्तु मजदूरोंको इससे सन्‍्तोष न हुआ। सारा सवाल 
पंचके सुपुर्द किया गया और अहमदाबादके कलक्टर मि० चैठफील्ड सरपंच नियुक्त किये 
गये | इसपर भी कुछ मिलोंमें मजदूरोंने हड़तार कर दी। मालिकोंने सोचा कि मज- 
दूरोंने यह सब बिना किसी उचित कारणके किया है, इसलिए उन्होंने पंच-प्रस्ताव वापस 
ले लिया और तालेवन्दीका ऐलान कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर लिया कि जिस 
२० फीसदी इजाफेका ऐलान उन्होंने किया है, जबतक मजदूर उसको मंजूर करूेंके 
लिए हारकर विवश नहीं हो जाते, तबतक तालेबन्दी जारी रखी जाये। असर 
ओरसे भाई शंकरलाल बेंकर, भाई वल्लभभाई पटेल और में पंच नियुक्त ३००३५ को, 
हमने देखा कि अगर हम तुरन्त और मजबूतीके साथ कोई कदम नहीं उठायेंगे वो मज- 
दूर दवा दिये जायेंगे। इसलिए हमने इजाफेके सिलसिलेमें जाँच शुरू की। हमने मिल- 
मालिकोंकी सहायता पानेकी कोशिश की, किन्तु उन्होंने हमें कोई सहायता न दी। उनका 
मंशा यही था कि मिलकू-माछिकोंका एक ऐसा संयुक्त संगठन तैयार कर लिया जाये जो 


१, स्पष्ट ही यह पत्र छयमग सभी समाचारपत्रोंकी भेजा गया था । शसे मद्गासके हिन्दि और 
इलाहावादके लीडरने प्रकाशित किया था । 


पत्र : अखवारोंको २६९ 


मजदूरोंके संगठनसे मोर्चा ले सके। अतएव एक दृष्टिसे हमारी जाँच-पड़ताल एकतरफा 
थी। फिर भी हमने मालिकोंके पक्षको ध्यानमें रखनेका यत्न किया। हम इस निरचय- 
पर पहुँचे कि ३५ प्रतिशतका इजाफा उचित माना जा सकता है। मजदूरोंकों अपना 
आँकड़ा वतानेंसे पहले हमने अपनी जाँचका परिणाम मिल-मालिकोंको बतछाया और 
उनसे यह भी कहा कि अगर वे उसमें कोई भूल सुझायेंगे, तो हम उसे सुधार लेनेको 
तैयार हँ। लेकिन उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकारका समझौता करना पसन्द ही न 
किया | उन्होंने अपने जवाबसें यह बताया कि बम्बईके मालिकों और सरकारकी तरफसे 
जो दर दी जाती है, वह हमारे द्वारा ठहराई हुई दरसे बहुत कम है। मेंने महसूस किया 
कि उनके जवाबका यह हिस्सा अनावश्यक था। अतएव एक विराट्‌ सभामें ' मेंने ऐलान 
किया कि मिल-मजदूर ३५ फीसदी इजाफा मंजूर करेंगे और यहाँ यह ध्यानमें रखने 
योग्य है कि मजदूरोंको महामारीके कारण उनकी मजदूरीपर ७० फीसदी इजाफा मिलता 
था और उन्होंने अपना यह इरादा जाहिर किया था कि बढ़ती हुई मेहगाईके आधार- 
पर वे ५० प्रतिशतसे कम इजाफा मंजूर नहीं करेंगे। परन्तु उनसे कहा गया कि बे अपने 
५० प्रतिशत और मिल-मालिकोंके २० प्रतिशतके बीचकी इस दर्‌को मंजूर करें। (बिलकुल 
संयोगकी बात है कि हमने जो दर निश्चित की वह दोनोंके बीचकी थी।) थोड़ी बुदव॒ुदा- 
हटके बाद सभाने ३५ प्रतिशतका इजाफा लेना स्वीकार किया, इसके साथ ही यह भी 
मान लिया गया था कि जिस क्षण मिल-मालिक पंचकी मारफत फैसला कराना स्वीकार 
कर लें, उसी क्षण मजदूर भी वैसा ही करें। इसके बाद यानी पिछली २६ फरवरीके 
बादसे रोज हजारों आदमी गाँवके कोटके बाहर एक पेड़की छाया तले इकट्ठे होते थे। 
उनमें से कई तो बड़ी दूरसे पैदल चलकर आते थे, और सच्चे दिलसे परमात्माको साक्षी 
रखकर ३५ प्रतिशतसे एक पाई भी कम न लेनेका अपना निरचय मजबूत करते थे। 

उन्हें पैसेकी कोई मदद नहीं दी गई थी। अब यह तो हर कोई समझ सकता है कि 
ऐसी हालतमें उनमें से कईको भूखे रहना पड़ता था और जबतक वे बेकार थे, उन्हें 
कोई कर्ज भी न देता था। दूसरी तरफ, उनके सहायकोंकी हैसियतसे हमने यह निश्चय 
किया कि अगर उनमें से काम करने योग्य लोग कड़ी मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजारा 
करनेको तैयार न हों, और हम चन्दा इकट्ठा करके उसका उपयोग उनके भरण-पोषणमें 
करें, तो उससे हम उनको नुकसान ही पहुँचायेंगें। जिन लोगोंने साँचोंपर काम किया 
था, उनको रेत या ईंटकी टोकरियोंको ढोनेकी वात समझाना बहुत कठिन था। वे यह 
काम करते तो थे, लेकिन बड़ी नाराजीके साथ। मिल-मालिकोंने भी अपने दिल कठोर 
बना लिये थे। उन्होंने भी २० प्रतिशतसे ज्यादा न देनेका निश्चय कर लिया था, और 
मजदूरोंको फुसछाकर उनसे घुटने टिकवानेके लिए अपने आदमी लगा रखे थे। तालेबन्दीके 
शुरूमें ही हमने काम न करनेवालोंकी मदद न कर सकनेका ऐलान कर दिया था, लेकिन 
इसके साथ हमने उन्हें यह विश्वास भी दिलाया था कि उन्हें खिलाकर और पहनाकर 
ही हम खायेंगे और पहनेंगे। इस तरह २२ दिन बीत गये। भूखकी तकलीफका और 
मिल-मालिकोंके जासूसोंका असर काम करने रूगा। शैतान उन्तको बहकाने हूगा, उनसे 


१. देखिए “अद्दमदावादके मिल-मजदूरोंकी हडताल”, फरवरी २६, १९१८। 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कहने छगा कि इस संसारमें ईश्वर नामकी ऐसी कोई चीज नहीं जो उनकी मदद करे, 
और ये ब्रत वगैरह तो कमजोरोंकी कमजोरीको छिपानेके लिए अस्तियार की गई तरकीबें 
हैं। में हमेशा देखता था कि लोग पाँचसे लेकर दस हजार तक की तादादमें रोज उत्साह 
और, उमंगके साथ इकट॒ठे होते थे। उनके चेहरोंसे उनकी दृढ़ता टपकतती थी। लेकिन 
इसके बदले एक दिन मेंने सिफे दो हजार आदमियोंको एकत्र देखा, जिनके चेहरोंपर 
निराशा छाई-हुईं थी। इसी अर्सेंमें हमने यह भी सुता कि किसी एक चालमें रहनेवाले 
मिल-मजदूरोंने सभामें आनेसे इनकार किया है, और वे बीस प्रतिशतका .इजाफा मंजूर 
करके कामपर जानेकी तैयारीमें हैँ। उन्होंने हमें ताने भी दिये (और में समझता हूँ 
कि उनका कहना वाजिब था) कि हमारे पास मोटरें हूँ, खाने-पीनेका पूरा प्रबन्ध है, 
इसलिए सभामें हाजिर रहने और मौतके मुकाबलेमें भी दृढ़ रहनेकी सछाह देना हमारे 
लिए बड़ा आसान है। ऐसी दशामें मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे उनकी आपत्ति उचित 
मालूम हुईं। ईश्वरपर मुझे उतना ही विश्वास है, जितना इस बातपर कि में यह 
पत्र लिख रहा हूँ। और में मानता हूँ कि किसी भी दक्षामें वचनका पालन करना 
आवश्यक है। में जानता था कि हमारे सामने खड़े हुए छोग परमात्मासे डरते हें, 
परल्तु तालेबन्दी और हड़तालके कई दिनों तक चलतेके कारण उनपर असह्य बोझ आ 
पड़ा है। में हिन्दुस्तानमें बहुत घूमा हैँ। अपनी इन यात्राओंमें मेंने सैकड़ों आदमी ऐसे 
भी देखें हैं, जो पलमें प्रतिज्ञा करते हें और पलमें उसे तोड़ते हैँ। में यह भी जानता 
था कि हममें जो छोग सबसे अच्छे माने जाते है, ईइवर और आत्मबलके सम्बन्धमें उनकी 
श्रद्धा भी ढीली और अस्पष्ट ही होती है। मेंने देखा कि मेरे लिए यह एक पवित्र 
अवसर है। मुझे अपनी श्रद्धा कसौटीपर कसी हुई प्रतीत हुईं। फलतः में विना किसी 
संकोचके उठ खड़ा हुआ और मेंने कहा कि जो भ्रतिज्ञा शपथपुर्वक ली गई है, मिल- 
मजदूरों द्वारा उसका भंग होना मेरे लिए असह्य है। इसलिए मेंने प्रतिज्ञा की कि 3० 
तक मजदूरोंको ३५ प्रतिशत इजाफा नहीं मिलेगा अथवा जबतक वे हारकर घुटने नह 
टेक देंगे, तबतक में अन्न नहीं खाऊंगा। इस समय तक सभास पिछली सभाओंका-सा 
उत्साह न था, उदासी थी। लेकिन अब उसमें जैसे जादूसे एकाएक उत्साह आ गया। 
एक-एक आदमीके गालपर टफ्लटप आँसू टपकने लगे, और वे एकके बाद एक उठकर 
यह ऐलान करने लगे कि जबतक उनकी माँग मंजूर नहीं होती, वे कभी भी मिलमे 
काम करने नहीं जायेंगे, और जो छोग इस सभामें हाजिर नहीं आह मिलकर उन्हें 
भी अपने पक्षमें ले आयेंगे। सत्य और प्रेमके प्रभावको प्रत्यक्ष देखनेका यह एक अमूल्य 
अवसर था। हरएक यह महसूस करने ऊूुगा कि परमेश्वरकी पालक शक्ति जितनी प्राचीन 
कालमें हमारे आसपास रहती थी, उतनी ही आज भी है। इस भ्रतिज्ञाका कोई 2 
मुझे नहीं। बल्कि में तो श्रद्धापूवंक यह मानता हूँ कि अगर मेने इससे कुछ हक ह 
होता तो मेंने अपने-आपको लोगोंके उस विश्वासके अयोग्य सिद्ध किया होता जे हे 
मुझको दिया था। भतिज्ञा करनेसे पहले भी में जानता था कि उसमें ऊँ बड़ी तु पा 
रह गई हैं । मिल-मालिकोंके निरचयपर किसी प्रकारका असर डालनेके लिए इ््स नल 
की प्रतिज्ञा करना तो उनके 'साथ एक कायरतापूर्ण अन्याय करना है। में जानत 


पत्र : अखबारोंको २७१ 


कि उनमें से कुछकी मित्रताका सौभाग्य मुझे प्राप्त है, लेकिन अपने इस कामसे अब में 
इस योग्य भी नहीं रह गया हूँ। में यह भी समझता था कि मेरे इस कार्यके कारण 
गलतफहमी बढ़नेका डर है। मेरे लिए यह सम्भव न था कि में उनके निर्णयपर 
* अपने उपवासके प्रभावको पड़नेसे रोकूँ। दूसरे, उनके परिचयके कारण मेरी जिम्मेदारी 
इतनी बढ़ गई थी कि में उसे उठानेमें असमर्थ था। आम तौरपर इस तरहकी लड़ाई- 
में मजदूरोंके लिए जो राहत में उचित रूपसे हासिल कर सकता था, उसीके लिए यहाँ 
में असमर्थ -.हो उठा। में जानता था कि मिल-मालिकोंसे में कमसे-कम ले सकूगा, और 
मजदूरों द्वारा की गई प्रतिज्ञाके तत्त्वोंकी सिद्धिके वदछे उसके स्थूछ अर्थकी सिद्धिसे ही 
मुझे सन्‍्तोष करना. पड़ेगा, और हुआ भी वही। मेंने तराजूके एक पलड़ेमें अपनी प्रतिज्ञाके 
दोष रखे, और दूसरेमें गुण । मानव-प्राणीके बिलकुल निर्दोष कर्म तो बिरले ही हो सकते 
हैं। में जानता था कि मेरा काम तो खास तौरपर दोषभरा है। मेंने देखा कि हमारी 
आनेवाली सन्‍्तान हमारे बारेमें यह कहे कि दस हजार आदमियोंने बीस-बीस दिनतक 
ईदवरको साक्षी रखकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह अचानक तोड़ डाछी, इसकी अपेक्षा 
मिल-मालिकोंकी स्वतन्त्रताकों और उनकी स्थितिको अनुचित रीतिसे विषम बनानेमें 
मेरी जो बदनामी होगी, वह ज्यादा अच्छी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जबतक लोग 
फौलादकी तरह मजबूत नहीं बनते, और जबतक दुनिया उनकी टेकको 'मीड” और 
'फारसी ” जातियोंके कानूनकी तरह अटूट और अचल नहीं समझती, तबतक वे एक 
राष्ट्र नहीं बन सकते। मित्रोंकी राय चाहे जो बनी हो, तथापि इस समय तो में यही 
मानता हूँ कि आगे भी कभी ऐसा मौका आया, तो जैसा कि इस पत्रमें कहा गया 
है, में इसी ढंगसे काम करनेमें हिचकूँगा नहीं । 

इस पत्रको समाप्त करनेसे पहले में दो व्यक्तियोंके' नामोंका उल्लेख करना चाहता 
हूँ। हिन्दुस्तात उनपर गे कर सकता है। श्री अम्बाछारू साराभाई मिल-मालिकोंके 
प्रतिनिधि थे । वे एक सुयोग्य सज्जन, बड़े सुशिक्षित और सजग व्यवित हैँँ। साथ ही वे 
दृढ़ निश्वयी भी हेँ। उनकी बहन अनसूयाबेन मिल-मजदूरोंकी प्रतिनिधि थीं। उनका 
हृदय कुन्दनकी तरह निर्मल है और गरीबोंके लिए उनके दिलूमें बहुत दया है। मिल- 
मजदूर उन्हें पूजते हैँ, और उनकी बातको कानूनका-सा मान देते हें। ऐसी किसी 
लड़ाईके बारेमें में नहीं जानता, जिसमें कदुता नाम-मात्रकी ही हो, और दोनों पक्षोंके 
बीच इतना सौजन्य रहा हो। इस मधुर परिणामका श्रेय मुख्यतः उस सम्बन्धकों है 
जो श्री अम्बालालू साराभाई और अनसूयाबेनने इस संघर्षके साथ बनाये रखा था। 


आपका, 
मो० क० गांधों 
[अंग्रेजीसे ] 
लीडर, रे-४-१९१८ 


१९४. पत्र : जें० बी० क़ृपरानीको* 


नडियाद 
मार्च २७, १९१८ 
प्रिय मित्र, 
में तुम्हें इससे पहले पत्र नहीं लिख सका, इसके लिए क्षमा करना। आद्या है 
गिरवारीने मेरा सन्देश तुम तक पहुँचा दिया होगा। में तुमको ऐसा पत्र लछिखवा चाहता 
था कि जिसे पढ़कर तुमको शान्ति और आनन्द मिले। इसीलिए देर हुईं। अब भी 
ऐसा पत्र लिख सकूगा या नहीं, इसके वारेमें शंका है। छेकिन जब में तुमको लिखनेमें 
ज्यादा देर नहीं कर सकता तुम्हारे पत्रमें व्यक्त की गई मार्मिक वेदना तो मेरे सामने 
स्पष्ट है; किन्तु मृत्यु हमारे प्रियसे प्रियजनोंको एकाएक छीन ले, जैसा तुम्हारे भाईके 
मामलेमें हुआ है, तो इससे हमें पंगु क्यों वत जाना चाहिए ? क्या मृत्यु केवछ एक परि- 
वर्तव और विस्मरण-मात्र नहीं है ? वह एकाएक जा जाये, तो क्या उत्के स्वरूपमें कोई 
फर्क पड़ जाना है ? तुमको तो एक दुर्लभ अवसर मिला है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे 
तत्त्वज्ञानकी परीक्षा हो रही है। तुम प्रामाणिक मार्गेसे कुटुम्बके दो आदमियोंका भरण- 
पोषण करो, तो इसमें भी सच्ची राष्ट्र-सेवा है। कुदुम्बका भरण-पोपण करनेवाले सभी 
लोग अगर तथाकथित राष्ट्र-मेवक वन जायें, तो राष्ट्रका क्या होगा? यही तुम्हारी 
परीक्षाका समय है। और में जानता हूँ कि उसमें तुम कच्चे सावित नहीं होगे। तुम्हारे 
तमाम मित्रोंकी परीक्षाका भी यही समय है। तुम क्या करना चाहते हो, तो वता दो। 
अगर आ सको, तो मुझसे मिल जाओ तुम्हारी योजनाओंपर हम चर्चा कर छेंगे। यह 
तो तुम जानते ही हो कि मुझसे जो मदद हो सकती है, वह में करनेको तैयार हूँ। 
हादिक स्नेह और सहानुभूति, 
सदा तुम्हारा, 
वापूजी 
[बंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डाबरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


१. जीवद्राम वी० कृपछानी (१८८६-); शिक्षाविद्‌, राजनीतिश और १९४६ में भारतीय राष्ट्रीप 
काग्रेचके अध्यक्ष । 

२. गांधोजीने यह पत्र थी कृपलानीके उत्त पत्रके उत्तरमें ल्खि था जिसमें उन्होंने कपने भाई ञौर 
भामीक्ी झत्य की उचना देते हुए शांका प्रकट की थी कि मब शायद उन्हें समाज-तेवाका काम छोड़ 
देना प्डे । ध 


१९५. वक्तव्य : खेड़ाकी परिस्थितिके बारेमें समाचारपन्नोंको 


..._ नडियाद 
मार्च २८, १९१८ 


सभी मानते हें कि खेड़ा जिलेमें इस वर्ष १९१७-१८ की फसल काफी खराब हो 
गई है। माऊछंगुजारी-कानूनके मुताबिक चार आनेसे कम फसल रह जानेपर किसानोंको 
हक हो जाता है कि उस सालकी लगान-वसूली मुखतवी कर दी जाये । और अगर फसल 
छ: आनेसे कम हुई हो तो आधे छूग्रानकी वसूछी मुखतवी कर दी जाये। जहाँतक मुझे 
जानकारी है, सरकारने लगानकी वसूली रूगभग ६०० गाँवोंमें से केवल एक गाँवमें पूरी 
और १०३ से कुछ अधिक गाँवोंमें आधी मुछतवी करनेकी कृपा की है। रैयतका कहना 
है कि वास्तविक स्थितिको देखते हुए यह बहुत कम है। सरकार कहती है कि ज्यादातर 
गाँवोंमें फसल छः आनेसे ऊपर रही है। इसलिए अब सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि 
फसल चार आने-भर हुई है या छः आने-भर या उससे भी ज्यादा। सबसे पहली चीज 
तो यह कि सरकारने जो निर्धारण किया है, वह वास्तवमें गाँवोंके मुखियोंकी मददसे 
तलातियोंने किया है। उनके दिये हुए आँकड़ोंकी जाँच कराना कभी जरूरी नहीं माना 
जाता, क्योंकि फसल खराब होनेपर ही सरकारके निर्धारणके बारेमें कोई छांका उठानेका 
सवाल उठता है। तलाती लोगोंका पूरा वर्ग ही चापल्स, बेईमान और अत्याचारी होता 
है, और जो जी-हुजूरी करते हें, गाँवके मुखिया भी विशेषकर वे ही चुने जाते हैं। 
तलातियोंका बस एक ही उद्देश्य होता है--- जितनी जल्दी हो सके पूरा छूगान वसूल 
किया जाये। हमें कभी-कभी ऐसे मेहनती तलातियोंके किस्से पढ़नेको मिलते हैँ जिनको 
पूरी वसूली करनेके उपहार-स्वरूप पणड़ियाँ भेंट की गई हें। मेने तलातियोंके वर्गके 
लिए जिन विशेषणोंका प्रयोग किया है उनको निरपवादरूपमें उनपर छाग्रू करनेका मेरा 
कोई मंशा नहीं। में तो एक तथ्य-भर सामने रख रहा हूँ। वे तलाती पैदा तो नहीं 
होते, बनते ही हें और लूंगान-वसूल करनेवालोंको अपने अन्दर एक हृदयहीनता पैदा 
करनी ही पड़ती है, उसके बिना वे अपने प्रभुओंको खुश रखने कायक काम नहीं कर 
सकते। संसार-भरमें यही देखनेमें आता है। लगान-वसूलीका काम आजकल मुख्यतः 
तलाती ही करते हूँ । उनके बारेमें रैयत द्वारा कही जानेंवाली बातोंका ब्यौरा पेश करना 
मुमकिन नहीं। तलातियोंके बारेमें इतना सब लिखनेका मेरा प्रयोजन यही दिखलाना 
है कि सरकारके फसल कूतनेका आधार दोषपूर्ण है और वह जश्ञायद जान-बूझकर रैयतंके 
खिलाफ कूती जाती है। तलातियोंके निर्धारणके खिलाफ रैयतके गरीब-अमीर सभी लोगों 
द्वारा दिये गये सबूत मौजूद है; इनमें से कुछ बड़े-बड़े ओहदोंपर हैं, कुछके पास 
काफी दौलत भी है और उन्हें गलत बात कहनेपर अपनी प्रतिष्ठा-हानिका भय है। 
बढ़ा-चढ़ाकर बात कहनेमें इन्हें कुछ मिलना नहीं है, सिवाय तलातियों और शायद" 
उच्च अधिकारियोंके क्रोधके। में यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस आन्दोलनका 
मंशा सरकार या व्यवितगत रूपसे किसी अधिकारीको बदनाम करनेका नहीं है। 


१४-१८ 


२७४ सम्पूर्ण मांधी वाइूमय 


आन्दोलनका मंशा जन-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले मामछोंमें जनता द्वारा अपनी बात 
सुनाये जानेके अधिकार॒पर आग्रह करना है। 

जनता जानती है कि माननीय श्री जी० के० पारेख और श्री वी० जे० पटेलते 
गूजरात-सभाके आमन्त्रणपर और उसकी सहायतासे, भारत सेवक समाजके सर्वेश्री देवघर, 
जोशी और ठक्करके साथ इस सम्बन्धमें जाँच-पड़ताल की थी। उनकी जाँच-पड़ताल 
प्रारम्भिक और संक्षिप्त ही हो सकती थी और इसीलिए वह कुछ ही गाँवोंतक सीमित 
थी। लेकिन उनकी जाँचके परिणामसे सिद्ध हो गया कि अधिकांश गाँवोंमें फतल चार 
आनेसे कम हुई थी। चूँकि उनकी जाँच काफी विस्तृत नहीं थी, इसलिए उसके बारेमें 
हंकाएँ की जा सकती थीं और की भी गईं। इसलिए मेंने लगभग २० सुयोग्य, अनुभवी, 
निष्पक्ष और प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी सहायता लेकर पूरी तरह जाँच 
करना प्रारम्भ किया। में स्वयं ५० से अधिक गाँवोंमें जाकर जितना हो सकता था, 
ज्यादासे-ज्यादा लोगोंसे मिला और मेंने उन गाँवोंमें जाकर उनके खेत देखे। गाँववालों 
से हर तरहकी पूछताछ करनेंके बाद में इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि उनकी फसल चार आने 
से कम रह गई है। मैंने देखा कि मेरे पास आनेवाले छोगोंमें से कुछ ऐसे भी थे जो बढ़ा- 
चढ़ाकर. कही गई बातों और वक्तव्योंमें काट-छाँट करनेके लिए तैयार थे। वे जानते 
थ्‌ कि सत्यसे डिगनेकी उनको क्या-कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। रबीकी फसल और सखेतोंमें 
खड़ी खरीफकी फसलके बारेमें किसानों द्वारा दिये गये बयानोंकी सचाई मैंने अपनी आँखोंसे 
देखी । मेरे सहयोगियोंने भी ऐसे ही तरीके अपनाये थे। इस तरह छगभेग ४०० गाँववालोंसे 
पूछताछ की गई और केवल कुछको छोड़कर अन्य सभी जगह हमने फसल चार आनेसे 
कम ही पाई; और केवछ तीन जगह हमें छः आनेसे अधिक फसल मिली। खरीफकी 
फसछके बारेमें हमने यह तरीका अपनाया था कि अलग-अलग प्रत्येक गाविकी कुछ उपज- 
का अन्दाज करके फिर देखा जाये कि उन गाँवोंमें सामान्यतया हरसाल कितनी फसल 
होती रही है। किसानोंके बयानोंको सही मान लेनेपर, -जाँचका यही तरीका सोलहों 
आने खरा बैठता है, किसी भी दूसरे तरीकेको अवैज्ञानिक करार दिया जाना चाहिए 
और उसे छोड़ दिया जाता चाहिए। में पहले ही बतला चुका हूँ कि अपनी जाँचके 
तरीकेमें मेने अतिशयोक्तिकी गुंजाइश नहीं रहने दी थी। खेतोंमें खड़ी रबीकी फसल 
की जाँच तो हमने अपनी आँखोंसे फसल देखकर की थी झौर ऊपर बतलायें गये 
तरीकेसे उसका मिलान कर लिया था। सरकारतों अपने विर्धारणका आधार आँखसे देखकर 
लगाये गये अनुमानकों ही बनाती है, इसलिए उसमें अटकलकी बड़ी गुंजाइश रह 
जाती है। इतना ही नहीं उसपर कुछ बुनियादी किस्मकी आपत्तियाँ की जा सकती 
हैं, जो मेंने जिला कलक्टरकों लिखे अपने पत्रमें गिनाई हैं। मैंने उतसे अनुरोध किया 
था कि वे वड़थल गाँवको कसौटी बनायें। वड़थल जिलेका एक प्रसिद्ध और समानता 
खाता-पीता गाँव है, उसके पाससे रेलवे छाइन गुजरती है और वह एके व्यापारिक 
केन्द्रके समीप स्थित है। मेरा सुझाव था कि यदि उस गाँवकी फसल चार आनेसे कम 
निकछे, जो कि में समझता हूँ कि निकलेगी, तो अन्य अपेक्षाकत प्रतिकूछ स्थितिवाले गाँवों- 
में वह चार आनेसे अधिक हो ही नहीं सकती । अनुरोधके साथ मेने एक बुझा भी दिया 
था कि जाँचके समय मुझे उपस्थित रहनेकी इजाजत दी जाये। उन्होंने जाँच तो की पर 


वक्‍तव्य-: खेड़ाकी परिस्थितिके बारेमें समाचारपन्नोंको २७५ 


मेरा सुझाव नहीं माना, इसलिए उनकी जाँच एकतरफा रही। कलकक्‍्टरने उस गाँवकी 
फसलके वारेमें एक बड़ी ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार की है, जिसका मेंने अपनी समझसे बड़ी 
सफलताके साथ ख़ण्डन कर दिया है। में समझतः हूँ कि सरकारका अनुमान शुरूमें 
बारह आनेका था, लछेकित कलक्टरने कमसे-कम अनुमान सात आनेका किया है। कल- 
क्टरने फसछका अनुमान छगानेके लिए जो गलरूत तरीके अपनाये हूँ और जिनकी ओर मेने 
उनका ध्यान आकर्षित किया है, यदि उनकी ओर ध्यान दिया जाये तो उनके अपने 
हिसावसे भी अनुमान छः: आनेसे कम बैठेगा और किसानोंके अनुसार वह चार आनेसे कम 
बैठेगा । कछक्टरकी रिपोर्ट और मेरा उसका जवावे-दोनों ही इतने प्राविधिक हें कि जनता 
उनको समझ नहीं पायेगी। परन्तु मेंने सुझाव दिया है कि चूंकि सरकार और किसान 
दोनों ही अपनी-अपनी बातकों सही मानते हैँ, इसलिए यदि सरकार लोकमतकी जरा 
भी परवाह करती है तो उसे जाँच करनेके लिए एक ऐसी निष्पक्ष समिति नियुकत करनी 
चाहिए जिसमें किसानोंके प्रतिनिधि भी शामिल हों; या फिर सरकारकों जनताकी बात 
मान लेनी चाहिए। सरकारने दोनों ही सुझाव ठुकरा दिये हें और वह लगान-वसूलीके 
लिए अत्याचारपूर्ण तरीके अपनानेका आग्रह करती है। यहाँ में इसका भी उल्लेख कर 
दूँ कि इस बीच वे अत्याचारपूर्ण तरीके पूरी तौरपर तो कभी बन्द नहीं किये गये और 
कहीं-कहीं रैयतने सिर्फ दबावके कारण लगान अदा भी कर दिया। तलाटी उनके मवेशी 
हाँक ले जाते थे और निर्धारित लगानकी अदायगीके बाद ही मवेशी लौटाये गये हैं। 
एक जगह तो मेंने एक बड़ी दर्दनाक घटना देखी । एंक किसानकी एक दुधारू भेंस उससे 
छीन ली गई थी, और मेरे उस गाँवमें संयोगवश पहुँचनेपर ही वह वापस की गई। 
वह भेंस ही उस किसानकी सबसे बड़ी सम्पत्ति थी और उसीसे उसकी रोजकी रोटी 
चलती थी। ऐसे बीसियों मामले हो चुके हें। और यदि जनताकी सही आवाज उठाई 
नहीं जाती तो नि:सन्देह ऐसे और भी मामले होते रहेंगे। प्रार्थनाके जरिए कष्ट-निवारण 
करानेके सभी उपाय विफल हो चुके हैं। कलक्टर, कमिश्नर और यहाँतक कि परमश्नेष्ठ 
तक से इस सम्बन्धमें भेंट की जा चुकी है। इसके बारेमें अन्तिम सुझाव यह दिया गया 
था, कि हालाँकि अधिकांश गाँवोंकों हक है कि उनमें पूरे लगानकी वसूली मुलतवी कर दी 
जाये, फिर भी सिवाय उन गाँवोंके जहाँ सभी मानते हें कि फसल छ: आनेसे ऊपर हुई 
है, जिछे-भरमें आधे लगानकी वसूली मुछतवी कर दी जायें-इस क्ृपापूर्ण रियायतके साथ 
ही यह घोषणा की जा सकती है कि सरकार आज्ञा करती है कि जिन छोगोंके पास 
गुंजाइश हो वे खुद ही बकाया लगान अदा कर देंगे; हम कार्यकर्ता लोग ऐसे किसानोंको 
अदायगी करनेके लिए समझायेंगे। इससे केवल बहुत ही गरीब किसानोंको संरक्षण 
मिछेगा। में पूरे विद्वासके साथ कह सकता हूँ कि इस सुझावको स्वीकार कर लेनेपर 
सरकारको बल मिलेगा और उसकी साख भी बढ़ जायेगी। छोकमतको ठुकरानेसे असन्तोष 
ही बढ़ेगा । खेड़ाके भयभीत किसानों-जैसे लोगोंमें अन्दर ही अन्दर असन्तोष सुलगता रहेगा, 
और इस तरह उनको पस्त कर देगा। वर्तेमान आन्दोलनका उद्देश्य ऐसी गलत स्थितिको 
बचानेकी कोशिश करना ही है, क्योंकि वह सरकार और जनता दोनोंके लिए बड़ी 
अपमानपूर्ण स्थिति होगी। सरकार अपनी स्थिति और तथाकथित प्रतिष्ठाको जमानेके 
लिए क्या करना सोच रही है? उसके पास राजस्व-संह्िता है जिसमें उसे बड़ी 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और जिनके अनुसार रैयतको राजस्व-अधिकारियोंके 
फैसलोंके खिलाफ कोई अपीक करनेका अधिकार भी नहीं है। जिस तरहके मामले 
दर-पेश हैं, जिनमें रैयत सिद्धान्तको लेकर चल रही है और अधिकारी लोग प्रतिष्ठाके 
सवालपर डठे हुए हैं; उनमें इन शक्तियोंका प्रयोग करना न्यायकी भावनाका 
दुरुपयोग करना होगा, औचित्यकी हर सीमासे इनकार करना होगा। संहितामें प्रदान 
की गई शक्तियाँ ये हें: हि 

१. तुरत-फ़ुरत फैसला करनेका अधिकार। 

२. लगानके एक-चौथाईके बरावर जुर्माना वसूल करनेका अधिकार। 

३. रैयतवारी ही नहीं, इनामी या सनदिया जमीनकी भी जब्तीका अधिकार; 

और किसीको हवालातमें रखनेका अधिकार। 

इन उपायोंका एक-एक करके या सभीका एक-साथ प्रयोग किया जा सकता है और 
जनताको यह सुनकर आइचयें होगा कि अन्तिमको छोड़कर वाकी दोनों शक्तियोंको छाग्ू 
करनेका नोटिस सरकार जारी कर चुकी है। इस प्रकार यदि किसीके पास हजारों 
रुपयेके मूल्यकी दो सौ एकड़ मौरूसी भूमि हो, जिसपर वह थोड़ा लगान अदा करता हो 
और यदि वह सिद्धान्तकी खातिर निर्धारित छगान अपनी ओरसे अदा करनेसे इनकार 
करे और उसके लिए विनम्नतासे लेकिन जोरदार विरोध प्रदर्शित करते हुए कानून द्वारा 
विहित दण्डको भोगनेंके लिए तैयार हो तो अधिकारी उसकी सारी जमीन जब्त कर 
सकता है। कानूनका पालन करते हुए यदि व्यवस्थित ढंगसे अवज्ञा की जाये, तो उसका 
पुरस्कार यह तो नहीं ही दिया जावा चाहिए कि सारी जमीन जब्त कर छी जाये! 
यह तो बदला छेना हुआ। ऐसी परिस्थितिमें यदि ठीक ढंगसे काम किया जाये तो उसके 
फलस्वरूप चतुर्दिक प्रयति होगी और सरकारकी किसान-अ्रजामें साहस पैदा होगा, 
वह सरकारसे दुराव-छिपाव नहीं करेगी और उसमें अपनी इच्छा-शक्ति भी होगी। 

खेड़ाके किसाव जिस वातको उचित और न्यायपूर्ण समझते हैं, उसके लिए उन्होंने 
संघर्ष छेड़नेका साहस किया है, और में इस न्‍्यायपूर्ण संघर्षमें उनकी सहायता करनेके 
लिए समाचारपत्रों और जनताको आमंत्रित करता हूँ। जनताको यह भी ध्यानमें रखता 
चाहिए कि खेड़ामें इस वार जैसी भयंकर प्लेग फैली है वैसी पहले कभी नहीं फैली 
थी और उसने जनसंख्याका दरशांश नष्ठ कर दिया है। छोग अपने-अपने घर छोड़कर 
बाहर खास तौरपर खड़ी की गई फूसकी झोंपड़ियोंमें बसर कर रहे हैं, जिससे . 
उनका खर्च भी काफी वढ़ गया है। कुछ गाँवोंमें तो मरनेवालोंकी संख्या भी काफी अधिक 
है। [ अनाजकी ] कीमतें चढ़ी हैं; लेकिन फसल खराब हो जानेके कारण वे उसका फायदा 
नहीं उठा सकते; और उसका सारा नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है। खेड़ाकी 
जनताको आपके पैसेकी इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि एक वृढ़, स्वेसम्मत और 
दो-टूक छोकमतकी है। 

[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १-४-१९१८ 
१, यह वक्तव्य ३-४-१९१८ के यंग इंडियामें भी प्रकाशित हुआ था। 


१९६. भाषण : हिन्दी साहित्य सम्सेलनमें' 


[ इन्दौर 
मार्चे २९, १९१८ | 


युवराज, सभापति, भाइयो और बहनों, 

हमारे पुजनीय और स्वार्थत्यागी नेता पण्डित मदनमोहन मारूवीय नहीं आ सके। 
मेंने उनसे प्रार्थना की थी कि जहाँतक बने सम्मेलनमें उपस्थित रहियेगा। उन्होंने 
वचन दिया था कि वे जरूर आयेंगे। पण्डितजी सम्मेलनमें तो उपस्थित नहीं हुए, पर 
उन्होंने एक पत्र भेज दिया है। में उम्मीद करता था कि यदि पंडितजी नहीं आयेंगे, तो 
उनका पत्र अवश्य आयेगा, और उसे में आप छोगोंके सामने उपस्थित कर सकूँगा। यह 
पन्न मुझे आज मिला है। मेने स्वागतकारिणी सभाको हिन्दीके विषयमें विद्वानोंसे दो 
प्रद्चोपर सम्मति लेनेके छिए कहा था, उन्हींका उत्तर पंडितजीने अपने पन्नमें दिया है।' 

[मालवीयजीका पत्र पढ़कर गांधीजीने इस प्रकार कहा: | 
भाईयो और बहनो, 

में दिलगीर हूँ कि जो व्याख्यान सम्मेलनमें देनेका मेरा इरादा था, वह आपके 
सामने नहीं रख सका हूँ। में बड़ी झंझटोंमें पड़ा हूँ। मेरी इस समय बड़ी दुर्देशा है। 
इससे में काम नहीं कर सका। पर मेंने वादा किया था कि में आऊँगा, और आ गया; 
किन्तु जो चीज सामने रखनेका इरादा था, नहीं रख सका। 

यह भाषाका विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब 
काम छोड़कर केवकू इसी विषयपर छगे रहें, तो बस है। यदि हम लोग भाषाके प्रइन- 
को गौण समझें या इधरसे मन हटा छेंगे, तो इस समय छोगोंमें जो प्रवृत्ति चल रही है, 
लोगोंके हृदयोंमें जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह 'निष्फल हो जायेगा। 

भाषा माताके समान है। मातापर हमारा जो प्रेम होना चाहिए, वह हम छोगोंमें 
नहीं है। वास्तवमें मुझे तो ऐसे सम्मेलतनोंसे प्रेम नहीं है। तीन दिनका जलसा होगा। 
तीन दिन कह-सुनकर हमें [आगे | जो करना चाहिए, उसे हम भूल जायेंगे। सभापतिके 
भाषणमें तेज नहीं है, जिस वस्तुकी आवश्यकता है, वह वस्तु उसमें नहीं है। इससे बड़ी 
कंगालीकी में कल्पना नहीं कर सकता। हमपर और हमारी प्रजाके ऊपर एक वड़ा 
आक्षेप यह है कि हमारी भाषामें तेज नहीं है। जिनमें विज्ञान नहीं है, उनमें तेज नहीं 
है। जब हममें तेज आयेगा, तभी 'हमारी प्रजामें और हमारी भाषामें तेज आयेगा। विदेशी 
भाषा हारा आप जो स्वातन्ब्य चाहते हैं, वह नहीं मिल्ल सकता; क्योंकि उसमें हम योग्य 


१. यह भाषण गांधीजीने १९१८में इन्दौरके टाउन दॉलमें हुए हिन्दी सादित्य सम्मेलनके भाठवें 
अधिवेशनके समय समापतिं-पदसे दिया था। े0 

२. यांवीजीने यहां पण्डित माल्वीयका पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अपना हृढ़ विश्वास व्यवत 
किया था कि दिंदी ही भारत की आन्तर्प्रान्तीय माषा है । 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


नहीं हैं। प्रसन्नताकी बात है कि इन्दौरमें सब कार्य हिन्दीमें होता है। पर क्षमा कीजि- 
येगा, प्रधान मन्‍्त्री साहबका जो पत्र आया है, वह अंग्रेजीमें है। इन्दौरकी प्रजा यह वात 
नचहीं जानती होगी, पर में उसे बतछाता हूँ कि यहाँ अदालतोंमें प्रजाकी अरजियाँ हिन्दीमें 
ली जाती हैं, पर न्यायाधीशोंके फैसले और वकीर-बैरिस्टरोंकी वहस अंग्रेजीमें होती है। 
में पूछता हूँ कि इन्दौरमें ऐसा क्‍यों होता है? हाँ, में यह मानता हूँ कि अंग्रेजी राज्यमें 
यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता; यह ठीक है; पर देज्षी राज्योंमें तो सफल होना 
ही चाहिए। शिक्षित-वर्ग, जैसा कि माननीय पंडितजीने अपने पतन्रमें दिखाया है, अंग्रेजीके 
मोहमें फंस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषासे उसे असन्तोष हो गया है। पहली माता 
[अंग्रेजी | से हमें जो दूध मिल रहा है, उसमें जहर और पानी मिलता हुआ है, और 
दूसरी माता [मातृभाषा ] से शुद्ध दूध मिल सकता है। बिना इस शुद्ध दूधके मिले हमारी 
उन्नति होना असम्भव है। पर जो अन्धा है, वह देख नहीं सकंता; गुलाम यह नहीं 
जानता कि अपनी बेड़ियाँ किस तरह तोड़े । पचास वषोसे हम अंग्रेजीके मोहमें फंसे हैं। 
हमारी प्रजा अन्ञानमें ड्वी रही है। सम्मेछनको इस ओर विद्येष रूपसे खयालू रखना 
चाहिए। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्षमें राजकीय सभाओंमें, कांग्रेसमें 
प्रान्तीय भाषाओंमें और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनोंमें अंग्रेजीका एक भी शब्द 
सुनाई-न पड़े। हम अंग्रेजीका व्यवहार विलकुल त्याग दें। अंग्रेजी सर्वेव्यापक भाषा है, 
पर यदि अंग्रेज सर्वेव्यापक न रहेंगे, तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। हमें अब अपनी 
मातृभाषाकी और उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे अंग्रेज अपनी 
मादरी जबान अंग्रेजीमें ही वोलते और सर्वथा उसे ही व्यवहारमें छाते ह, वैसे ही में 
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दीको भारतकी राष्ट्रभाषा बननेका गौरव प्रदान 
करें। हिन्दी सव समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपने कत्तेव्यका पालन करना 
चाहिए। अब में अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ता हूँ। 

श्रीमान्‌ सभापति महाशय, प्यारे प्रतिनिधिगण, बहनो और भाइयो, 

आपने मुझे इस सम्मेलनका सभापतित्व देकर इत्तार्थ किया है। हिन्दी साहित्य- 
की दृष्टिसे मेरी योग्यता इस स्थानके लिए कुछ भी नहीं है, यह में खूब जानता हू। 
भेरा हिन्दी भाषाका असीम प्रम ही मुझे यह स्थान दिलानेका कारण हो सकता है। 
में उम्मीद करता हूँ कि प्रेमकी परीक्षामें में हमेशा उत्तीर्ण होऊँगा। 

साहित्यका प्रदेश भाषाकी भूमि जाननेपर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी 
भाषाकी भूमि सिर्फ उत्तर प्रान्तकी होगी, तो साहित्यका प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि 
हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्यका विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जसे 
भाषक वैसी भाषा। भाषा-सागरमें स्नान करनेके लिए पूर्वे-पश्चिम, दक्षिण-उत्तरसे 
पुनीत महात्मा आयेंगे, तो सागरका महत्त्व स्नान करनेवालोंके अनुरप होना चाहिए। 
इसलिए साहित्यकी दृष्टिसे भी हिन्दी भाषाका स्थान विचारणीय है। 

हिन्दी भाषाकी व्याख्याका थोड़ा-सा खयाल करना आवश्यक है। में कई बार 
व्याख्या कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तरमें हिन्दू व मुसलमान 
बोलते हैं, और जो नागरी अथवा फारसी लिपिमें लिखी जाती है.। यह हिन्दी एकदम 
संस्कृतमयी नहीं है, न वह एकदम्‌ फारसी शब्दोंसे छदी हुई हैं। देहाती बोलीमें जो 


भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें २७९ 


5 

माधुये में देखता हूँ, वह न ऊखनऊके मुसलमान भाइयोंकी वोलीमें और न भ्रयागके पंडितों 
की बोलीमें पाया जाता है। भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहजमें समझ छे। 
देहाती बोली सब समझते हैं। भाषाका मूल करोड़ों मनुष्यरूपी हिमालयमें मिलेगा, 
और उसमें ही रहेगा। हिमाछूयमें से निकली हुई गंगाजी अनन्त काल्‍ूतक वहती रहेगी। 
ऐसा ही देहाती हिन्दीका गौरव रहेगा। और जैसे छोटी-सी पहाड़ीसे निकला हुआ 
झरना सूख जाता है, वैसे ही संस्कृतमयी तथा फारसीमयी हिन्दीकी दशा होगी। 

हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रि- 
मता हिन्दी व उर्दू भाषाके भेदमें हैं। हिन्दुओंकी बोलीसे फारसी शब्दोंका सर्वथा त्याग 
और मुसलमानोंकी बोलीसे संस्कृतका सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनोंका स्वा- 
भाविक संगम गंगा-जमुनाके संगस-सा झोभित और अचछ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि 
हम द्विन्दी-उर्दूके झगड़ेमें पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे। लिपिकी कुछ तकलीफ 
जरूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपिमें ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत करके नागरी लिपियें 
लिखेंगे। राष्ट्रमें दोनोंको स्थान मिलना चाहिए। अमलूदारोंकों दोनों छिपियोंका ज्ञान 
अवश्य होना चाहिए। इसमें कुछ कठिताई नहीं है। अन्तर्में जिस लिपिसें ज्यादा 
सरलता होगी, उसकी विजय होगी। भारतवपषंमें परस्पर व्यवहारके लिए एक भाषा 
होनी चाहिए, इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं है। यदि हम हिन्दी-उर्दूका झगड़ा भूल जायें, 
तो हम जानते हैँ कि मुसलमान भाइयोंकी तो उर्दू ही राष्ट्रीय भाषा है। इस बातसे 
यह सहजमें ही सिद्ध हो जाता है कि .हिन्दी या उर्दू मुगलोंके जमानेसे राष्ट्रीय भाषा 
बनती जाती थी। 

आज भी हिन्दीसे स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिन्दी-उर्दूका झगड़ा 
छोड़नेसे राष्ट्रीय भाषाका सवालू सररू हो जाता है। हिन्दुओंको फारसी शब्द भोड़े- 
बहुत जानने पड़ेंगे। इस्लामी भाइयोंको संस्कृत शब्दोंका ज्ञान सम्पादन करता पड़ेगा। 
ऐसे लेन-देनसे इस्लामी भाषाका बल बढ़ जायेगा, और हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताका 
एक बड़ा साधन हमारे हाथमें आ जायेगा। अंग्रेजी भाषाका मोह दूर करनेके लिए इतना 
अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. कि हमें लाजिम है कि हम हिन्दी-उर्दूका झगड़ा न उठावें। 
लिपिकी तकरार भी हमको नहीं करनी चाहिए। 

अंग्रेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा क्‍यों नहीं हो सकती, अंग्रेजी भाषाका वोझ प्रजाके 
ऊपर रखनेसे क्या हानि होती है, हमारी शिक्षाका माध्यम आजतक अंग्रेजी होनेसे प्रजा 
कैसे कुचछ दी गई है, हमारी जातीय भाषा क्‍यों कंगाल हो रही है, इन सब बातोंपर 
में अपनी राय भागरूपुर और भड़ौंचके व्याख्यानोंमें दे चुका हूँ, इसीलिए यहाँ में फिर 
नहीं देना चाहता। इन दोनों व्याख्यानोंमें से भाषा-सम्वन्धी भाग में इस व्याख्यानके 
परिशिष्टमें रख दूंगा। हकीकतमें, इस बातमें सन्देह नहीं हो सकता -कि हमारे कविवर 
सर रवीन्द्रनाथ टैगोर, विदुषी एनी बेसेंट, छोकमान्‍्य तिछक और अन्यान्य प्रतिष्ठित और 
आप्त व्यक्तियोंका मन्तव्य इस विषयमें ऐसा ही है। कार्यकी सिद्धिमें कठिनाइयाँ तो 
होंगी ही, किन्तु उसका उपाय करना इस सभापर निर्भर है। छोकमान्य तिलक महाराज- 
ते अपना अभिप्राय कार्य करके बता दिया है। उन्होंने ' केसरी ' और ' मराठा ” में हिन्दी 
विभाग छुरू कर दिया है। भारतरत्न पंडित मदनमोहन मालवीयजीका अभिप्राय भी 


२८० सम्पूर्ण गांधी बाहूमय 


हिन्दुस्तानमें अज्ञात नहीं है। तो भी हमें मालूम है कि हमारे कई विद्वान्‌ नेताओंका 
अभिप्नाय है कि कुछ वर्षोतक तो एक अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा रहेगी। इन नेताओंसे 
हम विनयपूर्वक कहेंगे कि अंग्रेजीके इस मोहसे प्रजा पीड़ित हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा 
पानेवालोंके ज्ञानका लाभ प्रजाको वहुत-ही कम मिलता है, और अंग्रेजी शिक्षित-वर्ग और 
आम लछोगोंके बीच बड़ा दरियाव आ पड़ा है। रे * 

कहना आवश्यक नहीं कि में अंग्रेजी भाषासे द्वेष नहीं करता हूँ। अंग्रेजी 
साहित्य-भंडारसे मेंने भी बहुत रत्नोंका उपयोग किया है। अंग्रेजी भाषाकी मारफत 
हमें विज्ञान आदिका खूब ज्ञान लेना है। अंग्रेजीका ज्ञान भारतवासियोंके लिए बहुत 
आवश्यक है। लेकिन इस भाषाको उसका उचित स्थान देना एक वात है, उसकी 
जड़ पूजा करना दूसरी वात है। 

हिन्दी-उर्दू राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, इस बातको सिर्फ स्व्रीकार करनेसे.हमारा 
मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है। तो फिर किस प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे? जिन 
विद्वानोंने इस मण्डपको सुशोभित किया है, वे भी अपनी वक्‍तृतासे हमको इस विषय- 
में जरूर कुछ सुनायेंगे। में सिर्फ भाषा-अचारके वारेमें कुछ कहेंगा। भाषा-प्रचारके लिए 
/ हिन्दी-शिक्षक ” होना चाहिए। हिन्दी-वंगाली सीखनेवालोंके लिए एक छोटी-सी पुस्तक 
मेने देखी है। वैसी मराठीमें भी है। अन्य .भाषा-भाषियोंके लिए ऐसी कितावें देखनेमें 
नहीं आई हूँ। यह काम करना जैसा सरल है, वैसा ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है 
कि यह सम्मेल्लन इस कार्यको शीघ्रतासे अपने हाथमें छेगा। ऐसी पुस्तवों विह्वान्‌ और 
अनुभवी लेखकोंके धारा लिखवानी चाहिए। 

सबसे कष्टदायी मामला द्वाविड़ भाषाओंके लिए है। वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही 
नहीं हुआ। हिन्दी भाषा सिखानेवाले शिक्षकोंकों तैयार करता चाहिए। ऐसे शिक्षकोंकी 
बड़ी ही कमी है। ऐसे एक शिक्षक प्रयागसे आपके छोकग्रिय मन्‍्त्री भाई पुरुषोत्तम- 
दासजी टण्डनके द्वारा मुझे मिले हें। 

हिन्दी भाषाका एक भी सम्पूर्ण व्याकरण मेरे देखनेमें नहीं आया। जो हेंसो 
अंग्रेजीमें विछायती पादरियोंके बनाये हुए हूँ। ऐसा एक व्याकरण डॉ० केलॉगका रचा 
हुआ है। हिन्दुस्तानकी अन्यान्य भाषाओंका मुकाबला करनेवाला व्याकरण हमारी भाषा 
होना चाहिए। हिन्दी-प्रेमी विद्वानोंसे मेरी नम्र विनती है कि वे इस ञ्रुटिको दूर करें। 
हमारी राष्ट्रीय सभाओंमें हिन्दी भाषाका ही इस्तेमाल होना आवश्यक है। कांग्रेसके 
कार्यकर्त्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्व होना चाहिए। मेरा अभिम्नाय है कि यह 
सभा ऐसी प्रार्थना आगामी कांग्रेसमें उसके कर्मचारियोंके सम्मुख उपस्थित बा करे। 

हमारी कानूनी सभाओंमें भी राष्ट्रीय भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिएं। जवत्तक 
ऐसा नहीं होता, तबतक श्रजाको राजनीतिक कार्योमें ठीक ताछीम नहीं मिलती है। हमारे 
हिन्दी अखबार इस कार्यको थोड़ा-सा करते तो हैं, लेकिन प्रजाको तालीम अनुवादसे नहीं 
मिल सकती है। हमारी अदाछतोंमें जरूर राष्ट्रीय भाषा और प्रान्तीय भाषाका प्रचार 
होना चाहिए। न्यायाघीज्ञोंकी मारफत जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है, उस 
तालीमसे आज प्रजा वंचित रहती है। । 


प्राचीन सभ्यता २८१ 


भाषाकी जैसी सेवा हमारे राजा-महाराजा छोग कर सकते हैं, वैसी अंग्रेज सरकार 
नहीं कर सकती | महाराजा होल्करकी कौंसिलमें, कचहरीमें और हरएक काममें हिन्दीका 
और प्रान्तीय बोलीका ही प्रयोग होना चाहिए। उनके उत्तेजनसे भाषा और बहुत ही 
बढ़ सकती है । इस राज्यकी पाठशालाओं में शुरूसे आखिर तक सब तालीम मादरी जवान- 
में देनेका प्रयोग होता चाहिए। हमारे राजा-महाराजाओंसे भाषाकी बड़ी-भारी सेवा हो 
सकती है। में उम्मीद रखता हूँ कि होल्कर महाराज और उनके अधिकारी-वर्ग इस 
महान्‌ कार्यको उत्साहसे उठा छेंगे।' 

ऐसे सम्मेलनसे हमारा सब कार्य सफल होगा, ऐसी समझ भ्रम ही है। जब हम 
प्रतिदिन इसी कार्यकी धुनमें छगे रहेंगे, तभी इस कार्यकी सिद्धि हो सकेगी। सैकड़ों 
स्वार्यत्यागी विद्वान जब इस कार्यकों अपनायेंगे तभी सिद्धि सम्भव है। 

मुझे खेद तो यह है कि जिन प्रान्तोंकी मातृभाषा हिन्दी है, वहाँ भी उस भाषाकी 
उन्नति करनेका उत्साह नहीं दिखाई देता है। उन प्रान्तोंमें हमारे शिक्षित-वर्ग आपसमें 
: पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेजीमें करते हें। एक भाई लिखते हैं कि हमारे अखबार 
चलानेवाले अपना व्यवहार अंग्रेजीकी मारफत करते हैं। अपने हिसाब-किताब वे अंग्रेजीमें 
ही रखते हैं। फ्रांसमें रहनेवाले अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजीमें रखते हैं। हम अपने 
देशर्में अपने महत्‌ कार्य विदेशी भाषामें करते हेँ। मेरा नम्न छेकिन दृढ़ अभिप्राय है 
कि जबतक हम हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंको उनका 
योग्य स्थान नहीं देते, तबतक स्वराज्यकी सब बातें निरथेक हैँ। इस सम्मेलन द्वारा 
भारतवषंके इस बड़े प्रइनका निराकरण हो जाये, ऐसी मेरी आशा है और प्रभुके प्रति 
प्रार्थना है। 


. राष्ट्रभाषा-हिन्दुस्तानी 


१९७, प्राचीन सभ्यता 


इन्दौर 

मार्च ३०, १९१८ 

३० मार्च, १९१८ को इन्वौरमें व्याख्यान-मालाकी ओरसे दत्त सन्दिरके विज्ञाल 

सेदानमें महात्मा गांधीका एक महत्त्वपूर्ण भाषण हुआ था। संसारमसें आजकल जो परि- 
वर्तत हो रहा है उसकी ओर लक्ष्य करके आपने कहा : 

हमारे मनमें ये विचार आते हैं कि यूरोपमें जैसा परिवर्तन होगा, हिन्दुस्तानमें भी 

वैसा ही होगा । जब कोई बड़ा परिवर्तत होता है उस समय जो लोग यह समझ लेते 

हैं कि किस प्रकार उस परिवर्तेनके लिए तैयारी करनी चाहिए, वे जीतते हैं; जो छोग 


१, ३-४-१९१८के बॉम्ने कॉनिकलके एक समाचारके मनुसार, गांधीजीने हिन्दी-प्रचाराथ दस हजार 
रुपयेके दानके लिये महाराजा होल्करकों धन्यवाद दिया । 
२ यात्रानक्रमक॑ मनुसार तिथि निधोरित की गई है। 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


यह विचार नहीं करते वे नष्ट हो जाते हेँ। गति ही प्रगति है और उसीमें हमारी 
उन्नति है। हम यों समझते हैं कि हमारे लिए यूरोप-खण्डसे जो बड़े-बड़े शोध हुए है 
उनसे हम उन्नति कर लेंगे; पर यह केवल भ्रम है। हम ऐसे मुल्कके रहनेवाले हैं जो 
अभी तक अपनी सम्यतापर निर्भर रह सका है। यूरोपकी कई सम्यताएँ नष्ट हो गईं, 
पर हमारा यह भारतवर्ष अबतक अपनी सभ्यताका साक्षी होकर बना है। सब विद्वान 
साक्षी देते हैं कि भारतवर्षकी जो सभ्यता हजारों वर्षके पहले थी वही अब भी है। 
पर अब हमें सन्देह होने छगा है कि हमारा विश्वास हमारी समभ्यतापर नहीं है। हम 
रोज उठकर संध्या-वन्दन आदि करते हैँ, अपने पूर्वजोंके बनाये हुए इलोकोंका पाठ करते 
हैं, पर हम उनका रहस्य नृहीं जानते | हमारी श्रद्धा दूसरी ओर झुकती चली जा रही है। 

जबतक संसार चलता रहेगा तबतक पांडवों और कौरवोंका युद्ध भी चलता रहेगा। 
प्रायः सब धर्मे-प्रंथोंमें लिखा है कि शैतान और देवताओंका युद्ध हमेशा चलता रहेगा। 
प्रन्‍न यह है कि हम अपनी तैयारी किस तरह करें। में आप छोगोंसे यह कहने आया 
हूँ कि आप अपनी सम्यतापर विश्वास करें और उसपर दृढ़ रहें। ऐसा करनेसे हिन्दुस्तान 
सारे संसारपर विजय पा लेगा। (हर्षघ्वनि) । 

हमारे नेता कहते हें कि पश्चिमके साथ युद्ध करनेके लिए पश्चिमकी, रीति ग्रहण 
करनी होगी। पर स्पष्ट समझिए, इससे हिन्दुस्तानकी सभ्यता नष्ट हो जायेगी। जिस 
हिन्दुस्तानको आप नहीं पहचानते हैं वह हिन्दुस्तान आपकी आधुनिक प्रवृत्तिसे विरत 
है। मेने सफर करके हिन्दुस्तानकी प्रवृत्तिकों जाना है और मुझे मालूम हुआ है कि 
अपनी प्राचीन सभ्यतापर अब भी उसका विद्वास बना हुआ है! जिस स्वराज्यकी 
ध्वनि हम सुन रहे हैं और उसके लिए जिस ढंगसे काम किया जा रहा है उससे स्व- 
राज्य नहीं मिलेगा। कांग्रेस-लीगकी स्कीम तथा इससे भी बढ़िया कोई स्कीम हमें स्व- 
राज्य नहीं दिला सकती । स्वराज्य तो हमें अपने जीवनसे मिलेगा। वह माँगनेसे नहीं मिल 
सकता। हम यूरोपकी नकरू करके किसी तरह छाम नहीं उठा सकते। 

यूरोपकी सभ्यता आसुरी है, यह हम देख रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आधुनिक 
दारुण युद्ध है। यह इतना भीषण है कि महाभारतका युद्ध इसके सामने कोई चीज 
नहीं । हमें इससे सावधान होना चाहिए और याद रखना चाहए कि हमारे ऋषियोंने 
हमें अचल और अखंडित तत्त्व दे रखे हैं कि हमारी सारी भ्रवृत्ति देवी होनी चाहिए, और 
उसका मूल धर्ममें होना चाहिए। हमें उसीका पालन करना चाहिए। जबतक कि हम 
धर्मका पालन नहीं करेंगे, कितनी भी बड़ी-बड़ी स्कीमें हम बना डाले --भीण्टग्यु साहब 
हमें यह कह दें कि हम तुम्हें आज ही पूर्ण स्वराज्य देते हैं--तों भी हम कभी सफल 
मनोरथ नहीं हो सकते; हम ऐसे स्वराज्यको बरदाइत नहीं कर सकते। हमें तो चाहिए 
कि हमारे ऋषि-सुनियोंते हमारे लिए जो वारसा [ वसीयत ] रुख छोड़ा है उसकी हम 

करें। | है वैसी 
सिद्धि हम सब कोई संसारमें देख सकते हू कि जैसी तपदचर्या भारतमें 3४ हे 
संसारमें कहीं नहीं हुईं। अगर हम हिन्दुस्तानके लिए साम्राज्य भी चाहते है गा 
अन्य उपायोंसे नहीं, पर संयमसे ले सकते हैं। मिब्चय समझ का कि अगर हमा 
जीवन संयममय हो जायेगा तो हम जो चाहेंगे प्राप्त कर सकेंगे। 


5 


प्राचीन सभ्यता २८३ 


सत्य और अहिंसा ही हमारे ध्येय हें। ' अहिंसा परमो धर्म: से भारी शोध दुनिया- 
में दूसरा नहीं है। जबतक हम संसारके व्यवहारोंमें रहते हैं --- जबतक हमारी आत्मा- 
का व्यवहार शरीरके साथ रहता है, तबतक कुछ-न-कुछ हिंसा हमसे होती ही रहती 
है; पर जिस हिंसाको हम छोड़ सकते हैं हमें उसे छोड़ देना चाहिए। जिस घर्ममें 
जितनी ही कम हिंसा है, समझना चाहिए कि उस धर्ममें उतना ही ज्यादा सत्य है। हम 
अगर भारतका उद्धार कर सकते हैं तो सत्य और अहिसासे ही कर सकते हैं। बम्बईके 
गवर्नर लॉड विलिग्डनने एक समय कहा था कि जब में हिन्दुस्तानी छोगोंसे मिलता हूँ तब 
मुझे बड़ी निराशा होती है; वे अपने दिलकी बात नहीं करते, पर मेरे दिलकी बात 
करते हैं; इससे में असली हालत नहीं जान सकता। बहुत-से छोगोंकी यह आदत होती 
है कि वे हृदयके भावोंकों छिपाकर बड़े आदमीके रुखपर बात करते हैँं। पर वे. 
इससे अपनी आत्माको कितना धोखा देते हैँ, सत्यका भारी घात करते हैं, यह समझते 
नहीं । जैसी तुम्हारे दिलमें हो वैसी ही बात करो। विवेकके विरुद्ध जाना घृष्टता है। 
चाहे राज्यका मिनिस्टर हो, चाहे उससे भी बड़ा आदमी हो, सत्य और अपने दिलकी 
बात कहनेमें रत्तीभर संकोच मत करो। हरएकके साथ सत्य और अहिंसाका बरताव 
करो । 

प्रेम एक ऐसी जड़ी-बूटी है कि कट्टर दुश्मनको भी मित्र बना देती है और यह 
बूटी अहिसासे प्रकट होती है। सुषुप्त अवस्था्ें जिस चीजका नाम अहिंसा है, जाग्नता- 
वस्थामें उसीका नाम प्रेम है। प्रेमसे द्ेष नष्ट हो जाता है। क्या मुसलमान, क्या अंग्रेज, 
सभीके साथ हमें प्रेम करना चाहिए। यह बात अवश्य है कि हम गोरक्षा करें; पर मुसलू- 
मानोंके साथ लड़ाई कर हम ऐसा नहीं कर सकते। मुसलूमानोंकों मारनेसे हम गौका 
बचाव नहीं कर सकते। हमें प्रेम ही से काम करना चाहिए और इसीसे हमें कामयाबी 
होगी। जबतक हमारी अचल श्रद्धा सत्य, प्रेम और अहिसापर नहीं रहेगी तबतक हम 
उन्नति नहीं कर सकते। इन बातोंको छोड़कर अगर हम यूरोपकी सभ्यताका अनुकरण 
करेंगे तो हमारा नाश हो जायेगा। में सूयनारायणसे प्रार्थना करता हूँ कि भारत अपनी 
सम्यता न छोड़े । आप निर्मम हो जाइए। जबतक आपको तरह-तरहके भय छगे रहेंगे, 
तबतक आप कभी उन्नति नहीं कर सकते; कभी आप विजय नहीं पा सकते। कृपा कर 
प्राचीन सम्यताको मत भूल जाइए। सत्य और प्रेमको हरगिज न छोड़िए। शत्रु और 
मित्रके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार कीजिए । अगर हिन्दीको राष्ट्र-भाषा बनाना है तो सत्य 
और अहिसाके तत्त्वोंसे आप उसे शीघ्ष वैसा बना सकते हें। 


सहात्सा गांधी 


१९८. पत्र : अखबारोंको" 


इन्दौर 

मारे ३१, १९१८ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अविवेशन समाप्त होने जा रहा है। सम्मेलनने अपने 

कुछ प्रस्तावोंकी अमलमें छानेके लिए माननीय रायवहादुर विद्नदत्त शुक्ल, रायवहादुर 
ससयूप्रसाद, वावू शिवप्रसाद गुप्त, वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन, बाबू गौरीशंकर प्रसाद, 
पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी और मुझे लेकर एक विशेष समितिके रूपमें हमारी 
नियुक्ति की है। तमिल और तेलगृ-भाषी छः: ऐसे होनहार, सच्चरित्र तरुणोंके नाम दे 
जो तमिल और तेल्गु-भापी जनतामें हिन्दीका प्रचार करना ही अपने जीवनका ध्येय 
वनानेकी दृष्टिसे हिन्दी सीखना शुरू करें। प्रस्तावके अनुसार इनको इलाहाबाद या बना- 
रसमें रखकर हिन्दी सिखाई जायेगी। समिति उनके रहने-खानें और साथ ही शिक्षा 
ग्रहण करनेका ख्चे उठायेगी। अनुमान है कि उनको पाठ्यक्रम पूरा करनेमें अधिकसे- 
अधिक एक वर्ष लगेगा और हिन्दीमें कुछ थोड़ी योग्यता हासिल करते ही उनको उच्चा- 
दर्शपूर्ण कार्य --- अर्थात्‌ यथास्थिति तमिल या तेरूयू-भाषी जनताको हिन्दी पढ़ानेका कार्य -- 
सौंप दिया जायेगा, और उसके एवजमें उनको निर्वाहके लिए उचित वेतन दिया जायेगा। 
समिति कमसे-कम तीन वर्षतक उनको सेवाकी गारंटी देती है और प्राथियोंसे आशा करती 


है कि वे पूरी ईमानदारी और योग्यताके साथ निर्दिष्ट अवधि तक उक्त सेवा करनेका 
करार समितिके साथ करेंगे। समितिको आशा है कि इन तरुणोंकी सेवाकी अवधि अनि- 
दिचत काल तक वढ़ती रहेगी और वे अपनी तथा देशकी सेवार्में रत रहेंगे। समितिकी 
इच्छा है कि इन तरुणोंको अच्छा वेतन दिया जाये और उनसे पूरी-यूरी निष्ठा तथा 
सचाईकी उम्मीद की जाये। मुझे भरोसा है कि आप सम्मेलनकी इस बातसे सहमत 
होंगे कि केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न प्रान्तोंके परस्पर काम-काजके 
लिए प्रयुवत की जा सकती है, उसका रूप चाहे संस्कृत-तत्समताका हो या उर्दूका। सारे 
भारतके मुसलमान और मद्रास प्रेसीडेंसीके अतिरिक्त अन्य प्रदेशोंके हिन्दू तो अब भी 
उसका प्रयोग कर रहे हैँ। में अंग्रेजीके माव्यमसे पढ़े शिक्षित भारतीयोंकी बात नहीं 
करता। उन्होंने तो आपसी बोलचालकी भाषा अंग्रेजी ही वना छी है और ऐसा करके, 
मेरी विनम्र रायमें देशको काफी हानि पहुँचाई है। यदि हमें स्वराज्यका आदश हरा 
करना है, तो हमें एक ऐसी भाषाकी जरूरत पड़ेगी ही, जिसे देशकी विशाल जनता 
आसानीसे समझ और सीख सके | ऐसी भाषा तो सदासे हिन्दी या उर्दू ही रही है और 
मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही है कि वह अभी भी वनी हुईं है। मुझे मद्रास प्रान्तेकी 
जनताकी देशभक्ति, आत्मत्याय और बुद्धिमत्तापर काफी भरोसा है; में जानता हैँ कि 
जो भी छोग राष्ट्रकी सेवा करना चाहेंगे या अन्य प्रान्तोंके साथ सम्पर्क रख़ना चाहेंगे, 


१, गांधीजीने हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी कार्रवाई समाप्त होते ही यह पत्र अकाशनक्े लिए समाचार 
पत्रोंकी दे दिया था । 


पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शझ्ास्त्रीको २८५ 


उनको त्याग करना ही पड़ेगा, यदि हिन्दी सीखनेको त्याग ही माना जाये। वैसे मेरा 
तो खयाल है कि अपने करोड़ों देशवासियोंके साथ हिलने-मिलने योग्य बना देनेवाली 
एक भाषा सीखना तो अपना एक अहोभाग्य माना जाना चाहिए। यह प्रस्ताव अस्थायी 
तौरपर एक प्रबन्ध करनेके लिए ही है। वैसे तो देशमें एक बड़ा प्रवक आन्दोरून 
खड़ा होना चाहिए जो हिन्दीको द्वितीय भाषाके रूपंमें पब्लिक स्कूलोंमें लागू करानेपर 
शिक्षा-अधिकारियोंको विवश कर दे। परन्तु सम्मेलनने महसूस किया कि मद्रास प्रान्तमें 
हिन्दीका प्रचार तुरन्त ही आरम्भ किया जाना चाहिए। इसीलिए उपर्युक्त प्रस्ताव 
रखा गया है। मुझे आशा है कि आप इसे अपने पाठकों तक पहुँचा देंगे। साथमें में 
यह भी बतला दूँ कि समिति हिन्दी सीखनेके इच्छुक लछोगोंको निःशुल्क हिन्दी पढ़ानेके 
लिए तमिल और आन्ध्र जिलोंमें हिन्दी-अध्यापक भेजनेकी बात सोच रही है। आशा है 
उन कक्षाओंका छाभ अनेक लोग उठायेंगे | उल्लिखित प्रशिक्षणके लिए आवेदनपत्र देनेके 
इच्छुक तरुणोंकों अप्रैल मासकी अन्तिम तिथिसे पहले अपने प्रार्थनापत्र हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाह्ाबादकी मारफत मेरे नाम भेजने चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

स्पीचेज्ञ ऐंड राइटिग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी 


१९९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


नडियाद 
अप्रैल १, १९१८ 


खेड़ाकी परिस्थितिके बारे में मेरा वक्तव्य शायद आपने पढ़ा होगा। यह संघर्ष 
लोगोंके जोशको कुचल डालनेके अधिकारियोंके प्रयत्नके विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितिमें 
में मानता हूँ कि किसानोंकी मदद करना हमारा स्पष्ट कतंव्य है। युद्ध चल रहा है, 
इस कारण ऐसे जुल्मोंपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मुझे मालूम हुआ है कि छोगोंके 
प्रति सहानुभूति दिखानेके लिए बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा होनेवाली है। हो सके 
तो आप इस सभामें जाइये और बोलिये भी।* 

[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, श्री शास्त्रीके उत्तरमें इत तिंथिका उल्झेख है । 

२, देखिए “वक्तव्य: खेढ़ाकी परिस्थितिके बारेमें समाचारपत्रोंको ””, २८-३-१९१८ । 

३. श्री शास्त्रीने इसका उत्तर इस प्रकार दिया: “ नडियादसे आपका दिनांक अप्रैठ १ का पत्र मुझे 
मिल गया है । कहनेकी जरूरत नहीं कि इस प्रकोर आपने मुझे जो सम्मान दिया है में उसका महत्व 
समझता हूँ । जो छोग अनुभव और स्थानीय परिस्थितिकी जानकारीके कारण इस विषयमें अपना मत 
देनेके लिए मुझसे अधिक येग्य हैं में नहीं चाहता कि उनके बारेमें अपना कोई मत दूँ । त्थापि आप 


२००. भाषण : कठानामें 


अप्रैठ १, १९१८ 


सरकार कहती है कि उसे लगान वसूल करना ही है, में कहता हूँ कि “ हमारी 
जमीनोंमें से ले छो, हमारी मिल्कियतको जब्त कर छो या हमें हिरासतमें ले छो; किन्तु 
हम अपने हाथसे रूगानका रुपया न देंगे और झूठे ल बनेंगे।” इस छड़ाईमें न्यायकी 
जीत होनी ही चाहिए। जबतक में जीवित हूँ, तबतक में आपके लिए लड़ुगा। अभी 
तो जमीनें जब्त होनेकी कोई बात नहीं है। आभूषण, भेंसें और जंगम सम्पत्तिकी बात 
है। इसमें कोई बड़ी हानि नहीं है। सरकार जब्त करके दस रुपयेकी जगह हजार रुपयेकी 


जमीनें ले लेगी तो उसे ईद्वर भी सहन न करेगा। 


बहुनोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा: 
आपने अपने पतियोंसे विवाह किया है, उनके आभूषणों या पशुओंसे नहीं। अपने 
पतियोंकों उनकी प्रतिज्ञाके पालनमें सहायता देना आपका धर्म है। 


[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


यह पस्तन्द नहीं करेंगे कि में अपने मतके अतिरिक्त अन्य किंसीके मतके अनुसार काम करूँ, विशेषकर 
महत्तपूर्ण मामलोमें । साफ बात तो यद्द है कि यह मान छेनेपर भी कि इक रेयतके पक्षमें है, खेड़ाकी 
परिस्थितिमें सत्याग्रह छेड़नेंक ओौचित्यके वारेमें में सन्तुष्ट नहीं हूँ । भल्वत्ता मैं सरकारके अत्माचाज़्ों भी 
ठीक नहीं मानता । में कल सर झ्ाहीम रहमतुल्ठा और सर घेम्स डुबोकेसे मिला था। मैंने तो 
पथाशक्ति उन दोनोंसे यही भाग्रह किया था कि तत्काछ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए । मुझे तो 
मद सोचकर दुःख होता है कि में आपके आह्वानपर तुरन्त ही विस्संकोच दोकर भापके साथ खड़ा 
नहीं हो पा रहा हूँ, पर साथ ही मैं जानता हूँ कि आप मुझसे इस परिस्थितिमें कोई ऐसा वा 
करनेकी अपेक्षा नहीं करेंगे जिसका समर्थन मेरा हृदय नहीं करता।” गांधीजी द्वारा इसके उत्तरके लिए देखिए 
“पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको ”, ५-४-१९१८ 


२०१. पत्र : कठानाके निवासियोंको 


[अप्रैल १, १९१८के बाद ] 


[प्यारे भाइयो, | 

आपके मालके नीलाम होनेकी खबर मिल्ली । ऐसा नुकसान आपको असहनीय जान 
पड़ेगा, इसे में अच्छी तरह समझता हूँ । छेकिन मुझे रूगता है कि हम इसी तरह आगे 
बढ़ सकेंगे। मेरी इच्छा है, आप लोग नुकसानसे होनेवाले दुःखको घैर्यके साथ आनत्द- 
पूर्वक सहन करें। यदि सरकारने चौथाई लागू कर दी है तो उसके लिए हम लड़ेंगे 
और मुझे उम्मीद है कि हम उसे वापस छे सकेंगे। मार नीछाम होने देनेमें आप सबने 
जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए में आपको बधाई देता हूँ। आपने जो त्याग किया है 
वह अवश्य फल छायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। में आशा करता हूँ कि सब भाई अपने 
वचनका पालन करेंगे। सत्यकी इस लड़ाईमें विजयी होकर पार उतरुनेके लिए भगवान्‌ 
आपको दैवी शक्ति और धीरज दें। 


[ आपका,] 
| गुजरातीसे ] 
खेड़ा सत्याग्रह 


२०२. भाषण : लिम्बासोीम 


अप्रैल २, १९१८ 


हम इस संघर्षको “सत्याग्रहकी लड़ाई का नाम देते हैं। हमने सत्यको अपना हथि- 
यार बनाया है, इसलिए यदि आप असत्य बोलेंगे और मुझे धोखा देंगे तो आप गिरेंगे 
और देश-भरमें यह कहा जायेगा कि हमारी लड़ाई कायरोंकी छड़ाई थी। अब जिन्होंने 
सरकारी छगान पूरा न दिया हो वे अपने हाथ ऊँचे करें। अब जिन्होंने पूरा लगान 
दे दिया हो वे अपने हाथ ऊंचे करें। इससे सिद्ध होता है कि अधिकांश किसानोंने 
लगान नहीं दिया है। सचमुच यह प्रसन्नताकी बात है। यदि इतने छोग अपनी बात- 
पर जमे रहें तो हमारी जीत होगी। हमें जीतका अर्थ समझना चाहिए। हम किसलिए 
लड़ाई लड़ रहे हें? हम यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि सरकार लगान मुल्तवी 
कर दे। नियम ऐसा है कि चार आनेसे कम फसल हो तो सारा लगान और चार आने 


१. ऊगान न भरनेवालोपर किया जानेवाछा जुर्माना जो कि लगानका एक चौथाई होता था। 
२. इसपर कोई २०० लोगेंने द्वाथ उठाये । 
३. इसपर केवल तीन लोगेकि हाथ उठे । 


श्टट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और के आनेके बीच री तो आधा छग्रान मुख्तवी किया जाना चाहिए। कितने 
ही लोगोंकी फसल चार आनेसे कम हुई है, फिर भी उनमें सै कुछ लोग अपना छूगात 
आधा दे चुके हैं। वाकी छगान नहीं देना है, यही हमारी लड़ाईका उद्देश्य है। सरकारका 
कहना है कि बहुत जगह फसल छः आनेसे अधिक हुई है। इसपर हमने न्यायकी दृष्टिसे 
सरकारसे, पंच नियुक्त करनेका निवेदन किया; किन्तु उसने हमारे निवेदनकों अस्वीकार 
कर दिया। किन्तु यहाँ प्रइत केवछ रूगानका ही नहीं है। मुझे तो यह देखकर दुःख होता 
है कि सरकार सदा अपनी बात सच्ची बताती है और छोगोंकी सदा झूठी | यह गरुलामीकी 
हालत है। हम अब उसे सहन न करेंगे; हरग्रिज सहन करना नहीं चाहते। आपकी 
इच्छा यही होनी चाहिए। आपको स्वतन्त्रताका सुख प्राप्त कराना इस लड़ाईका उद्देद्य 
है। यह संघर्ष प्रजा-हठ और राज-हठके बीच है। हमारा हठ सच्चा है, इसीलिए हम 
उसे सत्याग्रह कहते हैं । यदि सरकार इस लड़ाईमें हमारी समस्त सम्पत्तिको कुर्क कर ले 
और हम फिर भी छगान न दें तो जीत हमारी ही होगी। स्त्रियाँ भी अपने पतियोंको 
यही सलाह दें। यदि हमारी फसछ कम हो और सरकार उसे अधिक बताये तो हमें 
अपनी सच्ची बातपर कायम रहना चाहिए। यदि दूसरोंसे डरकर कोई ऐसा काम करे 
जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसकी आत्मा पतित हो जाती है। यदि वह डरसे 
अकर्त्तव्य न करे तो यह उसका पौरुष और वीरत्व होगां। हम गुलाम नहीं हें, वल्कि 
स्वतन्त्र हैं। सरकार कहती है कि यदि वह छोगोंको एक वार सिर उठाने देगी तो वे 
अपना सिर सदा ऊँचा ही रखेंगे। किन्तु लोगोंके पास अपना सिर व्यर्थ ऊँचा उठानेका 
समय नहीं है। उनका बहुत-सा समय अपनी रोटी कमानेमें ही चछा जाता है। हम तो 
स्वयं कष्ट उठाकर लड़ रहे हैं। यदि कोई करोड़पति आपका लगान स्वयं दे देनेका 
प्रस्ताव करे तो आप उसे माननेसे साफ इनकार कर दें। ऐसी सहायतासे हम गिरेंगे। 
लोगोंको अपने बल-बूतेपर ही लड़ना चाहिए। उन्हें ढुःख्मं सुख मानना चाहिए। मेरी 
सहायता तो इतनी ही होगी कि में आपके दुःखमें भागी रहेंगा। में आपको अपने अनु- 
भव और परामर्शका लाभ दूँगा। इसके अलावा में और कोई सहायता नहीं दे सकता। 
लड़ाई तो आपको ही छड़नी है। यदि आपको सुख और शांति न मिले तो हम भी 
आपके दुःख-सुखके भागी होंगे। आपके चारों ओर आग घधक रही हो वो हम कैसे 
सुखी हो सकते हेैं। आप कदाचितू इन नोटिसोंसे घवरायें और फसल जब्त होनेके 
भयसे काँप उठे; किन्तु यदि आप इनका सामना शांतिपूवेंक और मुसकराते चेहरेसे 
करेंगे तो सरकार दूसरी वार ऐसा .न कर सकेगी। सरकार आपको भयभीत करनेके 
लिए यह सव कर रही है। हमारे धर्मशास्‍्त्रोंमें सत्यकी खातिर कष्ट सहनेके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। 

थदि लिम्बासीके किसान सत्यके निमित्त बरबाद हो जायेंगे तो हम कहैंगे कि राजा 
नलकी कहानी सच्ची है। यह भी कहा जायेगा कि हिम्बासीमें आज सैकड़ों राजा नढ 
हैँ। खलिहानोंकों जब्त हो जाने दें और जमीनोंको भी। जिस दिन हम अपनी जमीते 
जब्त हो जानेपर प्रसन्न होकर ढोल बजाते हुए गाँवसे बाहर निकलेंगे, वह दित सोनेका 
दिन होगा, क्योंकि उसी दिन यह सिद्ध होगा कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई । जो छोग 
बरबाद होंगे उन्हें हम भूखों न मरने देंगे। यदि आपको. लंघन करना पड़ेगा तो आपके 


भाषण : करमसदमें २८९ 


साथ में और मेरे समान और सैकड़ों व्यक्ति रूंघन करेंगे। यदि आप कष्ट सहन करेंगे 
तो सुख आपके पीछे दौड़ता हुआ आयेगा। यह प्रकृतिका नियम है। 

जहाँ तलाठी, मुखिया और चौकीदारका आतंक है वहाँ तहसीलदारका कहना ही 
क्या है ? एवं कलक्टरकी ओर त्ो देखा भी कैसे जा सकता है? आपके मनमें यह झूठा 
भ्रम पैठ गया है। अधिकारियोंसे डरता चाहिए ऐसा कानूनमें कहीं नहीं है। हम इडरेंगे 
नहीं तो .कानूनके अन्तगेत भी हमें दण्ड नहीं दिया जा सकता। हमें तो ईद्वरसे ही 
डरना चाहिए। * 

जिन लोगोंके ऊपर अत्याचार किये जा रहे हें उन्हें घबराना नहीं चाहिए। सर- 
कारसे जूझतेका यह नया ही अवसर है। यह सत्यकी लड़ाई है। भाई इन्दुलार' और 
भाई हरिप्रसाद' इस ताललकेमें ही रहेंगे। आप उन्हें अपने कष्टोंकी जानकारी देते रहें। 

हम अन्य ताल्लुकोंमें भी ऐसा ही प्रबन्ध करेंगे। हम नित्यप्रति एक हस्त॒लिखित पत्रिका 
निकालेंगे, उसमें दैनिक स्थिति बताते रहेंगे। इससे आपको विश्वास हो जायेगा कि हम एक 
भी क्षण आल्स्यमें नष्ट न करके आपकी लड़ाईमें ही खर्च करते हेँ। इसी शुक्रवारको, 
यहाँकी स्थितिके सम्बन्धमें एक सभा बम्बईमें की जायेगी।' धीरे-धीरे समस्त भारत जग 
जायेगा। इसका श्रेय आपको ही मिलेगा। खेड़ा जिलेने समस्त देशको मार्ग दिखाया है। 
इससे समस्त देशका कल्याण होगा । जब किसान यह कहेंगे कि 'हम मभरदे हैँ, बहादुर हैं, 
और सत्यकी खातिर त्याग करनेके लिए तैयार हें ',, तब में कहूँगा कि वे मनुष्य नहीं 
है, बल्कि देवता हें। में आपकी जीतकी कामना करता हूँ। 
[ गृजरातीसे | 


खेड़ा सत्याग्रह 


२०३. भाषण: करमसदसें 


अप्रैल ४, १९१८ 


कुछ दिन पहले जब हम नडियादमें इकट्ठे हुए थे और हमने सत्याग्रहका निश्चय 
किया था तब मेंने कहा था कि में मुहम्मद अली और श्ौकत अछीके कार्यके सम्बन्धमें 
दिल्‍ली जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मानो में अलीबन्घुओंके मामलेमें गहरी दिलचस्पी 
नहीं ले रहा हूँ; किन्तु उनके कार्येमें में कितना रत हूँ, यह में ही जानता हूँ। आज 
यहाँ जो मेहमान मौजूद हैँ उनमें भाई शुएवं भी उसी कोटिके व्यक्ति हैं जैसे कि अली- 
बन्धु । मेंने मुस्लिम लीगकी सभामें कहा था कि में भारतमें जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ- 
वहाँ जो मुसलमान खुदा-परस्त और सत्य-भकत होते हैं उनसे प्रेमपूर्वक भेंट करता हूँ। 


१, इन्दुलाल याशिक; एक सक्रिय राजनेतिक कार्यकर्ता; गांधीजीने इन्हीते नवजीवन लेकर उसे 
, साप्ताहिकका रूप दिया था | . 


२, डॉ० हरिग्रसाद; जिन्होंने खेढ़ा सत्याग्रहमें कार्य किया था । 
३. यह सभा बादमें स्थगित कर दी गई थी, देखिए अगला शीर्षक | 
४. सभामें वावू राजेन्द्रम्ताद, न्यू इराके सम्पादक भी शुख कुरैशी और अन्य कई लोग उपस्थित थे। 


१४-१९ 


२३० सम्पूर्ण गांधी. वाइमय 


भाई मुहम्मद अली और शौकत अली ऐसे ही मुसलमान हैं। इन दोनों भाइयोंका 
प्राप्त करनेके सिलसिल्ेमें मेरी भेंट श्री शुएवसे हो गई हे यहाँ के कर 
हैं। वे विद्वान्‌ और सत्यके समर्थक हैं। उन्होंने कष्ट-सहनमें कोई कसर नहीं रखी है। 

दूसरे भाइयोंका परिचय किन दाब्दोंमें दूं ? भेरे भाई गुजर गये हैं; किन्तु जिनको 
देखकर मुझे अपने भाइयोंका अभाव विस्मृत हो जाता,है वे भाई राजेल्रवाबू यहाँ आये 
हुए हैं। इनसे मुझे इतना प्रेम मिला है कि में उन्हें कदापि भूछ नहीं सकता। भाई 
बदरीनाथ वर्मा भी राजा जनककी भूमि विहारके वासी हेँ। वहन आतनन्‍्दीबाई मेरी 
बेटीका अभाव पूरा कर रही हैं। वे विधवा हैं। वे अब भी पढ़ रही हैं! चम्पारनमें 
जब स्त्रियोंकी आवश्यकता हुईं थी तब डॉ० देवने इन्हें मुझे सौंपा था। आज हम इन 
सब लोगोंकी उपस्थितिमें यहाँ सत्याग्रह-संग्रामकी बात करेंगे। 

बम्बई तो धनाढ़योंकी नगरी है। उसे सत्याग्रहका मर्मे समझाना कठिव काम है 
और इससे भी कठित काम है वम्बई सरकारकी समझाना, क्‍योंकि वह तो जहाँ-तहाँ 
कानूनी धाराएँ छागू करती रहती है। फिर भी अभी हालकी वातचीतके फलस्वरूप एक 
समिति नियुक्त की गई है। वह सरकारसे मिलेगी। वम्बईमें सावेजनिक सभा वुढ्तेकी 
बात फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। आप लोगोंको छोड़कर बम्बई जानेकी इच्छा नहीं 
होती। में आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता । यह छड़ाई वम्बईके लछोगोंकी सहा- 
यतासे नहीं जीतनी है। यदि खेंड्रके किसान सरकारके डरसे एकके वाद एक गिरते 
जायें वो वम्बईके लोगोंकी सहायता क्या काम देगी ? आप सरकारको छाती ठोककर 
कहें कि आपकी यह लड़ाई सत्यकी लड़ाई है और इसमें आप कष्ठ सहनेके लिए 
तयार हूं । 

यह अच्छा ही हुआ कि में अपने साथ अपने इन मेहमानोंकों यहाँ छे आया। यह 
बल्लभभाईकी जन्मभूमि है। वल्कभभाई यद्यपि अभी भट्टीमें हें, और उन्हें अभी भली- 
भाँति तपना है फिर भी मुझे विश्वास है कि हमें अन्तमें कुन्दन ही मिलेगा। आप इन्हें 
प्रसन्नतापूर्वक आश्ञीर्वाद देकर विदा करें। आपने उन्हें लड्‌डुओंकी दावत दी, यह उचित 
ही है; किन्तु उसके बाद दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। और उनकी दक्षिणा यही हो 
'सकती है कि आपको सरकार चाहें उस तालावमें डुबवा दे अथवा आगमें झोंक दे; 
किन्तु आप उसे लछगानकी एक पाई भी न दें ् 

इस सभामें बड़ौदा राज्यके किसान भाई भी आये हैं, यह वहुत अच्छी वात है। 
सत्याग्रहमें हमारी जमीन चली जायेगी तब, मैं उससे ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि वे अपनी 
जमीनें हमें दे देंगे। यदि हम यह कहते हों कि फलल चार आलेसे कम हुई है तो 
सरकार एक पाई भी ले जाये, इसे हम कैसे सहन करेंगे ! इस संघरषमें एक महत्त्व 
तत्त्व दुसरा भी है। और वह यह है कि सरकारकी वात रहे या रैयतकी | अधिकारियोंकी 
झूठी जिदसे लड़नेमें लोगोंकी सरकारके प्रति वफादारी है। हमें मनुष्यता भ्राप्त करनी 
है। जब हम जाम्रत हुए हैं तव हमें सावधान होकर चलना चाहिए। देशमें उथल-पुथल 
हो रही है। विदेशोंमें रक्त॒की तदियाँ बह रही हैं। यूरोपमें अंग्रेजोंने अपनी वीरता प्रमा- 
णित कर दी है। हम इन वीरोंके सहभागी होना चाहते हें। हम वीरोंके साथ वीर 
बनेंगे -तो ही शोभा पायेंगे। यदि. हम वीर न बनेंगे तो उन्हें भी नामदे बता देंगे। 


पश्र: के० नटराजनको २९१ 


यदि हम दीन बन जायेंगे तो उनको भी दीन कर देंगे। हम देशमें जाग्रति उत्पन्न 
करने और लोगोंको सत्याग्रहका पाठ पढ़ानेके लिए यह लड़ाई लड़ रहे हें। 

लड़ाईमें शस्त्र लेनेसे वीरता नहीं आती । शस्त्र हों; किन्तु हृदयमें कायरता हो तो 
इस्त्र व्यर्थ हें। वीरता निभयंतासे तलूवारका प्रहार सहकर भी अविचलित बने रहनेमें 
है। इस बीरताके तत्त्व पुरुषों, स्त्रियों और बालकों सभीमें हो सकते हेँ। में चाहता हूँ 
कि खेड़ाके किसानोंमें ऐसा शौर्य हो। हमारा शस्त्र सत्यपर आग्रह करना है। खेड़ाके 
किसान अपना सर्वस्व गँवा दें; किन्तु लगान न दें। मुझे विश्वास है कि करमसदके किसान 
कभी पीछे न हटेंगे। हमें दुःख सहन करना है। हमें अपनी सम्पत्तिकी आहुति देनी है। 
यह विचार अवश्य आता है कि खानेके लिए मिलेगा या नहीं; किन्तु जिसने दाँत दिये 
हैं वह खानेके लिए भी देगा।* 

यह संघर्ष सर्वस्वकी बलि देनेका है। फिर भी जो बुरी नीयतसे हमारी जमीनों- 
पर हाथ डालेंगे वे उसे पचा न सकेंगे। यदि सरकार ऐसा करेगी तो हम विद्रोही बन 
जायेंगे। यदि वह सौ रुपयेका लगान वसूल करनेके लिए दस हजार रुपयेकी जमीनको 
नीलाम करेगी तो उस जमीनकों जो भी लेगा पचा न सकेगा। इस सरकारका आधार 
लूट-पाट नहीं, न्याय है। आप विश्वास रखें कि जिस दिन मुझे यह पता चल जायेगा कि 
इस राज्यका आधार छूट-पाट है, उसी दिन उसके प्रति मेरी वफादारी चली जायेगी। 
हमारी जमीनें चली जायेंगी तब हम क्या करेंगे, यह भय क्‍यों करना चाहिए ? ऐसा कोई 
नहीं है जो हमारी जमीनोंको पचा सके। 

[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२०४. पत्र|ः के० नदराजनकों 


[अप्रैल ५, १९१८ से पूर्व | 
भाईश्री नटराजन, 


यह देखकर मुझे दुःख होता है कि कई बार आप जल्दीमें निर्णय कर छेते हैं और 
दूसरे पक्षकी बात सुननेका धीरज नहीं दिखाते । आप राष्ट्रकी सेवा तो करना ही चाहते 
हैं, किन्तु मेरा लम्र विचार है कि आपकी इस आदतके कारण राष्ट्र-सेवा करनेकी आप- 
की शक्तिपर उल्टा असर पड़ता है। इस खेड़ा-प्रकरणको ही लीजिए। आप मुझसे ु 
भिन्न मत रखें, इसका में बुरा नहीं मानता; बल्कि में तो इस बातके लिए आपका आदर 
करता हूँ कि आप अपने विश्वासोंको व्यक्त कर देते हें, यद्यपि अपने मित्रोंके मनके विरुद्ध 
उनपर डे रहनेमें आपको कष्ट भी हो सकता है। मेरी शिकायत इस बातके खिलाफ 
है कि आप जल्दबाजीमें फंसछा कर लेते हँं। आप खेड़ाकी लड़ाईकी भीतरी बातें नहीं 


१. इसके वाद गांधीजीसे कुछ प्रश्न पूछे गये जिनमें से एकका उत्तर अग॒छे अनुच्छेदमें दिया गया है। 
२. कामाक्षी नव्राजन; इंडियन सोशल रिफॉमेरके सम्पादक । 


२९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जानते, और न उनका अध्ययन करनेके लिए आपके पास समय है। गोधरामें एक सम्मे- 
लन॒ हुआ था; और उसी लेक आम जनताने पहली बार सक्तिय भाग लिया। 
सम्मेलनके अन्तर्में कुछ .छोगोंने नेताओंपर ताना कसते हुए कहा था, “ ऐसे सम्मेलनोंका 
आयोजन करने और उनमें हमें बुलानेंसे क्या छाभ ? खेड़ा जिलेमें आज स्पष्ट रूपसे 
फसलके छूग्रभग मारे जानेकी समस्या उपस्थित है, और किसानोंको यह अधिकार है कि 
लगानकी हल 32324 5 33.3 कर दी जाये। आप लोग इस मामलेमें क्या कर रहे हें? ” 
नेवालोंमें से कुछ छोगोंने इस तानेको उचित समझकर स्वीकार कर लिया और वचन 
दिया कि वे इस सस्वन्धर्में कार्रवाई करेंगे। इसीके परिणामस्वरूप लूगानको मुलतवी रखने- 
के लिए हजारों आदमियोंके दस्तखतसे प्रार्थनापत्र ' भेजा गया। वसूली मुलतवी रखनेके 
लिए यह अर्जी ही काफी थी। इससे सरकारकों केवल व्याजका नुकसान होता, किन्तु 
उसके बदलेमें वह्‌ लोगोंका सद्भाव प्रोप्त कर सकती थी। लेकिन अधिकारियोंने अनि- 
दिचत और गलरत रास्ता अपनाया। उन्होंने फसललका अन्दाजा छगानेके लिए आनावारी 
पत्रक मेँगाने शुरू किये। इन पत्रकोंके बारेमें में कह सकता हूँ कि निष्पक्ष और वारीकीसे 
जाँच करने पर वे खरे नहीं उत्तर सकते। राहत प्राप्त करनेके जितने रास्ते हो सकते 
थे, किसानोंने उन सबको आजमा लिया है। हरबार उनके सामने ये गलत कागजात 
रख दिये जाते थे। ऐसी हालतमें वे लोग क्या करते ? अपने ढोर-डंगर, पेड़-पौधे और 
दुसरी सम्पत्ति बेचकर चुपचाप लगान चुका देते ? में तो कहूँगा कि मेरी ही तरह आप 
भी व्यक्तिश: मौकेपर उपस्थित हों और किसानोंकों वैसा करनेकी सलाह देकर देख 
लें। किसानोंके पास अनाज-वनाज तो है नहीं। ऐसी स्थितिमें उनसे गाव वसूल करनेके 
लिए कैसे-कैसे उपाय काममें छाये जाते हैं, यह आपको जानना चाहिए। मेरी नजरोंके 
सामने किसानोंको पौरुषहीन बनाया जाता और में चुपचाप देखता रहता, यह मुझसे 
नहीं हो सकता था। आपसे भी नहीं हो सकता। मेरे विचारसे किसी भी जातिके 
लिए ऐसा कहना बिलकुल वैध, न्यायसंगत और उचित है कि “आप हमारी अर्जियोंको 
नामंजूर करते हूँ, इसलिए यदि अब हमें लगान अदा करना है, तो हम कर्ज लेकर 
या अपनी सम्पत्ति. बेचकर ही अदा कर सकते हेँं।” आप जरा आकर देखिए 
तो कि किसान लोंग यह लड़ाई किस प्रकार पूरे उल्छासके साथ. लड़ रहे हैं, किस 
प्रकार वे हर तरहकी क्षति उठानेके लिए अपना दिल कड़ा कर रहे हैं और किस 
प्रकार बड़े-बूढ़े तथा स्त्रियाँ भी प्रदक्षनमें भाग ले रही हैं। कमसे-कम आपको तो 
यह देखना ही चाहिए कि इस स्वेच्छया कष्ट-सहनसे राष्ट्रका गौरव बढ़ेगा, जब कि 
अबतक यही कष्ट अनिच्छापूर्वक सहते रहनेसे उसका पतन ही हुआ है। यह तो रोटीकी 
लड़ाई है। राहत देनेकी प्रार्थना करनेवाली हजार सभाएँ आयोजित करनेका भी क्या 
फायदा है, यदि वे ऐसे अवसरपर, जब कि एंक संवैधानिक आन्दोलन चलाया जा रहा 
है, छोगोंको यही सलाह दें कि अपने पेड़-पौधे, ढोर-डंगर, गहना-गाँठा वेचकर भी लगान 
अवश्य चुका दो? यह तो रोटी माँगवेपर पत्थर देनें-जेसी बात हुई। 

१. ८ भाषण ; सं लनमें ”, ५-११-१९१७ । 

माप 388 १९१७ को कठ्लाल्के किसानोंने' पेश किया था। वादमें 
१८,००० किसानेकि इस्ताक्षरोंसे श्सी प्रकारके और भी प्रार्यनापत्र सरकारको भेजे यये थे । 


पत्र ; के० नूटराजनको २९३४ 


मेरी कामना है कि यह पत्र आपकी अच्तरात्माका स्पर्श करे, आपकी झोघ- 
वृत्तिको उत्तेजित करे और आपको खेड़ा आकर छड़ाईको अपनी आँखों देखनेकी प्रेरणा 
दे। और तब यदि आप अपनी रिपोर्ट देना चाहेंगे तो में उसके लिए न केवल सहर्ष तैयार 
रहूंगा, बल्कि आपको वैसा करनेके लिए आमन्त्रित करूँगा, चाहे वह रिपोर्ट हमारे 
उद्देयके लिए कितनी भी हानिकर क्‍यों न हो। उस दशामें मुझे यह जाननेका सन्‍्तोष 
तो रहेगा कि आपने कमसे-कम प्रइनका भली-भाँति अध्ययन किया है। इतना कर देना 
अपने-आपके प्रति, एक मित्रके प्रति और अपने राष्ट्रके प्रति आपका फर्ज है। यदि आप 
इस उद्देश्यके लिए इतना समय भी --- और इतना समय दिये बिना तो काम ही नहीं चलूू 
सकता --- देनेको तैयार न हों तो आपको खेड़ाके मामलेसें कोई मत रखनेका अधिकार 
नहीं है। 

आशा है, आपको इस प्रकार लिखकर मेंने जो धृष्टता की है, उसके लिए आप 
मुझे क्षमा करेंगे। मेंने आपसे कई बार कहा है कि अपने काममें आपका सहयोग और 
सहायता प्राप्त करनेंके लिए में बराबर प्रयत्नशील रहता हूँ। फिर भी, यदि आप पूरा 
विचार करनेके बाद मुझे यह मदद न दे सकें, तो मुझे कोई शिकायत न होगी। आपको 
“सत्याग्रह” शब्दके पीछे भटक नहीं जाना चाहिए। आपके सामने एक ठोस मामला 
मौजूद है, और उसके सम्बन्धमें उसीके गुण-दोषके आधारपर मत स्थिर कीजिये।' 


आपका, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. इस पत्रके सम्बन्ध्में महादेवभाई अपनी डापरोमें कहते हें: “ वापूसे कहा गया कि इससे 
नटराजनको बहुत दुःख होगा। बापूने पत्रको फिर पढ़ा। दो वावय अपूण रह गये थे। बापूने श्सके छिए 
मुझे फटकारते हुए कहा : “मेरा तो खयाल है कि कमसे-कम तुम ऐसी वातॉकी ओर मेरा ध्यान अवद॒य 
दिलामोगे। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों नहीं १? मैंने जवाब दिया : “ मैंने इसे वल्कमभाई और बँकरको 
दिखाया था ।” बापूने कहा : “यह तो बिल्कुल ठीक है । वे कहेंगे कि में ल्खिना नहीं जानता । 
लेकिन इसमें दलील तो है ही । मैंने यह पत्र उनकी बुद्धिकों झकझोरनेके लिए लिखा है, उनके मनको 
कष्ट पहुँचानेके लिए नहीं । यह पत्र पूछता है, भेया! तुम्हारी बुद्धि काम वर्षों नहीं करतो३*? ” 


२०५, पत्र: वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको 


अप्रैल ५, १९१८ 
[प्रिय श्री शास्त्रियर, | 


आपके पत्रके' लिए आभारी हूँ। अपने हरएक कामके लिए आपकी सम्मति प्राप्त 
करनेकी मुझे कितनी ही उत्सुकता हो, फिर भी आपकी यह दलील में स्वीकार करता 
हैँ कि आपकी अन्तरात्मापर किसी भी तरहका दवाव नहीं पड़ना चाहिए। में जानता 
हैँ कि खेंड़ाका सवाल दिनोंदिन जैसे आगे बढ़ता जायेगा, आप उसके साथ सम्पर्क 
बनाये ही रहेंगे। 

[हृदयसे आपका, | 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखत डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०६, भाषण : वड़थलमे 
अप्रैल ५, १९१८ 


इस संघर्षमें वड़थल गाँवके लोगोंने आरम्भसे ही मुख्य हिस्सा लिया है। में यहाँ 
एक-एक खेतपर गया हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि इस गाँवमें फसल औसतन 
चार आनेसे कम हुई है। यहाँ कलक्टर फिर जाँच करने आया था। म॑ने उसे लिखा 
कि मेंने स्वयं जाँचकी है और इस बातका इतमीनान कर लिया हैं कि फसछ चार 
आनेसे कम हुईं है; किन्तु उन्होंने मेरी वात स्वीकार नहीं की। 

मैंने आप लोगोंको बताया ही है कि हमारी यह लड़ाई स्वयं कंष्ट-सहनकी 
लड़ाई है। आपको जितना कष्ट सहना पड़ रहा है, सत्याग्रहकी लड़ाईमें उसकी अपेक्षा 
मेंने और लोगोंकों ज्यादा कष्ट सहते देखा है। मुझे तो आपको कहडवे घूँद पिलाने हैं। 
बडथलूमें जिस दिन सरकार आपकी भेंसें नीलाम करे, आपकी चीजें नीलाम करे और 
आपकी. सम्पत्ति जब्त करे उस दिनको आप खुशीका दिन समझें। यदि किसी बड़थलवासी- 
को कैदकी सजा हुई तो कैदखाना पवित्र आन तो उनके पति जिस 

जेल जायें उस दिन अवश्य ही दावत करनी चाहिए। कक 
पे जब्तीके नोटिस आये हैं। बिक रूपमें हैं । उनके बावजूद जमीन मालिक 
तो हम ही हैँ। जमीन चाहे जितनी कीमती हो; किन्तु इस कारण हम अपने कर्त॑व्यके 


१, देखिए “पत्र: वी० एस० ओऔनिवास शासत्रीको ”, १-०४-१९१८ की पाद्पिणी-३ । 


भाषण : वड़यलमें र९प्‌ 


पालनसे तनिक भी झिझ्चकें नहीं। यदि इस लड़ाईमें आपका सर्वेस्व चला जायेगा तो इससे 
आपको किसीको भी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। हम भीख माँगेंगे, किन्तु आपकी जरूरत 
पूरी करेंगे। आप अपनी प्रतिज्ञाकी खातिर दुःख सहें। 

यदि भें भेंसोंका पैसा दूँ तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जायेगा कि मेने और आप 
सभीने लोगोंको धोखा दिया है। आपको पैसेकी मदद मिले और तव जाप सत्यात्रह की 
. लड़ाई लड़ें, यह अनुचित होगा। सरकार जोर-जुल्म करे तो आपके साथ खड़ा हुआ जा 
सकता है, आपको हिम्मत बधाई जा सकती है और नैतिक सहायता दी जा सकती है। 
मुझे आपके भीतर पैठी हुई पस्तहिम्मती निकाल देनी है। में भारतके प्राचीन गौरवकों 
वापस ले आना चाहता हूँ। 

यदि प्राचीन कालमें सीता हुई थी तो इस कालमें भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा 
विश्वास है। भारतमें एक युगमें रामचन्द्र-जैसे युग-पुरुष हुए हैं; ऐसे पुरुष इस युग भी 
होने चाहिए। हमारे पूर्वजोंकी यह्‌ विरासत हममें भी आतनी चाहिए। आपने हरिदचन्द्र 
और श्रुवकी कथाएँ सुनी ही हैं। जैसा हरिइचन्द्रन किया हम विलकुर वैसा नहीं 
कर सकते; किन्तु उसका एक अंश तो कर ही सकते हेँं। बहिनें भी इस प्रतिज्ञाकी 
महिमाको समझें । यदि बहिनें अपने टेककी पक्की न हों तो उनके बच्चे भी साहसहीन 
होंगे। जिस ईववरने हमें उत्पन्न किया है वही हमें न्याय देगा। यदि हम इस लड़ाईमें 
टिके रहेंगे तो भविष्यमें स्व॒राज्य भी ले सकेंगे। वड़थलूके किसानोंकी रक्षा करनेके लिए 
मुझे एक बार मरना भी पड़े तो में प्रसन्नतापूर्वक मरनेंके लिए तैयार हूँ। 

अब लगानकी वसूलीमें आपकी भेंसें वेची जा रही हैं, इससे में अपरिचित नहीं हैं। 
भेंसें वेचकर लगान भरनेकी अन्य अनेक घटनायें भी हुई हैं। ऐसा संकट आपके ऊपर हर 
साल न आये, इसलिए आप इस वार सरकारको अपनी भेंसें वेच लेने दें। सरकार इस वार 
भले ही ऐसा कर ले; किन्तु आप विश्वास रखिये अगले सालसे वह भेंसे कदापि न बेच 
सकेगी और दूसरे जुल्म भी न कर सकेगी। 

, आत्म-सम्मानकी भावना तो पशुओं और पक्षियों तक में होती है, फिर आप तो 
मनुष्य कहे जाते हें। इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञाका पान करनेमें न चूकें। भतिज्ञा 
लेनेसे पूर्व आपको सव स्थिति भली-भाँति समझा दी गई थी। यद्यपि हमारी इंस छूड़ाईमें 
हमें धनिकोंकी सहायता प्राप्त है; किन्तु उनकी सहायता लेकर लड़ना ऐसा ही है 
जैसे सूजनसे किसीका मोटा-ताजा दिखाई देना। आप ईंइवरमें श्रद्धा रखें; च्याव और 
सत्यके पथपर चलते हुए आपकी रक्षा वही करेगा। न्याय अथवा दया उसके सिवा किसी 
दूसरेसे नहीं मिल सकती। 

अब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैँ, आप उनकी स्थितिपर विचार करें। 
चौबीस घंटोंमें एक क्षणके लिए भी में खेड़ा-सत्याग्रहकी वात नहीं भुला सकता। 
डॉ० हरिप्रसाद देसाईने तो खेड़ाको अपना घर ही वना लिया हैं। अहमदाबादमें उनके 
पास सार्वजनिक कामकी कमी नहीं है। उस सबको छोड़कर वे 
लग गये हैं और आपके साथ रह रहे हँँ। आप देखते ही हैं कि श्री वल्‍लमभाई 
और श्री केशवप्रसाद अभी महुषासे चले जा रहे हूँ। 








यहाँ आकर इस काममें 
यहा झाकर इस कामन 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दो भाई चम्पारनके हैं। वे राजा जनकके देशसे आप लोगोंके दर्शन करनेके लिए 

आय हूं। मुझे आशा है कि आप इन सब वातोंकों भूल नहीं जायेंगे और वदयलकी 
लाज न खोयेंगे। 
[गुजरातीसे ] 
खेड़ा सत्याग्रह 


२०७. पत्र: एक युवकको 


नडियाद 
फाल्युत वदी १० [ अप्रैछ ६, १९१८] 
भाईश्री, 
आपके सम्बन्धर्मे भाई पोलकका तार मिला है और उस सम्बन्धमें उत्तर भी था 
ग़या है। मेंने . . .' के साव काफी देरतक बातचीत की है। उन्होंने आपको सव-कुछ लिखा 
होगा। आप थोड़ा घैय रखें तो अच्छा हो । वे आपको अवश्य मुक्त करेंगे; वे इसका वचन 
देते है । इतना ही पर्याप्त होना चाहिए ? अभीसे वात जाहिर करनेमें नुकसान है। ऐसा 
भाई . . .' कहते हैं। 
और हाँ, एक वात और है। आपकी तवीयत विलकुछ ठीक हो जानेंकी हम अवश्य . 
उम्मीद रखते हैं। और यदि ऐसा हो तो सब लोगोंकी इच्छा है कि आप विवाह करनेमें 
आनाकानी न करें। ऐसा कहनेवालोंमें में सबसे पहले हूँ। आपके सम्बन्धमें मुझे केवल 
इतना ही कहना है कि आप और . . .' विवाह न करेंगे तो यह केवल स्वास्थ्यके कारण 
ही होगा, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता । इसमें पिताजीको शान्ति मिलेगी और . . | 
का जीवन सुखलमय होगा। आप निद्चिन्त होकर अपने स्वास्थ्यकों सुधारें। आप यदि 
तनिक भी अस्वस्थ होंगे तो कोई आपसे [विवाहके लिए] आग्रह नहीं करेगा। मेरी 
ख्वाहिश यह है कि आप अपने शुभचिन्तकोंकी खातिर प्रसन्नतापूर्वक [ विवाहकी ] स्वीकृति 
दें, परन्तु अपने स्वास्थ्यको बिगाड़कर नहीं। 
मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[गूजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, २, ३ व ४. मूलमें यहाँ कुछ शब्द छोड दिये गये दें । 


२०८. भाषण : खेड़ामें 


अप्रैल ६, १९१८ 


सत्यके लिए प्राण उत्सगं कर देना अच्छा है। लेकिन आर्थिक हानिके भयसे पशुओं- 
के समान दुःख णोगनेसे अधिक बुरी दूसरी बात कुछ नहीं है। बहनें सत्यकी इस लड़ाईमें 
अपने पतियोंका साथ दें और इस प्रकार उन्हें अपनी टेक दुढ़तापुवेक निभानेमें सहायता 
देकर अपने धर्मका पालन करें। 
[गुजरातीसे | 
खेड़ासत्याग्रह 


२०९. भाषण : उत्तरसंडासें' 


अप्रैल ६, १९१८ 


मुझे आशा थी कि इस सभामें बहनें भी आयेंगी। इस का्येमें जितनी जरूरत 
पुरुषोंकी है उतनी ही बहनोंकी भी है। यदि हमारी छड़ाईमें बहनें सम्मिलित हो जायें 
और हमारे कष्टोंमें साथ दें तो हम बहुत-अच्छा काम कर सकते हैं। 

में देखता हूँ कि छोगोंका उत्साह बढ़ता जाता है। यह छड़ाई लोगोंकी है और 
यदि वे समझ जायें तो सरकार जबतक चाहे लड़ती रहे, हम हारेंगे नहीं। लोगोंकी 
हिम्मत देखनेका वक्‍त तो आखिर अब आया है। हमारा मारू-असबाब जब्त किया 
जाता है और हमारी भेंसें ले जाई जाती हैँ। जैसे सोना आगमें तपकर शुद्ध होता है 
उसी तरह ऐसे कष्टोंसे हमारी कसौटी होती है। इस लड़ाईमें आप हिम्मत, बृढ़ता 
और धीरता सीखते हैं। 

इस कस्त्रेम सरकारनें यथासम्भव कड़ी कारंवाई की है। किन्तु हमें संसारकों दिखा 
देता है कि हममें तेज है, कष्ट सहनेकी शक्ति है और हम अपनी प्रतिज्ञासे कभी पीछे 
पाँव न हटायेंगे। उत्तरसंडा पाटीदारोंसे भरा है और यदि इस छड़ाईमें हमारी जीत 
होनी है तो वह आपकी जातिके ही बहूपर होगी। आपने वैभव देखा है, अच्छे दिन 
देखे हैं और बुरे दिन भी देखे हैं। में चाहता हूँ कि इस लड़ाईमें आप वीरतापूर्वक उत्तीर्ण 
हों। आपने इस लड़ाईमें भाग लिया है यह आपकी कुछीनताका, आत्मसम्मानकी भावना 
का सूचक है। 

कुछ छोग शायद आपको शस्त्रबकू आजमानेकी सलाह दें। किन्तु आपको याद रखना 
चाहिए कि जो लाठी चलाता है वह छाठीका प्रहार रोक भी सकता है। में चाहता 


गांधीजी उत्तरसंडामें करतूरना, वल्लमभाई पंटेल, महादेव देसाई, शंकरलाल मैंकर भर अनयवा 
बैनके साथ गये थे । सभामें लगभग दो हजार किसान भाये थे । 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हैँ कि आप अपनी शक्तिका अच्छा और सच्चा उपयोग करें। खेड़ामें एक “ 
सेना ” का जन्म हो और वह भारतके सम्मानकी रक्षाके लिए सदा लड़नेके लिए तैयार 
रहे, यह अत्यन्त वांछनीय है। आपके कस्बेसे, जहाँ बहुतसे बलवान और वीर लोग रहते 
हैं, देशको बहुत-सी आशाएँ रखनेका अधिकार है। 

खेड़ा जिलेके छोगोंमें जो अदुभुत शक्ति है उसका मुझे इन दिनों अच्छा अनुभव 
हो रहा है। यदि इस लड़ाईमें ली गई धर्म-प्रतिज्ञाका पालन सभी भाई करें तो इसमें 
सन्देह नहीं कि हमें चौबीस घंटेमें स्व॒राज्य मिल सकता है। 

इसलिए आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना. हैं कि सरकार आपके वतंन-भांड़े बेचे, 
आपकी चारपाइयाँ बेचे और आपके ढोर-डंगर बेचे तो उसे बेचने दें; परन्तु आप ढरें 
नहीं; डियें नहीं। आपसे में यही वचन-दान चाहता हूँ। में इस वचनका भूखा हूँ । आप 
मुझे यह दान देकर सल्तुष्ट कर सकते हैं। इस प्रतिज्ञाका पान करनेके लिए आपको 
प्रेमभावकी पूँजी लेकर जूझना है। आपकी शक्तिको परखकर ही मैंने आपको सत्याग्रह 
की छड़ाईमें उतारा है। आप प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध हृदयसे और मुसकराते हुए मुझे यह 
वचन देकर निर्भय करें। 

[ गृजरातीसे ] 


खेड़ा सत्याग्रह 


२१०. भाषण : नवागाँवमें' 
 अप्रैछ ७, १९१८ 


हम छोग यहाँ तोरणासे सीधे चछे आ रहे हैं। जैसे नवागांव और दसकोसी 
[ताल्लके ] के दूसरे गाँवोंके किसान डटे हुए हैं वैसे ही 68 किसान मजबूतीसे 
सामता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसा भारी हमला होनेपर भी तोरणाका 
पतन नहीं होगा। आप सत्यकी नींवपर खड़ी की गई इस लड़ाईको चालू रखें। आप 
अपने कार्यमें बहनोंको भी साथ रखें। उनका साहस और घैयें हमारे काम ओआयेगा। 
बहनें कहें कि भेंसोंका जाना तो ब्ररदाइत नहीं होता और हम इस नुकसानके डरसे 
हार जायें तो हमारे लिए खड़े होनेकी जगह न रहेगी। यदि वे हमें हिम्मत देती रहें 
तो हम इस लड़ाईमें जीत जायेंगे। स्वराज्यकी ओर पहला पग है धर्मपृवक छी गई 
ठेकको पूरा करना। इस शक्तिको प्राप्त करनेमें ही स्वराज्य है। अपने अधिकारोंको 
जानना और उनकी रक्षा करना हमारा कत्तेव्य है। इस लड़ाईका मूल उद्देश्य यह है 
कि सरकार लोकमतका सम्मान करके हमारे अधिकारोंको स्वीकार करे। 
हमें इस लड़ाईमें सामान्य शिष्ठताकी मर्यादाओंका उल्लंघन नहीं करना हे । 
ऐसी शिकायतें आई हैं कि हममें से कुछ लोगोंने अधिकारियोंको तंग किया है। असत्य भौर 


१ गांवोंमें दौरा करते समय गांवीजी यहाँ भी अपनी मण्डछीके साथ गये थे । उनका भाषुण सुननेके 
लिए ३,००० से अधिंक किसान माये थे । * 


पत्र: एस्थर फैरिंगको २९९ 


अविवेकका आचरण करना एवं उद्धत होकर दूसरोंको तंग करना हमें शोभा नहीं 
देता। ये तो अनुशासनहीनताके सूचक है।इस लड़ाईसें हमें सम्मानपूर्वक और शिष्टता- 
पूर्वक व्यवहार करना सीखना है। सत्याग्रहकी लड़ाईमें सत्य और शिष्टताके गुण स्पष्ट 
दिखने चाहिए। 

'इस लड़ाईमें सत्य, साहस और उत्साह आभावश्यक है। फिर उत्साहके बिना तो 
हमारे पैर एक क्षण भी नहीं जम सकते। यदि हम इन गृणोंको शिष्टतासे ढक दें तो 
वे छलकेंगे नहीं। हमारी प्रतिज्ञा कुछ महीनोंके लिए नहीं, अनन्त कालके लिए है। जबतक 
सरकार हमारी माँगें पूरी नहीं कर देती तबतक हमें एक इंच भी पीछे नहीं हटना है, 
भले ही इसके लिए हमें अपना सर्वेस्व गँवा देना पड़े। आपको मुझमें या किसी अन्य 
व्यक्तिमें नहीं, बल्कि अपने आपमें अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए। यह लड़ाई केवल लगान 
मुख्तवी करानेके लिए नहीं लड़ी जा रही है; बल्कि इसके पीछे .जो टेक है उसे पूरा 
करनेके लिए लड़ी जा रही है। इस लड़ाईका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि किसकी 
बात ठीक है--हमारी या सरकारकी । सरकार तबतक नहीं दिक सकती जबतक 
. जनता उसका साथ नहीं देती। अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेसे आपको जितना सन्तोष 
मिलेगा उतना अपनी जमीनसे कभी नहीं मिलेगा। भाट और चारण आपके पौरुषके 
गीत गायेंगे। उन्हें सुनकर आपकी सनन्‍्तानमें भी वीरताका संचार होगा। आप अपनी 
सन्तानको प्रतिज्ञा-पालनके लिए धर्मबुद्धिकी विरासत दे जायेंगे; और वह अमूल्य होगी। 
आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसका पालन करनेके लिए आप वीरोंकी भाँति जूझें । भारतको 
स्वराज्य दिलानेका सच्चा मूलूमन्‍्त्र इसीमें निहित है। 

सत्यकी खातिर कष्ट-सहन करके आप अपना नाम अमर कर जायें, यही आपका 
सच्चा धर्म है। इसीमें आपकी और समस्त देशकी प्रतिष्ठा है। 


[ गृजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 
२११: पत्र: एस्थर फेरिंगको 
ट्रेलसे 
अप्रैल ८, १९१८ 
प्रिय एस्थर, 


लगता है कि तुम्हारे साथ पत्र-व्यवहार करनेमें में बहुत निर्देय और लापरवाह 
बन गया हूँ। तुम्हें एक-आध पंक्ति लिख दूँ, इससे मुझे सनन्‍्तोष नहीं होगा। मेरी इच्छा 
तो तुम्हें एक लम्बा स्नेह-पत्र लिखनेकी थी; किन्तु ऐसा पत्र लिखने लायक शान्ति मुझे 
नहीं मिल पाई और अब ज्यादा विलम्ब करनेकी मेरी हिम्मत नहीं। 

में नहीं जानता कि अपनी गतिविधियोंका, जिनमें से एक भी मेंनें खुद मोल 
नहीं ली, क्या वर्णन करूँ। वे मेरे सिरपर ऐसी एकाएक आ पड़ी हैं कि उन्हें ठाछा 
नहीं जा सकता। सब तरफसे घिरा हुआ सिपाही कर ही क्‍या सकता है? क्‍या एक 


925 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ही हमलेका सामना करनेमें अपनी सारी शक्ति लगा दे; किन्तु जब उसके साथ ही दूसरे 
हमले हो रहे हों, तो यह कैसे हो सकता है कि वह उनकी उपेक्षा करके अपने विनाशको 
निमनन्‍्त्रण दे ? यह तो स्पष्ट है कि सुरक्षा यथाशक्ति सभी हमलोंका सामना करनेमें ही 
है। मेरी स्थिति लगभग ऐसी ही है। चारों तरफसे आफतमें पड़े हुए लीग मुझे पुकार 
रहे हें। जब में उपाय जानता हूँ, तब मदद देनेसे कैसे इनकार कर सकता हूँ? 

अहमदाबादकीं हड़तालसे मुझे जीवनके कीमतीसे-कीसती सबक मिल्ठे। तालेबन्दीके 
दिनों प्रेमकी शक्तिका जो चमत्कारक प्रदेन हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ थां। 
ज्यों ही मेने उपवास की घोषणा की, त्यों .ही मेरे सामने बैठे हुए विशाहू जन-समुदाय-- 
को ईश्वरके अस्तित्वका भान हुआ। तुम्हारा तार सबसे अधिक भावनापूर्ण और सबसे 
अधिक सच्चा था। ये चार दिन मेरे लिए शान्ति, ईश्वरीय कृपा और आध्यात्मिक उन्नतिके 
थे। इन दिनों खानेकी मुझे जरा भी इच्छा नहीं हुई। . ः ह 

मैंने अखबारोंको' जो पत्र भेजा है, उससे तुम खेड़ाक़ा प्रकरण तो समझ ही गई 
होगी । अपने उपवासके बारेमें भी मैंने एक पत्र लिखा' था। ये पत्र तुमने न देखे हों, 
तो मुझे बताना। 

तुम्हारी तवीयत अच्छी. होगी। जिगरकी शिकायतोंमें उपवाससे बढ़कर कोई दवा 
नहीं है। ह 


मुझे अहमदाबादके, बल्कि सावरमतीके पत्तेसे लिखना। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 
२१२. पत्र: दुर्गा देसाईको 
द [बोर्सद] 
अप्रैठ ८, १९१८ 
चि. दुर्गा,' 


तुम मुझे भूछ गई हो, तो भले ही भूछ जाओ, में तो तुम्हें नहीं भूला। आतल्दी- 
बहनने' तुम्हारे समाचार दे दिये हैँ। मेरा खयाल था, तुम भाई महादेवसे इससे भी हर 
अरसे तक जुदा रही हो। मेंने उनसे कह दिया है कि वे वहाँ जब चाहें तब॒जा से 


१. देखिए “वक्तव्य: खेढ़ाकी परिस्थितिके बारेमें अखबारोंको ", ९८-३१३१८ | 
२, देखिए “ पत्र : अखवारोंकों ”, २७-३-१९१८ । ॥ 
३. महादेव देसाईकी पत्नी, जिन्होंने ! फरवरीसे भीतीहरवा-चम्पारनकी शालामें पढ़ाना शुरू किया । 
उन्दोंने छः मासके लिए काम करना स्वीकार किया था । 
, ४. चम्पारनमें काम करनेवाली एक अध्यापिका ! 


पत्र : हरिभाई देसाईको ३०१ 


हैं। किन्तु यदि तुम चाहो तो में उन्हें वहाँ तुरन्त भेजनेके लिए तैयार हूँ।अलवबत्ता भाई 
महादेवको यहाँ जबरदस्त अनुभव मिल रहे हैं। उनका लाभ तुम्हें भी मिलेगा। तुम इससे 
सनन्‍्तोष करके वियोगक दुःखका शमन कर सको, तो भाई महादेव यहाँ रुके रहें। मगर 
उसमें एक खतरा यह है कि अगर में इससे भी बड़ी लड़ाईमें जुट जाऊँ, तो फिर तुम 
चाहो, तो भी वे वहाँ नहीं आ सकेंगे। इसलिए उनके लिए तुमसे मिल आनेका ठीक 
समय यही होगा। यदि तुम वहाँ ऊब गई हो, तो यहाँ आ सकती हो। किन्तु तुम 
नड़ियाद में रह सकोगी, इसमें मुझे कुछ शक है। जो-कुछ तुम्हें वहाँ मिल रहा है, वह 
यहाँ हगिज नहीं मिलेगा। फिर भी जिसमें तुम प्रसन्न रहो, में वही करना चाहता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
२१३. पतन्न: हरिभाई देसाईको" 
[बोरसद ] 
अप्रैल ८, १९१९ 


आदरणीय भाई, 
आपको पतन्न लिखनेका विचार बहुत दिनसे कर रहा था; किन्तु अवकाश ही नहीं 
मिलता था; बात कुछ घध्यानसे भी उतर गयी थी। आशा है, आप मुझे इसके लिए 
क्षमा करेंगे। 
में यह कहनेकी इजाजत चाहता हूँ कि भाई महादेवको मुझे सौंपनेमें आपने भूल 
नहीं की है। उनके जीवनके विकासके लिए यह अनुभव जरूरी था। पैसा ही हमेशा 
सब सुख नहीं देता। भाई महादेवकी ऐसी प्रकृति नहीं है कि उन्हें पैसा सुख दे सके। 
मुझे लूगता है कि जैसी वृत्ति भाई महादेवकी है, वैसी ही चि० दुर्गाकी भी हो जायेगी। 
उसे अमूल्य अनुभव मिल रहे हें। 
मुझे तो दोनोंके मिलनेसे लाभ ही हुआ है। भाई महादेवने मुझे बहुत-सी झंझटोंसे 
मुक्त कर दिया है। में उनके जैसे चरित्रवानू, विद्वान्‌ और प्रेमी सहायककी खोज कर 
रहा था। भाई महादेवने मेरी खोज सफल कर दी है। मुझे सपनेमें भी खयाल न था 
कि चि० दुर्गाका इतना अधिक सदुपयोग कर सकूगा। ईहवरकी गति न्यारी है। 
में चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दम्पतीकी चिन्ता न 
करें और उसे पूर्ण आशीर्वाद दें। 
| आपका, 
] मोहनदास गांधी 
[गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. महादेव देसाईके पिता ! 


२१४. सन्देश : राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमें' 


अप्रैठ ८, १९१८ 
यदि जनताको समझाया जा सके कि सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, और उसके 
प्रति रुचि जाग्रत की जा सके, तो सरकारी स्कूलोंमें कोई झाँकेगा भी नहीं और जब- 
तक सरकारी संस्थाओंमें दी जानेवाली शिक्षाका ढंग बुनियादी तौरपर बदलूकर, उसमें 
राष्ट्रीय आदशोंका समावेश नहीं किया जाता त्वतक लोग उसे नहीं अपनायेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन रिव्यू, अप्रेठ १९१८ 


२१५. भाषण : बोरसदसें' 


अप्रैल ८, १९१८ 
श्री गांधीने कहा कि सरकार लोगोंको डरा-धमका कर नहीं, उनकी मरजीसे ही 
लगान (राजस्व) ले सकती है। उन्होंने बहुत स्पष्ठ कहा कि ब्रिटिद शासनमें अंधेर 
नहीं हो सकता। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ११-४-१९१८ 


२१६. पत्र: एन० एम० जोशीको'" 


[ चड़ियाद | 
अप्रैल ९, १९१८ 


प्रिय मित्र, 

मेने अभी-अभी सुना कि आप मित्रोंसे यह कहते हैं कि फसलके अनुमान सम्बन्धी 
आपकी जाँच और मेरी जाँचका परिणाम एक ही है, मेरे इस कथनका विरोध आपके 
मेरे लिहाजके कारण नहीं किया। साथ ही आपका यह खयाछ है कि मेंने लोगोंको नाहक 


१. राष्ट्रीय शिक्षा-सप्ताइके उद्घाट्सके अवसरपर गोखे हॉल, मद्रात्में एनी वेसेंट द्वारा पढ़कर 
सुनापा गधा संदेश । 

२. गांधीजी अपने दल्के साथ गाँव पहुँचे थे । उन्होंने लगभग ४,००० किप्तानोंकी एक सभामें 
भाषण दिया था । 

३. नारायण मब्दार जोशी; भारतमें मजदूर आन्दोलनका यक्ञपात करनेवाले; भारत सेवक समायके 
प्रमुख कार्यकर्ता । - 


सन्देश : हिन्दी कक्षाकों ३०३ 


दुःखमें डाल रखा है। मेंने जो-कुछ सुना है, वह अगर सच हो, तो मुझे बड़ा दुःख है। 
जो सही मालूम हो, उसे कहनेका आपको पूरा हक है और एक मित्रके प्रति आपका 
यह फर्ज भी है और में अपनें-आपको आपका मिंत्र मानता हूँ। सार्वजनिक जीवनमें तो 
ऐसे सैकड़ों मौके आ सकते हैं, जब मित्रोंमें मतभेद अनिवार्य हो जाता है, फिर भी वे 
मित्र ही बने रहते हैं। इसलिए कृपया-मुझे बताइये कि वहाँ समितिके सामने आप क्‍या 
कहते हैं; और यह भी कि मेरे सारे कार्यके वारेमें आपकी क्‍या राय है? में जानता 
हूँ कि यदि आपकी राय प्रतिकूल हो [और | में उससे सहमत न होऊँ, तो भी आप 
कोई खयाल नहीं करेंगे । इतना विश्वास रखिए ही कि आपकी रायको में उचित महत्त्व 
दूँगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२१७. सन्देश : हिन्दी कक्षाकों" 
[नडियाद ] 


अप्रैल १०, १९१८ 
में कामना करता हूँ आपके प्रयासको पूर्ण सफलता प्राप्त हो। मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि अन्य- कई क्षेत्रोंकी तरह, हिन्दीको एक सामान्य , 
माध्यम बताने और इस प्रकार अंग्रेजीके प्रयोगमें रूगनेवाली मानसिक 
शक्तिकी हानिसे देशको बचानेके क्षेत्रमें भी दक्षिण ही हमारी रहनु- 
भाई. करेगा। 

[अंग्रेजीसे | 


वॉम्वे सीक्रेट एव्स्ट्रेटट्स, १९१८ तथा महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. यह सन्देश डॉ० नावक्रके एक तारके उत्तरमें भेजा गया था । तार इस प्रकार था: “ आपके 
मआशीर्वादसे हिन्दी कक्षा ११ तारीखकों माननीय कामतकी अध्यक्षतामें एक सार्वजनिक सभामें शुरू हो 
रही है । “हिन्दी शिक्षण प्रसार॒क मण्डल? का उद्घाटन दूसरे दिन न्यू पूनरा कॉलेज, पूनाकी इमारतमें 
माननीय वी० एस० कामतकी अध्यक्षतामें आयोजित एक समारोहमें किया गया था । हे 


२१८. पत्र : जें० एल० सेफीको' 


नड़ियाद 
अप्रैछ १०, १९१८. 

[प्रिय श्री मैफी, | 

आपने अली भाइयोंके सम्बन्धमें उत्तर देनेका वचन दिया था। मैं रोज-रोज 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

आपको शायद माछूम होगा कि खेड़ाकी फसलोंके सिछूसिलेमें स्थानीय अधिकारियोंके 
साथ स्थानीय तौरपर मेरा झगड़ा चल रहा है। मुझे आशा है कि जनताकी आवाजको 
उचित महत्त्व दिया जायेगा और उसकी रायकी कद्र की जायेगी। 

लेकिन मुझे परेशानी तो असलमें अछी भाइयोंके मामछेको लछेकर हो रही है। 
लगता है कि में जब भी साम्राज्यके एक सम्माननीय नागरिककी हैसियतसे युद्धमें हाथ 
बेंटानेकी कोशिश करता हूँ, तभी देशके प्रशासकोंको चिन्ता होने लगती है। ज्यादा 
अच्छा होता कि में मेसोपोटैमिया या फ्रांसमें होता। में अपनी सेवाएँ देनेंके लिए दो 
बार लिख चुका हूँ। पर उनको स्वीकार नहीं किया गया। मुझे इससे बड़ी शर्म छूगती 
है कि में भारत आनेके बादके काल्‍में युद्धेग कामका, आमतौर पर जिसे युद्धका काम 
कहा जाता है, अपना कोई अनुभव पेश नहीं कर सकता। 

बल्कि ऐसा लूगता है मानो इसके ठीक विपरीत मेंने सरकारके लिए असुविधाजनक 
परिस्थितियाँ पैदा की हैँ और फलस्वरूप हो सकता है, मुझे किसी ऐसे आन्दोलनमें भाग 
लेता पड़े जो फैलनेपर सरकारकी गम्भीर चिन्ताका कारण बन जाये। में लॉर्ड चैम्स- 
फोर्डका बहुत अधिक आदर करता हूँ और उनकी चिन्ता और बढ़ानेकी बात नहीं सोच 
सकता, फिर भी में अली भाइयोंके सिलूसिलेमें अपने स्पष्ट कत्तेव्यसे भी मुँह नहीं मोड़ 
सकता। उनकी नजरबन्दीसे मुसलमानोंमें कटुता पैदा हो गई है। में एक हिल्दुके नाते 
महसूस करता हूँ कि में अपने-आपको उनसे अलग नहीं रख सकता। यदि में सरकार 
द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाईको जनताके सामने औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा सकता, 
तो मुझे उनकी रिहाई करानेमें मदद करनी ही चाहिए। इसलिए यदि सरकारके पास 
उन भाइयोंके खिलाफ वास्तवमें कोई सबूत है तो उसे पेश करके वातावरण शान्त किया 
जाना चाहिए। परन्तु यदि सरकारके पास पेश करने कायक कोई सबूत नहीं है तो में 
आग्रह करता हूँ कि अछी भाइयोंको रिहा कर दिया जाये। 

यदि छॉर्ड चैम्सफोर्डकी राय इसके विपरीत हो, तो सरकारको एक आन्दोढनका 

सामना करना और फलस्वरूप उसके नेताओंको जेलमें बन्द करना पड़ेगा। परन्तु में अपनी 
पूरी शक्तिके साथ अनुरोध करता-हूँ कि उनको रिहा किया जाये। छोकमतका सम्मान 


१. यह वास्तवमें ह १४ अप्रैलको एक झलग टिप्पणीके साथ भेजा गया था। देखिए “ पत्र : जे० एल० 
मैफीको ?, १४-४-१९१८ । 


पत्र : एच० एस० एल० पोलकको रै०५ 


करनेसे सरकारकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही और जहाँतक राज्यके लिए खतरा उत्पन्न होनेकी 
बात है, यदि उनकी रिहाईका मतरूव कोई विश्वासधात सिद्ध हुआ तो राज्यकी रक्षाके 
लिए में अपना जीवनतक होम करनेके लिए तैयार रहूँगा। 
[ हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी] 
[अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल -- ए : जून १९१८, संख्या 
३५९। 


२१९. पतन्न: हनुमन्तरावको 


[ नडियाद | 
अप्रैछठ १०, १९१८ 
प्रिय भाई हनुमन्तराव, 
हिन्दीके मामलेमें अगर श्री शास्त्रियर मेरे विचारसे सहमत हों, तो में चाहूँगा कि 
मेरी अपीलके' जवाबमें तुम अपना नाम हिन्दीके विद्यार्थके रूपमें दे दो और भेरी 
तरफसे दो और तेलूगू भाइयोंको भी तुम्हीं चुन छो। मुझे तीन तमिल भाई तो मिल 
गये हैं। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२२०. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[ नडियाद |] 
अप्रैल १०, १९१८ 

प्रिय हेवरी, 
में तुम्हें नियमित रूपसे नहीं लिख सका। मेरे पास लिखनेका समय भी नहीं 
और शक्ति भी नहीं। में इस समय इतने नये-नये रचनात्मक काम हाथमें ले रहा हूं 
कि दिन पूरा होनेपर थककर चूर हो जाता हूँ और दूसरा कुछ भी काम करनेकी 
शक्ति नहीं रह जाती। लिखना, भाषण देना और बातें करना भी मेरे लिए कष्टदायक 
है। में केवल चिन्तन करना चाहता हूँ। सत्याग्रह संघर्षका क्रम, शुरूसे अन्ततक एक 


२. देखिए “पत्र: अखबारोंकों”, ३१-३-१९१८। 
१४-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अत्यन्त कष्टसाध्य प्रयास रहतां है जिसकी पीड़ा जैसे-तैसे ही सहन कर पाता हैँ। भेरे 
खंयालसे प्रसूतिकी पीड़ा कुछ ऐसी ही होती होगी। 
में भाई देसाईसे कह रहा हूँ कि तुम्हें ब्यौरेवार पत्र लिख दें। 


[ हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी] 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२२१. पत्र: हरिहर दर्माको' 
[नडियाद |] 


अप्रैठ १०, १९१८ 
भाईश्री अन्ना, 
तुम्हारे पत्रकों पाकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ। यह जानकर बहुत बड़ा आइचर्य 
हुआ कि में तुम्हारे चित्तसे कभी दूर नहीं होता। तुम, गोमतीबेन और तुम्हारी 
पसन्दका कोई तीसरा व्यक्ति--- बस' और क्या चाहिए ? शेष बातोंके बारेमें महादेव 
तुम्हें लिखेंगे। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२२२९. भाषण : अकलाचामम)ें 

अप्रैल १०, १९१८ 
यहाँ कुछ लड़कोंके पास झंडे हैं । में देखता हूँ कि इनमें एक झंडा वह भी है जिसे 
अहमदाबादमें मिलू-मजदूरोंने फहराया था और जिसमें एक टक शब्द लिखें हे वश 
झंडेको फहरानेका अधिकार तो उन्हींको है जिनके हृदयोंमें एक टेक शब्द अंकित 
हो गये हैं। । ह लढाईनें 
इस समय खेड़ा जिले पर समस्त भारतकी दृष्टि जमी हुई है। यदि इस लड़ 
खेड़ा जिला हार गया तो यह समझना चाहिए कि भारतके लोग फिर बहुत हम 

उठ न सकेंगे। कार्य आरम्भ करनेसे पूर्व विचार करनेमें बुद्धिमानी है। किन्तु यदि वा 


१. गंगानाथ विधाल्य, बड़ौदाके अध्यापक। वे १९१७ से आश्रममें रइने छंगे थे। 


भाषण : अकलाचाम ३०७ 


उसे छोड़ दें तो कायरोंकी उपाधि मिलेगी। जिस देशके लोग कायर हो जाते हैं वह देश 
निष्प्राण हो जाता है।.खेड़ामें जो लड़ाई चल रही है वह लंगान मुछतवी करानेके लिए 
आरम्भ की गई है; किन्तु उसका मर्म बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सरकार जो-कुछ कहे वह्‌ 
सत्य है और लोग जो-कुछ कहें वह असत्य है, यह सिद्धान्त कंसे सहन किया जा सकता 
है| सरकार कहती है कि सत्ताका सम्मान किया ही जाना चाहिए। सत्ता अंधी है, अन्यायी 
है। जो सरकार उस सत्ताका सम्मान करनेकी बात कहती है वह टिक नहीं सकती। 
हमें वचपनसे ही बताया गया है कि अंग्रेजोंका राज्य न्‍्यायका राज्य है। न्याय 
उसका आदर है। मुझे रूगता है कि इस आदरशेके स्थानपर अब मनमानी चल रही 
है। इसलिए में कहता हूँ कि हमें इस सरकारके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। में खेड़ा 
जिलेमें आया, और जव मेंने फसलके सम्बन्धरमें जाँच की तब आप लोगोंने मेरे और मेरे 
साथियोंके सम्मुख यह सिद्ध कर दिया कि खेड़ा जिलेमें फसल चार आनेसे कम हुई है। 
यदि यह बात सच है तो हमारी माँग पूरी करता सरकारका कत्तंव्य है। और हमारी 
माँग भी क्‍या है? केवल यही कि एक सालके लिए लूगरान मुल्तवी कर दिया जाये। 
और यह कि यदि सरकार छूगान मुतवी करनेकी घोषणा कर देगी तो हममें से जो 
लोग अधिक साधन सम्पन्न हैँ, वे अपना लगान देनेके लिए तैयार हैं। 

हमारी ऐसी उचित माँगकों भी सरकार स्वीकार न करे तो फिर लोगोंका कर्तव्य 
क्या है? शास्त्रोंमें कहा गया है कि राजा भूल करे तो लोग उसे बतायें । सत्ता अंधी होती 
है और उसे आसानीसे अपनी भूल नहीं दिखाई देती । इस मामलेमें सरकार असत्य आचरण 
और लोगोंके प्रति अन्याय कर रही है, जब कि हम लोग सच्ची बात कह रहे हैं और 
न्याय माँग रहे हैं। सत्यकी सदा जीत ही होती है। आपको यह विश्वास हो जाना 
चाहिए कि यदि सत्यकी खातिर दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते रहेंगे तो ऐसी 
कोई सरकार नहीं है जो प्रजाको नाहक बरबाद कर दे।* में सुनता हूँ लोग कहते हें कि 
वे दुःखमें डूबे हुए हँ। किन्तु यदि हम ज्ञानपूर्वक कष्ट सहें तो हमारा उद्धार ही हो जाये, 
में यहाँ यही कहनेके लिए आया हूँ। मेंने खेड़ा जिलेके छोगोंपर विश्वास किया है। कुछ 
लोगोंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। उस हृदतक हमारा दायित्व बढ़ गया है। यात्रामें 
दो-तीन गाड़ियाँ होती हैँ । यदि उनमें से एकाध गाड़ी टूट जाये तो बाकी गाड़ियोंको अधिक 
भार ढोना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि आप इस लछड़ाईसे खेड़ाकी कीति उज्ज्वल करें । 
इस इच्छाको पूरा करना आपके हाथोंमें है। कमिइ्नर साहबने छोगोंको परसों नडियादमें 
बुलाया है। जिन्होंने सरकारी लगान दे दिया है यह बुलावा उनके लिए नहीं; किन्तु 
जिन्होंने लगान नहीं दिया है विशेष रूपसे उनके लिए है। वे उनसे बातें करना चाहते 
हैं। इसलिए जिन्होंने गान न दिया हो उन्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। और आपने 
जो प्रतिज्ञा ली है उसके सम्बन्धर्में आपको जो-कुछ कहना हो वह निर्भय होकर कहें। 
कमिश्नर साहब कहेंगे कि ग्रांधी आपको गुमराह कर रहा है और उसने आपको अच्छी 


१. १८-४-१९१८ को श्रकाशितः बॉम्बे क्रॉनिकलकी रिपोर्टमें ये शब्द अधिक हैं: “इससे 
हम संप्तारकी दृष्टिमें ऊँचे उठ जायेंगे । हमारे मनमें उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, प्रत्युत बहुत मधिक 
सद॒भाव है ।॥” 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सलाह नहीं दी है। कदाचित्‌ वे यह भी कहेंगे कि वह आदमी तो अच्छा है; किन्तु 
इस मामलेमें उसने भूछ की है। किन्तु मेंने आपसे ही आँकड़े इकट्ठे किये हें, और उनसे 
सिद्ध होता है कि फसल चार आने आई है। यह अन्दाज ठीक था इसलिए आपको 
श्री प्रैठके सम्मुख उसके पक्षमें अपनी गवाही देनी चाहिए। किसीको भी उनसे डरना 
नहीं चाहिए। हमारा उद्धार सत्यपर आरूढ़ रहनेमें है। हम स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए 
लड़ रहे हैं।' में वहनोंसे कहता हूँ कि “आप भी अपने पत्िियोंसे कहें कि उनपर चाहे 
जितना कष्ट आये, परन्तु वे सरकारको रूगान न दें।” यदि हम अपनी प्रतिज्ञापर कायम 
रहेंगे और अपनी टेकका पालन करेंगे तो स्वतन्त्रता हमारे पीछे-पीछे अवश्य चली 
आयेगी । इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञाका पान करनेके लिए जितने उपाय कर सकें, अवश्य 
करें। जिन छोगोंने गान दे दिया है उनको मेरी सलाह है कि वे लगान न देनेवाले 
लोगोंको अपनी बातपर टिके रहनेमें मदद दें। 

[गुजरातीसे | 

खेड़ा सत्याग्रह 


२२३. भाषण : सींहुजमें 


अप्रेल १०, १९१८ 

आज मुझे आपसे जो बातें कहनी हैं उनको आरम्भ करनेसे पहले में पृछता हूँ कि 
आपमें से कितने भाइयोंनें सरकारी छगान नहीं दिया है।' यहाँ आकर मेंने सुना कि इस 
लड़ाईमें सरकारकी सख्तीसे बहनें डर गई हैँ और इस कारण पिछले तीन-चार दिनमें 
बहुतसे लोगोंने अपना छगान दे दिया है। आपमें से जिन छोगोंने भयके कारण लगाव 
अदा कर दिया है उनके लिए मुझे खेद है और जिन्होंने प्रतिज्ञा लेनेपर भी लगान 
अदा किया है उनके लिए तो और भी अधिक खेद है। प्रतिज्ञा न करना बुद्धिमानी है; 
किन्तु एकबार प्रतिज्ञा ले ली जाये तो उसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। 
कुछ छोग कहेंगे कि यह लड़ाई एक वर्षके लिए छगान मुल्तवी करानेके उद्देश्यसे छड़ी 
जा रही है। हाँ, यह वात सच है; किन्तु वस्तुतः इसके पीछे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा 
है, और हम उसीके लिए लड़ रहे हैँ। हमें विछकुल निर्भभ होना चाहिए ।भय, हम पुरुष 
हों या स्त्री, हमें शोभा नहीं देता। भय तो पशु करते हैं। परसों मेंने यह उदाहरण 
दिया था कि जब सड़कपर कोई मोटर निकलती है तो [ गाड़ीमें जुता | वैल उसे देखकर 
डर जाता है। उसकी भयभीत आँखोंको देखकर मुझे दया आती है। मोटर पास भाते 
देखकर वह थर-थर काँप उठता है और कई बार तो गाड़ी उलट जानेका भय होता 
है। बैछका भय अकारण है। हमारी दशा भी बैल ही जैसी है। मनुष्यके लिए यह उपमा 


१. बॉस्त्रे ऋॉनिकलमें प्रकाशित रिपोर्टके अनुसार गांधीजीने यहों यह भी कहा: “ खतनलता, 
निमेप्ता और सत्य ऐसे युण हैं जो हमें अभी प्राप्त करने हैं। वे हमारी आात्मामें प्रलुप्त हैं । रे 
हम उन्हें अपने भीतर जाग्रत नहीं कर सकते तो हम मनुष्य नहीं, पशु हैं । हमें मनुष्य वनना है। 

२. सभामें मौजूद वहुतते लोगोंने हाथ उठाये । 


भाषण : सींहुजमें ३०९ 


बहुत कठोर है; किन्तु है बिलकुल वास्तविक | हम अकारण भय क्‍यों करें ? तलाटी या 
अन्य अधिकारी किसीको मारते नहीं हैं; मार भी नहीं सकते। चौकीदार भी पूछकर 
चले जाते हेँ। उन्हें तो यह सोचकर डर लगता है कि अब जनताका जमाना आ गया है। 
एक ओर तो ये लोग डरते हैं और दूसरी ओर हम लोग डरते हैं। इसका कारण क्या है ? 
यदि सरकार हमारे पशुओंको ले जाये, तो ले जाये। यदि वह हमारे जेवर छे 
तो उसे दे दें, किन्तु हमें एक चीज नहीं देनी है और वह है आत्म-सम्मान। जो व्यक्ति 
आत्म-सम्मानकी रक्षा नहीं कर सकता, कहना चाहिए कि उसकी आस्था धर्ममें नहीं 
है। जिसे ईशइवरका भय है उसे किसी अन्यका भय नहीं होता। जिस ईर्वरकी कल्पना 
हमने सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञके रूपमें की है वह समस्त संसारका रक्षण और कल्याण 
करता है। सत्य और घमंकी इस लड़ाईमें जो इतने सारे छोग प्रतिज्ञा ले चुके हैं उन्हें 
धोखा देकर आप कैसे गिर जायेंगे ? यह कैसे सम्भव है? जो भाई डर गये हें उनमें 
साहस और  देशप्रेम हो तो वे खड़े होकर कहें कि जो भाई अपनी प्रतिज्ञापर जमे 
हैं उन्हें हम आदवासन देते हँँ। उनके खेत या उनके पशु चले जायेंगे तो हम उन्हें 
हिस्सा देंगे। कुछ बहनोंने कहा है कि यदि में दो दिन पहले आया होता तो वे छोग 
लगानका पैसा न देते । में इन बहनोंसे यह कहूँगा, आप अपने पतियोंसे सत्यकी टेक रखनेके 
निमित्त यह कहें कि वे अपनी सम्पत्तिका उपयोग अपने समाजके हितार्थ करें। मेंने 
परसों वासद और बोरसदमें कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं गिर गया है उसका मन 
कहता है कि दूसरोंको भी गिरायें और वह अपनी दुर्बेछता स्वीकार करनेके बजाय इसको 
ढकनेमें लग जाता है। यदि किसीके मनमें ऐसी बात हो तो वह उसे निकारू दे और 
प्रतिज्ञा लेनेवाले सत्याग्रहियोंकों हिम्मत बँधाये। यह हमारा धर्म है। यदि आप मात्र 
इतना ककत्तेव्य निभायेंगे तो प्रतिज्ञा लेनेवाले छोग अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़तापूर्वंक कायम 
रहेंगे। हमें देशको इस प्रकार गढ़कर तैयार करना है। हमें सत्य और न्यायकों भूली 
हुईं सरकारको सच्चा मार्ग दिखाना है। यही इस लड़ाईका उद्देश्य है। दस रुपये रूग्रानकी 
वसूलीके लिए दस हजार रुपयेकी जमीन जब्त कर लेना सरासर अन्याय ही है। यदि सर- 
कार ऐसा घोर अन्याय करके ऐसा अनिष्ठकारी कदम उठायेगी तो में स्वयं इस सर- 
कारके विरुद्ध विद्रोह करूँगा और आपको भी विद्रोह करनेकी सलाह दूँगा। यदि सरकार 
दस-पाँच रुपयेके लिए ऐसा करे तो यह मेरी समझमें नहीं आता। आजकल सरकार 
धमकियोंसे शासन चलाती है, भयसे राज्य चलता है। यह खयाल गरूत है। हमें इस 
भयसे पस्त नहीं होना चाहिए। हमें प्रकृतिकी न्यायवृत्तिपर विश्वास है, इसलिए आप 
निर्चिन्त रहें । यदि सरकार भेंसे कुर्क कर ले तो भी आप उसका विरोध न करें। इसी 
प्रकार आप अपने हाथसे उसे कुछ दें भी नहीं। हम आजतक उसे लगान देते आये हैं, 
उससे डरते आये हैँ और अपने मन-ही-मन कुढ़ते आये हैें। फलस्वरूप हम पतित हो 
गये हैं। खेड़ामें सोनेकी फसल होती है और उसमें वीर छोग बसते हेँं। संवत्‌ १९५६के 
अकालके' बावजूद उन्होंने अपनी जमीनको दिनच-रात मेहनत करके हरा-भरा बना दिया 


१. सन्‌ १९०० के लगभग देशव्यापी अकाल पड़ा था, जिसे छोग छप्पनंके अकाल्के नामसे अभी 
तक याद करते हैं । 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है। ऐसे लोगोंकी जमीनोंमें से और चेहरोंसे चमक कैसे चली गई? इसका कारण यही 
है कि लोग सरकारसे डरने छगे हैं। यह लड़ाई छोगोंको इस भयसे मुक्त करनेके लिए 
ही है । खेड़ा जिलेमें यह सत्याग्रहकी लड़ाई सफल होगी तो उसका प्रभाव भारतमें अच्यत्र 
पड़ेंगा। हमारा उद्धार हमारे अपने हाथमें ही है। हम अपने कष्टोंका निवारण अपने 
पुरुषार्थसे ही कर सकेंगे। 

इस लड़ाईमें हम एक अन्य महान्‌ मन्त्र सीखेंगे और वह यह है कि हमें हथियार- 
से नहीं लड़ना है, बन्दूक या भाला नहीं उठाता है; बल्कि सत्यसे लड़ना है। जिसके 
पास सत्य-रूपी हथियार है उसे किसी दूसरे हथियारकी जरूरत नहीं है। यदि हम भय 
त्यागयकर सत्यसे लड़ेंगे तो हमें महान्‌ सिद्धि .मिलेगी। 

में सुनता हूँ कि सरकारके विरुद्ध छड़ी जानेवाली सत्याग्रहकी 'इस लड़ाईमें कुछ 
अस॒त्य चलता है। किसानोंसे हाकिम पूछता है कि आप छकगानका पैसा क्यों नहीं देते 
तो वे फसल चार आनेसे कम है, यह कहनेके बजाय भयके कारण दूसरे ही बहाने 
बनाते हैं । तहसीलदार या कलक्टर आते हैं तो उनके सामने हमें अश्षिष्ता न दिखानी 
चाहिए | वे अधिकारपूर्वक कोई चीज बेगारमें माँगें तो हम उन्हें न दें। वे हमें कोई 
चीज देनेका हुक्म दे ही नहीं सकते। किन्तु हमें उत्तका आदर-सत्कार करना तो न 
भूलना चाहिए। हम उन्हें कोई जरूरी चीज मुफ्त न दें किन्तु पूरा दाम लेकर दे दें। 
हमें विनयका त्याग न करना चाहिए। कल मुझे एक शिकायत यह मिली थी कि लोग 
दाम देनेपर भी चीजें नहीं देते ? सत्याग्रहकी लड़ाईमें ऐसा कैसे किया जा सकता है! 
इससे मुझे दुःख हुआ। जो जुल्मसे अपना बचाव करना चाहता है वह दूसरेपर जुल्म 
कैसे कर सकता है? तीसरी बात | कमिश्नर परसों तीन बजे नडियादमें तहसीलदारकी 
कचहरीमें आपसे कुछ कहना चाहते हैँ। मेरी सलाह है कि आप सब वहाँ जायें। वे 
आपसे यह भी कहेंगे कि में आपको गलत रास्तेपर ले जा रहा हूँ। में आपको गत 
रास्तेपर ले जा रहा हूँ या सही रास्तेपर, इसका निर्णय में नहीं कर सकता; में तो 
आपको मुझे जो सच छूगता है वही कहता हूँ। यदि आपको यह सत्य लगता हो तो आप 
एक स्वरसे कहें कि गांधीकी सलाह माननेसे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और हम अपने 
अधिकारोंकी रक्षा कर सके हैं। ऐसा कहनेसे श्री प्रैद नाराज न होंगे। वे समझते दे 
कि छोगोंको कष्ट हो तो उन्हें शिकायत करतैका अधिकार है। कष्ट सहकर कटति 
मुक्त होनेका नाम सत्याग्रह है। आप सब निर्मेय होकर कमिइ्नरसे यह कहें: हमे 
अपनी जमीनें, अपने ढोर-डंगर, या अपने गहने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा या अपने धर्मसे 
अधिक प्यारे नहीं हैँ। हमने आपसे प्रार्थना की और बार-बार कहा कि फसल चार 
आनेसे कम हुई है। सरकारी कानून कहता है कि फसल चार आनेसे कम हो तो छगान 
मुछ्तवी कर दिया जाना चाहिए। आपने तछाटीकी बात मानी, और हमारी नहीं मानी | 
अब इस बातको मनवानेका हमारे पास एक ही मार्ग है और वह यह है कि हम अपने 
हाथसे लगान न दें।” आप सभी सभामें जायें, कमिश्नर जो कुछ कहें उसे ध्यानसे 
सुनें और यदि वे बोलनेकी अनुमति दें तो बोलें। उसके बाद आप हिन्हे अनाधाश्रता 
आ जायें। वहाँ हम विचार करेंगे। कोई भी मनुष्य डरे, यह सरकारकी इच्छा नहीं 
है। अब हमने स्व॒राज्यका झंडा फहरा दिया है। हमें स्वराज्य अपने हाथोंसे लेता है। 


भाषण : वड़ोदके सत्याग्रहियोंके सम्मुख ३११ 


यदि हम केवल निर्भय बनेंगे तो. हमें स्व॒राज्य अवश्य मिलेगा। कुछ भी हो जाये, आप 
सरकारी लगान न दें। बहनें अपने पतियोंको हिम्मत बँबायें।! किसीकों कुछ पूछना 
हो तो वह भले ही पूछे और अपनी शंकाका समाधान करा के। यह मामला ऐसा है 
कि सभीको समझकर और सचेत होकर चलना चाहिए। । 

[ गृजरातीसे | 


खेड़ा सत्याग्रह 


२२४. भाषण : बड़ोदके सत्याग्रहियोंके सस्मुख" 


अप्रैल ११, १९१८ 


ज्यों-ज्यों दिन जाते हैं, हमारी कसौटी कड़ी होती जाती है। में आज कमिश्नरसे 
मिलकर अहमदाबादसे चला ही आ रहा हूँ | उनसे एक घंटे तक बातें होती रहीं। उन्होंने 
नडियादमें की जानेवाली सार्वजनिक सभाका जिक्र किया। मेंने उन्हें आइवासन दिया कि 
किसान सभामें अवश्य आयेंगे। मुझे आशा है कि जिन किसानोंने लगान नहीं दिया है 
वे सभी सभामें जायेंगे और कमिइनरकी सलछाहको सुनेंगे। कमिश्नर शायद कहेंगे कि 
फसल मारी जाये तो भी सरकारको लगान देना लोगोंका कत्तंव्य है। सम्भव है, 
उनका कहना ठीक हो । में तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने प्रतिज्ञा ली है और 
आपको उसका पालन अन्ततक करना चाहिए। आप उन्हें अथसे इतितक सब इतिहास 
कह सुनायें। यदि आपको अपनी प्रतिज्ञाका अभिमान होगा तो आप उनके सम्मुख दृढ़ता- 
पूर्वक अपना पक्ष रखेंगे। आपने प्रतिज्ञा क्यों ली है, समझकर ली है या बिना समझे 
और उससे आप क्या लाभ उठाना चाहते हें, आप उन्हें ये सब बातें स्पष्ट रूपसे बता 
दीजिएगा। 

यह लड़ाई इस साल हमें लगान न देना पड़ें, इसी उद्देश्यसे नहीं लड़ी जा रही 
है। में यह वात हर जगह कहता आया हूँ। इस संघर्बसे हमें सरकारको यह वता- देना 
है कि सरकारको जनताका सम्मान करना ही चाहिए। जनताका विरोध करके कोई राजा 
राज्य नहीं कर सकता | इस सत्यको सिद्ध कर दिखाना मेंने अपने जीवनका मुख्य कार्य 
माना है। हमारे लोग निस्‍्तेज हो गये हैं। उनका धन निचोड़ लिया गया है। वे 
निष्प्रभ हो गये हैँ ।' मुझे एक उपमा बार-बार याद आती है। जैसे बैछके सम्मुख मोटर 


१. १८-४-१९१८ के बाम्वे क्रॉनिकरमें गांधीजीका “यह वाक्य उद्धुत किया गया है: “भाप 
अपने पोतियों, पुत्रों मोर भाश्योंको दिम्मत बाय, जेसा कि पुराने जमानेको स्त्रियों किया करती थीं, 
और उन्हें अपनी प्रत्तिश्ञापर दृढ़ रखें |” 

२. पद सभा आनन्द ताल्लकेके वढ़ोद गाँवकी धर्मशालामें हुई थी और इसमें आसपासके गाँवकि 
लोग बहुत-बढ़ी संख्यामें माये थे । । 

३. बॉस्वे क्रॉनिकक, १६-४-१९१८ और न्यू इन्डिया, १७-४-१९१४ में छपी रिपो्के 
अनुसार गांधीजीने यहाँ कहा : “देशके लोग निवीर्ध हो गये हैं मर उनके सम्मुख एकमात्र मार्ग धह रह 
गया है कि वे उल घोर संक़बमें जबतक हैं तवतक अपने आधारको ढढ़त्तापूवेक पकड़े रहें ।” 


रै१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है, वैसे लोगोंके सम्मुख सरकार है, फिर चाहे वह ब्रिटिश सरकार हो या देशी राजा। 
मोटर पाससे निकलती है तो बैलकी आँखोंमें डर छा जाता है और वह एकदम घवरा 
जाता है। इसी प्रकार लोग भी सरकारकी सत्ताके सामने काँपते हें यह मुझसे देखा नहीं 
जाता। आप सरकारसे कह सकते हैं कि वह आपको अपने कानूनके मृताविक राहत दे। 
यदि आप उससे इतना काम करा लेंगे तो इस अधः:पतनकी अवस्थामें से निकल जायेंगे 
और आपमें कुछ चैतन्य आ जायेंगा। ह 
हम नित्य प्रात:काल अनेक महान्‌ पुरुषों और सती-साध्वी नारियोंका नाम हेते 
हैं। हम सीता, राम, नल, दमयन्ती, प्रहछाद और अन्य सत्पुरुषोंके नाम जपते हें। किस 
लिए ? उद्देश्य यह है कि हमें उनके जीवनसे स्फूर्ति मिले। हमारे धर्म-म्रन्थोमं कहा 
गया है कि जो मनुष्य होनेपर भी पशुवत्‌ जीवन बिताता है वह दूसरे जन्ममें पशु- 
योनिमें जाता है। आप कलक्टरके पास गये और कमिइ्नरके पास गये। आप वम्बई 
सरकारके पास भी गये और जब आपको कहीं भी सफलता न मिली तो आप थककर 
बैठ गये। यदि ऐसा ही हो तो मुझे कहना चाहिए कि इस प्रकार बैठ जाना तो पशुकी 
स्थिति है। हम किसीको मारकर या स्वयं अपने प्राण देकर सुखी हो सकते हैँ। इनमें से 
पहला उपाय पशुओंका है और दूसरा मनुष्योंका | पशुओंकी आत्मा सदा सुप्त रहती है; 
मनृष्यकी संदा जाग्रत। जबतक हमारी आत्माका विकास नहीं होता, जबतक वह 
जाग्रत नहीं होती, तबतक हमारा उद्धार न होगा।' में आपको एक पौराणिक गाथा 
सुनाऊँ। एक ऋषि थे। उनकी भूकुटीसे अग्नि झरती थी जिससे समस्त दुःख नष्ट हो 
जाते थे। इस शास्त्र बचनका अर्थ यही है कि यदि आत्मा जाग्नत हो जाये तो उससे 
सरकारके सारे अन्याय दूर हो जायें । इस तथ्यको में आपको स्पष्ट बताना चाहता हें 
यदि हमें दुःखममें से सुख प्राप्त करना है तो हमें दुःख सहन करने चाहिए और सत्यके 
लिए मर-मिटना चाहिए। जो सत्यकी महिमा जानता है और जिसे उसका अस्तर्ज्ञान हो 
गया है वह सदा सुखी है। चाहे मेरा सर्वस्व चला जाये; किन्तु मुझसे मेरे आत्मिक 
आननन्‍्दको कोई नहीं छीन सकता । मेरी इच्छा है कि यह आनन्द आप सभीको प्राप्त हो । 
हम छोगोंमें धार्मिक जाग्रतिकी आवश्यकता है। हमें सत्य बोलना और सत्यपर आचरण 
करना सीखना चाहिए। चौकीदार नित्य आये और जब्तीका हुक्म छाये तो भी कोई 
परवाह नहीं । में आपको आपकी प्रतिज्ञाकी मान-रक्षाके विचारसे कहता हूँ कि आए चाहे 
अपना सर्वस्व लुटा दें और चाहे फकीर हो जायें किन्तु आप अपनी प्रतिज्ञासे पा डिगे। 
मनुष्यका धर्म यही है। में वहनोंको विश्वास. दिलाता हूँ कि हम भूखे नहीं मरेंगे। कप 
कुछ आज चला जायेगा, वह कल फिर आ जायेगा; किन्तु यदि हमारी बात चली जायेगी 
तो फिर वापस न आयेगी। हमें अपनी प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा, सम्मान और मनुष्यत्वकी रक्षा 
करनी है। हमें छोगोंके लिए यही विरासत छोड़नी है। मेरी कामना का ईदवर आपको 
शक्ति दे और आप भारतमें अपने नामको उज्ज्वल करें। जिन भाइयोंने प्रतिज्ञा ली है, 


१. बॉम्चे क्रॉनिकक और न्यू इंडियाकी खबरोंमें यह भी कहा “या है: “ गा 
दवाकर और उसके स्थानमें आत्मबलको रखकर ही नित्य आत्मिक चेतना प्राप्त कर सकते हैं भर 
फलस्वरूप हमारा परित्राण संभव दे ।” 


पत्र : पैद्रिक गेडिसको ३१३ 


वे मुझे आइवस्त करें। आप मुझे यह कहें कि ब्रह्मांड खंड-खंड हो जाये और सूर्य उदित 
न हो, फिर भी आपने जो प्रतिज्ञा ली है, उसे आप न छोड़ेंगे। 
आप लोग [ कमिइनरसे | कहें : “ आप चाहे हमारा सिर काट डालें, परन्तु हम 
छऊूगान न देंगे। हम सरकारके अन्यायके आगे कदापि न झुकेंगे। किन्तु यदि आप दया 
करके रूगान माफ कर देंगे और गरीबोंको दुःखी न होने देंगे तो हममें से जो भी 
लगानका रुपया दे सकेंगे, दे देंगे | ” 
[गुजरातीसे ] 


खेड़ा सत्याग्रह 


२२५. पन्न: पेट्ििक गेडिसको* 


नडियाद 
अप्रैछठ १२, १९१८ 
प्रिय प्रोफेसर गेडिस, ' 
आपके अत्यन्त स्वेह-भरे पत्रके लिए सचमुच आभारी हूँ। 
हम लोग पश्चिमकी जो ओछी नकल कर रहे हैँ, उसपर आपको जितना दुःख 
होता है, मुझे भी उससे कुछ कम नहीं होता। में आपकी दुनियासे बहुत-कुछ छेना चाहता 
१. इसके वादके अनुच्छेदमें गांधीजीने किसानेंकि इस प्रश्षका उत्तर दिया है कि वे कमिश्नरकी 
सभामें क्या कहें १ 
२. यह श्री गेडिसके पत्रके उत्तरमें लिखा गया था । उनके पत्रके मुख्य झुद्दें महादिवभाईकी डापरीमें 
अंकित हैं | तदनुसार उन्होंने कुछ ऐसी वारतें लिखी थीं: (१) सम्मेलन सचमुच पूर्णतः अंग्रेजी ढंगका 
हुआ । उसमें योग्य व्यक्तियोनि, उचित स्वरमें उचित प्रतीतिके साथ प्रसंगानुकूल साषण किये । (२) यहाँ 
अवतक किसी भी बढ़े सम्मेछनमें इस वातपर विचार नहीं किया गया है कि अंग्रेजोंसे, क्या चीजें सीखी 
जा सकती हैं । वहाँ तो एवन नदीके किनारे 'स्टरेटफ्डमें शेवसपीयरके नाटकोंका अभिनय किया जाता 
है। आपकी नाट्यशालाएँ इस सम्बन्धमें निष्किय हैं । उनमें तुल्सीदासका नामतक नहीं लिया जाता । 
(३) आप पश्चिमके उदाहरणले कुछ वर्षों नहीं सीखते, उनके तौर-तरीके वर्षों नहीं अपनातै? वेल्समें हर 
साल एक भारी जल्सा होता है । गत जल्सेसे पहलेवाले जलसेमें में उपस्थित था। वहाँ मैंने लॉयड जॉजिको 
प्रचण्ड ओजके साथ, आग उगलते हुए सुना । इसका कारण यह था कि वे अपनी मातृभाषामें बोल 
रहे थे । उन्होंने कहा, यहाँ हम गानेके लिए आये हैं । (४) उनका पण्डाल समूह-गानके लिए विभिन्‍न 
स्व॒रॉवाले लोगोंकी मण्डल्योंमें विभक्‍त था । (०) आप आभाषरिश लोगेंसे भी कुछ सीख सकते हैं, जो 
अवकाश-कालीन सम्मेलनोंका आषोजन करके अपनी भाषाकों पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रधत्न कर रहे हैं । 
(६) प्रोवेंसका ही उदाहरण लीजिए, जहाँके लोग अपने लोक-कवि मिस्ट्रालकी पूजा करते हैं। स्वीडनवालोंनि 
वृद्ध मिस्ट्रालकों नोबेल पुरस्कार दिया । उस रकमसे श्रोवेंसवालोने बढ़े कामका एक संमहाल्य खोल दिपा। 
(७) डेनमाकके एक विशप और एक गृहस्थने लोगोंको व्यावहारिक शिक्षा देना अपना जीवनोदेश्य बना 
लिया था । (८) आपको भी अपनी समभाओोके लिए भध्ययुगीन मण्डपोंको छोड़कर भेक्षागारोंकी व्यवस्था 
करनी चाहिए । (९) हिन्दी और उददँको एक करनेके आन्दोलनका समर्थन कीजिए। यह बहुत-कुछ सेक्सन 
और फ्रांसीसी शब्द-भण्डारोंको एक करनेके प्रवत्न-जैसा है । 
३. उन दिनों वे बॉम्वे स्कूल ऑफ़ इकनॉमिक्सके निदेशक थे । 


३१४ सम्पूर्ण गांधी व्राइमय 


हैं, किन्तु आँख मूंदकर नहीं। इन्दौरके जैसे जलसेमें में इसलिए भाग लेता हूँ कि 
लोगोंके हृदयतक पहुँचकर उसपर असर डाल सकूं और जहाँतक बन पड़े, उन्हें 
भौतिकतावादसे विमृख कर सकूँ। देशी भाषाओंके प्रइनमें एक पक्ष भौतिक है और दूसरा 
धामिक। में लोगोंके सामने धामिक पक्ष रखनेका प्रयत्न- कर रहा हूँ। सम्मेलनकी * 
सफलताकी माप यही होगी कि में अपने श्रोताओंमें धार्मिक पक्षके लिए कितनी 
अभिरुचि जगा पाता हूँ। कि 

पिछले साल मेने कांग्रेसके लिए पण्डालकी झंझट समाप्त कर देनेका प्रयत्न किया 
था और सुझाया था कि सभा बिलकुल सबेरे हो खुले मैदानमें हो। यही हिन्दुस्तानी 
तरीका है, और सबसे अच्छा भी | मेरी तो समझमें प्रेक्षागारकी व्यवस्था कंरना सुधार 
नहीं होगा मेरा आदर्श यह है कि पेड़के नीचे खड़े होकर छोगोंके सामने बोला 
जाये। यदि हजारों-छाखों छोगों तक आवाज न पहुँच सके, तो कोई परवाह नहीं। वे 
सुनने नहीं, देखने आते हैं, और हम जितनी कल्पना कर सकते हैं, उससे वे बहुत अधिक 
देख जाते हैं। प्रेक्षागार-व्यवस्थाका मतलब है स्थानको सीमित कर देना। खूबी तो 
इसमें है कि वहाँ असंख्य लोग आयें और फिर भी सारा काम बिलकुल व्यवस्थित ढंगसे 
होता रहे। पुराने जमानेके वाषिक मेले ऐसे ही होते थे। यदि आजकल नये सामाजिक 
और राजनैतिक जीवनमें आप धमकी प्रतिष्ठा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके 
सामने एक ऐसा स्वोगपूर्ण और कार्यक्षम संगठन प्रस्तुत है, जिसपर आप बखूबी निेर 
कर सकते हें। 

लेकिन, आपको यह सब लिघनेका क्‍या फायदा ? हम दोनों ही अपने-अपने ढंगसे 
सर्वथा व्यस्त हें। हम पावचात्य सम्यताके ज्वरसे ग्रस्त हें। जो शाइवत है, उसके लिए 
तो हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे सम्बन्धमें अधिकसे-अधिक इतना ही कहा जा 
सकता है कि हम शाइवतकी अभीष्सा करते हैं, भले ही हमारे कार्य, हम जो-कुछ कहते 
हैं, उसे झूठा सिद्ध कर दें। जि 

में आपके पत्रको जुगाकर रखूँगा। क्या में इसका सावेजनिक उपयोग कर सकता 
हूँ ? और कृपया यह बताना न भूलें कि सस्ते होते हुए भी टिकाऊ मकान कैसे बनाये 
जा सकते हैं। ठेठ बुनियादसे छत तक की सारी तफसील चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. ताधवे इन्दौरमें आयोजित २९-३१ मार्चके हिन्दी साहित्य सम्मेललते दे, जिसकी अध्यक्षता 
गांधीजीने की थी । 


२२६. पन्न : देवदास गांधीकों 


[ नडियाद | 
अप्रैल १२, १९१८ 


चि० देवदास, 


तुम्हारा पत्र मिला। में तुम्हें एक पत्र छिख चुका हूँ; वह मिरू गया होगा। 
तुमने अपनी तन्‍्दुरुस्तीका हाल नहीं लिखा। तुम बहनकी सेवा कर रहे हो, यह तो मुझे 
बहुत ही अच्छा लगता है। हम शास्त्रोंमें पढ़ते हें कि शिष्य गुरुकी सेवा करने निकल 
पड़ते थे। यह विचार वहाँ जितनी मधुर भाषामें व्यक्त किया गया है, तुम्हारा वाक्य 
भी उतना ही मनोहर और स्वाभाविक है। यह सेवा तुम्हें कितने ऊँचे स्थानपर ले 
जायेगी, इसका अन्दाज में तो नहीं छगा सकता। 

मेंने ३५ फीसदी बुद्धि एक दिनसे ज्यादाके लिए भी नहीं ली, इसका रहस्य सम- 
झना आसान है। मुझसे यह मामछा अधिक नहीं खींचा जा सकता था। मालिकोंने मज- 
दूरोंकी दृढ़तासे नहीं, बल्कि मेरे उपवासके कारण यह वृद्धि दी है, ऐसा वे अभी मानते 
हैं। अगर में इससे ज्यादा माँगता, तो वह मेरा अत्याचार माना जाता। जब में अधिक 
माँगनेकी स्थितिमें था, तब मैंने कमसे-कम लिया, यह मेरी सरलता, नम्नता और विवेक- 
बुद्धिका सूचक है। मेंने उपवास न किया होता, -तो मजदूर हार ही जाते। वे उपवाससे 
ही अपनी प्रतिज्ञापर टिके रहे। ऐसी टेकके लिए कमसे-कम माँग ही उचित हो सकती 
है। ऐसी ठेकके शब्दोंका ही पालन हो सकता है, सो हुआ। और मेरे उपवासमें जो दोष 
थे, वे मेरी कमसे-कम माँगसे हलके, बहुत हलके, हो गये | उपवासका रहस्य एस्थर 
बहनने खूब समझा । उसने तारसे बाइविलका एक वाक्य भेजा था। उसका अर्थ यह है: 
/ मनुष्य अपने मित्रोंके लिए अपने प्राण देनेसे अधिक प्रेम नहीं दिखा सकता ।/” इस 
उपवासको में अपना अवतक का सबसे बड़ा कार्य मानता हूँ। इस उपवासके समय मुझे 
जो शान्ति मिली, वह अलौकिक थी। 

मुझे अहमदाबादके कार्यमें जो आनन्द मिलता था, वह यहाँ नहीं मिल सकता। 
मन उह्िग्त रहा करता है और विचार उठते रहते हैं। ज्यादातर तो यही लगता है 
है कि लोगोंने इसका मर्मे ठीक समझा है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि उन्होंने 
भर्म ठीक नहीं समझा और इससे मन दुःखी हो जाता है। काम तो अच्छा ही हो 
रहा है; किन्तु अब मन थक गया है। में मुहम्मद अलीकी लड़ाईके बोझसे दबा जा 
रहा हूँ। यह मुझे हाथमें लेनी ही पड़ेंगी। ईश्वर इसके लिए मुझे शक्ति देगा, यह 
समझकर बैठा हूँ और इसलिए भीतर-ही-भीतर शान्ति भी अनुभव करता हूँ। वा मेरे 
साथ ही है। . 


३, सेंट जॉन, १७ | 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय * 


छोटालालसे' कहना कि उसको कलम फिर थक गई माहूम होती है। मुच्ने बचा- 
ईकी अधिक तफसील भेजना। हु 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२२७. पतन्न : शिवदास और पोपटलालको 


नडियाद 
चेत्र सुदी १ [अप्रैल १२, १९१८] 
भाईश्री शिवदास ु । 
तुम्हारां पत्र और पोस्टकार्ड, दोनों मिल गये हें। तुम्हें दस रुपये भेज देचेंके लिए 
उन्हें लिख दिया है। यदि इततेसे काम न चले तो मुझे लिखना। अपनी देनंदिनी 
लिखा करो। क्या प्लेग वहाँ अबतक फैला है? 
भाई पोपटलाल', 
तुम्हारी पंक्तियाँ पढ़ीं; तुम परसे मेरा विश्वास उठा नहीं है। वहाँ क्या कर रहे 
हो? आँखका क्या हाल है सो लिखना। फिर वहाँ जो काम तुम्हारे करने योग्य 
होगा सो सौंपूँगा । 
मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनश्च | 
भाई मोतीलालका कुटुम्ब जितनी जल्दी आ जाये उतना अच्छा। 


गांधीजोके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८५७) से। 


२. सावर्मती आश्रमके एक संदस्य जो चम्पारनमें बरहरवाक्ी शालसे सम्बद्ध ये। वे बुनाई सिखा 
एवं हिन्दो पढ़ाते ये । मल 

२. शिवदास चत्॒भुज परीख, जो बादमें स्वामी शिवानन्द के नामसे जाने जाते थे; काव्पिताड के 
सावंजनिक कार्यकर्ता। 

३. सौराष्टके रचनात्मक कार्यकर्ता । 


२२८, पतन्न : बलवन्तराय ठाकोरको 


[ नडियाद ] 
अप्रैल १२, १९१८ 
भाईश्ली बलवन्तरायजी,' 

आपका पत्र मिला। उससे मेरे प्रति आपकी प्रीति प्रकट होती है। इसके लिए में 
कृतज्ञ हैँ। भाई नटराजनने' जल्दीमें राय बनाई है, यह मेंने उन्हें वता दिया है। आपकी 
दलीलोंका खण्डन करनेके वजाय में आपको यह समझा दूं कि में “सत्याग्रह किसे कहता 
हूँ। यद्यपि में “निष्क्रिय प्रतिरोध ' [ पैसिव रेजिस्टेंस | शब्दोंको काममें लेता हूँ, किन्तु 
वे मेरे आशयके सूचक नहीं हँ। आप अंग्रेजी ढंगके निष्क्रिय प्रतिरोधको भूल जाइए। 
जिस नियमके अनुसार हम कुटुम्बमें बरतते हैं, उसी नियमको में राजनैतिक मामलोंमें लागू 
करता हूुँ। में भारतमें देखता हूँ कि छोग भयसे अभिभूत होकर वरतते हैँ, भयसे सच 
नहीं वोलते, सरकारको धोखा देते हैँ और स्वयंको धोखा: देते हँँ। पुलिसका छोटे-से- 
छोट। कर्मेंचारी एक वड़े धनीकी छाज छूट सकता है। मेरे खयारसे इस स्थितिसे मुक्त 
होना सभी नेताओंका घर्में है। अधिकारी जनताकी बात नहीं मानते। वे जो कुछ करते 
हैं उत्तोको ईश्वरीय आदेश समझते हें और यह मानते हैं कि उसका विरोध हरग्रिज 
नहीं किया जा सकता। इस मान्यतासे उन्हें मुक्त करनेमें उनकी सेवा है और इसलिए 
राज्यकी सेवा है। इसीलिए में जहाँ-जहाँ लोगोंको भयसे अन्यायके' अधीन होता देखता 
हूँ, वहाँ-वहाँ उन्हें सलाह देता हूँ कि बलात्‌ छादे हुए दुःखोंसे मुक्तिका उपाय ज्ञान- 
पूर्वक दुःख सहना है। यही सत्याग्रह है। दुःखोंसे मुक्तिके लिए दु:ख देना दुराग्रह और 
पशुवलल है। वैलको जब दुःख होता है, तव वह छात मारता है। मनृष्यको जब दुःख 

हो, तब उसे आत्मवलसे दुःखका निवारण करते हुए दुःख सहना चाहिए। 
खेड़ा जिलेके लोगोंपर ऐसा महान्‌ संकट इसी बार नहीं आया है। उन्होंने पहले 
भी बहुत कष्ट सहे हैं। सामान्य स्त्रियाँ भी मेरी पत्नीसे इस तरहकी वातें करती हैं। 
इस वार छोगोंने लगानका कष्ट बताया। अगर वे लगान अदा करेंगे तो अपनी इच्छासे 
नहीं; वल्कि डरसे करेंगे। इसके लिए बहुतोंको "अपने मवेशी बेचने और कीमती पेड़, 
काटने पड़ेंगे। यह दुःख हम कंसे देख सकते हें? मेंने यह अपनी आँखोंसे देखा है। 
इसके निवारणका उपाय क्या है? अजियाँ दूँ? अजियाँ तो दे चुका। नटराजन कहते 
हैं: वाइसरायके पास जाओ, इंग्लेंड जाओ। इससे लोगोंको क्या राहत मिलेगी? तबतक 
तो पेड़ कट चुकेंगे और रुपया दिया जा चुकेगा। उसके बाद पुकार करनेसे क्या छाभ? 
समझनेकी वात है कि यह लड़ाई कानून बदलवानेके निमित्त नहीं है; बल्कि कानूनके 


१. श्रो० बल्वन्तराय कब्थाणराय ठाकोर, गांधीजीके सहपाठी, गुजराती भाषा तथा साहित्यके विद्वान्‌ 
ओर छेखक । 


२. यहाँ कामाक्षी नट्राजनका उल्हेख है, देखिए “ पत्र: के० नव्राजनको ”, ५-४-१९१८ से पूर्व । 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अमलल्‍के विरुद्ध है। अपराधीको फाँसीपर चढ़ा दिया जाये, उसके बाद जपील करनेका 
क्‍या प्रयोजन? इस तरह तो कितने ही निर्दोष मनुष्य फाँसीपर चढ़ गये हैं, और 
ऐसा हमारी 'उदासीनतासे हुआ है। हमारे पास दो ही उपाय थे। जो छोग छुग्ान वसूछ 
करने आयें, उन्हें डंडा मारकर दूर हटा दें वा उनसे विनयपूर्वक कहें कि “हमें रूगरान 
नहीं देना है।' फिर भी वे लगान तो छे ही जायेंगे, तब मेंने क्या वचाव किया -- 
ऐसा सवाल तो आपके मनमें नहीं उठता ? उठे, तो शुरूमें ही मेने उसका उत्तर दे 
दिया है। 
इस लड़ाईमें अनायास लोगोंको धर्म, नीति, एकता, सत्य और अहिसाकी तालीम 
मिलती है और सरकारकों लोकमतके आदरकी। इसमें देपभावकी गुंजाइश ही नहीं। 
सरकारको दवाकर न्याय नहीं करवाना है; उसकी न्याय-वृत्ति जाग्रत करके न्याय कर- 
वाना है। इसका परिणाम अच्छा होगा। इससे अन्तमें आत्माका विकास ही होगा। 
यदि लोग कमजोर होनेके कारण हार जायेंगे तो भी क्या होगा? किया हुआ तप नष्ट 
होता ही नहीं। लोग गिरेंगे तो भी चढ़नेंके लिए ही। 
“ तेहाभिकरमनाशो5 स्ति प्रत्यवायों व विद्यते।. 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतों भयात्‌॥। 
यदि अब भी कोई गुत्वी रह जाये, तो फिर पूछें। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२२९. भाषण: नडियादमें 
अग्रैठ १२, १९१८ 


जो भाई यहाँ आये हैं उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। जी-कुछ कहना था, 
कमिद्नरसे वे वह सव कुछ साहसके साथ कह आये। मेरे विचारसे यह हमारी जीत है। 
इस लड़ाईका उद्देश्य छोगोंमें अधिकारियोंको बरावरीका मानकर मित्रभावसे अपनो बात 
' उनसे कह सकनेंकी हिम्मत पैदा करना है। सरकारसे अपनी माँग मनवाना इस लड़ा- 
ईका हेतु है। कमिदनरनें मित्रभाव और मिठाससे बातें कीं, इसीको आप अपना जात 
समझें। दुःख सहकर भी न्याय और सत्यपर कायम रहना, जीतकी महत्ता इसमे है। 
सरकार जमीनें जब्त कर लेगी, यह वात कमिइनमरने मुझसे कही थी, यद्यपि कही बहुत 
शिष्टतासे थी। मेंने भी उन्हें उतनी ही शिष्टतासे और मिठाससे उत्तर दिया कि वे 
जमीनें भले ही के लें; किन्तु वे पचाई नहीं जा सकेंगी। 
जब सरकार और लोगोंमें मतभेद हो जाये तब पंचका सिद्धान्त स्वीकार किया 
जाना चाहिए। हमारी लड़ाई इस सिद्धान्तको स्वीकार करवानेके लिए ही लड़ी जा हल 
है। धर्मकी दृष्टिसे देखें तो पंचके बिना काम नहीं चछ सकता। सरकार और लछोगोंका 


भाषण : नडियादमें ३१९ 


सम्बन्ध वाप और बेटे जैसा है, गुलाम और मालिक जैसा नहीं। वापके अन्यायका विरोध 
करना बेटेका धर्म है। जिन लोगोंने प्रतिज्ञा ली है, उनको मेरी सलाह है कि वे उसका 
पालन अन्त तक करें। आपकी जब्त की हुई जमीनें आपको जबतक वापस न मिल्क 
जायेंगी में तबतक लड़ता रहँगा। जबतक मेरे शरीरमें प्राण हैं में तवतक लड़ना वन्द 
तहीं करूँगा। हाँ, इस लछड़ाईमें आपको जश्ामिलू रहना चाहिए। यदि आप जमीनोंकी 
जब्ती बरदाइत कर लेंगे तो में आपके साथ ही हूँ। हरिह्चन्द्रने बहुत कष्ट सहे, वे नीचके 
घर बिके और उनका सर्वेस्व चला गया; किन्तु वे सत्यपर कायम रहे। मुझे आशा 
है कि आप सभी हरिदचन्द्र निकलेंगे। और यह मेरा अटल विश्वास है कि धर्मकी 
साधनाका उपाय धर्माचरण करना है, भजन गाना और कीतेन करना-भर नहीं। हमें 
आत्मज्ञान अर्थात्‌ आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करना है। 

श्री प्रैटने मुझे संन्‍्यासी बताया है। उनकी बात सच भी है और झूठ भी। में 
संन्यासी होनेका दावा नहीं करता। जैसे आप भूलोंसे भरे मनुष्य हैं वैसा ही में भी 
हूँ। अन्तर केवल इतना है कि मेरी संन्‍्यासी होनेकी आकांक्षा है और में उस दिलख्लामें 
प्रयत्नवान हूँ। सत्याग्रहसे राजनैतिक प्रइनोंका निर्णय कराया जा सकता है, ऐसी मेरी 
दृढ़ मान्यता है। आपकी लड़ाईसे श्री प्रैटका रुख बदला है, यह आत्मशक्तिका ही 
प्रभाव है। 

लड़ाईमें अपनी जमीनोंको गँवा देना कोई बहुत-बड़ी बात तो है नहीं। जमीनें 
गँवानेके लिए संन्‍्यासी होनेकी नहीं, गृहस्थ होनेकी आवश्यकता है। जो छोग यूरोपमें 
रकतकी नदियाँ बहा रहे हैँ वे संन्यासी नहीं हें, गृहस्थ हैं। श्री लॉयड जॉर्जने अपना 
तन, मन और धन [| देशके लिए ] अपित कर दिया है, क्‍या वे संन्यासी हैं? इंग्लेंड जो 
लड़ाई लड़ रहा है वह क्या जमीनके लिए लड़ रहा है? नहीं, कदापि नहीं। उसको 
ऐसा लूगा कि जर्मनीकी क्‍यों चले | जर्मनी भी अपनी प्रतिष्ठाके लिए लड़ रहा है। वह 
अपनी बात रखना चाहता है। हमें कुछ दूसरे. लोगोंने यह आश्वासन दिया है कि हमें 
भूखों मरने नहीं दिया जायेगा। यूरोपके लोगोंको तो अपने बाहुबलका ही आश्वासन 
है। वे अपने बेटोंकों पट-पट मरता देखकर भी आँसू नहीं बहाते। आप इस लड़ाईमें 
अपनी जमीनें सम्मान-सहित वापस ले सकेंगे। यदि आप जमीलनें गँवाकर त्याग करेंगे तो 
आपका नाम खेड़ा जिलेमें ही नहीं, समस्त भारतमें होगा। 

अन्तमें आपसे इतना ही कहना है कि आपने ईश्वरकों साक्षी रखकर ज्ञानपूर्वक 
और सोच-समझकर जो प्रतिज्ञा ली है, उसे आप चाहे जो हो, अवश्य पालें और मुझ- 
पर नहीं, ईद्वरपर भरोसा करें। 

जमीनें चली भी जायेंगी तो भी क्या हुआ ? इससे हम अपनी कीति और 
प्रतिष्ठा तो बढ़ा सकेंगे। सरकार भी हम जैसे वीर लोगोंपर राज्य करनेमें गौरव 
अनुभव करेगी। 

मेंने एकबार श्री प्रैठसे कहा था कि वे भय और दमनके बलपर राज्य चला 
रहे हैं। इसके बजाय लोगोंके प्रति प्रेम और आदरसे राज्य चलायें तो जबतक सूर्य 
और चन्द्र हें तवतक वह कायम रहेगा। मेंने आपसे बार-बार कहा है और अब भी 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
जोर देकर कहता हूँ कि चाहे जितना इश्खे उठाकर भी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे न्‍ 
विजय होगी-- अवश्य होगी। . ह ह 32 
[ गृजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२३०. पत्र: जे० एल० मेफीको 


नडियाद 

अप्रैल १४, १९१८ 

आप स्वयं देखेंगे कि उपर्युक्त पत्रका' मसविदा ११ तारीखको तैयार किया गया 

था। इतने दिनों तक में उसे रोके रहा। परन्तु में महसूस करता हूँ कि अपने विचार 

स्पष्ट रूपमें आदरके साथ पेश करके ही में राज्यकी अधिकसे-अधिक सेवा कर 

सकता हूँ। पिछले चार दिनोंके दौरान संघर्षने गम्भीरतर रूप धारण कर छिया है। इस 

तथ्यने पत्र भेजनेके मेरे संकल्पको और भी दृढ़ बना दिया है। में पूरी विनम्नताके साथ 

लॉर्ड चैम्सफोर्डसे अनुरोध करता हूँ कि [ अछी | भाइयोंको छोड़ ही न दिया . जाये - बल्कि 

उनको और श्रो तिछकको भी, परिषद्र्में शामिल कर लिया जाये | थे राज्यके शत्रु कतई 
नहीं हैं। उनकी सहायता लिये बिना आप भारतको सन्तुष्ट नहीं रख सकते । 


[ हृदयसे आपका, ] 
[अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्कोइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकक --ए : जून १९१८, संख्या ३६० 


२३१. पतन्न: “बॉम्बे क्रॉनिकल  को* 


नडियाद 
अप्रैल १५, १९१८ 
सम्पादक, 
“बॉम्बे क्रॉनिकल ! 
महोदय, 


खेड़ाके किसानों'के समक्ष दिये गये कमिश्नरके गुजराती भाषणका सारांश प्रकाशित 
हो चुका है, इसलिए खेड़ाके किसानों और कार्येकर्त्ताओं दोनोंके प्रति न्याय करनेके लिए 
हा ८ धर 
आवद्यक हो गया है कि भाषणका उत्तर दिया जाये। 


१, उल्छेख़ १० अप्रैलके पत्रका है, जिसे इस टिप्पणीके साथ भेजा गया था । 

२, लगता है कि यद पत्र प्रकाशनके लिए सभी समाचास्पत्रोंको भेजा गया या | यद्द यंग इंडिया, 
१७-४-१९१८ में भी प्रकाशित हुआ था । 

३. गांधीजीकी सहायतासे १६ अग्रेल्को भद्दमंदावादमें बुलाई गई एक सभामें जिलेके लगभग २,००० 
प्रमुख किस्तान एकत्रित हुए थे । कल्वटर और. अन्य माल अधिकारी भी उप्तमें उपस्थित थे। गधीजीने पहले 


7०३3 ०३3 «७5५2 पूछर> ० ग्कश ०्थत ६:४७ 

५ धक ता बम कली रे हि " के ् हि आय क्र्््ल्जी अ्प्ल्क की ४--ऊ कर की 
हट 8 का 5 हर अटल 0 
| हर्बल डिक-सकप्गाण, 0 7 इट ऋलाजलर कट सम्लन्‍्थधएशा 





* ३22 ८३ ८ कट आह 22 बा 222४ के 2 कर (टी औ ? ५ चल ल० |... 


ध्ा 42५ 





के डा क्षण ट्री हक 46६८ 75 आर १90. 40:4 4०7 फ्ए८ ४ ८३४४ > २ कक 
| ते 22७-५9- है 5) ““४- 5 उ४लमकी 2 नशे ५४72० प्र 
अीइफएसडक 3० 2.2 ह 2 लेक ; हे पड सफड ख 9८ 2२०७७-१०५ ः 
. "फिलतट, 7 392 ब््ल्ध्ट्ज्ः *४7:728 <#:/ | <-+-»५५३०० शी "अफ्रका ० ८ दिकई।, रु 
(कर ः ध्र््य्र्लर न््न्स्क् 277५ ७ स्‍ः ज 2055 शीट _ शो 99 व 
22 03272 722 2 लय कक, 40% है 
्् लीड पिलजर 22 हमसथ्क स्का हज -१०0७ का 20907 <+ # 28 हे. 


५० 7 कफ 0 0 7660 
हम जी मत पु 2 8. शाह 8.2 5: 2 









पत्र: बॉम्बे , क्रॉनिकल ' को ३२१ 


मेरे पास भाषणकी शब्दश: रिपोर्ट मौजूद है। सारांशकी अपेक्षा इस भाषणसे सर- 

कारी नीति ज्यादा स्पष्ट रूपसे मालूम होती है। कमिश्नर साहबका यहः कहना है कि 
: छूगान मुलतवी करनेके सम्बन्धर्में मार अधिकारियोंका निर्णय ही अन्तिम है। अधिकारी 
लोग रैयतकी शिकायतें सुन सकते हँ; परन्तु उनके निर्णयके अन्तिम होनेके सम्बन्धमें 
कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। सारा संघर्ष इसीको लेकर है। रैयतकी ओरसे कहा जाता है 
कि जब सरकारके स्थानीय अधिकारियों और रैयतके बीच प्रशासनिक आदेशोंके पालनके 
बारेमें बहुत बड़ा मतभेद हो तो मतभेदके मुद्दोंका फैसछा किसी निष्पक्ष जाँच-समितिको 
सौंप देना चाहिए। ब्रिटिश संविधानकी सारी शक्ति इसीमें निहित है । कमिइनरने सिद्धान्त- 
के आधारपर इस बातको माननेसे इनकार कर दिया और इस प्रकार यह संकट उत्पन्न 
हो गया है। उन्होंने इस बातकों बहुत तूल दिया और पहलेसे ही छॉर्ड विलिग्डनसे 
इस आशयका एक पत्र मँगवाकर अपनी स्थिति दृढ़ बना छी कि स्वयं वे (छॉड विलि- 
ग्डन) भी कमिइनरके निर्णयमें हस्तक्षेप न करेंगे। अपने पक्षके समर्थनके लिए वे वर्तमान 
युद्धकी आड़ लेते हैं और रैयतसे तथा मुझसे कहते हें कि साम्राज्यके इस संकटके समय 
तुम छोग यह संकल्प त्याग दो। लेकिन में कह सकता हुँ कि कमिइनर साहबके व्यव- 
हारसे तो जमन-संकटसे भी अधिक गम्भीर संकट उपस्थित हो जाता है; में साम्राज्यको 
उसके इस भीतरी संकटसे बचानेका प्रयत्व करके साम्राज्यकी सेवा ही कर रहा हूँ। 
यह बात कुछ झूठ नहीं है कि भारतवर्ष अपनी एक बहुत हूम्बी निद्रासे जाग रहा है। 
अपने अधिकारों और ककत्तंव्योंको समझनेके लिए रैयतका पढ़ा-लिखा होना आवश्यक नहीं। 
रैयत जिस समय अपनी अजेय शक्ति समझ लेती है उस समय कोई भी सरकार, चाहे 
वह कितनी ही बलवती क्‍यों न हो, उसकी इच्छाके विरुद्ध नहीं ठहर सकती। खेड़ाकी 
रैयत भारतवर्षमें साम्राज्यकी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समस्या हल कर रही है। खेड़ाके 
लोग दिखा देंगे कि लोगोंकी इच्छाके बिना उनपर शासन करना असम्भव है। सिविलू- 
सर्विस ' जब एकबार इस बातको समझ लेगी तब वह ऐसे सच्चे सिविरू-सर्वेट भेजेगी 
जो प्रजाके अधिकारोंके पूरे रक्षक हों । इस समय सिविक-सविसका शासन भयका शासन 
है। खेड़ाकी रैयत प्रेमके शासनके लिए लड़ रही' है। यह संकट कमिश्नरने ही पैदा किया 
है। जिस समय उन्होंने देखा था कि छोगोंका उनसे मत-भेद है उसी समय उनका कत्तंव्य 
था कि वे लोगोंको सन्तुष्ट कर देते; और इस समय भी उनका यही कर्तव्य है। यदि 
कमिइनर साहब जनताकी बात मान लेंगे और उनको रिआयतें देंगे तो भारतके राजस्वको 
कोई भारी खतरा पैदा नहीं हो जायेगा। उसी तरह जिस प्रकार कानपुर-मसजिदवाले 
मामलेमें जनताकी माँग स्वीकार करके उसका एक कोना फिरसे बनवा देनेपर 
साम्राज्यके लिए कोई खतरा पैदा नहीं हुआ था; या जनताकी इच्छाके अनुसार सरकार 
द्वारा श्रीमती मेब्रिकको माफी दे देनेपर न्याय और प्रशासनको कोई खतरा पैदा नहीं 
हुआ था। यदि मेंने चटपट लोगोंको यह सम्मति न दी होती कि यदि कमिश्नर तुम 


वब्लभभाई पंटेलसे उसमें जानेके लिए कहा था, छेकिन वादमें कमिइनरके भाषणंके कारण उत्पन्न गलत- 
फहमी दूर करनेके लिए उन्होंने सभामें स्वयं भाषण करना आवश्यक समझा । उनके भाषणके लिए देखिए 
परिशिष्ट १३ । 


१४-२१ 


श्र२ ' सस्पृर्णे गांधी वाहमय 


लोगोंकी प्रार्थना सुननेसे इनकार करते हैं तो तुम छोब भी छगान न देनेके अपने निरचयः 

पर दृढ़ रहो, तो प्रजाका असन्तोष इस प्रकार खुले और स्वस्थ रूपमें प्रकट व होता; वह 

भीतर ही भीतर सुूगता रहता। अन्तमें कटुता पैदा होती। जो पुत्र अपने पिताके विरुद्ध 

मन-ही-मन कुढ़ता नहीं रहता, वल्कि स्पष्ट रूपते और पूरी नम्नतापूर्वक पिताकों बतला 

देता है कि आपकी आज्ञाका पालन में क्यों सचाईके साथ नहीं कर सकता, वही सुपुत् 

है। में सरकार और जनताके सम्वन्धोंपर भी यहीं नियम छागरू करता हूँ। कभी ऐसा 

कोई समय नहीं होता जव कि मनुष्यकों अपना अन्त:करण ताकपर रख देना पड़े। बल्कि 

किस तरह वुद्धिमान्‌ पिता सहजमें और विशेषतः ऐसे अवसरपर जब कि प्रिवारपर 

बाहरके किसी प्रकारके संकटकी सम्भावना हो, जल्दीसे अपने पुत्रकी वात मान छेता है और 

उसे रुष्ट या असन्तुष्ठ नहीं करता उसी प्रकार समझदार सरकार भी अपनी प्रजाको 

नाराज नहीं करेगी, वल्कि चटपट उसकी वात मान छेगी। बुद्धेके कारण अफपरोंको 

इस बातकी खुली छूट नहीं मिल सकती कि वे रैबतकों अपनी ऐसी आज्ञाओंके पालतके 

लिए भी विवश करें जो उसकी समझमें अनुचित और अन्यायपृर्ण हों, 

लगानकी वाकी रकम केवल चार लाख रुपये है। लेकिन इतनी ही रकमके लिए 

कमिश्तरने यह धमकी दी है कि रैवतकी तीत करोड़ रुपयेसे अधिक मूल्यकी अथवा डेढ़ 

छाख एकड़ जमीन जब्त कर छी जायेगी और जिनकी जमीन जब्त होगी उन्हें जथवा 

उनके वीवी-वच्चोंको फिर कभी लेड़ामें कोई जमीन छेने ही न दी जायेगी। कमिश्नरकी 

इस घमकीने रैयतका निश्चय और भी दृढ़ वना दिया है। कमिश्नर खेतिहरोंको एक 
ही साँसमें गुमराह भी कहते हैं और दुराप्रही भी । उनके ये शव्द कितने गम्भीर हैं: 

यह मत समझो कि हमारे सासवतवार और हमारे तलाटी लोग 

तुम्हारी चलन्सम्पत्तिकों जब्त और कुक करके निर्धारित गान चसुरू करेंगे। 

हम इतनी झंझटमें नहीं पड़ेंगे। हमारे अफसरानका वक्‍त कीसती है। तुम्हारे नकद 

रुपया भरनेसे ही हमारा खजाना भर सकता है। इसे घमकी मत मानो। इतनी 

बात समझ लो कि सत्ता-पिता कभी भी बच्चोंको धमकी नहीं देते। वे केवल 

सलाह देते है। लेकिन अगर तुम बकाया जदा नहीं करोगे तो तुम्हारी जमीन जब्त 

कर ली जायेगी। बहुत-से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पर में कहता है 

कि ऐसा होगा। मुझे प्रतिज्ञा करनेकी जरूरत नहीं। में जो कह रहा है ञ्से 

करके दिखा दूंगा। जो लोग लगान नहीं भरेंगे, उनकी जमीन जत्त तह ली 

जायेगी। अवज्ञा करनेवालोंको भविष्यमें भी कोई जसीत नहीं मिलेगी। सरकार 

उनके नाम रैयतके रेकार्डमे नहीं देखना चाहती। उनमें से जिनके सास मिकऊ 

जायेंगे वे हमेशाके लिए निकाल दिये जायेंगे। 

कमिश्नर साहवकी इस प्रतिहिंसा एवं आतंकपूर्णे हि 

संघर्ष करना प्रत्येक राजनिष्ठ चायरिकका पवित्र कत्तेव्य है। कमिइनर साहवने वह कहर 

कि हड़तालियोंने जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, अहमदावादके हड्तालियों बौर मेरे 

साथ भारी ज्यादती की है। जिस समामें समझौता हुआ था उसमें वे स्वयं उपस्थित थे। 

उनका अपना यह खयाल तो हो सकता था कि हड़तालियोंते अपनी भतिज्ञा तोड़ी थी। 


भावनाके विरुद्ध जीवन-पर्येत्त 


पत्र : नायकाके निवासियोंको ३२३ 


(हार्लाकि सभाम उनके भाषणसे इससे उलटी ही ध्वनि निकलती थी) परस्तु इसका तो 
कोई प्रमाण नहीं कि हड़ताछियोंने जाम-बूझकर भ्रतिज्ञा तोड़ी थी। इसके ठीक विपरीत, 
उन्होंने अपनी माँगके अनुसार पहले दिन वेतन मिलनेपर काम शुरू करके अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की थी, और वेतनका प्रइन अन्तिम निर्णयके लिए पंच-फैसलेको सौंप दिया गया था। 
इड़तालियोंने ही पंच-फैंसलेका सुझाव रखा था जिसे मिल-मालिकोंने ठुकरा दिया था। 
संघर्षका मुद्दा ही असलमें वेतनमें ३५ प्रतिशत वृद्धि या पंच-फैसले द्वारा निर्धारित 
वृद्धि कराना था। उनकी यह माँग मंजूर हो चुकी थी। इसलिए मुझे खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि ऐसी दश्ामें हड़तालियोंको और मुझे इस तरहका ताना देना नैतिक 
नहीं है। ः 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे फ्रॉनिक्क, १७-४-१९१८ 


२३२. पतन्न: नायकाके निवासियोंको 


अप्रैल १६, १९१८ 
[भाइयो, | 
आपमें से २५ लोगोंकी जमीनें जन्त हो जानेका समाचार मेंने अभी-अभी सुना है। 
अगर ऐसा हुआ हो, तो में आपकी बारी पहले आनेपर आपको बधाई देता हूँ। में 
मानता हूँ कि जो जमीनें जब्त हुई हैं, वे कागजोंमें ही जब्त रहेंगी। फिर भी, आपने तो 
इन सभी दुःखोंको सहनेकी प्रतिज्ञा ली है; इसलिए मुझे आपको दिलासा देनेकी जरूरत 
नहीं रह जाती। आपको तो में बधाई ही देता हूँ।' 
[ आपका, ] 
[ गृजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२. इसका अनुवाद २३-४-१९१८ के न्यू इंडियामें भी छपा था । 


२३३. भाषण : ओडसें 


अप्रैल १६, १९१८ 
हमने किसी व्यक्तिकी याद की और यदि वह अचानक आ गया तो हम कहा 
करते हैं, भाई तुम सौ बरस जियोगे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हमने श्री वल्लभभाईको 
जिस क्षण याद किया उसी क्षण वे यहाँ आ पहुँचे । में आपसे गत सप्ताह मिलनेकी आशा 
करता था। किन्तु में वम्बई चला गया था और अहमदावादमें श्री प्रैद्से मिलनेके लिए 
एक गया, इसलिए आ नहीं सका। वम्बईमें जो बड़े हाकिम मिल्ले उनसे मेरी वातचीत 
हुई। में आपको इस बातचीतका हाल वताऊं इससे पहले आपके बारेमें नडियादमें जो कुछ 
सुना उसे वता दूं। छोगोंने मुझसे यह कहा कि ओडके लोग बड़े उत्साही हैं; किन्तु उन्होंने 
अभीतक अपने उत्साह और बलूका उपयोग अपने हितारथे नहीं किया है; वल्कि पारस्प- 
रिक कलहमें किया है। फलस्वरूप खेड़ाकी भूमि जो उपजाऊ और सुन्दर है और जिसे 
आपके बाप-दादोंने स्वर्ण-भूमि बना दिया था, आपसकी दुराग्रहपुर्ण लड़ाईसे वरबाद हो 
गई।* जबतक यह स्थिति कायम है तवतक हम किसी तरहकी लड़ाई नहीं जीत सकते। 
आपने तो भ्रतिज्ञा ली है कि आप अन्ततक जुझेंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। में निदिचत 
रूपसे कहता हूँ कि हम पिछला वैर-भाव भुलाकर संगठित होकर रहेंगे तो हमारी 
जीत होगी। 
श्री प्रैद, श्री कारमाइकेल और [सर जेम्स | डुबालेने अपने सिर हिला-हिलाकर 
हमारी छड़ाईका भारी विरोध किया है। बातचीतमें भी उन्होंने कहा, 'आप खेड़ाके 
लोगोंको नहीं जानते। हम नहीं मानते कि इस लड़ाईसे वहाँके लोग कारें बढ़ेंगे, उन्नति 
करेंगे और नीतिवान्‌ बनेंगे । इससे तो वे छोग उद्धत ही होंगे। ' माल-विभागके बड़े अधिका- 
रियोंकी आपके सम्बन्धमें क्या राय है, यह में आपको बता रहा हूँ। आपने जो लड़ाई 
आरम्भ की है उसमें आपको आंशिक ही नहीं, पूर्ण सत्यका पाछन करना चाहिए। प्रह्नाद- 
से,जव यह पूछा गया कि तुम्हारे भगवान्‌ कहाँ हैं; तब उन्होंने उत्तर दिया “ मेरे भगवान्‌ 
जलमें हैं, थलमें हैँ, आकाशमें और पाताहूमें भी हैं। मुझे भगवान्‌ दसों दिशाओंमें दिखाई 
देते हें।” उसी प्रकार यदि हम दसों दिशाओंमें सत्यके दर्शन करें तभी हम इस लड़ाईको 
सत्याग्रहकी लड़ाई कह सकते हैँ। हम सार्वजनिक कार्यमें एक तरहका और निजी व्यवहार- 
में दूसरी तरहका आचरण नहीं कर सकते। जैसे भगवान्‌ सर्वव्यापक है हर ही सत्य भी 
सर्वव्यापक है। हम यह नहीं कह सकते कि भगवान्‌ अमुक स्थानमें नहीं है कप प्रकार 
हम यह भी नहीं कह सकते कि सत्य अमुक स्थानमें है और अमुक स्थानमें नहीं है। 


१. तारीख २० भप्रेल, १९१८ के बॉम्बे क्रॉलिकर में छंपी खबरके अनुसार गांवीजोंने कहा: 
“ बरसोंसे आप छोग अपनी शक्ति और निडरताका उपयोग पारस्परिक कलहमें करते रहे हैं । एक वार 
उठे और छंगठ्ति हों एवं सशक्त तत्लोंका उपयोग सरकारके भये लड़नेमें करें, जो आप सबका संयुक्त 
शत्रु है ।” ह दे 


भाषण : ओडमें ३२५ 


आप एक गाँवके, एक जातिके और एक धन्धेके छोग हैँ, इसीलिए आपको [ अपनी- 
अपनी भूछपर ] एक दूसरेसे क्षमा माँगना और संगठित रहना सीखना चाहिए। जो यंह 
कहता है कि सत्याग्रह केवल सरकारके विरुद्ध ही किया जा सकता है, वह सत्याग्रहका 
अर्थ नहीं समझता। हम सरकारसे धमकी और उहंडताके सहारे नहीं लड़ना चाहते; 
बल्कि प्रसन्नतापूर्वकं कष्ट सहकर लड़ना चाहते हें। जो लोग कष्टोंके निवारणार्थ 
जश्ञानपुूर्वक और सोच-समझकर कष्ट सहते हैं उन्हें कष्टोंस सदा मुक्ति मिलती है। आपके 
लिए भी इस लड़ाईको जीतनेका यही मार्ग है। नायकामें पच्चीस किसानोंको 
जमीनोंकी जब्तीके नोटिस दिये गये और उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं। मेंने उन 
बहादुर भाइयोंको बधाईकी चिट्॒ठी' लिखी। मेंने लिखा कि यह जब्ती तो केवल सर- 
कारी कागजोंमें ही रहेगी। फिर भी आपका प्रण है कि आप जमीनें जब्त हो जानेपर 
भी विचलित नहीं होंगे और अपनी प्रतिज्ञा निबाहेंगे। सत्याग्रही भाइयोंको सान्त्वना 
देनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो बधाई ही देनी होती है। यह उनके लिए 
आनन्द और धन्यवादका अवसर होता है। इसीलिए मेंने आपको सान्त्वना नहीं दी है, 
धन्यवाद ही दिया है। में आपको भी क़हता हूँ कि आप जब्तीके हुक्मका प्रसन्नतापूर्वक 
स्वागत करें। मुझे तो स्वप्नमें भी यह नहीं रूगता कि सरकार हमारी जमीनोंको जब्त 
कर सकती है। अंग्रेजी राज्यमें यह असम्भव है। यदि यह सम्भव हो जाये तो मेरे लिए 
अंग्रेजी हुकूमतके विरुद्ध विद्रोह करनेके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं रहता। अर्थात्‌ 
जमीनें जब्त नहीं की जा सकतीं । आपने प्रतिज्ञा लेकर अपराध नहीं किया है; बल्कि उससे 
सरकारके प्रति वफादारी दिखाई है। फसल चार आनेसे कम हुईं है, इसलिए हमने 
सरकारसे कानूनके अनुसार सरकारी लगानकी वसूलयाबी बन्द करनेकी प्रार्थना की, 
उसे आवेदन दिये, सभाएँ करके न्याय की माँग की और धारासभाके हमारे प्रतिनिधियोंने 
समस्त वैध उपायोंकों आजमाया। फिर भी सरकारने छोगोंकी वातपर ध्यान नहीं दिया। 
तब जिन छोगोंमें बहादुरी है, मर्दानगी है और वफादारी है उन्हें ऐसे अवसरपंर क्या 
करना चाहिए? राजा और भ्रजाका सम्बन्ध ऐसा होना चाहिए कि जब राजा 
और प्रजाके बीच मतभेद खड़े हों तब राजा प्रजाके मुकाबले झुक जाये। 

हमारी माँग यह नहीं है कि हमारी बात ठीक मानकर सरकार प्रजाके मुकाबले 
झुक जाये। हमने तो यही कहा है कि यदि हमने जो-कुछ कहा है वह सत्य सिद्ध हो तो 
हमें न्‍्याय मिलना चाहिए। हमने पंचकी नियुक्ति की माँग की, उसे भी सरकारने स्वीकार 
नहीं किया। श्री प्रैठकी मान्यता यह है कि इस सम्बन्धर्में लोग नल कुछ कह सकते हें 
और न कुछ माँग सकते हैं। हम पिछले पचास वर्षसे इस नीतिसे पीड़ित हैं। हम भयसे 
भिखारी बन गये हैं। हमारे पास इतना भी रुपया नहीं रहा है कि हम अपने घरोंकी 
' सार-सभाल कर सकें। पैदावार घटती जा रही है। जबतक हममें इतना डरपोकपन है 
तबतक भगवान्‌ हमपर क्रपा-दृष्टि भी कैसे कर सकते हें? जहाँ राजा और प्रजाके 
सम्बन्ध सत्यकी नींवपर आधारित होते हें वहाँ वर्षा भी समयपर होती है। राजा 
और प्रजा दोनोंमें अपनी-अपनी बातको लेकर वैर बँध गया है। सरकार कहती है कि 


१. देखिए पिछला शीर्षक । 


२२६ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


उसका कहना सत्य है और प्रजा कहती है कि उसका कहना सत्य है। हम सत्य कहते 
हैं; सत्य कहनेपर भी हमें राहत नहीं मिकती। राजा और. प्रजामें मतभेद हो तो 
राजा क्‍या करे; यह बात इस लड़ाईसे तय हो जायेगी। सारे देशके लोगोंकी आँखें 
आपपर लगी हैं। आप हिम्मत करके डटे रहें; नामदी न दिखायें। कायये आरम्भ न 
करना बुद्धिमानी है; किन्तु आरम्भ कर दें तो उसे मृत्यु-पयंन्त न छोड़ना वीरताको 
निश्ञानी है। 

मुझसे कहा जाता है कि में पाटीदारों ओर गुजरातके लोगोंसे सावधान रहूँ; किन्तु 
में तो सभीको अपने जैसा ही देखता हूँ। सबमें एक ही आत्मा होती है और सबसें 
शक्ति भी एक ही होती है। हम ज्यों-ज्यों इसके विकासका प्रयत्न करते हैं, यह त्यों- 
त्यों विकसित होती है। यह मेरा अनुभव है इससे आपका छाभ होगा और आपको 
राहत मिलेगी । इसीलिए मुझे आशा है कि आप अपनी प्रतिशापर अवश्य कायम रहेंगे। 
पाटीदार साहसी हैं और क्षत्रिय हैं। वे समझते हैं कि अपनी जमीनोंके मालिक वे खुद हैं । 
इसलिए उन्हें इसका अभिमान होना स्वाभाविक है। वे अपनी ठेक न छोड़ेंगे। वे धर्म 
न त्यागेंगें; बल्कि अन्ततक लड़ते हुए छोगोंकी बातको सरकारसे मनवायेंगे। ऐसा होगा 
तो स्वराज्य अपने हाथमें ही है। स्वराज्य अपने अधिकार और कत्तेंव्य समझ लेनेंसे 
मिलेगा। श्री मॉप्टेग्यु प्रत्यक्षतः चाहे इंग्लेंडसे आकर हमें बड़े-बड़े अधिकार दे दें; किन्तु यदि 
हमें अपने अधिकारों और कर्तंव्योंका ज्ञान न होगा तो उनसे हमें कोई भी छाभ न होगा। 
इस बातको समझनेके लिए हमें शिक्षण और प्रशिक्षणकी आवश्यकता है। मेरा खयाल 
है कि इस सम्बन्धमें आपमें प्राथमिक ज्ञान और समझ हैं; मेरा विश्वास है कि उसी 
प्रकार आपने इस लड़ाईके सम्बन्धमें जो प्रतिज्ञा ली है वह विचारपूर्वेक लो है। आप इस' 
प्रतित्ञाका पालन सोच-समझकर करें। इस लड़ाईमें द्वेष-भावके लिए स्थान नहीं है। इसमें 
तलवार था किसी और हथियारका कार्य भी नहीं है। सत्यके मागेपर चलना ही अपना 
हथियार है और साहस एवं श्रद्धा हमारे शस्त्र हैं। सत्याग्रहकी लड़ाईमें हारकी गुंजाइश 
तो है ही नहीं। यदि हम अपनी जमीनको आत्म-सम्मानसे अधिक प्यारी मानेंगे तो 
निश्यय ही हारेंगे। मुझे विश्वास है और में आशा करता हूँ कि मेंने खेड़ाके छोगों- 
पर भरोसा किया है, वह झूठा सिद्ध नहीं होगा। मेरी प्राथेना है कि सरकारके विरुद्ध 
जूझकर आप खेड़ाका नाम उज्ज्वल करें। 


[गुजरातीसे | 
खड़ा सत्याग्रह 


२३४. “ अन्त्यज स्तोन्न ” की प्रस्तावना 


नडियाद 
चेत्र सुदी ७, १९७४ [अप्रैल १७, १९१८] 


हम लोगों द्वारा अन्त्यजोंके प्रति किया जानेवाला व्यवहार हिन्दू धर्मके अत्याचारोंका 
ज्वलन्त उदाहरण है। हमारा यह व्यवहार कितना पतित और लज्जास्पद है इसका भाई 
अमृतलाल पढ़ियारने अपने  अन्त्यज स्तोत्र ' में बहुत सजीव वर्णन किया है। उसमें कविकी 

जतिशयोकति जवश्य है, परन्तु बहुत कम। भाई पढ़ियारने ऐसा भर्मस्पर्शी चित्र खींचा 

है कि उसे पढ़कर पाठकको रोमांच हुए विना नहीं रह सकता। इस स्तोन्रमें उनका 
क्रोव और उनकी वेदना साफ नजर आती है। यह स्तोत्र छाखों नर-नारियोंको पढ़कर 
सुनाया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मुहल्ले-मुहल्लेगें स्त्री-पुरुष भागवत आदि 
ग्रंथोंकों सुनते हें। 

जवतक हम अस्पृश्यताके इस दोपसे मुक्त नहीं हो जाते, तवतक हम स्वराज्य भोगने 
योग्य हें या नहीं यह एक वड़ा सवाल बना रहेगा। गुलामोंके मालिकोंको अगर स्वराज्य 
भोगने योग्य कहा जा सकता है तो हम भी हो सकते हैँ। यह वात याद रखनी चाहिए 
कि हम खुद इस समय परावीन अवस्थामें हें; उससे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवालेकों तो 
यह चाहिए कि वह अपने दोषोंपर गहराईसे विचार करे। गिरे हुए लछोगोंके रजकणके 
समान छोटे-छोटे दोप हिमालयकी भाँति बड़े माछूम होते हैं। अन्त्यजोंके प्रति हम छोगोंके 
व्यवहारका भी यही हाल है। और फिर वात ऐसी है कि यह दोष है ही हिमालय- 
जैसा । इसी कारण वह हमारी उच्नतिर्में वाधक वन रहा है। गोघरामें जो अन्त्यज परिपद्‌ 
हुईं थी उसके वाद अस्पृश्यताके वारेमें जो चांदविवाद चल पड़ा है उसे मेंने घ्यानसे 
और विनयपूर्वक समझनेकी कोशिश की है। उसमें मेंने अस्पृश्यताको बनाये रखनेके 
पक्षमें एक भी जोरदार दलील नहीं पाई। जहाँ शास्त्रके ऊपर आक्रमण किया जा रहा 
हो वहाँ शास्त्रकी बातें सामनें रखकर बचाव करना, यह तो अन्चेंके द्वारा न देखी जा 
सकतेवाली चीजके अस्तित्वसे इनकार करनेके समान है। यदि हम अपने व्यवहारका वचाव 
न्यायके आधारपर नहीं कर सकते तो शास्त्रोंका सहारा लेना व्यर्थ है। शास्त्र वुद्धिसे 
और नीतिसे परे नहीं हो सकते। यदि बुद्धि और नीतिका त्याग कर दिया जाये तो 
किसी भी पाखण्डका धर्मके नामपर बचाव किया जा सकता है। । 

इस घोर पापसे मुक्त होनेके लिए हमें ऐसा कठोर और सतत्‌ प्रयत्न करना पड़ेगा 
जैसा कि श्री पढ़ियार कहते हैं, इस प्रकारके प्रयत्नमें ही हमारी उन्नति निहित है। अगर 
हम यह प्रयत्न पुराने तरीकेसे करेंगे तो धर्म-संग्रहके साथ-साथ अपने उद्देश्यमें सफलता भी 
प्राप्त कर सकेगे। और यदि हम पाइचात्य ढंगसे करेंगे तो हमारे तथा' अन्त्यजोंके बीच 
एक दरार पड़ जायेंगी। 

जब हमारे बड़े-बूढ़े इस संसारसे विद हो लेंगे तभी अन्त्यजोंकए उद्धार होगा, 
कहना कायरता है। हमारा पुरुषार्थ तो इसमें है कि हम अपने बड़े-बूढ़ोंके हृदयोंमें दया 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और शुद्ध धर्मकी भावना जाग्रत करें। और यही हमारा कत्तंव्य भी है। यदि हम जैसा 
कहें वैसा हिम्मतसे कर दिखायें तो कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। झत्रुको मारकर राज्य 
भोगनेकी इच्छा तुच्छ इच्छा है। हमारा धर्म यह है कि हम उन्हें अपने मतका बनाकर 
मित्र बना लें। भाई पढ़ियारकों कायरतासे छुटकारा पाना चाहिए। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
[गुजरातीसे | 


अन्त्यजञ स्तोत्र 


२३५. सन्देश: सत्याग्रही किसानोंको' 


नडियाद 
अप्रैल १७, १९१८ 


आप छोगोंने श्री प्रैटका भाषण शान्तिपूर्वक, ध्यानसे सुना, यह बहुत अच्छा किया। 
सत्याग्रहियोंको यही शोभा देता है। संयोगवश हमें सरकारकी लगान सम्बन्धी आज्ञाका 
अनादर करना पड़ा है, परन्तु सरकारी अफसरोंका उचित सम्मान करना हम न भूले। 
हम भय और गुलामीसे मुक्त होना चाहते हैं, परन्तु विनयकों नहीं छोड़ना चाहते। उद्धत्त 
तो हम हो ही नहीं सकते। सत्याग्रहमें विनय तो सदा रहती ही है। 

कमिश्नर साहवने किसानोंके अधिकार और कर्तव्य बताये । उनकी दोनों सलाहें ठीक 
हैं। परन्तु वे यह बताना भूछ गये कि मनुष्यमात्रका भी एक सच्चा अधिकार और कत्तेंव्य 
होता है। वह कत्तंव्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम डरके मारे न करे ; इसलिए 
यदि कोई उसे डर दिखाकर कोई काम कराना चाहे, तो उसका अधिकार है कि वह उस 
बातका विरोध करे। इस अधिकारके आधारपर खेड़ाके लोग इस समय सरकारकी आज्ञाका 
सविनय उल्लंघन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस साल फसल रुपयेमें चार आनेसे कम 
हुई है, इसलिए लगानकी वसूली मुछ्तवी की जानी चाहिए। इसलिए जो ढगान मुख्तवी 
किया जाना चाहिए, उसे अगर हम जमा करायेंगे, तो सिर्फ इसी डरसे करायेंगे कि 
सरकार हमारी जंगम सम्पत्ति बेच डाढेगी या हमारी जमीनें जब्त कर हेगी। बार 
हम इस डरसे दवकर रह गये तो पौरुषहीन हो जायेंगे। छगभग अस्सी फीसदी किसानोंने 
इस डरसे रूगान अदा कर दिया है। इसलिए वीस फीसदीके हाथमें सौ फीसदीकी 
लाज रह गई है। जिसने अपना पौरुष खो दिया है, वह सच्ची वफादारी भी नहीं दिखा 
सकता। पशुओं और मनुष्योंके वीचका मेंद पौरुषमें ही निहित है। हमारी यह लड़ाई 
पौरुष दिखानेकी लड़ाई है। 

१. गांवीजीने अपने १७ अग्रैल्के अखबारोंकों भेजे यये पत्में कमिइनर प्रैश्के भाषणपर विचार 
किया है । इस छेख्वमें उन्होंने प्रइनका पर्याप्त विवेचच किया है । महादेव देसाकि कथनामुत्तार उन्देनि 
इसे अपने १३ अ्रैल्के नड्यादके सापणमें कही गई सुल्य बातोंका सष्टीकरण करनेके लिए पुस्तिद्षाके 
रूपमें निकाला था । ;े 


सन्देश : सत्याग्रही किसानोंको ३२९ 


मार-विभागकी या दूसरी सरकारी आज्ञा लोगोंके आवेदन देनेपर भी न बदली 
जाये तो उन्हें उस आज्ञाकों चुपचाप शिरोधायें कर ही छेना चाहिए, ऐसी ब्रिटिश संवि- 
धानकी भावना नहीं है। यह राजनीति नहीं है। जिस आज्ञाकों लोग ज्ञानपूर्वक अन्यायपूर्ण 
या अत्याचारपूर्ण मानें, उसका विरोध करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार और ककत्तंव्य है। 
जो कानून कुटुम्बपर छागू होता है, वही राजा-प्रजाके बीच भी लागू होता है और जहाँ 
इस कानूनका भंग होता है, वहाँ राजा और प्रजामें संघर्ष होता है। प्रजा गृप्त रूपसे 
बेवफाई करती है। राजा अविश्वासी और शंकाशील हो जाता है। सरकारकी आज्ञाका 
विरोध करते समय एक वात अवश्य याद रखी जानी चाहिए। हम यह पूरी तरह नहीं 
कह सकते कि सरकारकी आज्ञा अनुचित है। हम उसे अनचित मानें, तो भी सम्भव है 
असलमें वह उचित हो। इसलिए निजी व्यवहारकी तरह राजा-प्रजाके बीचके मतभेदोंका 
निपटारा भी पंच द्वारा ही कराया जाना चाहिए। पुराने जमानेके राजा ऐसा ही करते थे 
और अंग्रेज सरकार भी सदा ऐसा ही करती है। ऐसे पंचको वह “कमीशन” या 
“कमेटी ” का नाम देती है। राज्यका सम्मान कायम रखनेके लिए इस पंचका निर्णय 
अदालतोंके जरिए अमलमें नहीं छाया जाता, बल्कि राज्यकी त्याय-परायणतापर निर्भर 
माना जाता है। फिर भी अन्तिम परिणाम तो जैसा साधारण पंचके निर्णयका होता है, 
वैसा ही इसके निर्णयका भी होता है। छोकमतका आदर किये बिना हुकूमत चलाना 
असम्भव है। परन्तु अगर राजा कमेटी या कमीशन भी मुकरर न करे, तो प्रजा क्या 
करे ? जिस राष्ट्रमें पशु-बलकी प्रधानता होती है, उसमें मारकाट होती है और प्रजा 
शस्त्रोंका उपयोग करके न्याय-प्राप्तिकि लिए लड़ती है। मेरा अपना तो यह अनुभव है 
कि यह पद्धति बेकार है। में यह भी मानता हूँ कि सभी ध्मे-शास्त्रोंमें मारकाट हारा 
स्याय प्राप्त करनेकी पद्धतिकी निन्‍दा की गईं है और इस पद्धतिको हम पारिवारिक 
व्यवहारमें कभी लागू नहीं करते। सीधा रास्ता यह है कि सरकारी आज्ञाका अनादर 
करनेमें हमें जो दुःख उठाना पड़े, उसे हम घधीरजसे और रोष किये बिना उठायें। इससे 
बहुतसे मतलब पूरे हो जाते हैँ। अगर हम झूठे साबित हों, तो जो दुःख हमने उठाया, 
वह उचित माना जायेगा और अगर सच्चे हों, तो विरोधी पक्ष यानी सरकारी दलमें 
ममता उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकती।” नतीजा यह होगा कि सरकारके सम्मुख 
अन्तमें न्याय करनेके सिवा, कोई चारा ही न रह जायेगा। यह तथ्य शास्त्रसे प्रमाणित है। 
शास्त्रोंमें सत्यकी सदा जय ही मानी गई है और इसकी सत्यता हम समय-समयपर 
अनुभव करते हैँ। इस प्रकार खेड़ाके लोग सत्यके लिए, अर्थात्‌ धर्मके लिए दःख उठानेके 
लिए निकल पड़े हैं। 

कहीं हम कमजोर न हो जायें, इसलिए हमने अपनेको प्रतिज्ञासे बाँध लिया 
है। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा लिये बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं करता। ' प्रतिज्ञाका भर्थ है 
अटल निश्चय । जो मनुष्य निश्चय नहीं कर सकता, वह बिना पतवारकी न्ञावकी तरह 
इधर-उबर टकराकर नष्ट हो जाता है।' कमिश्नर साहव कहते हैं कि यह प्रतिज्ञा अन- 
चित है और विना सोचे-विचारे छी गई है। प्रतिज्ञा अनुचित नहीं है, यह हम पहले 
देख चुके हें; क्योंकि हम जिस आज्ञाकों अनुचित मानते हूँ, हमें उसका विरोध करनेका 
अधिकार है। यह प्रतिज्ञा बिना विचारे नहीं ली गईं, इस बातको हरएक प्रतिज्ञा 


च्य् हि] 
का सब्यूष बांदी वाहमद्र 























5.55 हि 
उैनेंवाल्य व्यक्त जानता है। चूक गति बदली जा सकती है, परल्तु यह विचारण्वक् 
छा गई उात्त् भ्रात्तन्ना हरगिज नहीं बदठी जा सकती। 
्‌ मुझें द््श् है कवि ग्ी प्रैद्ने अहमद्वादकी मिल-मजदूरोंकी हड़तालके कारेमें 
अपने भापणम सच्राईके विरुद्ध वात कही है। इसमें उन्होंने विदय, न्याथ-मर्बादा और 
मित्रताका भंत्र किया है। में आश्या करता हूँ कि उन्होंने यह दोष अनजानमें क्रिया है 
यदि इस दुनियामें किसीने वपनी प्रतिन्नाका पाकन किया है, तो बहमदाबादक्ते मिलू- 
मजदूरोंने ही किया है। उन्होंने सदा यही कहा था कि पंच जो वेतन ठव कर देंगे 
उतना वेतन लेदा वे मंजूर कर छेंगे। हड़तालके दिनोंमें माहिकोंने इस तत्त्वकों 
बस्वीकार किया। इसीलिए मजदूरोंने पंतीत फीसदी वृद्धिकी माँग की। उसके बाद भी 
उत्होंने पंत्र-निर्णय मान केनेंकी वातकों अत्वीकार नहीं किया था। उन्होंने पहले दिन- 
की पेतीस फीसदी वेतन-वृद्धि छे छी और प्रतिज्ञा पूरी की। दादमें उसके छिए पंच मुक- 
रंर किये गये और मजदूरोंने मंजूर किया कि पंच जो वेतन तय कर देंगे, उस्ते वे छे छेंगे। 
वह तथ हुआ कि इस बीच माहिकोंकी प्रस्तावित वीस प्रतिधत गौर मजदूरोंकी नाँगी 
हुई पेंतीस प्तिन्नतकी बौचत वेतन-वुद्धि के छी जाये और पंच-निर्णयक्ते दाद उच्च विर्णयक्के 
अनुसार छेना-देना ठीक कर दिया जाये। इस प्रकार भतिज्ञाकी भावना कायम रखी 
गईं। और कुछ भी हुआ हो परन्तु श्री प्रैट जैसा कहते हैं, मजदूरोंने जानवून्कर प्रतिज्ञा 
कदापि नहीं तोड़ी। प्रैंद साहवको यदि यह मानना ही हो कि मजदूरोंने प्रतिज्ञा तोड़ी, 
तो वे इसे मान सकते हें। इसके लिए वे स्वतन्त्र हें। परन्तु मान्यता तो मजदूसोंकी 
ही ठीक हैं। इस तय्यको श्री प्रैद उलदें रूपमें पेश करते हँँ। जब समझौतेकी चझर्ते 
मजदूरोंको समझाई गईं, तब श्री प्रैद मौजूद थें। प्रतिजाका पालन किस तरह किया 
गया, यह समझाबा गया और मजदूरोंने समझौतेका स्वापत भी किया। इन सद 
री थे रे नापण दिया था: 


| उन्होंने इस समझौतेके वारेमें यह 
आप छोगोंके बीच समझौता हो रहा है, इचसे मुझे बहुत प्रसन्नता है) 
मुझे पूरा विश्वास है कि जवतक आप श्री यांवीकी सलाह छेंगे कौर उतका 
कहना मानेंगे, ततरतक आपका सुवार होगा और आपको न्याय मिलेया। आपको 
याद रखना चाहिए कि आपके लिए श्री गांवी और उनके सहायक स्तरो-युद्पान 

बहुत परिश्रम किया है, कप्ट सहे हैँ और आपके प्रति प्रेम दिखाया 
इतनेपर भी वे प्रतिज्ञा-मंगकी वात करते हैँ। उनकी यह वात मेरी तुच्छ दृढ्धि 

समझ नहीं पाती । 

कमिश्नर चाहवने तो वहुत धमकियाँ दी हैं। उन्होंने यह भी कहा हैं कि वे इन 
धमकियोंकों सच साबित करेंगे। इसके लिए वे प्रतिज्ञा करवेवालाका साथ बमात 
जब्त करेंगे और उनके वारिसोंकों भी खेड़ा जिलेगें जमीवके मालिक ववनेके अविकास्से 
वंचित कर देंगे। कान 
उनका यह कथन भयंकर, कूरतापुर्णं और कठोर है। मेरी समझ तज्षित्तम रस 
वशीमूत होकर वे ऐसा कह रहे हैँ। जब क्मिइतर ताहबका रोप जञान्त होगा, तब ऐंसे 
घोर कयनके लिए उन्हें पश्चात्ताप होगा) सरकार मौर जनताके बीचके सम्दन्धोंको 


स्वयंसेवकोंको निर्देश ३३१ 


उन्होंने माता-पिता और बच्चों ' के बीचके सम्बन्धों-जैसा माना है। किसी माता-पिताने 
अपने लड़केको सविनय विरोध करनेपर पद-अ्रष्ट किया हो, ऐसा उदाहरण सारी दुनिया- 
के इतिहासमें नहीं पाया जाता। खेड़ाके छोगोंकी प्रतिज्ञाका भूलभरा होना असम्भव 
नहीं है। परन्तु इस प्रतिज्ञामें अविनय, उद्धतता या उदण्डताका लेशमात्र भी नहीं है। 
ऐसी धामिक भावनासे उन्नतिके लिए ली गई प्रतिज्ञाका उपर्युक्त घोर दण्ड दिया जाये, 
यह मुझे असम्भव छगता है। भारत ऐसे दण्डको सहन नहीं कर सकता और ब्रिटिश 
अधिकारी कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते। ब्विटिश जनताको ऐसी सजासे अवश्य 
ही दुःख होगा। अगर ऐसा घोर अन्याय ब्रिटिश राज्यमें हो तो ऐसे राज्यमें में विद्रोहीकी 
हैसियतसे ही रह सकता हूँ। परल्तु ब्रिटिश शासन-नीतिमें कमिश्नर साहबकी अपेक्षा 
मेरा विश्वास अधिक है। अब भी मेने जो बात आपसे पहले कही थी उसे फिर दुहराता 
हैं कि शुद्ध भावसे किये गये कामके लिए तुम्हें अपनी जमीन खोनी पड़े, में इसे असम्भव 
मानता हूँ । फिर भी हमारी तैयारी जमीन खोनेकी भी होनी चाहिए। हम एक ओर अपनी 
प्रतिज्ञा और हूसरी ओर अपना सर्वेस्व रखें। उस समस्त स्थावर और जंगम सम्पत्तिकी 
कीमत प्रतिज्ञाके मुकाबलेमें कुछ भी नहीं है। आपकी प्रतिज्ञाके पाछलतकी विरासत लाखों 
रुपयेकी जायदादसे कहीं ज्यादा कीमती है। उसमें समस्त भारतको ऊँचा उठानेका 
रास्ता छिपा है। मुझे विश्वास है कि आप इस रास्तेको कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर 
इस प्रतिज्ञाके पाछन करनेका आपको बल दे; यही मेरी कामना है। 


[ गुजरातीसे ] 
समहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२३६: स्वयंसेवकोंको निदेश 


सत्याग्रह शिविर 
नडियाद 
अप्रैठ १७, १९१८ 


१. स्वयंसेवकोंको याद रखना चाहिए कि चूंकि यह लड़ाई सत्याग्रहकी लड़ाई है, 
इसलिए उसमें सदा सत्यका प्रयोग ही करना चाहिए। 

२. सत्याग्रहमें ढ्वेषके लिए स्थान नहीं है; इसलिए चौकीदारसे छेकर गवर्नर तक 
किसी भी कमंचारी या अधिकारीके लिए कठोर शब्दोंका व्यवहार न किया जायें और 
यदि कोई करे तो उसे रोकना स्वयंसेवकोंका धर्म है। | 

३. सत्याग्रहमें उद्धतता नहीं होती। इसलिए जो हमें शत्रु मानते हों उनके साथ 
भी पूर्ण नम्नताका बरताव करना सीखना चाहिए। उद्धततासे इस लड़ाईको हानि पहुँचती 
है और वहू लम्बी होती है। प्रत्येक स्वयंसेवकको इस सम्बन्धरमें भलीसाति विचार कर लेना 
ज्ञाहिए जोर लोगोंको अधिकसे-अधिक उदाहरण देन-प्रेकर बताना चाहिए कि हमें 
बिनयसे कैसे छाभ होता है और उद्धततासे कैसे हानि होती है। 


१३२ सम्पूणं गांधी वाहुमय 


४. स्वयंसेवकोंकों यह ध्यानमें रखता चाहिए कि यह धर्मयुद्ध है। युद्ध व करनेसे 
धर्मको हानि पहुँचती थी; इसीलिए हमने यह आरम्भ किया है। अतः घमे-पालनक्े 
निमित्त जिन-जिन नियमोंका पाछून करना आवश्यक है उन्त समस्त नियमोंका पालन 
किया जाना चाहिए। | 

५. हम उस शासनका विरोध कर रहे हैं; जो संत्ताके मदसे अन्धा हो गया है; किन्तु 
हम दूसरी किसी सत्ताका विरोध नहीं कर रहे हूँ। यह वात याद रखना जरूरी है। 
इसलिए अन्य कार्योमें अधिकारियोंकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है। 

६, पारिवारिक कलहमें हम जिस न्याय-सिद्धान्तको लागू करते हैं, यहाँ हमें उस्तीकी 
आजमाइश करनी है। सरकार और छोगोंके मिलनेसे एक महान्‌ कुटुम्ब बनत्ता है, 
यह मानकर हमें अपने व्यवहारकों उचित रूप देना चाहिए। 

७. जिनके विचार हमारे विचारोंसे नहीं मिलते उनका न तो बहिष्कार किया जाना 
चाहिए और न तिरस्कार। किन्तु हमें उनको आदर-भावसे जीतनेका संकल्प करना 
चाहिए। 

८. हमें चालाकीसे एक भी काम नहीं करना है। हमें सदा स्पष्ठता और सरलता- 
का ही व्यवहार करना चाहिए। 

९. स्वयंसेवकोंकों गाँवोंमें रहते हुए छोगोंसे अपना काम कमसे-कम छेता चाहिए। 
जहाँ पैदल जा सकें वहाँ सवारीका उपयोग न किया जाये। भोजन अत्यन्त सादा रखनेका 
आग्रह किया जाये। पूड़ी-पकवानोंका उपयोग करनेसे इनकार करूेमें सेवाकी शोभा 
होती है। 

१०, स्वयंसेवक गाँवोंमें घूमते हुए छोगोंकी आर्थिक दशा, शिक्षा-सम्बन्धी कमी 
और अन्य वातोंका अवलोकन करें और अपने खाली वक्‍्तमें उत कमियोंकी पूर्तिका 
प्रयत्न करें। 

११, गाँवोंमें बच्चोंको पढ़ानेका अवसर प्राप्त किया जा सके तो उसको प्राप्त 
किया जाये। 

१२. गाँवोंमें स्वास्थ्यके नियमोंका भंग होता हो तो उसकी ओर छोगोंका ध्यान 
खींचा जाये। रे 

१३. यदि छोग एक-दूसरेसे झगड़ा-फसाद करते हों तो उससे उनकी मुक्त कद 
प्रयत्न किया जायें। के 

१४. लोगोंकों फुरसतके वक्त सत्याग्रह-सम्बन्धी पुस्तक पढ़कर सुनाई जाये दि प्रन्लाई, 
हरिश्चन्द्र और अन्य पुरुषोंके आस्यान पढ़कर सुनायें जायें। पाश्चात्म का और 
इस्छामके प्रन्थोंमें शुद्ध सत्याग्रहके उदाहरण मिलते हैं; उन सबसे लोगोंको परिचित 
कराया जाये। रा मकर आस, 

१५. सत्याग्रहमें किसी भी अवसरपर और किन्‍्हीं भी *ि -अयोग- 
का अवकाश नहीं होता। इस लड़ाईमें ऊँचीसे-अँची अहिंसाका पान किया जाना है 
यह बांत कभी भुछानी न चाहिए। ज्ञानपूर्वक दुःख उठाकर दुःखोंका लता हा 
ही सत्याग्रह है। इसमें किसीकों दुःख देनेकी वात आती ही नहीं। सत्याग्रहम सदा 


पत्र : ए० एच० वेस्टको ३३३ 


ही होती है, हार कभी नहीं होती यह बात स्वयं समझकर लोगोंको समझानी 
चाहिए। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 
२३७. पत्र: ए० एच० वेस्टको 
नडियाद 
. अप्रैल १७, [१९१८] 
प्रिय वेस्ट, 


में यह पत्र एक छोटे-से गाँवसे लिख रहा हूँ। यहाँ में श्रीमती गांधी तथा अन्य 
लोगोंके साथ सत्याग्रहका प्रचार करने आया हूँ। साथमें यह कतरन' है। संघर्ष महान्‌ 
है, किया जानें छायक है, किन्तु इससे मेरा भार अत्यधिक बढ़ गया है। 

में तुम्हारे पिछले पत्रकी ज्यादा विस्तारसे चर्चा नहीं करूँगा, केवल इतना ही कहूँगा 
कि “तुम जो चाहो, करो। फीनिक्स और उसके सारे अर्थ-उद्देश्य जितने मेरे हें, उतने ही 
तुम्हारे भी हेँ। तुम मौकेपर मौजूद हो। अतः तुम्हें जो सबसे अच्छा रंगे, अवश्य करो। 
में तो केवल सलाह ही दे सकता हूँ । ” तुम ठीक कहते हो, अवश्य ही देशी भाषा-विषयक 
मेरे विचारोंका असर मेरे ' इंडियस ओपिनियन * सम्बन्धी दृष्टिकोणपर पड़ा होगा । नि:सन्देह 
में चाहता हूँ कि यह अंग्रेजीमें निकले, किन्तु मुझे लगता है कि यदि यह अंग्रेजीमें न निकल 
सके तो इसे गुजरातीमें तो अवश्य ही निकालना चाहिए। शायद तुम यह चाहते होगे कि 
में इसका उलठा कहूँ तो अच्छा हो। मेरे लिए इतना जान लेना काफी है कि तुम मौके- 
पर मौजूद हो। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह और विश्वास अक्षुण्ण बना हुआ है। जॉबर्ट पार्कमें 
तथा अन्यत्र भी हमारे बीच जो हादिकतापूर्ण बातें हुई थीं, उनमें से और भी बहुत सारी 
बातें याद आ रही हैं। उस समय भी यह सवाल्‍हू उठा था कि इंडियन ओपिनियन ' को 
कमसे-कम अंग्रेजीमें तो अवश्य ही प्रकाशित किया जाये | जब मणिलालके पत्नके साथ नत्यी 
हुआ तुम्हारा पत्र मिक्ता तब में जरा भी उत्तेजित नहीं हुआ । में जानता था कि तुम शान्त 
रहोगे और सारी स्थितिको निलिप्त भावसे ग्रहण करोगे। में तुम्हारे नये तथा साहसिक 
प्रयोगोंकी पूर्तिको रुचिके साथ देखता रहूँगा । दादीमाँ और श्रीमती वेस्टको मेरा स्नेह कहना । 
पता नहीं, सैमपर इन सब चीजोंका क्‍या असर पड़ा है। उसे पत्र लिखनेकों कहना । 

सस्नेह, 

आपका, 
मो० क० गांधी 
ग्रांधीजीके स्वाक्षेरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२९) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट। ॥॒ 


१, उपलब्ध नहीं है । 


२३८, भाषण : दंहेलीमें 


कील अप्रैल १७, १९१८ 
हम सरकारते न्याय प्राप्त करनेके लिए यह लड़ाई लड़ रहे है । यहाँ भाते समय मेने 
लोगोंको हलोंमें या गाड़ियोंमें जुते हुएं बैलोंको हॉँकनेके लिए रिरोनीका' प्रयोग कर 
पशुओंके प्रति यह क्रूरता अक्षम्य है | हम गायोंके रक्षक होनेका दावा करते हैँ। गोरक्षाके 
निर्मित्त हम मुसलमानोंसे बड़े-बड़े दंगे कर डालते हेँ। फिर भी हम बैलोंको आर लगी 
पिरानीसे मारनेमें नहीं हिंचकिचाते। ऐसे पापोंके कारण ही हमें दुःख सहने पड़ते हैँ। 
मुझे आशा है कि आर हरूंगी पिरानीका प्रयोग बन्द कर दिया जायेगा। में जब पेटलाद 
स्टेशनसे बैलगाड़ीमें बैठकर आ रहा था और बैलोंको आरसे कष्ट पाते हुए देखकर 
मेरे मनमें यह विचार आया कि यदि में जूते पहननेमें कोई पाप मानता हूँ तो उससे अधिक 
पाप जूते पहनकर बैलगाड़ीमें बैठनेमें है। में आज यहाँ दयाकी बात करनेके लिए नहीं 
आया हूँ, बल्कि न्यायकी वात करनेके लिए आया हूँ। मेरी मान्यता ऐसी है कि जब हम 
अपने लिए न्याय माँगते हैँ तो हमें दूसरोंको भी न्याय देना चाहिए; इसीलिए मेने यहाँ 
इतनी बातें कही हैं। सरकारी छूगान देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम किसीसे 
उधार लेकर, या भेंसें,था जमीन बेचकर रूगान दे सकते हैँ । तब हम लगान न देकर चीजें 
जब्त होने देनेमें या जमीनें जब्त होने देनेकी उपाधि क्यों मोल लें? ऐसा कुछ बुद्धिमान 
लोग हमें कहते हूँ | में इसका उत्तर कई जगह दे चुका हूँ। यह प्रश्न छगान देनेका नहीं 
बल्कि सिद्धान्तका है। हम सरकारके भयसे लछगान देते हैं, हम इस भयकों ही निकाछना 
चाहते हें। कमिइनरने सभामें जो-कुछ कहा उसका तात्पर्य इतना ही था कि छोग 
सरकारका विरोध नहीं कर सकते। इसके विपरीत में आपके मनमें यह तत्त्व बिढाना 
चाहता हूँ कि सरकारकी अन्यायपूर्ण आज्ञाका विरोध करना अराजभक्ति नहीं है, बल्कि 
शुद्ध राजभक्ति है। सरकारकी आज्ञाको अविरोध चुपचाप मात्र छेता कमजोरीकी 
निश्ञानी है, निरी भीरुता है। हमारे पारिवारिक व्यवहारमें, माँ-बाप अन्याय करें तो बेटे 
और बेटीको उसका विरोध करनेका अधिकार है। जो नियम परिवारपर लागू होता 
है, उसीको हम सरकार और लोगोंके बीचके सम्बन्धोपर लागू करना चाहते हैँं। हम 
सरकारका विरोध करके उसे मारना नहीं चाहते, उससे अनुचित रूपसे कोई चीज नहीं लेता 
चाहते । हमें तो कष्ट सहकर न्याय प्राप्त करना है। हम अबतक भय और कायरताए[वेक 
कष्ट सहते थे; अब हमें वही कष्ट ज्ञानपूवेंक सहना है। सरकारको हमारी परीक्षा करनेका 
अधिकार है। आप सब भाई और बहन सरकारके साथ खेल खेल रहे हैँ; किन्तु सरकार 
जब जमीनें जब्त करेगी तब आपमें से कितने टिकेंगे, यह देखना है। सरकार सभी बड़े 
कदम उठायेगी, यदि फिर भी आप नहीं गिरेंगे तो वह यह देखकर सहज ही शुक जायेगी 
,.-।* जब लोग सरकारसे एक स्वरमें कहेंगे कि वे उसकी अन्यायपूर्ण आज्ञा कभी से मानेंगे 


१, बाँसका ढंडा जिस्तमें नुकीली लोहेकी भनी या भार छगी होती है । 
२. यदाँ मूलमें कुछ छूटा हुआ है । 


भाषण : दंतेलीमें ३३५ 


तो वह अवश्य ही झुकेगी, ऐसा सदासे होता आया है। हमें अपनी सरकारके प्रति 
वफादार रहना चाहिए। यह हमारा कत्तंव्य है। ऐसे वफादार लोगोंको अंग्रेज सरकारसे 
न्याय प्राप्त करनेमें क्या कठिनाई हो सकती है? इसलिए में आप सबसे कहता हूँ कि 
आप सब अन्त तक पक्के रहें और हिम्मत न हारें। 

यह वांछनीय है कि आप छोग सत्याग्रहका मर्म भलीभाँति समझ लें। आजसे 
चार दिन पूर्व में बम्बईमें श्री कारमाइकलसे मिला था। ये बम्बई सरकारके माल-विभागके 
प्रधान अधिकारी हैँ। उन्होंने बातचीतमें मुझसे पूछा कि इस लड़ाईसे अन्तमें छोगोंकी 
नैतिकतामें वृद्धि होगी या कमी होगी, वे सत्ताके प्रति विनयशील होंगे या उद्धत। मेंने 
उनसे कहा कि उनकी नैतिकता और राजभक्तिमें कमी होनेकी कोई आशंका नहीं है। 
सत्याग्रहकी लड़ाईमें नैतिकता और शिष्टता अवश्य ही बढ़ती है। यदि सत्याग्रहसे हमारी 
अधोगति हो तो उसे सत्याग्रह नहीं कहना चाहिए, बल्कि दुराग्रह कहना चाहिए। 
हमारी फसल ज्यादातर स्थानोंमें चार आनेसे भी कम हुई है और कुछ गाँवोंमें छः: आनेसे 
कम हुई है। इसलिए लगानके कानूनके मुताबिक आधा छूगान मुरूतवी किया जाना 
चाहिए । हमारी यही माँग है और वह उचित है, इसीलिए हमने सरकारसे यह प्रार्थना 
की है। सरकारने फसलके बारेमें हमारा यह अन्दाज ठीक नहीं माना। हमने उससे 
जाँच करनेके लिए जाँच समितिकी नियुक्तिकी माँग की। हमने सरकारको आश्वासन 
दिया कि यदि अधिकारियोंका अन्दाज ठीक सिद्ध हो तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। 
किन्तु सरकारने फिर भी जाँच-समिति नियुक्त नहीं की । इन स्थितियोंमें हम सरकारी 
लगान नहीं देंगे। यदि हम इस लड़ाईके द्वारा सरकारसे अपनी माँगें न मनवा सकें तो 
हम फिर कभी उसके सामने अपना सिर ऊँचा न उठा सकेंगे। में देखता हूँ कि आपके 
दुमंजिले मकान टूट-फूट रहे हेँ। इसका कारण यह है कि आपके पास इनकी मरम्मत- 
के लायक पैसा नहीं है। में इससे यह कल्पना कर सकता हूँ कि छोग कंगाल हो गये 
हैं। दुष्काल तो हमारे भाग्यमें ही लिखे हैँ। अन्न और कपड़ेकी महँगाई बेहद है। रोग इतने 
बढ़ गये हें कि लोग लड़ाई न होनेपर भी अकालही कालके ग्रास हो रहे हें। इस 
स्थितिमें मेंने खेड़ा जिलेके छोगोंको, जो आत्म-सम्मानका मूल्य जानते हैँ, अन्याय और 
अत्याचारके कष्ट सहन करके न्याय प्राप्त करनेकी सलाह दी है। हम उद्धत होकर नहीं, 
वीर बनकर यह न्याय प्राप्त कर सकते हैँ। हमारी लड़ाई ऐसी सीधी है कि उससे हमारा 
नीतिबल बढ़ेगा ही। इसलिए में आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप सत्यका त्याग 
कदापि न करें। जिसे सत्यकी झलक मिल गई है, वह अपने प्रत्येक कदममें सत्य और नीति- 
पर ही चलेगा । आप अपने-अपने जीवनमें शिष्टता और सत्यका समावेश करें। आप इस 
महान्‌ संकटके समय एक होकर सरकारसे जूझें | आप लोगोंके लिए उन्नति करनेका यह 
उत्तम अवसर है। 

में समस्त भाइयोंसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप सब दृढ़ रहें। में बहनोंसे कहता 
हूँ कि आप अपने पतियों, भाइयों और पुत्रोंको हिम्मत बँधायें। 

[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२३९, भाषण: चिखोररामें 


' अप्रैठ १७, १९१८ 
' पिछले सप्ताह में आप लोगोंसे मिलनेकी आशा करता था; किन्तु में कमिइनरसे 
मिलने अहमदाबाद चला गया और फिर उनके बड़े अधिकारी श्री कारमाइकेलसे मिलनेके 
लिए बम्बई जाना पड़ा। इसलिए में अपनी आशाके अनुसार जल्दी नहीं आ सका। चिखो- 
दरा और आसपासके दूसरे गाँवोंमें, जिनमें दयानन्द सरस्वतीका शासन चलता है, में और 
बललभभाई आप कछोगोंको प्रोत्साहन देने नहीं, बल्कि आप लोगोंसे प्रोत्साहन पानेके लिए 
यहाँ आये हैं; दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो आप लोगोंमें अग्नि प्रज्वलित करनेके लिए नहीं, वल्कि 
दिव्य प्रकाश पानेके लिए आये हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस लड़ाईमें अन्त तक 
टिके रहकर मेरी इस मान्यताकों सत्य सिद्ध करेंगे। 
भारतमें भूतकालमें जितने महान्‌ आध्यात्मिक गुरु उत्न्न हुए हैं, उनमें दयानत्द सर- 
स्वतीका भी स्थान है। मुझे आशा है कि ऐसे महान्‌ सद्गृरुका अनुयायी होनेंसे इस गाँवमें 
और आसपासके अन्य गाँवोंमें वेदोंका शुद्ध पाठ गूंज रहा होगा और छोगोंका आचरण 
वेदानुकूलछ होगा। 
इसके अतिरिक्त मुझे आश्या है कि इस गाँवमें और आसपासके गाँवोंगें य्मों और 
नियमोंका पाछन किया जाता होगा और उसके साथ शुद्ध स्वदेशी ब्रत भी पाछा जाता 
होगा। मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ है कि चिखोदरा गाँवके लोग अपने गाँवका 
बुना हुआ कपड़ा नहीं पहनते, मिल्ोंका कपड़ा पहनते हूँ। में आपमें से बहुतोंके कपड़े 
देखकर चकित होता हूँ। में देखता हूँ कि उनकी पोशाक मिलोंके कपड़ेसे बनी हैं; फिर 
चाहे वे मिलें देशी हों या विदेशी। मिलोंके बने कपड़ेमें पचहत्तर फीसदी विदेशी है, 
ऐसा में मानता हुँ। जिन मशीनोंसे यह कपड़ा बुना जाता है वे विदेशी हैं, और इसका 
पूरा छाभ दूसरे देशोंके मजदूरोंको मिकता है। जो छोग मिलोंका कपड़ा पहनते हैं उन्हें 
इतना सन्तोष हो सकता है कि इसको वनानेकी मजदूरी तो हमारे मिलके मजदूरोंके 
पास जाती है। किन्तु थे मजदूर अपनी खेती-वारी छोड़कर मिलोंमें काम करने आये 
है, इस बातको कम छोग ही सोचते हैँ। इसलिए मेरी सलाह है कि इस है कस 
इसके आसपासके अन्य गाँवोंमें, जहाँ दयावन्‍्द सरस्वतीका शासत चलता है, | 
लोग अपने गाँवमें वना कपड़ा पहनकर अपरिस्रह और अहिंसाके' ब्रतोंका पालन करे; 
स्वदेशी न्रतके पालनमें इन दोनों ब्रतोंका पाछन आ जाता है। स्वदेशी बतके पालनर्म 
सत्याग्रहका मूलमन्‍्त्र निहित है। उसका संक्षिप्त दिग्दशन करानेंके बाद में अस्तृत 
विषयपर आता हूँ। 
के सरकारके हक विरुद्ध सत्याग्रहका आश्रय लेनेमें सत्य और अहिसाका पालन 
करना बहुत जरूरी है। सरकार' कानून है कि जहाँ फसल छः आनेसे कम हुई हो 


भाषण : चिखोदरामें ३३७ 


वहाँ सरकारको आधा छगान मुलतवी करना ही चाहिए। सरकार इस्र कानूनपर अमर 
करनेसे इनकार करती है और ऐसी कड़ी बात कहती है: “इससे आपको कोई राभ 
न होगा; बल्कि आपकी हानि ही होगी । छोग मालगुजारी कानूनके सम्बन्धम कुछ नहीं 
कह सकते । ” सरकारका दावा है कि हम इस मामलछेको न्‍्यायारलूय या उच्च न्यायालयमें 
नहीं ले जा सकते। लोग कायदेके मुताबिक कलक्टरको प्रार्थनापन्र दें, यदि वह न माने 
तो कमिश्नरसे अपीरू करें और यदि कमिइनर भी न माने तो वे गवनेरके पास तक 
जा सकते हेँ। किन्तु इस मामलेमें तो कमिहनरने छोगोंको धमकियाँ देनेमें कोई कसर 
बाकी नहीं रखी है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने गवर्नरका यह पत्र भी मेगा छिया 
है कि वे स्वयं जो-कुछ करेंगे उसको गवर्नर ज्योंका-त्यों कायम रखेंगे। वे इस हृद 
तक आगे जा चुके हैँ। मेने किसी हाकिमके हाथमें इतना निरंकुश अधिकार नहीं देखा 
है और न सुना है। हमारे राजा कई बार अन्याय करके लोगोंका सर्वस्व अपहृत. कर 
लेते थे; किन्तु अंग्रेजोंके राज्यमें ऐसा किया जा सकता है, मुझे इसपर विश्वास नहीं 
होता । हमने कानूनकी मर्यादामें रहते हुए छूगान न देनेका निश्चय किया है; इसमें 
सरकारके प्रति कोई अराजभवित नहीं है। हम तो कानूनको सादर मान्य करते हैं और 
चाहते हैं कि सरकारी हाकिम भी उस कानूनको मानें। में आपको सलाह देता हूँ कि 
तीस लछाख तो क्या तीस करोड़की भी जमीन हो तो भी हमें उसे जब्त हो जाने देना 
चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्याग्रहकी लड़ाई है; इसलिए हमें इसे शुद्ध आत्मबलसे 
लड़ना चाहिए। इसका सार यही है कि हमारे ऊपर जो दुःख आयें उनको हम सहन 
कर लें । इसमें पूरा अहिसा-धर्मे आ जाता है, और इसी कारण हमारा यह युद्ध धर्मयुद्ध 
है। हम शासकोंको आतंकित करके नहीं, बल्कि उनकी न्याय-भावनाको जाग्रत करके जीतना 
चाहते हैं। ऐसा करनेसे हम राजद्रोही या अधर्मी नहीं ठहरते। हमारी लड़ाईकी नींव 
सत्यपर रखी गई है और हम दया, धर्म और नीतिके आधारपर सरकारसे न्यायकी 
आकांक्षा करते हें। इस प्रकार हमारा कार्य पूर्णतः शुद्ध है। मुझे चिखोदराके भाइयों 
और बहनोंपर विश्वास है कि वे सभी सत्याग्रहका सच्चा अर्थ समझकर उसे ग्रहण 
करेंगे। दुःखोंके निवारणकी रामबाण औषध सत्याग्रहके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। 
यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे वर्तमान दुःखों और 
अन्य सभी दुःखोंके निवारणका सच्चा उपाय एक ही है। आपने जो लड़ाई आरम्भ की 
है उसमें आप अन्ततक ठिके रहें। यदि आप ऐसा न करेंगे तो यही कहा जायेगा कि 
आपने धर्मेका त्याग किया है। साथ ही भारतपर उसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। 
इस लड़ाईसे हम खेड़ा जिलेकी सरकारको यह सूत्र समझायेंगे कि वह छोकमतकी अव- 
हेलना करके शासन नहीं चला सकती। इस लड़ाईका सच्चा मर्म यही है। और इसे 
सार्थक करना आपके हाथमें है । आपने सत्यकी खातिर प्रतिज्ञा ली है। आप यदि रामा- 
यण पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रतिज्ञाका मूल्य बहुत-वड़ा है। अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहने- 
वालेको मोक्ष मिल सकता है। चाहे जितने संकट आयें, आकाश-पाताल एक हो जाये; 
किन्तु आप अपनी पभ्रतिज्ञापर आरूढ़ रहें। में बहनोंसे इतना ही कहता हूँ कि चाहे 
आपके घरका सब साज-सामान चला जाये, आपके पश्यु चले जायें और जमीन चली 


१४-२२ 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


जाये तो भी आप निराश न हों और भ्रतिज्ञाके पालनमें पुरुषोंका साथ दें। ईइवर आपको 
इस प्रतिज्ञाके पालनकी सुबुद्धि दे। 


[ गृजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२४०. भाषण : राससें' 


अप्रैल १८, १९१८ 
में और वल्लभभाई पिछले सप्ताह यहाँ आनेवाले थे; किन्तु भुझे बम्बई और 
अहमदाबाद जाना पड़ा अतः आ नहीं सके। इसके लिए आपसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। 
आजकी सख्त धूपको देखते हुए मेंने सहज ही पूछ लिया कि सभाकी जगह कितनी 
दूर है। मुझे बताया गया कि पास ही है; अतः मेंने पैदल चलकर ही आनेका निरुचय 
किया। किन्तु उन युवकोंने ऐसी व्यवस्था की कि मुझे धूप न लगे । निश्चय ही, यह मेरे 
प्रति आप भाइयोंके प्रेमका सूचक है। उनके इस सद्व्यवहारसे यह भी सार निकलता है 
कि मैंने आपको जो सलाह दी है वह आप सवको अच्छी लगी है। परन्तु आप जानते 
हैं कि मेरी इस सलाहसे न तो आप सुखकी नींद सो सकेंगे और न में ही। उसी प्रकार 
मेरे साथी कार्यकर्ता भी आरामसे नहीं बैठ सकते। इसके कारण उन्हें दुःख उठाना है, 
रातोंमें जागरण करना है और गाँव-गाँव भटकना है। यदि आपकी भेंसें कुर्क की जायें 
तो उन्हें आप कुर्क हो जाने दें, यदि आपके गहने जाते हों तो जाने दें और जमीनें जब्त 
की जाती हों तो उन्हें जब्त हो जाने दें। मेरी सछाह अच्छी है, इसीलिए आप उसे 
मानते हैं और इसी कारण आप मेरे ऊपर इतनी स्नेह-वर्षा करते हैं। मुझे इससे अपने 
मनमें बड़ी प्रसन्नता होती है। किन्तु इनके साथ-साथ मेरे ऊपर कितना दायित्व आता 
है और वह छड़ाई जमनेके साथ-साथ कितना बढ़ता जाता है, मुझे इसकी पूरी कल्पना 
है। यह प्रइन अत्यन्त जटिल और गम्भीर है। किन्तु फिर भी मुझे अपने अन्तरकी 
गहराईमें भी ऐसा नहीं छगता कि मुझे यह आन्दोछन वापस ले लेना चाहिए। ज्यों-ज्यों 
दिन बीतते जाते हें और इस लछड़ाईका सच्चा रूप निखरता आता है, त्यों-त्यों मुझे 
लगता है कि यदि मैंने खेड़ा जिलेके लोगोंको यह सलाह न दी होती तो में जनताके 
प्रति नमकहराम माना जाता और मेँ गुजरातमें शान्तिपूर्वक बैठकर समाज और देशकी 
शुद्ध भावसे जो सेवा कर रहा हूँ, उसमें कोई त्रुटि है, ऐसा मुझे निरन्तर लगता रहता। 
इस अवसर पर मैंने आप सब बहनों और भाइयोंको जो सलाह दी है उससे आपका 
नैतिक स्तर ऊँचा होगा और उनकी उन्नति भी होगी एवं देश-भरमें खेड़ाके लोगोंका 
डंका बज जायेंगा। 


१, गांधीजी और उनके साथी बोरसद ताल्छक्ेके रास गाँवमें गये थे । वहाँ जो सभा हुई उसमें 
आपतपासके गांवोंके किसान बड़ी संत्यामें आये थे । 


भाषण ; रासमें ३३९ 


यदि दूसरी दृष्टिसे देखें तो सरकारकी वर्तमान नीति ऐसी है कि वह न छोगोंकी 
बात पूछती है और न उनके मतका आदर ही करती है। धारासभाओं, नगरपालिकाओं 
और अन्य सावंजनिकु संस्थाओंमें उसके व्यवहारका हमारा अनुभव यही है। क्योंकि उनके 
पीछे छोकमतका बल तो होता नहीं ।' हम जब सिपाही जैसे छोटे कर्मंचारीको देखकर 
डर जाते हैं और चौकीदार आता दिखाई दे तो तुरन्त भाग जाते हैँ तब बड़े हाकिमोंसे 
तो आँखें मिला ही कैसे सकते हें। हम उनके सम्मुख एक शब्द भी नहीं बोर सकते। 
यह स्थिति पशुओंसे भी हीन है। पशु भी मारनेपर अड़ जाता है और हमारी इच्छाके 
बश नहीं होता | उनकी तुलनामें हमारी स्थिति कैसी है, इसपर विचार तो करें। इसलिए 
यदि हम अपनी मनुष्यता सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें भय त्याग देना चाहिए। 
यदि हम ऐसा करेंगे तो इस लड़ाईमें विजयी होंगे। किसानोंने नडियादकी सभामें 
श्री प्रैदको साहसपूर्वक उत्तर दिया। इसी प्रकार गवर्नंरको भी हम अपनी स्थिति बता सकें, 
इतना साहस हममें आना चाहिए। हमें उद्धततासे नहीं लड़ना है; हमें तो अपना आत्मबलू 
खर्च करके लड़ना है, दुःख सहन करके जीतना है। यह एक सनातन दिव्य नियम है। हमारे 
धर्मशास्त्रोंमें बताया गया है कि सुख भोगनेके लिए दुःख भोगने ही पड़ते हैँ, तपस्या करनी 
ही पड़ती है। राजा दशरथको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त करनेके 
लिए तपस्या करनी पड़ी थी। राजा नलने भी सत्य और आत्मसम्मानकी खातिर तपस्या 
की और असंख्य कष्ट सहे । इसी कारण हम प्रात:स्मरणीय पुण्यात्मा पुरुषोंका नाम जपते 
हैं। ये देवकथाएँ हमें अपने पूर्वजोंसे मिली हैं . . .। हम दुःख सहन करके सत्य 
और अहिंसाके मार्गसे अपने दुःखोंकी निवृत्तिका प्रयत्न कर रहे हैं . . . अब खेड़ा 
जिलेके लोगोंने संसारके सम्मुख इस सिद्धान्तके प्रतिपादनका बीड़ा उठाया है . . -।* 
हमारी फसलें चार आनेसे कम हुई हैं । इसलिए मालगुजारी कानूनके अनुसार सरकारको 
इस साल लछगान मुलतवी कर देना चाहिए । श्री प्रैटका कहना है कि हमारे आँकड़े गलत 
हैं और वे छगान वसूल करना चाहते हैं । हम कहते हैँ कि हमारी बात सौ फीसदी ठीक 
है और सरकारके आँकड़े गलत हैं । इसलिए सरकारको लहूगान मुछतवी करना चाहिए। 
इस प्रकार इस लड़ाईमें एक साधारण-सा स्वार्थ [अवश्य | निहित है। किन्तु इसमें 
इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक यह मुद्दा समाविष्ट है कि सरकारको लोकमतका आदर 
करना सीखना चाहिए । इस लड़ाईसे लगान माफ होगा और प्रजाबलका मान भी होगा; 
यह कोई साधारण बात नहीं है। अतः हमें दुःख सहन करके अपनी टेक रखनी चाहिए। 
हमने बिना विचारे प्रतिज्ञा नहीं ली है। पूर्णतः विचार करनेके वाद ही हमें यह 
बीड़ा उठाना चाहिए। जो प्रतिज्ञा शुद्ध हेतुसे लोकसंग्रहके निमित्त ली जाती है, वह 
चाहे सूर्य पूर्वके बजाय परिचममें उदित हो तब भी टूट नहीं सकती है। मेरी प्रार्थना है 


१. तारीख २९-४-१९१८ के बॉम्वे क्रॉनिकक और २४-४-१९१८ के न्यू इंडियामें छपे 
विवरणोंमें ऐसी ही वात कही गई है । उनमें यह वाक्य भी है: “भौर इनके साथ मतभेदकी गुंजाइश 
नहीं है |?” 

२, ३ व ४. मूलमें ये स्थान रित हैं । 


रै४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि आप इस प्रतिज्ञापर कायम रहें। यह भेरी विनम्र सलाह है। इस प्रतिज्ञासे 
जश्ञासे आत्म- 
शुद्धि होगी और समस्त दुःखोंका निवारण हो जायेगा। शो 
'[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२४१. पन्न : तमिल भाईयोंको" 


[नडियाद ] 
अप्रैल १९, १९१८ 
[प्रिय मित्रो, | 
इतनी अधिक संख्यामें आप छोगोंके हस्ताक्षरोंके साथ पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । जहाँतक हो सकेगा, जल्दी ही में आपके लिए शिक्षक भेजूंगा | में किसी ऐसे व्यक्तिकी 
तलाझमें हूँ, जो अपने हिन्दी-प्रेमसे प्रेरित होकर आपको हिन्दी सिखानेके लिए स्वेच्छासे 
आगे आये। इस महान्‌ राष्ट्रीय प्रयत्तकी सफलता इसीपर निर्भर है कि खुद मद्रास 
प्रान्तमें लोग कितना काम करते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि तमिल भाई-बहन अवसरके 
अनुरूप ही शौर्य दिखायेंगे। हम हिन्दी भाषाको हिन्दुस्तानके एकसे दूसरे सिरेतक पर- 
स्पर व्यवहारकी आम भाषा बना दें, तो फिर राष्ट्र-सेवा करनेकी हमारी शक्ति कोई 
भी सीमा स्वीकार नहीं करेगी। ह 
[आपका, | 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२४२, भाषण : कासरमें'. 
अप्रैल २०, १९१८ 


में यहाँ अधिक कहना नहीं चाहता। गाँवकी स्थिति कैसी है इस सम्बन्धमें मेंने 
जानकारी ले ली है। जहाँ गाँवके छोगोंमें समता और दृढ़ता होती है, वहाँ परिणाम 
तो अच्छा होता ही है। आपको चौथाईका नोटिस दिया गया है। आपकी भैंसें कुर्क 
कर ली गई हैं। आपके गहने भी जब्त कर लिये गये हें। आपने यहाँतक तो सहन 
कर लिया। अब जमीनोंकी जब्तीका प्रश्न आया है। आप यह बात निदिचित रूपसे 


२. हिन्दी सीझमेंके न्‍च्छुक २३ वकीछों और स्नातकोंने गांधीजीसे एक अध्यापक मेजनिका भनुरोप 
किया था । यह पत्र उसीके उत्तरमें लिखा गया था 

२. गांधीजी २० अग्रेंलक्ों कस्तूरबा, मनु य्लेदार, वत्मभाई पटेल भौर अन्य लोयेकि साथ 
आनन्द ताल्छुकेमें कापर, अजस्पुरा और समर गये थे भौर किप्तानोंकी समाओंमें बोे थे 


भाषण: अजरपुरामें रे४१ 


घ्यानमें रखें कि हमारी प्रतिष्ठा हमारी टेकपर निर्भर है और हमारी टेकपर हमारी 
जमीन निर्भर है। हमारी टेक जमीनपर निर्भर नहीं है। यदि आप सब सरकारसे 
जूझनेके लिए तैयार हों तो हम निश्चय ही सरकारको आपकी यह जमीन पचने न देंगे। 
नायकार्में एक सौ अठत्तर वीघे जमीन जब्त की गई है, परन्तु केवल कागजपर लिख 
लेने-मात्रसे जमीन जव्त हो गईं, यह में नहीं मानता। सरकार जमीनोंके आसपास दीवार 
तो बना नहीं छेगी जिसमें हम घुस नहीं सकेंगे। और इस सत्याग्रहकी छड़ाईमें सरकार 
ऐसा कुछ नहीं कर सकती । इसलिए आप मजबूतीसे जमे रहें। इससे आपकी और भार- 
तकी गौरव-वृद्धि होगी। यदि आप हार मान बैठेंगे तो उससे देशके किसानोंको निराशा 
होगी। आप एक बात और याद रखें। जिन भाइयोंने सत्याग्रह अपनाया है वे दूसरोंपर 
जुल्म नहीं कर सकते। यह सनातन सत्य है और सूर्यकी किरणोंकी तरह व्यापक है। 
जैसे हम सरकारसे यह कहते हें कि वह हममें सत्ताकी आर नहीं चुभा सकती; उसी 
प्रकार आप गाँवकी सभी जातियोंसे शुद्ध न्‍्यायका व्यवहार करें। 


[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 


२४३. भाषण: अजरपुरामें 
अप्रैठ २०, १९१८ 


में इस गाँवमें एक बार पहले आ चुका हूँ। किन्तु आपके आग्रहके कारण हम 
सब यहाँ फिर आये हैं। यहाँके अध्यापकोंने लोगोंकी तहसीलदारसे हुईं सुन्दर वातचीत- 
का विवरण भेजा था और कुछ स्पष्टीकरण माँगा था। हम यहाँ इस कारणसे ही 
आये हैं। 

सबसे पहले में आपसे तहसीलदार द्वारा दिये गये तकंके सम्बन्धमें दो शब्द कहूँगा । 
उन्होंने कहा कि जब आपके बाप-दादोंने सरकारसे ज़मीन ली थी तब उन्होंने जो करार 
किया था आपको उसका प्ञालन करना चाहिए। अब हमारे बाप-दादोंने सरकारसे क्‍या 
करार किया होगा, उसपर विचार करें। | 

तहसीलदारने जिस करारकी वात कही है वह हमारे बाप-दादोंने नहीं किया। 
सरकार अपने अनुकूल कानून बनाती है और हम अनुकूल न होनेपर भी उनको मंजूर 
करते हैँ। उदाहरणार्थ लूगानके कानूनकों हम अनुकूल न होनेपर भी मानते हैं। पुराना 
नियम क्या था ? पुराना नियम तो यह था कि सरकारकों चौथाई दी जाती थी अर्थात्‌ 
अपने खेतोंमें उपज हो तो सरकार चौथा भाग ले जाये और उपज न हुई हो तो कुछ 
भी न ले। यह है हमारी पुरानी पद्धति। वर्तेमान सरकार मानती है कि उसने जो-जो 
नियम बनाये हैं वे छोगोंके लिए हितकर हैँ। इस सरकारने अनाजका भाग लेनेके वजाय 
जमीनका रूगान नकद रुपऐके रूपमें लेना आरम्भ किया। में नहीं मानता कि सरकारके 
इस नियमसे लोगोंका हित हुआ है। जमीनके लगानके कानूनका एक कायदा यह है कि 


रेड२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


फाप्तल चार आनेसे कम हुईं हो तो छगान मुऊतवी कर दिया जाये; किन्तु अधिकारी 
कहते हैं कि लगान मुछतवी करना सरकारकी मेहरवानी पर निर्भर है और सरकार चाहे 
तो ही यह मेहरबानती कर सकती है। यह स्पष्ट अन्याय है। राजसत्ता एक ही तरहसे 
चल सकती है और वह है लोकमतका सम्मान करके। 

हमारी छड़ाई केवल लूगान मुलतवी करानेके लिए नहीं है। ऐसी राहतके लिए की 
गईं लड़ाई तो तुच्छ होती । परन्तु इस लड़ाईके पीछे जो महत्त्वपर्ण मुद्दा है, हम उसके 
लिए लड़ रहे हें। और यह मुंदा है प्रजासत्ताक राज्यका। इससे प्रजासत्ताक राज्यका 
पुनरुद्धार होगा । छोग अब जाग्रत हो गये हैँ. और अपने अधिकारोंको समझने लग गये 
हैं। इन अधिकारोंको भलछीभाँति समझना ही स्वराज्य है। इस लड़ाईके मूलमें जो तत्त्व 
हैं उन्हें सींचकर उगाना चाहिए ताकि इस बड़की शीतल छायाकी भाँति भावी सन्तानोंको 
उनके मधुर फल मिल्लें। यह लड़ाई इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए है। सरकार चाहे तो 
हमपर हँस सकती है; किन्तु आपको समझ लेना चाहिए कि यह लड़ाई थोड़ेसे पैस्नोंकी 
लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे भावी प्रजासत्ताक राज्यतन्त्रकी इमारतकी नींव पड़ेंगी। 

यदि छोग कायर होकर अपने अधिकारोंको छोड़ देंगे तो वे पतित हो जायेंगे। 
भारतीय छोगोंके प्रति सहानुभूति रखनेवाले उनके प्रेमी मित्र सर विलियम वेडरबर्त 
जबतक जीवित रहे, यह कहते रहे कि भारतमें ज्यों-ज्यों ग्राम-पंचायतें नष्ट होती गई, 
त्यों-त्यों लोगोंके हाथसे स्वराज्यकी कुंजी निकछती गई। ग्राम-पंचायतोंका उद्धार पुस्तकें 
लिखनेसे न होगा। यदि गाँवोंके लोग यह समझ जायें कि वे अपने-अपने गाँवोंकी 
व्यवस्था कैसे कर सकते हैं तभी यह कहा जा सकेगा कि स्वराज्यकी सच्ची कुंजी 
मिल गई। 

सत्याग्रहकी लड़ाई व्यापक है। हमारा जीवन सत्यपर टिका हुआ है। यदि 
जब्ती आये और कोई चीज न हो तो आप कह दें कि आपके पास कुछ नहीं है। यदि 
आपके यहाँ माल रखा हो और आपको देना न हो तो साफ कह दें कि आपके पास 
माल है; किन्तु आप उसे देना नहीं चाहते। 

यदि आप सरकारी अधिकारियोंको खानें-पीनेका सामान न देना चाहते हों तो आप 
उन्हें तुरन्त ना कह दें । परन्तु आप उन्हें यह तो कह नहीं सकते कि हमारे पास अन्न 
न होनेके कारण हम खाने-पीनेकी सामग्री नहीं दे सकते। सत्याग्रहीको समस्त अवसरों 
पर सत्य ही बोलना चाहिए। सत्याग्रहके सिद्धान्तोंको पूरी तरह समझकर सत्तानुकुछ 
और नीतिमय आचरण करना चाहिए। सत्य ही भगवान्‌ है। आपके गहने या आपकी 
जमीन भले ही चली जाये; परन्तु आपका धर्म नहीं जाना चाहिए। मेरी श्रार्थना है कि 
ईदवर आपको अपनी प्रतिज्ञाके पाछनकी शक्ति दे। इस प्रकार धर्मकी पुतः स्थापना 
स्वराज्यकी कुंजी निहित है। 

[गुजरातीसे | 
खेंडा सत्याग्रह 


२४४. भाषण : पालेजमें" 
अप्रैक २२, १९१८ 


हमारी दैनिक जीवनचर्यामें दो कमजोरियाँ दिखाई देती हें। एक, हमारे काम ऊपरी 
होते हैं और दूसरे, हम जो भी काम करते हैँ समझकर नहीं करते। जैसे कोई अभिनेता 
नाटकमें अपने कंठस्थ किये गये अभिनयको दुहराता है वैसे ही हम भी कार्य करते हैं। 
फलूत: उनका अपेक्षित परिणाम नहीं होता। जैसे हरिश्चन्द्र पात्रके अभिनेतामें सत्यकी 
सम्पूर्ण व्याप्ति नहीं होती; हमारे समाजका व्यवहार भी इसी प्रकार चल रहा है। यहाँ 
इन कन्याओंने वन्देमातरम्‌ गीत गाकर यही सिद्ध किया है। हमें अपना कार्य अधूरे मनसे 
करनेकी आदत हो गई है; किन्तु हम जबतक अपना कार्य पूरे मनसे न करेंगे तबतक 
हमें सफलता न मिलेगी। 

हमारे पूर्वजोंको इसका खयाल था, इसलिए वे मन्त्रोंके शुद्ध उच्चारणपर विद्येष 
ध्यान देते थे। यदि उसमें कोई अशुद्धि हो जाती तो वे उसे पाप मानते थे। आपने 
वन्देमातरम्‌ जैसा गौरवशाली गीत कन्याओंसे गवाया। हम इस गीतका गौरव, उसकी 
ध्वनि और लूय नहीं जानते। इसी प्रकार इस लड़ाईमें हम अपना काम अधूरा ही करते 
हैं, ऐसा मुझे लगता है। किन्तु यदि हमारा काम अघूरा होगा और हमने उसे उचित 
प्रकारसे समझा न होगा तो इन कन्याओंके गीतकी तरह हमारी लड़ाई निष्फल रहेगी। 
में ऐसी कदु आलोचना इसलिए करता हूँ कि अपनी इस लड़ाईमें आप सभी लोग 
सावधान रहें। 

दूसरी कहनेकी बात यह है कि हमें इस लड़ाईको भलीभाँति समझकर चलाना 
चाहिए। श्री प्रैठने एक बार मुझसे यह बात पूछी थी कि जो काम में कर रहा हूँ क्या 
उसे लोग भलीभाँति समझते हैँ। यदि लोग मेरे कार्यकों न समझेंगे, तो उसका परिणाम 
ब्रा हुए बिता न रहेगा। हमें इस पवित्र लड़ाईमें अपना काम कच्चा न रखना चाहिए। 
हम तो छोटे-छोटे कर्चारियोंसे भी डरते हें । ऐसा न होना चाहिए। में बार-बार कहता 
हूँ कि बड़े अधिकारियोंसे मिलना हो तब भी उसमें हमारे लिए चिन्ता करनेकी क्‍या 
बात है। केवल इतना ही ध्यानमें रखना चाहिए कि बातचीतमें, हमारी भाषामें मिठास 
हो। यदि मतभेद भी हो तो उसे भी अच्छे शब्दोंमें प्रकट किया जाये। यदि हम इन 
दोषोंको अपनी लड़ाईमें से निकाल सकेंगे तो हमारी हार अवश्य ही नहीं होगी। हमें 
सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस छड़ाईमें बिना विचारे कोई भी कार्य न 
किया जाये। 'साँचको आँच नहीं होती , यह आपको पग-पगपर स्मरण रखना चाहिए। 

श्री वल्‍लभभाईने मुझे यह खबर दी है कि तहसीलदारने इस गाँवमें चार दिन 
पड़ाव डाला था; किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। किसान पूरी तरह मजबूत रहे। 


१. यह भाषण वोरसद ताझ्लकैके पाछेज गाँवमें गांधीजी और उनके सायियोंके जानेंके अवसरपर दिपा 
गया था । सभामें एक दजार्से अधिक किसानेनि भाग लिया था । 


4 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपने इतना साहस दिखाया है; इसलिए मुझे आपसे कुछ कहना नहीं रहता। मेने अभी- 
अभी आपसे कहा था कि में दिल्ली जानेवाला हूँ । में तो इस जिलेमें से निकल ही नहीं, 
किन्तु इस लड़ाईके सम्बन्धमें ही मुझे दिल्‍ली जाना है। वाइसरायकी कार्यकारिणी परि- 
घदकी बैठक होनेवाली है। इसमें इस वातपर विचार किया जायेगा कि यूरोपमें जो 
महायुद्ध चरू रहा है, उसमें हम किस प्रकार सहायता दे सकते हूँ। परिपद्में कदाचित 
इस बातपर चर्चा की जायेगी कि सैनिक भर्ती अनिवार्य रहे या त रहे। यह सलाह 
भी दी जायेगी कि सरकारके साय झगड़ा बन्द कर दिया जाये। किन्तु यह झगड़ा हमने 
अपनी ओरसे तो खड़ा नहीं किया है; यह तो हमारे गले पड़ यया है। में जिस वातकों 
यहाँ कह रहा हूँ उसी बात़को वहाँ भी कहूँगा। यह लड़ाई हमने अपनी ओरसे नहीं 
छेड़ी है; हमें लाचार होकर छेड़नी पड़ी है। में वाइसरायकों यह वात कब कह सकता 
हूँ? जब आप मजबूत रहें और सच्चे सत्याग्रही बनें तभी। 

हम हारेंगे तो नहीं। जमीनें जब्त होना असम्भव है, क्योंकि हमने अपराध तनिक 
भी नहीं किया है। जो मनुष्य सचाईके रास्तेपर चल रहा है उसे कौन रोक सकता 
है? यदि आपकी जमीनें जब्त भी कर छी जायें तो भी आप डरें नहीं, डियें नहीं। 
हमने संकल्प कर छिया है कि हम इन जमीनोंकों वापस लेंगे। आपको तो भारतकी 
लाज रखनी है। अब यह लड़ाई हमारे सम्मान और हमारी टेककी लड़ाई वन गई है। 
यह खेड़ा जिलेके वीर छोगोंकी जमीनों और प्रतिष्ठाको वापस लेनेके लिए लड़ी जा रही 
है। इस कारण हमें अपनी जीवनचर्या शुद्ध कर लेनी चाहिए। हमें अपने आपसी झगड़ोंको 
खत्म कर देना चाहिए और विदेशी सरकारके अत्याचारका सामना करनेके लिए तैयार 
हो जाना चाहिए। हमें अपनी भीतरी और बाहरी व्यथाओंकी चिकित्सा सत्याग्रहकी 
रामवाण औौपघसे करनी चाहिए। 

बहनो, में आपसे यह कहता हूँ कि आप मर्दोको हिम्मत दें और प्राण जायें तो 
जायें किन्तु प्रतिज्ञा न जाये, सदा इस मत्तको याद रखें। 

[गुजरातीसे ] 


खेड़ा सत्याग्रह 


२४५. भाषण : शुणावमें 
अप्रैल २२, (६६८ 


मेंने पालेज और सुणाव गाँवोंमें एक भेद देखा है; मेरे मनमें उसके सम्वन्धमें कुछ 
कहनेकी इच्छा हो रही है। मेंने जब पालेजमें प्रवेश किया तव वहाँ बेड नहीं था; पर 
उसके स्थानमें झाँस और पख्ावज थीं। झाँझ और पखावजकी शअ्ंकार सुनकर मुझ अपने 
बचपनके दिनोंकी याद आ गई। मुझे उनमें जो भक्तिकी भावना, भरता और कला 
दिखाई दी, वह बेंडमें नहीं दिखाई देती। बैंड विदेशी वस्तु है। झाँझ और पखावज 
देशी हैं। बैंड नकल है, नव्य है; झाँझ और पस्ावज पुरातव। बेंडकी पेज ऐप 
लोगोंको चाहे अच्छी छूगे; किन्तु मुझे तो वह अच्छी नहीं छगती। हमारे पू्वेजोंने ऐसे 
बाद्य खोजे हैं जी हमारे देशके छिए उपयुक्त हैं और हमारे लिए भी वे ही उपयुवत हैं| 


भाषण : सुणावमें रेड५ 


हमारे यहाँ धामिक कृत्योंमें वादन और गायनको स्थान दिया गया है। हमारे देशी 
वाच्यके स्वरमें पतितोंको भी उठानेकी शक्ति है, बेंडमें वह शक्ति नहीं है। तब हमें 
झाँझ और पख्ावज जैसे सादे, सुन्दर और मीठे वाद्योंका त्याग क्यों करना चाहिए ? 

बैंड और झाँझ-पखावजमें जितना भेद है उतना ही भेद हमारी वर्तमान और 
प्राचीन जीवन-पद्धतियोंमें है। यदि हमारी लड़ाई बेंड जैसी होगी तो वह टूट जायेगी । 
बरि ०0२22 जुदा-जुदा तत्त्व हें वैसे ही हमारी यह लड़ाई भी सुन्दर रहस्योंसे 
परिपूर्ण है। 

यदि आप इन रहस्योंको ठीक-ठीक समझ लेंगे तो इनमें से अद्भुत परिणाम 
लिकाल सकेंगे। 

आपका इतना उत्साह देखनेके बावजूद मुझे यह भय है कि इस लड़ाईमें नाटक 
जैसा अभिनय हो रहा है। हम कहते हैं कि जमीन जब्त हो जाये तो कोई चिन्ता 
नहीं, किन्तु मुझे लगता है कि हमारे मतकी गहराईमें भय है। यदि यह वात ठीक है 
तो हम हारेंगे और उसका हानिकर प्रभाव समस्त देशपर होगा। इसलिए चाहता हे 
कि हम इस लड़ाईको सत्य और घमंके आधारपर अपनी प्राचीन संस्कृतिके अनुरूप 
अडिग होकर लड़ें। 

यह कहा जाता है कि गुजरात सो रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैँ कि गुजरात 
इस तरह ऊँघ क्‍यों रहा है? किन्तु गुजरात कुम्भकर्णी निद्रा छे रहा है, यह आरोप 
मुझे अनुचित रूगता है। ठीक मध्याह्ञष कालमें आप इतने भाई और बहन यहाँ इकट्ठ 
हुए हैं इसे देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि गुजरात सो रहा है? फिर भी, 
हमारी निद्रा निश्चय ही उड़ गई है या हम अभीतक यह जागरणका अभिनय ही कर 
रहे हें, में आपसे यह प्रदन पूछता चाहता हूँ। इसका उत्तर आपके अन्तरमें से एक ही 
निकलना चाहिए कि अब यह अभिनय नहीं है, बल्कि आप सच्चे मनसे इस लड़ाईमें 
सम्मिलित हो गये हैँ। हमारी यह लड़ाई सत्यकी लड़ाई है, इसमें असत्य नहीं रह सकता। 
जब आप सरकारपर यह छाप डाल सकेंगे तब सरकार हमारी हो जायेगी। किन्तु यदि 
आप चालाकी अथवा दम्भ कर रहे होंगे तो सरकार नहीं झुकेगी। उदाहरणार्थ भाव- 
नगरके कुछ भाइयोंने उतावछीमें हड़ताल कर दी थी। उनको हड़तालका संचालन करना 
नहीं आया। उनमें कष्ट-सहनकी शक्ति नहीं थी। उन्होंने महाराजासे माफी माँग ली। 
मजदूरी कम मिलती है, यह तो सर्वेविदित है किन्तु हड़ताल करनेपर भी उन्तकी मज- 
दूरी नहीं बढ़ी। उन्होंने माफी माँगी। इस बातसे मेरे हृदयको आघात लरूगता है। यह 
समझमें नहीं आता कि उन्होंने माफी क्‍यों माँगी। कहा जा सकता है कि महाजनने भी 
बीचमें पड़कर इन लोगोंकी छाज बिगाड़ी। में चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा अवसर 
न आये । हमने तो शुद्ध सचाईसे | राहतकी ] प्राथना की है। क्योंकि फसल चार आनेसे 
कम हुईं है। हमने सोच-विचारकर ही यह कहा: है कि हमें सरकारी हूगान नहीं देना 
है। यह हमने जाग्रत अवस्थामें ही कहा है। हम माफी कदापि न माँगेंगे। सरकार हमारी 
जमीनें ले ले, हमें जेलमें डाल दे, ---ये समस्त कष्ट एक पलड़ेमें रखे जायें और सत्य, 
टेक और आात्म-सम्मान दूसरे पलड़ेमें रुख्े जायें तो कौन-सा पलड़ा झुकेगा ? हमारा 
संकल्प है कि हम आत्म-सम्मानको नहीं त्यागेंगे, प्रतिज्ञा-भंग नहीं करेंगे। हमारी प्रतिज्ञाका 


२३४६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हेतु क्या है अपना अधिकार सिद्ध करना। दो सेनाएँ लड़ती हूँ तो अन्तमें कभी उम्में से 
हक हेसरोकी हर्जाना देती है। जो हर्जाना देती है वह पराजित मात जाती है। 
हमारी सरकारसे प्रार्थना है कि वह इस तथ्यकों स्वीकार कर छे। पंचकी वाणी परसे- 
इंवरकी वाणी है। छोकमत सर्वोपरि होता है। यह वाणी परमेश्वरकी है, यह बात हम 
जब सरकारसे स्वीकार करा लें तव हमारी विजय मानी जायेगी। किन्तु दिजय कौन 
भाप्त कर सकता है? अधिकारियोंसे डरनेका कोई कारण नहीं है। उनसे किसी तरहका 
दुराव किये विना बात करनी चाहिए। जैसे स्त्रियों और पुरुषोंके वीचका झूठा दुराव 
दूर करनेकी आवश्यकता है वैसे ही सरकार और छोगोंके वीचका दुराव दूर किया 
जाना चाहिए। 

यह स्थिति पशुवलसे नहीं आ सकती; बल्कि आत्मबल या प्रेमवछसे आ सकती 
है। जो आत्मबछको पूृजता है उसकी जीत होती है। हमारी छड़ाईमें पशुवलके लिए 
स्थान नहीं है। हमें तो आत्मबलसे जीतना है। सच्चा वीर वही है जो अपना सिर 
सदा अपनी हथेछीपर लिये रहता है। यह सच्चा क्षत्रियत्व है। और इसीको प्रकट करना 
हमारी लड़ाईका उद्देश्य है। यदि भारत इस वातकों समझ ले कि तलवारकी कतई जरूरत 
नहीं है, तो अंग्रेज ही नहीं, समस्त संसार हमारे सामने झुकेगा। हमारे सामनेका अर्थ 
है सत्यके सामने | इसमें कोई गर्वोक्ति नहीं है। जहाँ सत्य होता है वहाँ हार नहीं हो 
सकती । यह बात विशेषतः ध्यानमें रखी जानी चाहिए कि हम अपनी ओरसे इस संघर्षमें 
कोई कसर न रखें। इसके लिए हमें अपने आपसी झगड़े खत्म कर देने चाहिए | यह छड़ाई 
न्यायोचित है, किन्तु यह मुख्यतः श्री प्रैदके कारण छिड़ी है। सरकारसे छोकमत॒का आदर 
करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिल्लीमें वाइसराय दरवार कर रहे हैं। इसमें वे हमारे 
देशके नेताओंसे कहँगे कि वे अपने आपसी झगड़े खत्म कर दें) में उनसे उत्तरमें यह 
कहूँगा कि इस लड़ाईको खेड़ाके लोग नहीं ऊड़ रहे हैं, वल्कि कमिश्वरं लड़ रहे हैं। 
हम तो अपनी रक्षा करनेके लिए लड़ रहे हैँ। हमने तो अपना वचाव-भर किया है। 
हमने हमला नहीं किया है। किन्तु यदि इस बीच आप हार मान बैठे तो मेरी क्या 
स्थिति होगी ? इस कारण आपको मजबूत रहना चाहिए और नुकसान हो तो वरदाश्त 
कर लेना चाहिए। तभी यह सिद्ध हो सकता है कि दोष छोगोंका नहीं है वल्कि 
कमिश्तरका है। के नहीं 

में आपको विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि आपकी जमीनोंको सरकार भब्त नहीं े 
सकती। सरकारी दफ्तर [कागजात ] में भले ही उनकी जन्ती की कारंवाई कर ली जाये; 
किन्तु जबतक कागजपर हमारे हस्ताक्षर न हों तबतक वे जब्त नहीं होंगी 30008 
तो जिम्मेदारी मेरी और वल्लभभाईकी है; किन्तु जब में दिल्ली चछा जाआगा तो बह 
अकेछे वल्लभ्रभाईपर आ पड़ेगी। आप भी इसमें हिस्सा बेंटायें। यदि आप, जब ३) 
यहाँ रहूँ, तभी निर्भय रहें तो यह सत्याग्रह आपका नहीं, भेरा है। सत्याग्रह तो हर 
खेड़ा जिलेका है। न वह मेरा या वल्छभभाईका है; न अनसुयावहनका है। हक 
आपको केवल मार्ग ही दिखा सकता हूँ। उस मार्गपर चलना आपका कीम है। के 
खेड़ा जिलेके लोगोंपर निर्भर है। यदि आप मजबूत बने रहेंगे और संत्यपर कई 
रहेंगे तो आप अवश्य ही जीतेंगे। केवल प्रतिज्ञा लेनेसे ही, आपका यश समस्त 


पत्र: कस्तूरबा गांधीको ३४७ 


फँछ गया है। आप इस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके रिए उसपर हिम्मतसे ड॒टे रहें और सत्य 
एवं शिष्टतापर कायम रहें। इसके साथ-साथ आप अपने आत्म-सम्मानकी रक्षा भी 
करें। यह आपका धर्म है। जमीनकी अपेक्षा धर्म अधिक महत्त्वपूर्ण है। जिसने धर्मकी रक्षा 
की है वह कभी हारेगा नहीं। वह कभी भूखा भी न मरेगा। में आपको यह सलछाह 
देता हूँ और यह मेरी पहली और अन्तिम सलाह है कि आप अपनी प्रतिज्ञाको कदापि 
ते तोड़ें। आपसे भेरी यही प्रार्थना है। 


[ गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 
२४६. पत्र : कसिश्नरकों" 
नडियाद 
ह [अप्रैठ २३, १९१८ से पूर्व | 
[ महोदय, | 


सत्याग्रहमें मेरा अटक विश्वास है। में अपने सब अस्त्र -- यहाँतक कि अपना 
सब-कुछ -- त्याग देनेंको सह तैयार हूँ; परल्तुं अपने सिद्धान्त नहीं त्याग सकता। 
[,आापका, 
मो० क० गांधी] 
[ अंग्रेजीसे | 
सरदार बल्लभभाई परढेल, खण्ड १ 


२४७. पत्र: कस्तूरबा गांधीकों 


[बम्बई जाते समय गाड़ीमें | 
अप्रैल २३, १९१८ 

प्रिय कस्तूर, 
तुम्हें मगनलालकों माँका सुख देना है। उसने अपने माँ-बाप छोड़ दिये हैं और 
मेरे कामको अपना लिया है। मेरे कामका उत्तराधिकार लेनेंके लिए अभी तो वही 
तैयार है। उसे शक्ति कौन दे ? उसके दुःखमें तुम रोओ, उसे प्रेमसे खिलाओ-पिछाओ 
और वहुविध चिन्ताओंसे मुक्त रखो, यह तुम्हारा काम है। भूषतरायके घरमें जो क्लेश 
है, उसे तुम मिटाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे काम करती रहो। इसमें सच्ची विद्वत्ता 
१. गांधीजीने श्री भेस्से मेंटके लिए समय माँगते हुए उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसके उत्तरमें उन्हें 


प्रैदका यह पत्र मिला: “यदि जाप अपने सभी शल्त्र त्याग दें मौर मुझसे बातचीत करनेको भागे तो 
मेरा दरवाजा आपके लिए खुछा हुआ है, छेकिन मेरे हाथ कानूनी तथा प्रशासनिक नियमोंसे बंधे हुए हैं।” 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
है, बड़प्पन है। बिना किनारीकी सफेद साड़ी पहननेमें तनिक भी न हिचकना। में जल्दी 
आनेकी कोशिश करूँगा। 

[ गृजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरो, खण्ड ४ 


२४८, पत्र : सगनलाल गांधीको 


[बम्बई जाते समय गाड़ीमें| 
अप्रैड २३, १९१८ 
चि० मगनलाल, 
वाने कहा है कि तुम्हारे और सनन्‍्तोकके वीच कुछ कहा-सुनी चल रही है और 
तुम्हारा मुख उदास था। में चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हरगिज व हो। सन्तोक- 
को धीरजसे आगे वढ़ाओ। अधीरता प्रेमके अभावकी सूचक है। इतना काफी है कि 
हम किसीको उसके बुरे कामोंमें मदद न दें। तुम्हारी चिन्ता तुमको जला रही है, भागे 
नहीं बढ़ने देती। इस स्थितिसे अब तो तुम्हें मुक्त हो ही जाना चाहिए। 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आग्रमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त॒ भारत ॥ २१४ 
[गीताके | इस इलोकपर विचार करो और उसका तत्त्व अपनी बन्तरात्मामे 
उतारो। यह शोक बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे तो इससे बहुत-सी चिन्ताओंमें शान्ति 
मिली है। भूषतरायके गृह-कलहके शमसमें सन्‍्तोकका उपयोग करो। गहे कहह ई- 
किया जा सकता है और अवश्य किया जाना चाहिए। 
[ बापूके आशीर्वाद |] 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्त्यू० ५९८३ ) पे। 
सौजन्य : राधावेत चौधरी 


२४९. अपील: बम्बईकी जनतासे' 


अप्रैल २३, १९१८ 


आजकी सभाके प्रमुख महोदयने आपको बताया कि खेड़ाके लोगोंने सरकारसे न्याय 
प्राप्त करनेके लिए क्या-क्या कदम उठाये हूँ। में इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। 
इस लड़ाईको किसी दूसरेने खड़ा नहीं किया है। इसके लिए खेड़ाके छोगोंको किसीने नहीं 
उभाड़ा। इसका मूल हेतु राजनैतिक नहीं है, जैसा कुछ लोगोंका आरोप है; इसके पीछे 
होमरूल या वकील और बैरिस्टर भी नहीं हूँ। में इस वातकी साक्षी देनेके लिए यहाँ खड़ा 
हैँ कि इसको हल-जोता किसानोंने ही आरम्भ किया है। गोधराके राजनीतिक सम्मेलनके 
बाद खेड़ा जिलेमें कुछ किसानोंने अनावृष्टिके कारण सरकारसे राहत देनेकी प्रार्थना करनेका 
विचार किया। उन्होंने मुझे पत्र छिखा कि उन्हें कानूनके मुताबिक सरकारसे राहत लेने- 
का हक है; क्या में इसमें उनकी सहायता करूँगा। इससे आप देख सकते हैँ कि इस संघर्ष 
का मूल कारण कोई वाहरी आन्दोलन नहीं है। किन्तु यह सच है कि वाहरकी सहायतासे 
यह संघर्ष चमका है। हमारे अध्यक्ष और माननीय गोकुलदास भाईका' पूरा समर्थन प्राप्त 
कर लेनेपर छोगोंको अपनी जीतका विश्वास हों गया। गुजरात-सभाके कुछ प्रतिष्ठित 
सभासदोंने भी इस सम्बन्धमें जाँच की और अपनी दिलजमई की कि फसल दरअसल मारी 
गई है, और इस कारण राहत दी जानी चाहिए। लोगोंको राहत देनेका औचित्य सिद्ध 
करनेके रहिए उनकी गवाही काफी थी फिर भी, अधिकारियोंको विश्वास करानेंके प्रयत्नमें 
कोई कमी नहीं की गई। में इसकी सचाईके सम्बन्धमें साक्षी देता हूँ। 

जिसे वास्तविक कष्ट नहीं है वह सत्याग्रहकी लड़ाई नहीं छड़ सकता। इस लड़ाईमें 
सैनिकोंकी रड़ाईकी अपेक्षा अधिक वीरताकी आवश्यकता होती है। सैनिकके हाथमें तो 
हथियार होता है; उसका आग्रह शत्रुपर प्रहार करनेमें होता है। इसके विपरीत सत्याग्रही 
स्वयं कष्ट सहकर लड़ता है। कोई कमजोर और आशज्याहीन आदमी ऐसा नहीं कर सकता। 
उसमें कष्ट-सहनकी क्षमता नहीं होती। सत्याग्रही ज्यों-ज्यों दुःख आते हैं त्यों-त्यों शुद्ध होता 
जाता है। जैसे सोना अग्नि्में तपकर अधिक शुद्ध होता है वैसे ही सत्याग्रही भी कष्ट 
सहकर शुद्ध होता है। उसकी भी यही कसौटी है। सत्यका आग्रह ही सत्याग्रहका 
शस्त्र है। सच्चा सत्याग्रही वही होता है जो मनमें से भय निकारकूकर सत्यपर आझूढ़ 
होकर लड़ता है। 


१. यह भाषण यगांधीजोंने वम्बईके नागरिकोंकी एक सावजनिक सभामें दिया था जो उनको शान्ताराम 
चाल कांदेवाडीमें खेढ़ा जिलेकी स्थितिसे परिचित कराते भौर वहाँके सत्याग्रह संपर्षसे सहानुभूति प्रकट 
करनेके लिए की गई थी । सभाकी अध्यक्षता विद्वलभाई ज० पंटेलने की । कार्रवाई प्रायः गुजराती और 
मराठीमें हुई थी जिसका विवरण २४-४-१९१८के बॉम्चे क्रॉनिकलमें छपा था । 

२. माननीय गोकुल्दास पारेख । 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस लड़ाईमें अकेले पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती हैं। गाँवोंकी सभाओंमें 
एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है। स्त्रियाँ कहती हैं: सरकार चाहे हमारी भैसें ले जाये 
चाहे हमारे गहने छे जाये और चाहे हमारी जमीनोंको जब्त कर ले; किन्तु हमारे मददोंने जो 
प्रतिज्ञा ली है उसका पालन किया ही जाना चाहिए। यह छड़ाई महान है, व्यापक है। 
इसका यश-सौरभ सर्वत्र फेल रहा है। खेड़ाके छोगों [की वीरता |] का वर्णन करना मेरी 
शक्तिसे परे है। सरकार उनकी सहायतासे अपने वर्तभाच संकटका निवारण कर सकती 
है। पाटीदार क्षत्रिय होनेका दावा करते हैं। 

सरकारकी विशप्तिमें खेड़ा जिलेको समृद्ध वताया गया है और एक प्रकारसे यह 
सत्य है। यहाँ ' बड़े वर्ततकी खुरचन भी बहुत होती है” कहावत लागू होती है। में जब 
उनके पुराने मकानात देखता हूँ तो मुझे उनके पुराने गौरवकी याद आती है। उन्होंने अपने 
धैये, निष्ठा और अध्यवसायसे खेड़ा जिलेकी भूमिको सुन्दर बाग बना दिया है। किन्तु 
उनके घरोंको देखकर मेरी आँखोंमें आँसू आ जाते हैँ । वे कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं 
है; अन्यथा उनके खेत इससे भी अधिक सुहावने होते। 

सरकार ऐसे वीर लोगोंको ऐसे देवी संकटके समयमें भी, जो राहत देनी चाहिए 
सो देना नहीं चाहती। ऐसे कष्ट खेड़ा जिलेके छोगोंपर अनेक बार आये हैं। उनकी वर्तमान 
निस्तेजताका यही कारण है। इस सभामें आये हुए भाई और वहन खेड़ा जिलेमें जाकर 
किसानोंकी कोठी-कुठलोंको देखें और उनके खेतोंकी उपजकी जाँच करें। उन्हें उनके पास 
कुछ भी न मिलेगा। इस अवस्थामें वे क्या करें ? आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि उनकी 
अवस्था कितनी दुःखद है। उन्होंने कहा : “ हमारी हालत ऐसी है।” इस सालका लगान 
अगले साल देनेसे वे एक सालके व्याजसे बच जायेंगे । किन्तु इस लड़ाईमें प्रइन व्याजसे बचते- 
का नहीं है। उनका व्याज तो वम्बईका एक व्यापारी ही दे सकता था। किन्तु उससे 
उनके द्ु:खोंका अन्त नहीं हो सकता था। इसीसे तो सरकार मान बैठती है कि वे हर 
साल व्याजपर रुपया लेकर लगान दे सकते हूँ। 

में इस लड़ाईसे यह सिद्धान्त स्थिर करना चाहता हूँ कि सरकार छोगोसे पूछे विना 
लगान लेनेका निर्णय नहीं कर सकती | छगानका कानून बुरा है, ऐसा कहकर तो हम 
ढुःख दुर नहीं कर सकते। दुःखसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय तो यह है कि ज्ञानपुर्वेक 
दुःख सहन करके सदाके लिए ढुःखसे पिड छुड़ा लिया जाये। कमिह्नर श्री प्रैट इस 
सम्वन्धमें खुल्लम-खुल्ला कहते हैं कि “ यदि में इस वार लगान मुलतबी कर दूँ तो समस्त 
देश समझ जायेगा कि ऐसे मामलेमें भी छोग हस्तक्षेप कर सकते हैं।. 

कृष्ट सहन करना सीखनेके लिए यह भवसर अच्छा है। ऐसा अवसर वास-वार 
नहीं आ सकता। इस समय छोगोंने उचित मर्यादाकी रक्षा की है। खेड़ाके लोगोरने 
घमेका स्वरूप बता दिया है। उनका कहना है कि वे स्वयं कष्ट सहकर अपने कष्टोंका 
अन्त करेंगे। . . « हा 

मैंने खेड़ा और चम्पारनके अनुमवसे यही सीखा है कि यदि नेता लोगोंमें जायें, उनके 
साथ रहें और खायें-पियें तो इससे दो वर्षमें ही बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किया जा वा 
है। आप इस लड़ाईका सूक्ष्म अध्ययन करें, आप खेड़ा जिलेके लोगोंको पहिचातें | उनके प्रति 


पत्र: सर क्लॉड हिलको ३५१ 


सदभाव दिखाएँ और अपनी शुभ वाणीसे उनकी जितनी सहायता कर सकें, करें। हम 
अविनयपूर्वेक नहीं, बल्कि सरकारके हृदयमें सत्यको जाग्रत करके न्याय माँगते हें । जबतक 
न्याय न मिलेगा तबतक ये लोग जूझते रहेंगे ।' 

[गुजरातीसे ] 


खेड़ा सत्याग्रह 


२५०. पत्र : सर क्लॉड हिलको 


सेंट स्टीफेन्स कॉलेज 
दिल्ली 
अप्रैल २६, १९१८ 
प्रिय सर क्‍्लॉड हिल, 

इस घटनापूर्ण सम्मेलन' द्वारा नियुक्त की जानेवाली समितियोंमें से किसीमें भी 
शामिल होने या मुख्य प्रस्ताव पर बोलनेका सम्मान स्वीकार करनेसे मुझे इनकार करना 

पड़ा, इसका मुझे कम दुःख नहीं हुआ। 
मेरा खयाल है कि सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न नेताओंको इस सम्मेलनसे अकूग रखा 
गया है, इसलिए वह ज्यादातर असफल ही रहेगा। श्री तिरुक, श्रीमती बेसेंट और 
अली भाइयोंकी अनुपस्थितिसे सम्मेलनर्में दरअसू कोई वजन नहीं रह गया है। मुझे 
स्वीकार करना चाहिए कि आजकी बैठकमें हम छोग जो उपस्थित थे, उनमें से किसीका 
भी असर आम जनतापर उन नेताओंके बराबर नहीं है। उन्तको सम्मेलनमें बुलानेसे 
इनकार करनेका अर्थ यही निकलता है कि जिन लोगोंके हाथम्में सरकारकी बागडोर 
है, उन लछोगोंकी इच्छा अबतक अख्तियार किये गये रुखमें सचमुच कोई परिवतेन करनेकी 


१. जब गांधीजी अपना भाषण समाप्त कर चुके तो छोकमान्य तिलकने खेड़ा जिठेके किसानेंकि 
प्रति सहानुभूतिका प्रस्ताव पेश किया और यह माँग रखी कि सरकार या तो एक वर्षके लिए रूगान 
मुल्तवी कर दे या उनके कष्ठोंकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष जॉच-समिति नियुक्त करे । इसके बाद थी 
वी० जी० हॉनॉमैनने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कमिइनर श्री प्रैय्के १२ अप्रैलके भाषणमें अपनाये गये 
रुखकी निन्‍्दा की गईं । ह 

२. यह सम्मेलन लोर्ड चेम्सफोर्डने बुलाया था । 

३० प्रस्ताव इस प्रकार था; “ बंद सम्मेलन महामद्िंम वाइसरायको यह अधिकार देता है और 
उनसे अनुरोध करता दे कि वे परमविभव सम्राट तक उनके शालीनतापूणे सन्देशके भ्रव्युत्तरमें भारतका 
कर्तव्य और निष्ठापूर्ण संकल्प पहुँचायें और साम्राज्यकी श्स महान्‌ संक्टकी घढ़ीमें अपने कर्त्तव्य-पथपर चल्ते 
रहनेके भारतके संकल्मलसे उनको आइवस्त करें |?” 

४. तिलकको आमन्त्रित नहीं किया गया था, छेकिन गांधीजीने २६ अप्रैल और फिर २७ अभप्रैलको 
वाइसरायसे मुलाकात करनेके वाद तिलककों सम्मेलनमें भानेके लिए तार दिया था | तिल्कने इस आधार- 
पर कि सरकारने उनके विरुद्ध निष्कासनका अदिश रद नहीं किया है, जानेसे इनकार कर दिया था। 
एनी चेसेंटगों भी आमन्त्रित नहीं किया था और अली भाई तो जेल्में थे ही । 


रैपर सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हक है 83 हक जी 24068 ३0252 ९६४ जो भी रिआयतें देंगे, उनमें न 
हु प्रति सच्ची वफादारी वैदा नहीं 
हो सकेगी। सम्मेलनका उद्देश्य, अगर मैंने सही तौरपर समझा है. तो, यही है कि आप 
आम जनताको प्रभावित करना चाहते हैँ। भारतीय नेताओंके सामने संवोध यह है कि 
हिन्दुस्तानके छोगोंमें अंग्रेजों जैसी चफादारी किस तरह पैदा की जाये। में नम्नतापूर्वक 
कहता हूँ कि जबतक आप आम जनताके विद्वस्त नेताओंपर विश्वास रखनेकों तैयार 
नहीं और विश्वासका जो आर्थ होता है, वह सब करनेको तैयार नहीं, तबतक वफादारी 
पैदा करता असम्भव है। अली भाइयोंके बारेमें में बता दूँ कि छोगोंके सामने उनके 
अपराधका कोई सबूत नहीं है। दुश्मनके साथ पत्र-व्यवहार करनेके इलजामसे उत्होंने 
जोरदार शब्दोंमें इनकार किया है। वर्तमान परिस्थितिके विषयमें जो मत अछी भादयोंका 
है, वही अधिकांश मुृसलमानोंका 'है। 
में महसूस करता हूँ कि दूसरे कारणोंसे भी में सम्मेलनमें कोई कारामद नहीं रहेंगा। 
विलायतकी डाकमें आये हुए अखबार मेंने अभी-अभी पढ़े हैँ। उनमें गुप्त संधियोंके बारेमें 
चर्चा है। प्रकाशित बातें पढ़कर बहुत्त दुःख होता है। अखबारोंमें बताई गई संधियाँ 
यदि सचमुच हुई हों, तो में नहीं जानता कि अब में कैसे कह सकता हूँ कि मित्र-राज्योंका 
पक्ष बिलकुल न्यायपूर्ण है। में नहीं कह सकता कि इन .समाचारोंका भारतके मुसलमानों 
पर क्या असर होगा। भारत-सरकारके लिए साम्राज्यकी सर्वोत्तम सेवा करनेका भागे 
यही है कि वह साम्राज्यीय सरकारको यह सलाह देनेकी हिम्मत करे कि इन सन्धियोंसे 
उसने अपने-आपको जिस बुरी और अनीतिपूर्ण स्थितिमें डाला है, उसमें से वह बाहर 
निकल आये | अगर यह साबित हो जाये कि अखबारोंमें प्रकाशित समाचार बिलकुल गलत 
हैं, तो मेरे बरावर आनन्द अन्य किसीको नहीं होगा।' | 
जबतक स्थानीय अधिकारी अपना काम-काज उसी तरह करते रहेंगे जिस तरह वे 
खेड़ामें कर रहे हैं, तबतक हिन्दुस्तानमें भीतरी शान्ति नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है कि 
वाइसराय यह वो हरगिज नहीं चाहते कि लोग अन्याय और जुल्मका कोई विरोध ही न 


१. गांधीजीकी इन उक्तियोंका कारण वधा था, श्स वातपर चाहर्स फ्रीअर एन्डूबूज़ नामक 
पुस्तकमें कुछ प्रकाश ढाछा गया है । गांधीजीने एन्ड्यूजकों लिखा था कि मेरे थुदू-सम्मेलनमें भाग ढेनेके 
लिए जाते समय रास्तेमें मेरे साथ हो जामो । “वहों जाते हुए गाड़ीमें एन्ड्यूजने अंग्रेजी न्यू 
स्टेट्समैनमें कुछ कपय्पूर्ण गुप्त संधिषोंका दवा पढ़ा । इन संविधोंका रहस्पोद्घाट्न रूसके परराष्ड, 
विमागने किया था । इनमें जो देश शामिल थे, उनमें एक ग्रेट म्िटिन भी था, दालँकि उसने 
सार्वजनिक रूपसे यह घोषणा की थी कि इस स्वातन्य-संग्राममें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है । 
एन्डूयूजने अखवारकों गांधीजीके आगे पटकते हुए कहा, “जब ये देश ऐसी दुरंगी चार चछ रहे हैं तव 
आप युद्ध-सम्मेलनमें क्रेसे हिस्सा के सकते दें?” यह भी एक कारण था जिसके चलते गांधीजीने प्रासमभें 
सममेलनमें साग छेनेते श्नकार कर दिया था| किन्तु छोड जैम्सफोर्डने एक मुलकातके दोरान शप 
समाचारका खण्डन करते हुए कहा कि यद तो कुछ स्वार्थी दलकोंकी वात जान पढ़ती दे । उन्होंने 
कहा कि ये यह विश्वास नहीं कर सकता कि भ्रेट ब्रिटिन कोई ऐसी संधि करेगा जिसके अनुसार ञ्से 
कुस्तुनत॒नियाकों रूसके हाथों सौंप देना पढ़ें । श्सी स्पष्टीकरणके आधाएपर गांवीजीने आखिरकार 
सम्मेलनमें माग छेना स्वीकार किया ! | 


पत्र : जे० एल० मैफीको ३५३ 


करें। में आशा रखता हूँ कि खेड़ामें छूट मचाकर लगान वसूल करनेका जो इरादा बाँधा 
गया है, वह एकदम रोक दिया जायेगा और खेड़ाके लोगोंकी न्यायपूर्ण माँगें मंजूर 
कर ली जायेंगी। ह 

अनिवाय फौजी भरती शुरू करनेके विरुद्ध भी सरकारको में अच्छी तरह चेता देना 
चाहता हूँ। मुझे आशा है कि हिन्दुस्तानकी भूमिपर यह चीज कभी सफल नहीं होगी। 
किन्तु जबतक स्वेच्छापूवंक भरती करनेके सारे प्रयत्न ईमानदारीके साथ न कर लिये जायें 
और वे असफल न हो जायें, तबतक तो अनिवायें सैनिक भरती हरग्रिज शुरू न की जानी 
चाहिए। अबतक जबरदस्ती फौजी भरती करनेकी जो बातें सुनी गई हें, उन्हें दबा रखनेमें 
नेताओंने बहुत ही संयमसे काम लिया है, यह तो आप भी स्वीकार करेंगे। लेकिन 
मेरा खयाल है कि अब पानी खतरेके निशान तक पहुँच चुका है। 

अन्तमें में बता दूँ कि 'होमरूल ' के विचार आम जनतामें इतनी गहराई और 
व्यापकतासे घर, कर चुके हैं कि निकट भविष्यमें 'होमरूल ” मिल जानेंके बहुत ही 
ठोस प्रमाण यदि नहीं जुटाये जायेंगे, तो लोगोंका सच्चा सहयोग नहीं मिल सकेगा। 

अब आप समझ जायेंगे और जझ्ायद इसकी कद्र भी कर सकेंगे कि में समितियोंमें 
रहनेसे क्यों इनकार करता हूँ और बोलनेमें क्यों आनाकानी करता हूँ। में सम्मेलनमें 
भाग न लेकर ही सरकारके प्रति अपना सदभाव सबसे अच्छे ढंगसे प्रकट कर सकता हूँ। 

मेरी प्रार्थना है कि यह पत्र आप जल्दीसे-जल्दी वाइसरायके सामने पेश कर दें। 


[हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी ] 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०१. पत्र: जें० एल० मेफीको 

सेंट स्टीफेंस कॉलेज 
दिल्ली 
अप्रैल २७, १९१८ 

प्रिय श्री मैफी, 
आपका तार और इसी १५० तारीखका छोटा-सा पत्र, दोनों यथासमय मिल गये | 

तदर्थ धन्यवाद । 
इधर स्थितिर्मे जो परिवर्तन हुए हैं, उनके कारण [अली ] बन्धुओंकी रिहाई और 
भी जरूरी ही गईं है। काफी संकोच-विकोच और गहरे सोच-विचारके बाद में इसी 
निष्कर्षेपर पहुँचा हूँ कि सम्मेलनमें भाग छेकर में उस उद्देश्यकी सेवा नहीं कर सकता, 
जिसके लिए सम्मेलन बुलाया जा रहा है। इसके कारण मेंने सर क्लॉड हिलको 


१४-२३ 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिखे पत्रमें' बता दिये हैं। उस पत्रकी प्रति साथमें भेज रहा हूँ। पता नहीं, परमश्रेष्ठ 
अब भी मुझसे [अछी | वन्युओंके सम्बन्धमें मिलना पसन्द करेंगे या नहीं। २९ तारीख 
तक में दिल्लीमें हूँ, छेकित कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यदि जरूरी हुआ तो में ज्यादा 
दिन भी ठहर सकता हूँ। 


हृंदयसे आपका, 
मो० क० गांधी - 
[अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइब्ज़ ऑफ इंडिया: होम, वार (डिपॉज़िट ) : अक्तुबर १९१८, 
संख्या २६ 


२५०२. पत्र: जे० एल० मैफीको 
सेंट स्टीफेन्स कॉलेज 
द्ल्ली 
अप्रैक २७, १९१८ 
प्रिय श्री मैफी, ; 
मेने मय और कम्पनक्रे साथ एक फर्जकी खातिर सम्मेलनमें भाग लेनेका निश्चय 
किया है। वाइसरायके साथ मुलाकात करनेके वाद और फिर आपसे मिलनेके वाद मुझे 
लगता है कि में कुछ और नहीं कर सकता ।* 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, वार ( डिपॉजिट ) : अक्तूबर १९१८, 
संख्या २६ 


१. पिंछला शीर्षक ! 

२, यह मुलाकात २७ अग्रेज्कों हुईं थी ।. 

३- दूसरे दिन गांधीजीको मेफीका निम्नलिखित सन्देश मिझा था: “न तो वाश्तरायकी भौर न मुझे 
ही आपके “भव और कम्पन” पर विश्वास हुआ । वाइसरायकों यह सुनकर वास्तव्में बढ़ी प्रसन्नता हुई 
है कि आप सम्मेहनमें भाग छेंगे । मैंने सर क्लोंड हिंलकों सूचित कर दिया दे कि आप जनशक्तित 
( मैन पावर कमेटी )की ११ बजे. दोपहरकी बेठ्कमें भाग छेंगे ।” ः 


२५३, पत्र: जे० एल० मेफीको 


दिल्ली 
अप्रैछ २८, १९१८ 
प्रिय श्री मैफी, 
बड़ी कृपा हो, अगर आज कास्फेन्समें मुझे वाइसरायसे उर्दूमें बोलनेकी अनुमति दिला 
दें। में इसका एक अनुवाद भेजना चाहता हूँ, लेकिन सोचता था कि यदि में उतने ही शब्द 
कहूँ जितने इस प्रस्तावके! समर्थनके लिए आवश्यक हों तो मेरा बोलना अधिक प्रभावपूर्ण 
हो सकेगा। मेरे निवेदनका उत्तर आप शायद श्री एण्ड्य्रूज़की मारफत भेजेंगे। 
यह भी बतायेंगे कि आप दिल्लीमें कब तक हैं।' 


हृदयसे आपका, 
ह मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, वार ( डिपॉजिट ): अक्तूबर १९१८, 
संख्या २६ 


१. देखिए अगला शीर्षक । 

२. दूसरे दिन गांवीजीको मेफीका निम्नलिखित उत्तर मिला : “भव देखता हूँ, सवेरे ज्यादा काम 
होनेसे उतावलीमें में आपके पत्रका आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ पाया और फलत: केवल पहले प्रश्न यानो 
आपके भाषणवाली वातका ही जवाब भेज दिया । और उसके सम्बन्धमें अगर कुछ कहनेकी इजाजत दें 
तो कहूँगा कि आपकी उपस्थितिसे तथा आपने जो सीधे-सादे शब्द कहे भौर जिस अकारसे कहे उससे 
वाश्सराय काफी प्रभावित हुए । आपको आगे निश्चित कार्थंकी गुंजाश्श दिखाई देती है, यह जानकर 
मुझे बढ़ी प्रसन्‍नता हुईं । यह सब बहुत आवश्यक है और आपको वादमें इसके लिए पश्चातताप नहीं 
होगा । अधिकार-प्राप्तिकि लिए संपर्षंका उद्धत हो जाना अधिकारोंकों पानेका सदा सर्वोत्तम तरीका नहीं 
हुआ करता । थदि आपको हममें विश्वास है तो हमारे किए लड़िये और धीरज न खोश्ण । हम आज 
रातको प्रध्यान कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई योग्य सेवा हो तो अवरय सूचित करें । ” 


२५४, भाषण : युद्ध-सम्मेलनमें' 


दिल्ली 
अप्रैल २८, १९१८ 


इस प्रस्तावके समर्थकोंमें अपना नाम पाकर मैं अपनेको गौरवान्वित अनभव 


करता हू। इसका अथ में पूरी तरह समझता हूँ और हृदय खोलकर इसका समर्थन 
करता हूँ।' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २९२५) की फोटो-नकलरे। 


२५५. पन्न: जें० एल० मेफीको 


दिल्ली 
अप्रैल २९, १९१८ 
प्रिय श्री मैफी 
कामका भारी वोझ होनेपर भी आपने मेरा पत्र फिरसे पढ़ा और मझे जवाब 
देनेका वक्‍त निकाछा *, यह आपकी कृपा है। 
वाइसरायने जो क्ृपा-भाव प्रकट किया है, उसके लिए मेरा धन्यवाद उनतक 
पहुँचाइए 
आपके लिए में दी पत्र पूरे कर रहा हूँ। वे आपको शिमलामें मिलेंगे। आपके यहाँ- ' 
से रवाना होनेसे पहले में शायद ही उन्हें तैयार कर सकूंगा। उनमें से एक पत्रमें कुछ 


२, ये पंक्तियों “पत्र: जी० ए० नटेसनक्रों “, १२-५-१९१८ से उद्धृत की गई हैं ! 

२, गॉपीजीने जन-शक्ति समिति (मैन-पावर कमेटी) में दिये गये अपने भाषणका आध्षकथामें 
इस प्रकार उत्हेष किया है: “तो में फ्मेलनमें शामिल हुमा । वाभ्तराय मरतीते सम्बन्धित प्रत्तावपर 
मेरा सम्यंन प्राप्त करनेके लिए भत्यन्त उत्सुक ये । मैंने हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें वोलनेकी अनुमति माँगी । 
बाइपरायने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किन्तु सलाद दी कि मैं अंग्रेजीमें भी बोद । झुझे कोई भाषण 
नहीं देना था । में इस आाशयका केव एक वाक्य बोला “अपने उत्तरदायित्वको पूरी तरह समझते हुए 
में प्रस्तावका समन करता हूँ।?* 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ के अनुसार इससे पूर्व गांधीजीको वाश्सरायसे यह सन्देश मिला 
था: “ कृपया अपने सारे मित्रोंको आरवस्‍्त कर दें कि में जो-कुछ कर सक्षता था, वह कर चुका हूँ . . 
जो योजना पेश को गईं है वह ठीक कांग्रेस-लीग बोजना-गैसी तो नहीं होगी, किन्तु काफी हृदतक उसके 
समान ही होगी । अतः मुझे भाशा है, कह किसी अकारकी सौदेवाजी था मोल्तोल नहीं होगा। 
सारा संत्तार बड़ी उत्सुकतासे श्त वातकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कल क्या होता है । . . «” 

३. देखिए “पत्र: जे० एल० मैफीकों ”, अग्रेल २८, १९१८ की पादरिप्पणी २ । 

४. देखिए अगले दी शीप॑क-। 


पत्र: वाइस रायको ३२५७ 


निश्चित सुझाव दिये गये हें कि आप मेरी सेवाओंका किस रूपमें उपयोग कर सकते हें 
और दूसरे पत्रमें मेने मौजूदा परिस्थितिके सम्बन्धमें अपने विचार पूरी तरह प्रकट किये हैं । 
आप पर से मेरा विश्वास जल्दी नहीं हिल सकता। अधिकारोंके बारेमें आपने 
जो-कुछ लिखा है, उससे .में पूरी तरह सहमत हूँ। लम्बा पत्र लिखकर आपका समय लेना 
मुझे ठीक नहीं लंगता। 
जब कभी आपको लिखता हूँ, हमेशा यही छूगता है जैसे में कोई पाप कर रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, वार, पॉलिटिकल: अक्तूबर १९१८, 
संख्या २७ 


२५६. पत्र: वाइसरायको 


दिल्ली 
अप्रैल २९, १९१८ 


महोदय, 

जैसा कि आप जानते हैं, सावधानीसे विचार करनेके बाद २६ अप्रैलके पन्नमें' निर्दिष्ट 
कारणोंसे मेंने अपना कर्तव्य समझकर आपको यह सूचित किया था कि में युद्ध-सम्मेलनमें 
उपस्थित न हो सकूंगा। पर आपने मुलाकातका अवसर देनेंकी कृपा की; और उसके बाद 
मेंने उसमें भाग छेनेंके लिए अपना मन तैयार कर लिया। यदि अन्य किसी कारणसे नहीं, 
तो आपके प्रति मेरे आदरभावके खयारूसे ही सही। 

शामिल न होनेके कारणोंमें सबसे प्रवक कारण यह था कि लोकमान्य तिलरूक, श्रीमती 
बेसेंट और अली भाइयोंको इस सम्मेलनमें आमन्त्रित नहीं किया गया था। इन्हें में सबसे 
बड़े और समर्थ लोकनेता मानता हूँ । मेरा तो अब भी यही खयाल है कि उन्हें आमन्त्रित 
न करके सरकारने गम्भीर भूल की है। मेरा सादर सुझाव है कि अब जो प्रान्तीय 
सम्मेलन होनेवाले हैं, उनमें इन नेताओंको अमन्त्रित करके और उन्तसे यह कहकर कि वे 
अपने परामशेका लाभ देकर सरकारकी सहायता करें, वह अपनी भूल सुधार सकती है। 
मेरी विनम्र राय है कि कोई भी सरकार विद्ञाल जनताका प्रतिनिधित्व करनेवाले इतने 
बड़े-बड़े नेंताओंकी उपेक्षा नहीं कर सकती, भले ही उनके साथ सरकारका कितना ही 


१, इसका मसविंदा हालाँकि सम्मेलन समाप्त होनेके तुरन्त वाद ही, इसी तिथिको तैयार कर लिया 
गया था, लेकिन लगता है कि यद शिमलामें वाइसरायके पास दूधरे दिन निजी सचिवके नाम एक सह- 
पत्रके साथ भेजा गया था; देखिए “पत्र: जे० एल० मैफीको ”, अग्रैठ ३०, १९१८ ! 

२. देखिए “ पत्र: सर क्लॉड दिलकों ”, २६-४-१९१८ । 


रे५८ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


गहरा मतभेद क्‍यों न हो। साथ ही में कह सकता हूँ और इसका मुझे हर्ष है कि सम्मे- 
लनकी समितियोंमें सभी दलोंको अपने विचार स्वतन्नतापूर्वक व्यक्त करने दिये गये थे। 
जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेंने सोच-समझकंर अपने विचार न तो उस समितिमें प्रकट किये 
जिसमें मुझे रखा गया था और न सम्मेलनमें। मुझे छूगा कि उद्देश्योंकी अधिकसे- 
अधिक अच्छी सेवा उसमें पेश हुए प्रस्तावोंका समर्थन मात्र करना ही होगा। वह समर्थन 
मेंने मनमें जरा भी गाँठ न रखकर किया है। इसी पत्रसे संलग्न अलग पत्रमें ' कुछ 
सुझाव दे रहा हूँ। इनको सरकारके स्वीकार करते ही, में अपने शब्दोंको अमली जामा 
पहनाने लगूंगा। में मानता हूँ कि हम निकट भविष्यमें जिस साम्राज्यके वैसे ही हिस्सेदार 
बननेकी आकांक्षा रखते हैं जैसे कि समुद्र-पारके अन्य “डोमीनियन ' हैं, उस साम्राज्यकी 
संकटकी घड़ीमें हमें बिना किसी मीन-मेखके पूरी तौरपर उसका समर्थन करना चाहिए 
और हमने यही निर्णय भी किया है। किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि इस समर्थनके पीछे 
हमारी यही आशा है कि इसके फलस्वरूप हम अपनी मंजिल तक और उसी तरह जल्द 
पहुँच जायेंगे, जिस तरह कत्तेव्य-पालनके साथ ही हमें तत्सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो जाता 
है। इस प्रकार लोगोंको यह माननेका हक है कि जिन सुधारोंके जल्द ही होनेकी आशा 
आपके भाषण में दिलाई गई है, उनमें कांग्रेस और मुस्लिम छीगकी योजनाके मुख्य 
सिद्धान्तका समावेश होगा। में निश्चित रूपसे मानता हूँ कि इस विश्वासके कारण ही 
सम्मेल़नके अधिकांश सदस्य सरकारको पूरे दिलसे सहयोग देनेमें समर्थ हुए हें। 

मैं अपने देशवरन्धुओंको समझा सकूँ, तो जबतक युद्ध जारी है, तवतक कांग्रेसके सारे 
प्रस्ताव उससे एक ओर रखवा दूँ और ' होमरूल ' या ' उत्तरदायी शासन ' शब्दोंका उच्चारण 
तक न करने द॑ और साम्राज्यके इस संकटके समय में सभी समर्थ भारतीयोंको उसकी 
रक्षार्थ चुपचाप कुरवान हो जानेको प्रेरित करूँ। में जानता हूँ कि इतना करने पर हम 
साम्राज्यक सबसे बड़े और आदरणीय साथी बन जाते हैं और जातीय भेदभाव तो नष्ट 
हो ही जायेगा। किन्‍्तू हिन्दुस्तानक लगभग पूरे शिक्षित-वर्गने इससे कम कारगर उपाय 
काममें लेता तय किया है और अब यह कहना भी सम्भव नहीं रह गया है कि शिक्षित- 
वर्गका आम जनतापर कोई असर नहीं है। में जबसे दक्षिण आफ़िकासे भारत आया हूँ, 
तभीसे जनताके गहरे सम्पर्कर्में आता रहा हूँ और में आपको विश्वास दिलाता है कि होम- 
रूल” की आकांक्षा जनताके दिलोंमें घर कर गई है। कांग्रेसके पिछले अधिवेशनर्म में 
उपस्थित था और उस प्रस्तावको तैयार करनेमें मैंने भी भाग लिया था, जिसमें कहा गया है 
कि पालियामेंट कानून द्वारा जो समय निश्चित करे, उतने समयके भीतर हिन्दुस्तानको पूरी 
तरह जिम्मेदार हुकूमत दे देनी चाहिए। में स्वीकार करता हूँ कि यह बड़ा हरी 
कदम है। पर उसके साथ मुझे यह भी साफ महसूस होता है कि भारतीय कक ; 
संतुष्ट नहीं हो सकती जबतक उसे इस बातका स्पष्ट झलक, न मिल गाय कि 
आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। हिन्दुस्तानमें ऐसे बहुत हैं, जो यह भा ५ रे इतने 
'होमरूल ! छेनेंके लिए जितना भी त्याग किया जाये, थोड़ा है। इसीके साथ ने ईते 
जाग्रत भी हैँ कि जिस साम्राज्यमें वे अपना अन्तिम उद्दिष्ट स्थान प्राप्त करनेकी आशा 


१. देखिए भगला शीर्षक । 


पत्र : वाइसरायको ३५९ 


हें, उसके लिए बड़ीसे-बड़ी कुरबानी करनेको उन्हें तैयार रहना चाहिए । इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि साम्राज्यपर घिरे हुए खतरेसे उसे मुक्त करनेके लिए हम बिना कुछ 
कहे-सुने पूरी तरह जुट जायें, तभी हम अपने ध्येय तक जल्दीसे-जल्दी पहुँच सकेंगे । यह 
सीधा-सादा सत्य स्वीकार न करना राष्ट्रके लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। हमें 
समझना चाहिए कि यदि साम्राज्यको बचानेमें हम अच्छी तरह भाग लेंगे, तो इसीसे 
हमको 'होमरूछल” मिल जायेगा। 

इसलिए यह तो में स्पष्ट देख सकता हूँ कि साम्राज्यकी रक्षाके छिए जितने भी 
सैनिक दिये जा सकें, हमें देने चाहिए। पर आध्िक सहायताके वारेमें में ऐसा नहीं “कह 
सकता। में लोगोंकी हालत जानता हूँ और इसलिए कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान शाही 
खजानेको अपनी शक्तिसे कहीं अधिक धन दे चुका है। मुझे निरचय है कि यह कहते 
हुए में अपने देशबन्धुओंके बड़े बहुमतकी राय ही व्यक्त कर रहा हूँ। 

मेरे लिए और मेरा खयार है कि अन्य बहुतसे लोगोंके लिए सम्मेलनका यही 
अये है कि हमने एक सर्वे-सामान्य उद्देश्यके लिए अपना जीवन अपित करनेकी दिशामें 
एक निद्दितत कदम उठाया है। किन्तु हमारी स्थिति विषम है। आज हम साम्राज्यके 
बराबरके हिस्सेदार नहीं हैं। हमारे बलिदानोंका आधार बेहतर भविष्यकी आशा है। 
वह आशा कसी है, यह अगर में साफ-साफ असन्दिग्ध भाषामें न बताऊँ तो आपके और 
अपने देशके प्रति बेवफाई करूँगा | में आज सौदा नहीं करना चाहता। लेकिन वह आपको 
जानना तो चाहिए ही। यदि यह आशा पूरी न हुई, तो साम्राज्य-सम्बन्धी हमारा आज 
तक का विश्वास एक भ्रम ही सिद्ध होगा। 

एक और बात भी मुझे कह देनी चाहिए। आपने हमसे घरेलू झगड़े भूल जानेको 
कहा है। इसका अर्थ अगर यह हो कि अधिकारियोंके जुल्म और दुष्कृत्य हमें चुपचाप 
सहन कर लेने चाहिए, तो यह हमारे लिए असम्भव है। में हर संगठित अत्याचारंका 
सारी श्वित लगाकर प्रतिकार करूँगा। इसलिए आपकी अपील तो अधिकारियोंसे होनी 
चाहिए कि वे किसी भी मनृष्यको न सतायें, लोगोंसे सछाह-मशविरा करके काम करें 
और छोकमत्का इतना आदर करें, जितना आजतक नहीं किया गया है। चम्पारनमें 
सदियोंसे होनेवाले जुल्मका विरोध करके मेंने ब्रिटिश न्‍्यायकी सर्वोच्चता सावित कर 
दी है। खेड़ाकी जो प्रजा सरकारको गालियाँ देती थी, वह आज समझ गई है कि जब 
जनतामें अपने सत्यके लिए कष्ट सहनेकी शवित आ जाती है, तव सच्ची सत्ता सरकारकी 
नहीं, बल्कि जनताकी चलती है। इसीलिए आज उसमें कटुता कम हो गई है। वह कहने 
लगी है कि जो सरकार अन्यायके विरुद्ध व्यवस्थित एवं सम्मानपूर्ण अवज्ञाको सहन 
करती है, वह लोकमतकी सर्वथा उपेक्षा करनेवाली नहीं हो सकती | इसलिए मेरा यह 
विद्वास है कि चम्पारन और खेड़ामें मेंने जो काम किया है, यह इस .युद्धमें मेरी 
सीधी, स्पष्ट और खास सहायता है।इस तरहका अपना काम बन्द करनेके लिए अगर 
आप कहें तो गोया आप मुझसे मेरी साँस बन्द करनेके लिए कहेंगे। अगर में शुद्ध 
शरीरबलके बजाय आत्मबरू यानी प्रेमबलकी लोकप्रिय बनानेमें सफल हो जाऊँ, तो 
में जातता हूँ कि हिन्दुस्तानको ऐसा बना सकूंगा, जो सारी दुनियाकी नजर कड़ी हो 
जानेपर भी उससे लोहा ले सकता है। इसलिए कष्ट सहन करनेके इस सनातन 


33 सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


नियमको में अपने ,जीवनमें गूंथनेके लिए हमेशा अपनी आत्माको कसा करूँगा और 
इस नियमको स्वीकार करनेके लिए दूसरोंको निमन्त्रित करता रहूँगा.। दूसरी किसी 
हलचलमें में यदि भाग लेता हूँ तो उसका उद्देश्य भी इसी सनातन नियमकी अद्वितीय 
श्रेष्ठता साबित करना ही है। 

अन्तमें में आपसे ब्रिटिश मंत्रिमंडलको मुस्लिम राज्योंके बारेमें निश्चित आइवासन 
देनेकी बात सुझानेकी प्रार्थना करता हूँ। आप जानते ही हैं कि. हर मुसलमान इस 
विषयमें चिन्तातुर है। में एक हिन्दूके नाते उनकी आकांक्षाके प्रति उदासीन नहीं रह 
सकता। उनके दुःख हमारे होने ही चाहिए। इन मुस्लिम राज्योंके हकोंकी रक्षा 
करने, अपने धर्मस्थानों सम्बन्धी उनकी भावनाओंका आदर करने और हिन्दुस्तानकी 
“होमरूछ ” सम्बन्धी माँगकों समय रहते स्वीकार करनेमें ही साम्राज्यकी सुरक्षा है। 

यह में इसलिए लिख रहा हूँ कि में अंग्रेज जातिसे प्रेम करता हूँ और | साम्राज्यके 
प्रति] जो वकादारो अंग्रेजोंमें हो सकती है, वही वफादारी हरएक हिन्दुस्तानीमें 
जगाना चाहता हूँ। 

आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 

नेशनक आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, वार ( डिपॉजिट ): अक्तूबर १९१८, 

संख्या २६ 


२५७. पत्र: जें० एल० मेफीको 


नडियाद 
अप्रैल ३०, १९१८ 


प्रिय श्री मैफी, 

मैंने कलके' सम्मेझनमें जो घोषणा की है उसके अनुसार में सादर निवेदन करना 
चाहता हूँ कि में अपनी सेवाएँ अधिकारियोंकों अपित करता हैँ, और वे जिस | कक 
उनका उपयोग करना चाहें, कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि में व्यक्तिश: 
भी--चाहे वह शत्रु हो या मित्र--न तो चोट पहुँचाऊँगा और न किसीकी हत्या 
करूँगा । 

किन्तु यदि में बता दूँ कि मेरे विचारसे मेरी सेवाओंका सर्वोत्तम उपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है, तो अच्छा होगा। मु 

सर्वप्रथम तो मेरे कार्यको प्रभावकारी बनानेके लिए यह आवश्यक है कि 3 
छिंदवाड़ा जाकर अली भाइयोंसे मिलनेकी अनुमति दी जाये । में उनसे अर का 
सम्मेलनके उद्देश्योंके सम्बन्ध्में उतके विचार जानना चाहूगा। झुझ इसमें को३ सन्देह 


हैक] 
१. २८ अप्रैल; जान पढ़ता दे पत्र २९ अध्रैलको लिखा गया था। 


पत्र : जे० एल० मैफीको ३६१ 


नहीं है कि वे सहयोगका अनुमोदन करेंगे। यदि सरकार, मेंने प्रारम्भमें जो प्रार्थनाकी 

थी, उसे स्वीकार करे, तब तो वह अछी भाइयोंको --- युद्धकी दृष्टिसे उठाये गये कदमके 
रूपमें ही सही--रिहा करके तुरन्त हिन्दू-मुसलमान, दोनोंको तुष्ट कर दे सकती 
है। यह कार्रवाई सम्मेनके उद्देश्योंके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। लेकिन फिलहाल 
तो में उनसे मिलनेकी अनुमति पाकर ही सस्तुष्ट हो जाऊँगा। मेरा कहना केवछ 
यह है कि उनको रिहा करना युद्धकी दृष्टिसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी कार्य 
होगा। अलबत्ता, व्यक्तिशः तो में उनकी रिहाईका आग्रह करनेका अधिकार सुरक्षित 
रखूँगा ही। 

दूसरी बात यह है कि में खेड़ाके झगड़ेके बारेमें राहत चाहता हूँ । यदि राहत दे दी 
गई तो अभी में जिस कार्येमें व्यस्त हूँ, उससे मुझे फुरसत मिल जायेगी। अन्यथा इस 
कार्यसे बिलकुल अलग होना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर मुझे उससे फुरसत 
मिल गई तो में युद्धके उद्देश्योंके लिए अपने खेड़ा जिलेके साथी कार्यकर्त्ताओंकी भी मदद 
ले सकगा, और उस जिलेमें मेरे लिए रंगरूट भरती करना भी सम्भव हो सकता है। वहाँ 
की समस्या तो बिलकुर आसान है। मेंनें यह सुझाव दिया है कि इस सालके छिए रूगान 
-+ जिसकी बकाया रकम अब शायद चार लाखसे कम रह गईं है --- मुलतवी कर दिया 
जाये, लेकिन इस उपबन्धके साथ कि जो छोग रूगान अदा कर सकते हैं, वे अपने ईमानके 
अनुरोधपर उसे स्वेच्छापूर्वक अदा कर दें। यह तो मेंने पहले ही कह दिया है कि में 
पूरा प्रयत्न करूँगा कि समर्थ किसान अपना छगान चुका दें। यदि यह प्रस्ताव अस्वीकार्य 
हो तो मेंने अधिकारियों तथा किसानोंके बीचके मतभेदोंकी जाँच करनेके लिए एक 
निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त करनेका भी सुझाव दिया है। मेरा निवेदन है कि इस 
मामलेमें भी युद्ध-स्तरीय उपायके रूपमें ही कार्रवाई की जाये। समिति नियुक्त कर देनेसे 
राहतके नजीर समझे जानेका भय जाता रहेगा। 

कृपया यह समझ लें कि मेरा प्रस्ताव दोनोंमें से किसी भी मामलछेमें राहृतकी शर्ते 
पर आधारित नहीं है। में केवल एक समान उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे उक्त दो मामलोंमें 

राहतकी माँग करता हूँ। 

जहाँतक मेरे कार्यकी वात है, में फिलहाल तो यह चाहूँगा कि देशका दौरा करके 
छोगोंको अपनी सेवाएँ प्रदान करनेकी वांछतीयता बताऊँ तथा यह जानकारी प्राप्त 
करूँ कि सफलताकी क्‍या सम्भावनाएँ हें। और यदि मुझे यह काम करना है तो 
जिन क्षेत्रोंमें विशेषज्ञोंके विचारमें काम किया जाना चाहिए उनके बारेमें में विस्तृत 
जानकारी चाहूँगा तथा कामके स्वरूपके सम्बन्धर्में भी कुछ निर्देशोंकी अपेक्षा रखूँगा। 
इनके अलावा, उनकी समझमें मेरे लिए यदि कोई और जानकारी रखती आवश्यक हो 
तो उसे भी प्राप्त करना चाहूँगा। 

यदि यह वांछतीय हो कि में इस सिलसिलेमें व्यक्तिगत रूपसे किसी अधिकारीसे 
मुलाकात करूँ या आपसे ही मिलूँ तो में शिमला आनेको तैयार हूँ। आप ४ मईके बाद 
भुझे जब भी बुलाना चाहेंगे, में तुरत्त आ जाऊँगा। मेरा पता नडियाद होगा। 

में समझता हूँ, मुझे अपने पिछले कार्योके बारेमें आपको कुछ बता ही देना चाहिए। 
में बोअर युद्धमें १,१०० व्यक्तियोंके भारतीय डोली-वाहक दलका मुखिया था और कॉलेजों, 


रे६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्पिऑनकॉप, वॉलकॉजके' युद्धोंमें व्यक्तिशः उपस्थित था। जनरछ बुलरके खरीतोंमें' 
मेरा विशेष उल्लेख किया गया था। १९०६ के जूल्‌ विद्रोहमें भी में इसी तरहके ९० 
भारतीयोंके एक दलका मुखिया था,' और उस समयकी नेटाल सरकारने मुझे विशेष 
रूपसे धन्यवाद दिया था। और अन्तमें मैंने वर्तमान युद्धके प्रारम्भ होते ही रन्दनमें 
करीब १०० छात्रोंका एक डोली-वाहक दल खड़ा किया था, और भुझे १९१५ में केवल 
इसलिए भारत लौट जाना पड़ा कि में प्लूरिसीके भयानक आक्रमणसे पीड़ित था। यह 
बीमारी मुझे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते समय हो गई थी।* पुनः स्वस्थ होनेपर 
मेंने छॉर्ड हाडिगको अपनी सेचाएँ प्रस्तुत कीं। किन्तु उस समय यह अनुभव किया गया 
कि मुझे मेसोपोटामिया या फ्रांस नहीं भेजा जाना चाहिए, वल्कि भारतमें ही रहना 
चाहिए। यहाँ में इस बातकी चर्चा नहीं करता कि अपना यह प्रस्ताव में प्रान्तीय 
अधिकारियोंके सामते भी वार-वार रख चुका हूँ। 


हृदयसे आपका, 
भो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, वार ( डिपॉज़िट ): अक्तूबर १९१८, 
संख्या २६ 


२५८. पत्र: जें० एल० मेफीको 


नडियाद 

अप्रैठ ३०, १९१८ 

प्रिय श्री मैफी, हि | 

में चाहता हैँ कि कृपया वाइसरायको मेरा पत्र आप पढ़कर सुता दें और मुझे 

नडियादके पतेपर तार दें कि उस पत्रकों प्रकाशित करनेमें क्या उनको - कोई आपत्ति 

है?' उसका उद्देश्य बुराईकी शक्तियोंका प्रतिकार करना है। मेरी स्थितिका स्पष्टीकरण 

चाहनेवालोंने मुझपर प्रदनोंको झड़ी छूगा दी है। लोग कुछ साफ नहीं समझ पा रहें हैं। 

अफवाह जितनी शरारत कर सकती है, कर रही है। में उसका असर दूर करता 
चाहता हूँ। मुझमें जो उत्तावछी दिखती है, उसके लिए आप मुझ क्षमा करें। मे 

दूसरे सह-पत्रमें' मेरी सेवाएँ देनेकी बात है। आप उसका जो उपयोग चाहें कर 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७, १५९६-६० । 
२, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३३ । 
३० भारतीय ढोछी-वाहक दल, देखिए छा ७, पृष्ठ ३७८-७९ । 
मे खण्ड १२, पृष्ठ ५२७- ७५४९-७० । 
हर कफ म्‌ के गांयीजीको बे दिया था; “ पत्रके प्काशनके सम्बन्धमें आप अपने विवेकके 
अनुसार निणेव कर सकते दें । प्रकाशनके लिए अनुमतिकी भाष्तिका उल्ठेष् न किया जाये । | 
: ६, देखिए पिछला शीर्षक । 


पत्र: सर वबिलियम विस्सेंटको ३६३ 


लीजिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि ऐसा कुछ 'करूँ जिसे लॉ चैम्सफोर्ड युद्ध-सम्बन्धी 
वास्तविक कार्य मानें। में सोचता हुँ कि आप मुझे अपना मुख्य भरती-अफसर बना दें, तो 
में आपपर भरती होनेवालोंकी वर्षा कर दूं। मेरी इस धष्टताके लिए क्षमा कीजिए। 

कल वाइसराय बहुत थके हुए थे। तब भी वे भाषणोंको बड़े ध्यानसे सुन रहे थ, 
और यह देखकर में उनके प्रति गहरी सहानुभूतिका अनुभव कर रहा था। उनपर और 
उनके वफादार निष्ठावान्‌ सचिव, आपपर ईश्वरकी कृपा रहे; वह आप दोनोंकी रक्षा 
करे। मेरा खयाल है कि आप उनके लिए सचिवसे कुछ अधिक ही हैं। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 


पुनरच --सेंट स्टीफेन्स कॉलेजके रेवरेंड श्री आयरलेंडने इस पत्रकों आप तक 
पहुँचाना स्वीकार करनेकी कृपा की है। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया: होम, वार ( डिपॉज़िट ): अक्तूबर १९१८ 
संख्या २६ 


२५७९. पन्न : सर विलियम विन्सेंटको 


[ नडियाद | 
अप्रैछ ३०, १९१८ 
प्रिय सर विलियम बिस्सेंट 
रविवारको मेंने आपको परेशान किया। किन्तु में आपके उसी उद्देश्यको आगे 
बढ़ानेके लिए आपके पास आया था, जिसमें आप अपने-आपको खपा रहे हैं। मुझे आपसे 
इतना ही कहना था कि अली भाइयोंके छुटकारेसे फौजी भरतीके काममें बड़ी तेजी आ 
जायेगी। अगर में ऐसा न मानता होता, तो यह आशा रखना कि आप अपने समयमें से 
मुझे एक भी मिनट दें, मेरे छिए पापपूर्ण -होता। 
आपने मुझसे पूछा था कि क्या मेंने सरकारकों एक भी रंगरूट भरती करके दिया ? 
में कहना चाहता हूँ कि यह सवाल उचित नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 
व्यक्ति एक भी रंगरूट न लाये पर साम्राज्यकी सच्ची सेवा करता रहे। 
में आशा रखता हूँ कि आप इस पत्रसे नाराज नहीं होंगे, किन्तु जिस मुछाकातको 
आपने जल्दीमें गलत समझ लिया, उसकी ईमानदाराना सफाईके तौरपर आप इसे 
स्वीकार करेंगे। 
[ हृदयसे आपका,-] 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२६०. पत्र : रवीद्धनाथ ठाकुरकों" 


दिल्ली 
अप्रैल ३०, [१९१८] 
प्रिय गुरुदेव, 
में चाहता था कि श्री एन्द्रयूजको और थोड़े समय अपने साथ रखता, फिर भी मुझे 
संदेह नहीं कि उन्हें आज रातको कलकत्तेके लिए रवाना हो जाना चाहिए। में जानता हैं 
कि आजकल आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। और आप चाहते हैं कि ऐसे समय आपके 
पास एन्द्रयूज मौजूद रहें; इससे आपको शान्ति मिलेगी। आपको जबंतक जरूरत हो, 
उन्हें अपने पास ही रखिये। हम इस समय देशमें एक महान्‌ परिवर्तनके द्वारपर खड़े हैं। 
में चाहता हूँ कि देशके नवजन्मकी इस धटनाके मौकेपर सारी शुद्ध शवितियाँ सशरीर 
देशमें ही मौजूद रहें। इसलिए आपको देश्में ही किसी जगह आराम मिल सकता हो, 
तो में आपसे और श्री एन्ड्रयूजसे प्राथंना करूँगा कि अभी आप देझ्षमें ही रहिये. और 
समय-समय पर एन्ड्रयूजको मेरे पास भेजते रहियेगा। कभी-कभी उनका मार्गदशन 
मेरे लिए बड़ा कामका साबित होता है। 
श्री अम्वालालने मुझसे आपको यह कहनेके लिए कहा है कि उन्हें आपको और 
आपके अन्य साथियोंको अपने माथेरानवाले वेंगलेमें अपने आदरणीय अतिथियोंके रूपमें 
ठहरानेमें बहुत खुशी होगी। वहाँ प्रवासका मौसम जूनके मध्य तक रहता है। श्री 
अम्बालालू, यदि आपकी वैसी इच्छा हो तो, ऊटीमें भी आपके निवासका प्रवन्ध करनेके 
लिए तैयार हैं। मेरा खयाल है कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि फिलहाल आप 
भायेरान आकर रहें और गरमीका वाकी मौसम ऊटीमें वितानेके सवारूपर उसके 
बाद निर्णय करें। 
मुझे आज्ञा और विश्वास है कि आप अपनी मौजूदा मानसिक श्रान्तिसे शीघ्र 
ही मुक्त होकर पुनः पूर्ण स्वास्थ्य छाभ करेंगे। 
हृदयसे आपका, 


भो० कृ० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३१ ) 


२. गांधीजीने यदद सुनकर कि दोनों विदेश-यात्रापर जनेवाडे हैं, यह पत्र एन्ट्यूजके हाथों रवीकूनाय 
ठाकुरके पांत्त भेजा था। 


२६१. पत्र : मृगनलराल गमांधीको 


नडियाद 
[अप्रैल-मई, १९१८ ] 
चि० मगनलाल, 


लीमडीका पत्र अच्छा है। मेरी सलाह है कि तुम स्वयं लीमडी जाओ और वहाँ 
काम सिखानेके बाद किसी दूसरेको रखनेकी जरूरत जान पड़े तो रखो। मुझे निरचय 
हो गया है कि तुम्हें अब वाहर निकलना ही चाहिंएं। अगर लीमडीसे तुम दो-एक 
दिनके लिए आश्रम हो आना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। यदि अन्तमें मामाको 
लीमडी भेजना आवश्यक लगा तो उन्हें वहाँ भेज दिया -जायेगा। एक महीनेमें सब-कुछ 
नहीं सिखाया जा सकता यह बात तुम वहाँ जाकर ही बता सकोगे या समझा सकोगे। में 
[तुम्हें | शिवलालको अधिक वेतन देकर भी बुलानेकी सलाह देता हूँ। तुम जब लीमडी 
जाओ तब बढवानमें उसके पितासे बातचीत करके उनका मन शान्‍्त कर सकते हो। 
उन्हें समझाना कि आश्रम सबको बावाजी बनानेके लिए नहीं है। आश्रममें रहकर जो 
लोग घनोपाजेन कर रहे हैं उनके नाम आदि देना। शिवलालके आनेसे तुम वहाँसे पूर्णतया 
मुक्त हो सकोगे। मेरी इच्छा तो यह है कि चाहे जितनी कठिनाई क्‍यों न उठानी 
पड़े तुम्हें लीमडी जाना ही चाहिए। लीमडी यदि तुम वा को साथ ले जाओ, तो अच्छा 
हो। वह तुम्हें खाना खिलायेगी और वहाँ की स्त्रियोंमें थोड़ा-बहुत काम भी करेगी। 
सनन्‍्तोकसे तो अभी नहीं ही आया जा सकता। वह तो फिलहाल हिसाब रखेंगी और 
लड़कियोंकी देखभाल करेगी। अनसूयावबहनको अगर चर्खा अभीतक न भेजा हो तो भेज 
देना । हम आश्रममें चर्खा चलाना शुरू कर दे तो अच्छा हो। यह तुम्हारे बीजापुरसे 
लौट आनेके [और वहाँकी सब व्यवस्था देख आनेके | पदरचात्‌ ही सम्भव हो सकता है। 
क्या आदरणीय खुशालभ्ाईका स्वास्थ्य ऐसा है कि वे हमारे किसी काममें हाथ बॉँटा 
सकें ? उन्तकी मनोवृत्ति इस ओर है ? देव भाभीको भी [ हमारे काममें योग देनेके लिए | 
प्रेरित करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७२९) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


२६२- पत्र: हरिलारू गांधोको 


ः [गाड़ीमें] 
मई १, १९१८ 
[चि० हरिलाल,] 
तुम्हारा पत्र मुझे दिल्‍्लीमें मिला था। तुम्हें क्या छिखूँ? सब लोग अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार कार्य करते हैं। स्वभावको जीतनेमें ही पुरुषार्थ है, यही धर्म है। यदि 
तुम यह पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारे दोष भुला दिये जायेंगे। तुम कहते हो कि तुमने चोरी 
की ही नहीं; इसलिए में तो मान छूंगा। परन्तु दुनिया नहीं मानेगी। दुनियाके ताने 
सह लेना और आइन्दा सावधान रहना। दुनियाकी राय बदलना। तुम्हारी दुनिया 
तुम्हारा भालिक है। अदालतमें तुम्हारा न्याय हो, तो उससे डरना मत । मेरी मानो तो 
वकील न करना। उन्हींके बकीलकों सब बातें समझा देना । 
तुम्हारे हाथमें हीरा था, लेकिन अपनी स्वभावगत विचारहीनता और अधघीरतासे 
तुम उसे खो बैठे | तुम बच्चे नहीं हो। तुमने संसारका रस कम नहीं चखा है। अगर 
जी भर गया हो, तो पीछे लौट आना। हिम्मत न हारना | तुम सच्चे हो, तो सत्य 
पर से विश्वास न छोड़ना । सत्य ही परमेश्वर है। गृण जड़ नहीं, चेतन हें। तुम्हारा 
जीवन विचारहीन' और असंयत रहा है। में चाहता हूँ कि अब तुम उसे विचारमय और 
संयममय बनाओ। 
दिल्‍्लीमें मेरे हाथों सहज ही एक बड़ा भारी काम * हो गया। उसका कुछ वर्णन 
तुम अखबारोंमें पढ़ोगे। मेरे पास लिखनेका समय नहीं है। फुरसत निकारूकर भाई 
महादेव तुम्हें लिखेंगे। वह सब उन्होंने देखा है। उन्होंने तुम्हारी कमी तो पूरी कर दी, 
किन्तु यह ममता अभीतक दिलसे नहीं जा रही है कि उनके स्थानपर तुम होते, तो 
कितना अच्छा होता। अगर मेरे दूसरे लड़के न होते, तो सूखकर मर जाता। छेकिन 
जो हो गये हैं, उन्हें हटाये बिना तुम्हें जिस समय ज्ञानपूवेक पुत्र बनना हो, तुम्हारा 
स्थान बना ही हुआ है। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
महादेवभाईनी' डायरी, खण्ड ४ 


१. सष्टत: यद उल्हेख उनके युद्ध-सम्मेलनमें भाग छेनेका है । 


२६३. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखें पतन्चका अंश 


[ बम्बई 
मई ३, १९१८ |] 
आपकी ना का भेरे मनमें सच्चा मूल्य था। सबकी “हाँ ” की कोई कीमत न थी ॥* 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित आयरीसे।! 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२६४. भाषण : अछूत परिषद्‌में' 


बीजापुर 
मई ५, १९१८ 


गांधीजीसे एक प्रस्ताव पेश करनेको कहा गया जिसमें कांग्रेस-लीग योजनाका 
समसर्थेत किया गया था और यह सिफारिश की गयी थी कि सरकार अछूतोंका भी 
स्थान स्वीकार करे। प्रस्ताव पेश करनेसे पहले सभाकी ओर दृष्टिपात करते हुए 
उन्होंने दो बार पूछा: 

इस सभामें अछूत कितने हैं? 

एक भी नहीं है, यह जानकर उन्होंने हिन्दीमें कहा: 

तो बारह-बारह बजे तक हम यहाँ क्‍या करते हें? जैसे तोता “नारायण”, 
“नारायण ' रठता है, वैसी ही स्थिति हमारी है। में भाई शिन्देसे कहता हूँ कि वे ऐसी 
परिषदें करना छोड़ दें और किसी ठोस काममें ही लगें रहें। अस्पृश्यताके पापसे मुक्ति 
हृदय-शुद्धिति ही मिल सकती है। हमारा काम हादिक भावनासे ही हो सकता है, 
कृत्रिमतासे नहीं। हम अस्पृश्यता-निवारणके लिए बहुत प्रस्ताव पास करते हें, किन्तु 
उनका कोई परिणाम नहीं होता। प्रस्ताव सर्वेसम्मतिसे पास न हो सके, इसलिए एक 
सज्जनने कहा कि यह परिषद्‌ अव्यावहारिक है। में भी कहता हूँ कि यह परिषद्‌ 
अव्यावहारिक है। 


१. श्री शास्वीने बम्बईकी एक सभामें खेढ़ा सलाग्रहसे सम्बन्धित प्रस्ताव पेश करनेके विरुद्ध एक आपत्ति 
उठाई थी, वह यह कि प्रस्ताव पेश करनेके लिए अपेक्षित सात दिनकी सूचना नहीं दी गई थी । गांधीजी 
प्रस्ताव वापस लेनेंक लिए सहमत हो गये । श्री शाल्रीके अतिरिक्त, अन्य सभी प्रस्ताव वापस लेनेके विरुद्ध 
ये, लेकिन शासीने खेद प्रकट किया कि वे उससे सहमत नहीं दो सकते । प्रस्ताव वापत्त ले लिया गया था । 

२, पह द्वितीय दलित वगे मिशन सम्मेलन था । इसकी अध्यक्षता बी० एस० कामतने की थी । 

३. वी० आर"० शिन्दे । 


हा सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जब मेंने कांग्रेस-छलीग योजनाकी मंजूरीका प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, तब मेरी 

धारणा थी कि उसका समर्थन कोई अछूत करेगा। किन्तु यहाँ अछूत तो कोई है ही 
नहीं । तब इस अस्तावको पास करनेंसे क्या फायदा ? इस प्रस्तावका मॉस्‍्टेयय पर कं 
असर होगा ? में इस प्रस्तावकों पेश नहीं कर सकता। हमें यहाँ इस प्रस्तावको पास 
करनेका तनिक भी अधिकार नहीं है, इसलिए हम यहाँ यह प्रस्ताव नहीं रख सकते। 
हम अपनी कृत्रिमता छोड़कर सरलू बन जायें, यही काफी है। हम वर्णाश्रम धर्मका पालन 
नहीं करते । ब्ाह्मणोंने ब्राह्मणका धर्म छोड़ दिया है, क्षेत्रियने क्षत्रियका धर्म त्याग दिया 
है, वैश्योंने वैश्य-धर्मको तिलांजलि दे दी है; और जो चीज हमारे धम्ममें नहीं है, उसे 
हम पकड़े हुए हैं। हम स्वराज्यके योग्य नहीं हैं। 

ह जो स्वराज्य माँगते हूँ, वे अछ॒तोंके लिए क्या करेंगे, यह सवाल हमसे छॉर्ड सिडनहम 
जैसे भाई जरूर पूछेंगे और उसका उत्तर देते समय हमें श्भिन्दा होना पड़ेगा। जो 
स्वराज्य माँग रहा हो, उसे दूसरोंको स्वराज्य देना चाहिए। जो न्याय माँगा है, उसे - 
न्याय देना चाहिए, यह कानूनका सूत्र है। में आप सबसे कहता हूँ कि आप इस खेलको 
छोड़कर इस मध्यरात्रिमें सच्चे हृदयसे प्राथेना कर लीजिए, जिससे हमारे पाप और 
हमारी कठोरता नष्ट हो जाये। 

[गृजरातीसे | 


महादेवसाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२६५ जेड़ा-संकटपर सरकारी प्रेस-विज्ञप्तिका उत्तर' 


[अहमदाबाद | 
मई ६, १९१८ 


खेड़ा-संकटपर जारी की गई सरकारी प्रेस-विज्ञप्ति, उसमें जो-कुछ नहीं कहा गया 
है उस दृष्टिसि भी और जो-कुछ कहा गया उस दृष्टिसि भी, अत्यन्त दोषपूर्ण है। सर्वश्री 
पारेख और पटेछ द्वारा की गयी जाँचसे सम्बन्धित अनुच्छेदके विषयमें में इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि परसश्रेष्ठ गवर्नर महोदयसे मुलाकातके समय कमिस्नरने उसके 
वक्‍तव्योंकी सचाईमें सन्देह प्रकट किया। इसपर मेंने तुर्त एक जाँच-समित्तिकी नियुक्ति- 
का सुझाव पेश कर दिया। सचमुच, सरकारके लिए इससे उचित और कोई चीज हो 
ही नहीं सकती थी। यदि उसने ऐसा कर दिया होता वो काइतकारोंको उनके दुंधारू 
पशुओं और गहना-गाँठीसे वंचित करने तथा उनपर कुर्की-जब्तीके आदेश जारी करने-जैसी 
अश्ोभन कानूनी कार्रवाइयोंकी चौबत न आती । किस्तु, जैसा कि प्रेस-विज्येप्तिमें कहा गया 
है, इसके बदले उसने एक “” बहुत ही अनुभवी ” कलक्दर नियुक्त कर दिया। बेचारा कंल- 
बटर कर ही क्या सकता था? आज तो अच्छेसे-अच्छे अधिकारियोंको भी एक दूषित 


१. झस वक्तव्यक्रा सारांश न्यू हंडियाके ६ महके अंक्में प्रकाशित हो खुका था । 
२. “यद्द विज्ञप्ति २० अग्रैल्को जारी की गई थी । 


खड़ा-संकटपर सरकारी प्रेस-विज्ञप्तिका उत्तर ३२६९ 


व्यवस्थाके अधीन काम करना पड़ता है। उन्हें एक ऐसे राजकीय सेवा-विभागकी परम्परा- 
ओंका निर्वाह करना पड़ता है, जिसने अपनी प्रतिष्ठाकों अपना दीन और ईमान बना 
लिया है, जो अपने-आपको भूछ करनेकी सम्भावनासे लगभग परे मानता है, और जो 
शायद ही कभी अपनी भूल स्वीकार करता हो। 

जहाँतक श्री देववर और उनके साथी कार्यकर्त्ताओं द्वारा की गईं जाँचकी बात है, 
प्रेस-विज्ञप्ति पढ़नेसे पाठकोंके मनपर यही छाप पड़ती है कि कमिइनरने उनके सुझावों- 
पर ध्यान दिया है। किन्तु, सचाई यह है कि मुछाकातके दौरान, भेरे सामने ही, 
उन्होंने उनके हारा पेश की गई रिपोर्टकी सचाईमें सन्देह प्रकट किया था, और स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा था कि वे जो राहत दे रहे हैं, वह रिपोर्टके कारण नहीं; क्योंकि रिपोर्टके 
विषयमें सार-रूपमें उनका कहना यह था कि जहाँतक उसमें नई वातें कही गई हैं, वे 
सत्य नहीं है और जहाँतक उसमें सच्ची बातें कही गई हैं, वे नई नहीं है। 

मातर ताल्लकेकी विपत्तिका पूरा हाल बताकर में लोगोंको उबाना नहीं चाहता। 
इस ताल्लुकेके कुछ गाँवोंमें, जहाँ सिचाई-नहरोंका भी प्रकोप हुआ है, लोगोंको दृहरी 
शिकायत है: (१) अतिवृष्टिके कारण फसलोंका आम तौरपर खराब होना, और (२) 
नहरोंमें बाढ़ आ जानेसे फसलोंकी पूरी बरबादी। दूसरे मामलेमें तो वे पूरी छुटके 
“2४ हेँ। किन्तु, जहाँतक मुझे मालूम है, ऐसे बहुत-से मामलोंमें यह छूट नहीं दी 
गई है। 

यह कहना सही नहीं है कि भारत सेवक समाज [ सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ]ने 
ठसरा ताललुकेमें जाँचका काम इसलिए बन्द कर दिया कि वहाँ जाँचके लिए कोई 
मामला ही नहीं था। सचाई यह है कि उसने यह काम अनावश्यक समझा, क्‍योंकि मेंले 
लगभग प्रत्येक गाँवमें फसलोंकी जाँच करना तय कर लिया था। यही बात उसकी 
रिपोर्टमें भी कही गई है। 

प्रेस-विज्ञप्तिमें मेरे जाँचके तरीकेको 'अव्यवहाये ” कहकर न्याय नहीं किया गया 
है। में अपने इस मतपर अब भी दुढ़ हूँ कि यदि काइतकारोंकी बातोंपर भरोसा 
(किया जा सकता है तो मेरे तरीकेसे जाँच करने पर जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, सर्वथा 
विश्वसनीय ही होंगे । अपनी फसलोंकी उपजके बारेमें स्वयं काइतकारसे अधिक जानकारी 
और किसे हो सकती है ? में यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि लाखों व्यक्ति मिल-जुलकर 
झूठ बोलनेके लिए साजिश करेंगे, जब कि उन्हें उससे किसी बड़े छाभकी आशा भी न हो 
और कष्ट उठाना निश्चित हो । और यह तो असम्भव ही है कि हजारों छोग दस फसलों 
की भी --- वास्तविक और अनुमानित -- उपजके वारेमें आँकड़ोंको इस प्रकार रट रखें 
जिससे प्रत्येक मामलेमें कुल उपजके योगको देखनेपर यह परिणाम निकले कि फसल 
चार आनेंसे कम हुई। में विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मेरा तरीका ही ऐसा है, जिसमें 
धघोखा-घड़ीकी कोई गंजाइश नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त मेंने खरीफ और रबी 
दोनों फसलोंकी सरकारी आनावारी 'को चुनौती दी थी। और जब मेने ऐसा किया था, 
तब रवीकी फसल खेतोंमें ही खड़ी थी। अतः मेंने यह सुझाव दिया था कि अधिकारीगण 
इन फसलोंको अपने सामने कटवाकर उनकी उपजकी जाँच करके सही आनावारी मालूम 
कर सकते हैं। यह सुझाव मेंने विशेष रूपसे वड़थलके बारेमें दिया था। मेरा कहना यह 


१४-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


था कि यदि इन रबी फसलोंके बारेमें काइतकारोंकी आनावार॑ कल 
वारी गलत पाई जाती है तो यह निष्कर्ष अनुचित 3 जप कक 
वारेमें भी काइतकारोंका अनुमान सही है। मगर मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया गया 
* कि मैंने यया। 
इतना और बता दूं कि मेंने यह अनुरोध भी किया था कि जब कलक्टर साहब वड़थल 
जायें उस समय मुझे भी वहाँ उपस्थित रहनेकी अनुमति दी जाये। बात यह थी कि 
३00 5 गाँवके रूपमें चुना गया था। किन्तु मेरा यह अनुरोध भी अस्वीकार 
. यह विज्ञप्ति इस मानेंगे आमक है कि इसमें कहा गया है, मेंने जो आनावारी 
निकाली, उसमें रवीकी फसलों या रुईकी फसलका विचार नहीं किया। वास्तवमें मैंने 
हिसाव करते हुए इन फप्तछोंका विचार भी किया है। मेंने सिर्फ सरकारी पद्धतिके 
युक्तियुकत होनेमें शंका की है। कारण स्पष्ट है। यदि एक हजारकी आबादीमें से 
केवल्न दो सी लोग ही रवीकी फसलें उपजाते हें तो उनके आधारपर रबीकी फसलें ते 
उपजानेके कारण जिन शेष आठ सो छोगोंकी फसलें चार आने या चार आनेसे कम 
पैदावार दिखाती हैं उनकी आतनावारी बढ़ा देना उनके प्रति घोर अन्याय होगा। 
लिम्वासीकी फसलोंपर लिखें गये अनुच्छेदमें तो इतनी ज्यादा गछतबयानियाँ हैं कि 
उन्हें देखकर में हैरतमें पड़ गया हूँ। अव्वल तो जब सरकारी जाँच की जा रही थी उस 
समय में वहाँ मौजूद नहीं था, और दूसरे जिस गेहँकी कीमत १३,४४५ रुपये आँकी गयी 
है, उसमें पड़ौसके दो गाँवोंका गेहूँ भी शामिक्त भा। लिहाजा जिन फसलोंकी कीमत 
१३,४४५ रुपये आँकी गई उनपर तीन जमावन्दियोंकी अदायगी करती थी। भौर फ़िर 
अठारह सौकी आवादीमें १३,४४५ रुपयेकी विसात ही क्या है? में यह माननेके लिए 
तैयार हूँ कि लिम्बासीके लोगोंको चावलकी फसलसे भी उतनी ही रकम प्राप्त हुई। 
किन्तु यदि एक व्यक्तिके भोजनपर प्रतिवर्ष ४० रुपयेका खर्च माना जाये तो ढिम्बासी- 
के लोगोंको केवल भोजनके लिए ही हर साल ७२,००० रुपये चाहिए। और जव- 
साधारणके लिए यह जानना शायद एक दिलचस्प बात होगी कि सरकारी आनावारीके 
अनुसार केवल्ल लिम्बासीमें पैदा हुए गेहूँकी कीमत ८३,०२१ रुपये' होनी चाहिए। यह 
आँकड़े मुझे कलक्टर साहबके सौजन्यसे प्राप्त हुए हैं। प्रेस-विज्प्ति तैयार करनेमें बरती 
गई लापरवाहीका अन्दाजा देनेके लिए में यह भी बता दूँ कि, यदि लिम्बासीके छोगोंका 
विश्वास किया जाये तो, जाँचके समय गेहूँकी सारी फतल खलिहानमें ही पड़ी हुई थी। 
उनके कथनानुसार उसमें से एक तिहाई दूसरे ग्राँवेंकी थी। तब लिम्बासीका गेहूँ 
९,००० रुपयेसे भी कमका ही होगा। सरकारी आतावारी दस. आने है। इस प्रकार 
वास्तविक उपजके हिंसावसे लिम्बासीके गेहँकी आनावारी सरकारी दस आनेके मुकाबले 
सिर्फ एक आना थी। इसके अतिरिक्त बीजके लिए भी भ्रति बीघा एक मन गेहँकी जरू- 
रत होती है, और लिम्बासीके काइतकारोंको १९६५ बीघे गेहूँके खेतोंपर सिर्फ न पेट 
मन (तीन रुपये प्रति मनके हिलावसे ९,००० रुपयेका) गेहूँ हुआ; अर्थात्‌ गेहूँकी पंदा- 
वार बीजसे थोड़ी ही ज्यादा हुईं। और अन्तर्में, जब लगानकी वसूलीके लिए फसलको 
खलिहानोंसे हटानेपर रोक छगी हुई थी तभी मेंने कलक्टरके सामने यह सुझाव रखा 
था कि में स्वयं लिम्बासी जाकर अपनी उपस्थितिमें गेहूँको तुलवा ढूँ ताकि किसातनोंकी 


खेड़ा-संकटपर सरकारी प्रेस-विज्ञप्तिका उत्तर ३७१ 


बातोंके सही या गरछूत होनेका कोई झगड़ा ही रह जाये! किन्तु, कलक्टरने मेरा 
सुझाव अस्वीकार कर दिया। इसलिए मेरा विचार हैं कि काइतकारोंके आँकड़ोंको सही 
माना जाये। 

अब सिर्फ यह दिखानेके लिए कि प्रस-विज्ञप्ति कितनी ज्यादा भ्रामक है, में बता 
दूँ कि गुजरात-सभाने सत्याग्रह करनेकी सलाह देते हुए कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। 
सभाने किसी जिम्मेदारीसे बचनेके लिए ऐसा किया हो, सो बात नहीं । किन्तु, मेंने स्वयं 
अनुभव किया कि सत्याग्रहके सम्बन्ध्में किसी ऐसी सभामें प्रस्ताव नहीं पास करना 
चाहिए कि जिसका सारा कारोबार बहुमतके शासनके सिद्धान्तपर ही चलता हो। 
इसलिए गुजरात-सभाके प्रस्तावमें प्रत्येक व्यक्तिकों अपने मनका मार्ग अपनानेके लिए 
स्वतन्त्र छोड़ दिया गया। हाँ, यह सच है कि सभाके अधिकांश सक्रिय सदस्य खेड़ाकी 
लड़ाईमें जुटे हुए हें। े$ 

में इस आक्षेपको बिलकुल अस्वीकार करता हूँ कि मेंने लूगान देनेके इच्छुक लोगों- 
को वैसा करनेसे मना किया। प्रेस-विज्ञप्तिमें विभिन्न ताल्लुकोंसे की गई वसूलीकी 
रकमोंको दिखाते हुए जो आँकड़े “दिये गये हें, उनसे यदि कोई बात सिद्ध होती है तो 
यह कि कानूनकी मार उनपर बहुत गहरी पड़ी है और चौकीदारों तथा पटवारियोंका 
भय उनके लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ है। कानूनकी कारंवाईके अधीन कुर्कीं और 
नीलामीके बाद जब सरकार हिसाब बेबाक दिखाती है और किसी तरफ कोई बकाया 
नहीं बताती, तब क्या वह यही कहेगी कि राहत देने अथवा जाँच करनेंके लिए कोई 
मामला ही नहीं था? 

में मानता हूँ कि रगान मुछतवी करनेकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यदि वह 
मुल्तवी किया जाता है तो एक छृपाके कार्यके रूपमें, और अधिकारपूर्वक कोई उसका 
दावा नहीं कर सकता। लेकिन तब यह राहत अधिकारियोंकी सनकपर भी आधारित 
नहीं है। उसका नियमन करनेके लिए समुचित रूपसे निर्धारित नियम हैँ; और फिर 
सरकार यह दावा भी नहीं करती कि यदि फसलें चार आनेसे कम होतीं तो भी वह 
माफी नहीं देती । सारे मामलछेमें एकमात्र मुद्दा रहा है आनावारी-सम्बन्धी मतभेद। यदि 
यह सच है कि राहत देनेमें सरकार अन्य परिस्थितियोंका -- उदाहरणाथे, प्रेस-विज्ञप्तिके 
ही शब्दोंमें, “ सामान्य आर्थिक स्थिति ” का -- भी ध्यान रखती है तो महामारी तथा 
महँगाईके कारण इस वर्ष लगान मुख्तवी कर देना और भी आवश्यक है। कलक्‍्टरने 
मुझसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि वे इस अन्तिम बातका कोई खयाल नहीं कर सकते। 
वे केवल नियमोंके अधीन वसूली मुकतवी कर सकते हैं, और नियमोंमें तो केवछ फसलके 
आधारपर वसूली मुल्तवी करनेकी वात कही गई है। 

: मेरा खयारू है, अब मेंने एक जाँच-समितिकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिए 
काफी कुछ बता दिया है, और मेरी नम्र सम्मतिमें यदि एक भी ऐसा काइतकार पाया 
जाता है, जिसके नाम बकाया निकले --- और वह इसलिए कि उसके पास कुर्कीके लिए 
कुछ रह नहीं गया है और उसकी जमीन बेचनेमें स्वयं सरकारको भी संकोच हो सकता 
है -- तो एक सिद्धान्तके रूपमें, ऐसी जाँचका प्रबन्ध करवा देना योग्य कार्य होगा। लोगोंने 
पटवारियों द्वारा दिये गये आँकड़ोंके सही होनेमें सन्देह प्रकट किया है। कई मामलोंमें 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तो स्वयं कुछ पटवारी ही आगे आकर यह दिखानेको तैयार हैं कि अधिकारियोंने उनसे 
उनके द्वारा निकाछी गई आनावारी बढ़ानेको कहा । छेकिन, यदि अब जाँचेको अनावश्यक 
समझा जाता है तो' सरकार वसूली मुरतवी क्यों नहीं कर देती -- विशेषकर अब जब 
स्पष्टतया बहुत थोड़े लोगोंसे वसूली करना शेष है ? और उससे भी बड़ा कारण तो यह 
है कि यदि वसूली मुछ्तवी कर दी जाये तो सम्पन्न काइतकार छगान चुका देनेको 
तैयार हैं। 

स्पष्ट है, कमिश्नरने सिद्धान्तके जिस सवालकी हिमायत की है, सरकार अब उससे 
पीछे हट गई है। | ह 

वाइसरायने आपसी मतभेद भूछ जानेका अनुरोध किया है। क्या यह अनुरोध सिर्फ 
काइतकारों तक ही सीमित है, या कि अधिकारीगण भी लछोगोंकी इच्छाका आदर करके 
तोपका वातावरण उत्पन्न करेंगे, खासकर जब लोगोंकी यह माँग तनिक भी अनैतिक 
अंथवा अनुचित नहीं है? 

... यदि कणष्टका मतलब भुखमरी है, तो में स्वीकार करता हूँ कि खेड़ाके छोग भूखों 
नहीं मर रहे हँ। छेकिन यदि छगान अदा करनेके लिए या खाद्यान्न खरीदनेके लिए 
अपना माल-अंसवाब बेचना कष्टकी निशानी है तो इस जिलेके छोगोंको काफी कष्ट है। 
में यह दिखानेको तैयार हूँ कि सैकड़ों छोगोंने या तो कर्ज लेकर या अपने भवेश्यी, वृक्ष 
अथवा अन्य बहुमूल्य सामान बेचकर अपना लगान चुकाया है। फिर भी, प्रेस-विज्ञप्तिमें 
जो सबसे गम्भीर चूक है वह यह कि जिस तरह प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित होकर 
लगानकी वसूली की जा रही है, उसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। काइतकारोंकों उनके 
तथाकथित दुराग्रहके कारण एक सबक सिखाया जा रहा है। चार लाख रुपयेकी वसूलीके 
लिए उनपर तीन करोड़ रुपयेकी जमीनसे हाथ धो बैठनेका खतरा आन पड़ा है। बहुत-से 
मामलोंमें लगानके चौथाई हिस्से जितनी रकम जुर्मानेके रूपमें वसूल की गई है। क्या 
ऊपरकी इस कहानीमें इस शंकाके लिए कोई आधार नहीं है कि अधिकारीगण गलते 
भी हो सकते हैं? 

[ अंग्रेजीसे | 
च्यू इंडिया, ९-५-१९१८ 


१, सस्कारी विशप्तिमें क्द्ा गया था : “श्री गांधी तथा अन्य लोग निषक्ष जांचके लिए आग्रह- 
पूर्वक जो आवैना कर रहे दें, सरकारकों खेदके साथ कइना पड़ता है कि वह उसे स्वीकार नहीं कर 
सकती । कांद्तकार वस्तुतः लूगान वयूढी स्थगित करने या छगात माफ करनेकी माँग अर्थिकाए 
पूवक नहीं कर सकते; वे लिफ सिथियतके रूपमें राहत माँग सकते हैं, किन्तु यदि हम यह मान भी ढे 
कि सरकार इस श्रकारकी समिति नियुक्त करनेको तैयार है तो भी यह सष्ट दै कि इस अकारती जोंच- 
पढ़ताल्से कोई राम नहीं हो सकता, वर्षोंकि अन्तिम अधिकार राजल विमायके हाथमें ही है । 

२० कमिश्वरने चेतावनीके रूपमें जारी की गई अपनी विज्ञप्तिमें कहा था कि “जो लोग दुराग्रह 
कर रहे हैं, उन्हें भविष्यमें जमीन नहीं दी जायेगी । सरकार अधिकारके दस्तावैजोंमिं उनका नाम नहीं 
रखना चाहती, और जिनके नाम उसमें से निकाल दिये जायेंगे, उनके नाम फिर कमी दर्ण नहीं किमि 


जायेंगे ।” 


२६६. भाषण : बम्बई प्रान्तीय सस्मेलनमें 


[ बीजापुर 
मई ६, १९१८ | 


बम्वई प्रान्तोय सम्मेलनके दूसरे दिनकी बेठकममें महात्मा गांधीने गिरसिट प्रथापंर 
अपने प्रस्तावके समर्थनर्में बड़ा जोरदार भाषण दिया। 
श्री गांधीने प्रस्ताव पेश किया कि: 
इस सम्मेलनका दृढ़ मत है कि यदि गिरमिट प्रथाकी बुराइयोंको दूर करना है 
तो मजदूरोंको किसी भी रूपमें भरती करनेकी इस प्रथाकों सम्पूर्णत: समाप्त कर देना 
होगा। यह प्रथा एक प्रकारकी गुलामी है जो मजदूरोंको सामाजिक तथा राजनीतिक 
दृष्टिसे नीचे गरिराती है और इस देशके आर्थिक तथा नैतिक हितोंके मार्गेमं बाधक है। 
श्री गांधी हिन्दीमें बोले, और उन्होंने गिरसिट प्रथाके इतिहासपर संक्षेपमें प्रकाद 
डालते हुए उपनिवेशवासी भारतीयोंपर इसके पतनकारी प्रभावकी चर्चा की। उन्होंने 
यह भी बताया कि इसके चलते भारत और भारतीय यूरोपीयोंकी नजरोंमें किस प्रकार 
गिर गये हें। इस सवाहूपर आन्तरु-विभागीय समितिकी सिफारिशोंकी आलोचना करते 
हुए उन्होंने जोरदार ढंगसे कहा कि इस प्रथाको सदाके लिए समाप्त कर देना चाहिए, 
और ऐसा करंतें हुए किसी प्रकारकी कसर-मुरौबत न की जाये। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-५-१९१८ 


२६७. भाषण : अन्त्यज सस्मेलनसें 


बीजापुर 

मई ६, १९१८ 

मेंने एक गम्भीर भूछ की है। एक मित्रनें आकर मुझसे कहा कि बीजापुरमें दो 

दल हैं और में व्यर्थ ही यहाँ गड़बड़ पैदा कर रहा हूँ। मुझे सही हालतका पता नहीं 
था। यहाँ में फूटके बीज बोने और दोनों पक्षोंकी भावनाओंकों भड़काने नहीं आया। 

लोकमान्य तिलककों मुझे और आपको रास्ता दिखानेके लिए यहाँ आना चाहिए 

था। राजनीतिके क्षेत्रमं तो में तीन वर्षके बच्चेके समान हूँ। मुझे तो अभी सब-कुछ 

देखना, सोचना और सीखना है। इसलिए मेंने कोई विक्षोभ पैदा किया हो, तो उसके 

लिए में आपसे माफी माँगता हूँ। सार्वजनिक सभाआओंमें मनुष्य अपने विचार खुले दिलसे 


१. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टब्ट्स के अनुसार सम्मेलनका अधिवेशन बीजापुरमें ७ मससे ८ मई तक चला । 
अध्यक्षता विटुलमाई पंटेलने की । 


रैक सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्रकट करे, तो उसपर अशज्ञान्ति पैदा करनेकी मंशाका ओरोप नहीं रूगाया जा सकता | 
मेंनें जो कार्यक्रम बना रखा है, मेरा इरादा उसे अमली रूप देनेका है। इसलिए भारतके 
विभिन्न भागोंमें व्याप्त भावनाओंकों जाननेकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। किन्तु आप सब 
यहाँ पूर्व-निर्धारित विचार लेकर आये हैं, इसलिए में यहाँ अपनी स्थितिकी चर्चा नहीं 
कर सकता। में आपके साथ विचारोंका आदान-प्रदान करना, आपकी भावनाओंको और 
आपके निर्णयके पीछे जो कारण हैं उन्हें समझना तथा आपके मनकी तहमें उत्तरना 
चाहूँगा | लेकिन इसके लिए जब वातावरण और शान्त होगा, तभी आऊँगा। और जब 
हम अ्स्तावोंसे बंध नहीं गये होंगे, तव आपके हृदय चुरानेकी कोशिश कहूँगा। मेरे 
खयालसे श्री केलकरने बिलकुल सही बात कही है। इस मंजिलूपर तो हमें कांग्रेस 
समितिका प्रस्ताव अवश्य स्वीकार कर छेना चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२६८. पत्न : महादेव देसाईको'" 


[ वडियाद ] 
मई ९, १९१८ 
भाईश्री महादेव, हि 
जो बात मैंने तुमपर अपना अत्यन्त विश्वास होनेके कारण कही थी, मुझे सपनेमें 
भी खयाल न था कि तुम उसका उलठा ही भर्थ करोगे। तुम मुझसे इतने अधिक गुंथ 
गये हो कि उप्के कारण चम्पारन जानेमें तुम्हारे हृदयको भाघात हगेगा, ऐसा मुझे छगा 
था। किन्तु यह तुम्हारी कल्पनामें भी कैसे आ सका कि तुम अपूर्ण सिद्ध हुए हो, सा 
मेंने तुम्हें पृथक करनेके लिए यह टेढ़ी युक्ति ढूँढ़ निकाछी है? तुम्हारे बारेमें मेरा 
खयाल यह था कि मेरी आशा तुम्हीं पुरी कर सकते हो और [ इसीलिए | हल 
जानेंका सुझाव दिया। में यह मानता हूँ कि बधरवाका काम दुर्गाकी शक्तिसे हर हे । 
सम्भव है, मेरा यह अनुमान गलत हो। अभी .तो तुम्हारे चित्तकी शान्ति के 
इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारी की हुई समस्त कल्पना गलत है। मेरे 5०४४ के 
यही है कि तुम दोनोंकी शक्तिके सम्बन्धमें मेरे मतमें आदर है। कम बह 
मुझे असुविधा होगी, में यह बात रावजीभाई और देवदास दोनोंसे कह चुका हूँ। हे 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि तुम्हारी जगह भरना लगभग असम्भव क्‍ हे 
पोछकको जो कुछ लिखा है वह सत्य ही है। तुमने मुझे निराश है 258 
तुम्हें अपने राजनैतिक कार्यकी सिद्धिके लिए, तुम्हारी कुशलता भौर च 


१. यह महादेवमाईके ८ महके पत्रके उत्तरमें छि्ा गया था । गांपीणीने आप क 
भेषनेकी इच्छा प्रकट की थी भौर महदेवभाईने अपने पत्रमें उनकी इस इच्छाका विरोध किया था 


२७०. पत्र : एस्थर फरिंगको ३७५ 


कारण चुना है, एवं तुमसे मुझे कोई निराश्ञा नहीं हुई है। इसके सिवा खास बात 
यह है कि तुम मुझे बड़े प्रेमसे खिचड़ी बनाकर खिला सकते हो। अधिक मिलनेपर। 
[ गुजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२६९. पतन्न: एस्थर फरिगकों 


[सावरमती 
मई ११, १९१८] 
प्रिय एस्थर, 
तुम्हारा पत्र मिला। में-- हम बड़े दिनके अवसरपर तुम्हारे आश्रममें आनेकी 
राह देखेंगे । उस समय तक मुख्य भवन बन जायेगा और मौसम बहुत सुहावना होगा। 
में आशा करता हूँ कि वाइसरायको लिखा गया मेरा पत्र ' और प्रैटके भाषणके 
जवाबमें लिखा गया मेरा पत्र, | दोनों, तुमने पढ़े होंगे। इन पत्रोंमें शासन-सम्बन्धी और 
जीवन-दर्शनके बारेमें मेरे विचार थोड़ेमें आ जाते हैं। वाइसरायके नाम मेरे पन्नमें प्रेम 
और कष्ट-सहनके नियमके बारेमें मेरे विचार बहुत स्पष्ट रूपमें बताये गये हैँ। “ पैसिव 
रेजिस्टेंस ” शब्द वास्तविक विचारकी बड़ी बेढंगी अभिव्यक्ति है। सच वात तो यह 
है कि में इस शब्दको कमजोरोंका हथियार मानता हूँ और नापसन्द करता हूँ। प्रेमके 
कानूनको यह बिलकुल गलूत रूपमें व्यक्त करता है। प्रेम तो शक्तिका निचोड़ है। जब 
भयका सर्वथा अभाव हो, तभी प्रेमका मुक्त प्रवाह हो सकता है। प्रेमीजनों द्वारा दी 
गई सजा तो आत्मापर ठंडे मरहमके बराबर है। 
अपने जिगरके लिए तुम सम्पूर्ण उपवासका प्रयोग नहीं करोगी ? उबला हुआ पानी 
खूब पियो और उससे काम न चले, तो सन्तरेके रसमें पानी मिलाकर पियो । उससे कम- 
जोरी मालूम हो और चक्कर आयें, तो विस्तरमें पड़ी रहो। या अधिक अच्छा यह है 
कि पैर और शरीरका ऊपरी हिस्सा पानीसे बाहर रखकर ठंडे पानी बैठकरमें कटिस्नान 
करो। यह बहुत ताजगी छानेवाली चीज है। जिगरके रोगोंमें उपवाससे अच्छी कोई 
चीज नहीं है। 
हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. नेशनल आकश्च्जमें रखी इस पत्रकी फोशे-नकलमें तथा भाई डियर चाइल्ड नामक पुस्तकमें 
गलतीसे वर्ष १९१८ के बजाय १९१७ द्विया गया दे । 

२, देखिए “पत्र: वाश्सरापको ”, २९-४-१९१८ । 

३. देखिए “ पत्र: “बॉम्बे क्रॉनिकल को”, १७-४-१९१८ । 


२७०. पत्र: जी० ए० नदेसनको 


सावरमती 
मई १२, [१९१८॥४ 
प्रिय श्री नदेसन, 

यह रहा मेरा भाषण: ' 

“ इस प्रस्तावके समयेकोंमें अपता नाम पाकर में अपनेको गौरवान्वित अनुभव 
करता हूँ। इसका अर्थ में पूरी तरह समझता हूँ और हृदय खोलकर इसका समर्थन 
करता हूँ।” 

मुझे १०० रुपये-सहित आपका नोट मिला था। अब तो आपको उसका उत्तर नहीं 
. चाहिए? 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांवीजीके स्वाक्षरोंें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२२५ ) की फोटो-नकल से । 


२७१. भाषण : ढूंडाकुवामें 


मई १३, १९१८ 


आप तो जानते ही होंगे कि में पन्द्रह दिन बाहर घूमकर आया हूँ। में द्ल्लीसे 
बम्बई होता हुआ बीजापुर गया था। इन पत्वह दिनोंमें खेड़ामें क्या हुआ उसकी मुझे 
जानकारी है। मुझे पत्र अथवा तारसे सूचना मिलती रहती थी। आपने देखा होगा कि 
इस संघर्षमें हमारी पूरी नहीं तो छयभग पूरी जीत अवश्य हुई है। यह इस आधारपर 
कहा जा सकता है कि श्री प्रैद्ने जो धमकी दी थी वे उसे अमलमें नहीं छा सके हूं 
और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी वे पूरा नहीं कर सके। प्रतिज्ञाके दो प्रकार 
हैं-दैवी और आसुरी। दँवी प्रतिज्ञाका पालन मृत्युपर्यंत किया जाना चाहिए और उसमे 
कीई विघ्त नहीं डाल सकता; जब कि आसुरी प्रतिज्ञा ऐसी है कि उसके विरुद्ध लड़ना 
ही चाहिए। सत्याग्रही आसुरी प्रतिज्ञाक्े विरुद्ध रात-दिन लड़ता है। श्री प्रैदकी कक 
आसुरी थी। मेने श्री प्रैका सदा आदर किया है। वे बुरे अफसर नहीं हैं; किन 
बुरे अफसर नहीं हैं वे भी कभी-कभी गम्भीर भूलें करते हैँ श्री प्रैटने भी ऐसी ही 


१ और २. यद्द वह भाषण था जो गांधीजीनि २९ अप्रैठको युदधू-सममोज्नको जन-शर्वित समिति 


(मैन पावर कमेदी ) में दिया था । | ; बा 
३. बोस्सद ताल्लकैका एक गाँव । गांवीजोके भाषणका विषय था, / आझवड बनाम दे 


भाषण : ढुंडाकुवामें ३७७ 


भूल की थी। उन्होंने कहा था कि “आपकी जमीनें जब्त कर ली जायेंगी और आपके 
उत्तराधिकारियोंका नाम सरकारी कागजातमें दर्ज नहीं किया जायेगा।” इस बातको 
कोरी धमकीके रूपमें नहीं बल्कि अमलमें लानेके लिए उन्होंने जान-बूझकर कहा था 
कि “ भेरी हुक्म-उदूली करनेवाले व्यक्तिको कड़ा दण्ड दिया जायेगा । ” लेकिन वैसा नहीं 
किया जा सका क्‍योंकि उनका कथन आसुरी था।' हमारी प्रतिज्ञा आसुरी होती तो 
हमें भी विजय न मिलती | हमारी प्रतिज्ञा तो कष्ट सहनेकी है और वह आसुरी नहीं 
है। लोगोंने कष्ट सहन करनेकी प्रतिज्ञा छेकर कोई भूछ की है, में इस बातको स्वप्तमें 
भी नहीं सोच सकता । इस संघर्षेसे खेड़ा जिलेके सब लोगोंमें तेज आ गया है। खेंड़ाके 
किसानोंको अपने अधिकारोंका भान हो गया है। अत्याचारी शासनके विरुद्ध खड़ा होना 
राजभक्ति है, जब कि मदान्ध शासनके वशमें होना राजद्रोह है। उसका कारण यह है 
कि इस मदान्ध शासनके वशर्में होकर हम अत्याचारी सत्ताको मान्यता प्रदान करते हें। 
हमें तो उन अधिकारियोंका विरोध करके उनका उद्धार करना है। जैसे प्रह्लादने हिरण्य- 
कशिपुका उद्धार किया वैसे ही अन्यायकारी अधिकारियोंके विरुद्ध संघर्ष करके हमें अत्या- 
चारी शासनका उद्धार करना है। श्री प्रैटको अपनी पराजयसे अभी दुःख हुआ होगा; 
लेकिन कुछ समय बीतनेपर वे देख सकेंगे कि वे स्वयं जमीनें जब्त नहीं कर सके, 
यह बहुत अच्छा हुआ | यदि वे वैसा कर सके होते तो उन्हें अवश्य छोगोंकी हाय रूगती 
और समस्त भारतमें खेड़ाके आतंककी बात फैल जाती । वे इस स्थितिसे बच गये हैं। 
हमें जब्तीके समय क्या करना चाहिए अब में यह समझाऊंगा। मेरे आशीसे लौटते 
वक्‍त डभाशीके लोगोंने मुझसे कहा था कि में वहाँ आ जाऊँ तो अच्छा हो। क्योंकि उस 
गाँवका मुखिया लोगोंके रुपये एक निश्चित स्थानपर रखवा देता है, तब [ कुर्की-अधि- 
कारी वहाँ ] कुर्की करने जाता है। मेंने संसारमें ऐसा कहीं नहीं देखा। कोठीमें रुपया 
रखकर कुर्की कराना यह तो कुर्की-अधिकारीका स्वागत करनेके समान हुआ। हमसे 
जहाँतक बन सके हमें अत्याचारियोंके हाथमें रुपया न जाने देना चाहिए। में तो यही 
कहूेँगा कि जो भाई घरोंमें ऐसी जगहपर रुपया अथवा जेवर रखते हैं जहाँ वह कुर्की- 
अधिकारीके हाथमें तुरन्त आ जाये, उन्हें प्रतिज्ञाका भान नहीं है। हम अधिकारियोंका 
सम्मान करें; लेकिन हमें उनकी मदद तो अवश्य ही नहीं करनी चाहिए। हम अपने 
घरमें आनेपर उनका स्वागत करें; लेकिन हमारे घरोंसे उन्हें रुपया या जेवर तो 
अवश्य ही नहीं मिलने चाहिए। रुपया अथवा जेवर रखकर अधिकारियोंको ले जाने 
देनेसे हम बच गये, ऐसा जो लोग कहते हैं वे लड़ाईके स्वरूपको नहीं पहचान पाये हैं। 
सरकार जिन वस्तुओंको कुर्क कर छे जाये उन्हें वापस खरीद लेना दर्शनीय हुंडी सिका- 
र॒ता कहा जा सकता है; लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि चालाकी वरती जाती 
है, वहाँ मुझे दु:ख होता है। में डमाशीकी घटनासे चकित रह गया हूँ। आप भाइयों 
और बहुनोंको मेरी सलाह है कि आपं इस तरह अपनी वस्तुएँ न रखें कि सरकारी 


१. इस महोनेमें सरकारने भूमि-करकी बकाया रकम उगाहनेके लिए और भी ज्यादा जमीनें जब्त 
की । लेकिन बादमें जमीनोंकी जब्ती रोक दी गई मौर बकाया रकम चल-सम्पत्तिको नीलाम करके वसूल 
की जाने लगी । 


३७८ चंबा वि 


कर्मचारी उन्हें सहज ही उठा के जायें। सरकारका काम इस तरह जासान नहीं बना 
देना चाहिए। जितना हो सके उतना विडम्व करना आपका काम है। मुझे उम्मीद है 
कि आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हमें उनकी आवभगत करनी चाहिए अर्थात्‌-जो सीघा- 
सामान हम दे सकें वह उन्हें दे दें। कोई मित्र हो अथवा शत्रु, हमारे यहाँसे भूखा- 
प्यासा जाये यह हमें शोभा नहीं देता। अधिकारी भूलें-प्यासे गये, यह वात एक भी 
गाँवके सम्बन्धमें नहीं कही जानी चाहिए। कई छोग यह कहनेमें वड़ाई समझते हैं कि हमारे 
यहाँसे अधिकारीको पीनेका पानी भी नहीं मिला । लेकिन सत्याग्रही ऐसा नहीं कर सकता । 
सत्याग्रही स्वयं दुःख पा छेगा और कथित शत्रुकी अपना भोजन देकर स्वयं भूखा रह 
लेगा। आप सत्याग्रहका यह सच्चा ममें समझें। हमारे घरके और गाँवके व्यवहारसे 
प्रतिपक्षीके मनपर यह छाप पड़नी चाहिए कि यहाँ झूठ नहीं बोछा जाता, अशिष्ट 
व्यवहार नहीं किया जाता और शत्रुको भी दुःख नहीं दिया जाता। यहाँ तो सब व्यव- 
हार सत्य, नीति और विनयसे चलता है। हमारा काम है कि हम समस्त जन समाजको 
इस स्थितिपर पहुँचा दें । मुझे आज्ञा है कि आप इस स्थितिको प्राप्त करेंगे। 

सत्याग्रह कभी हारता नहीं, छेकिन जिन्हें सत्याग्रह करना नहीं आता, वे हारते 
हैं। यह संधर्ष कामवेन्‌ और कल्पवृक्षके समान [ फलदायी | है। आप इस रत्व चित्तामणि- 
जैसे अमूल्य अवसरकों न खोयें। जो लोग इस संघर्षको समझेंगे वे सच्चे सुख अर्थात्‌ 
स्व॒राज्यका उपभोग करेंगे। 


[गुजरातीसे |] 
खेड़ा सत्याग्रह 


२७२. पत्र: हनुमन्तरावको 


[कठलाल | 
मई १५, १९१८ 


प्रिय हनुमन्तराव, 
ई श्री कक भाषणपर'/ ' हिन्दू की आलोचना निन्‍दनीय है; कक हर 
उसपर ध्यान न देना ही उसका सबसे अच्छा जवाब है। कस्तूरी आयंगार' ऐसे कप 
हैं, जिन्हें दलील या न्याय-बुद्धिकी अपीलसे कायल नहीं किया जा सकता। पा 
अपनी धारणायें हैं। और उनसे वे इतनी दृढ़तासे चिपके रहते हैं, जो शायद ही कप 
और मनष्यमें पाई जाती होंगी। जो लोग शास्त्रियरको जानते है, पा २3 
आलोचनाओंका कोई असर नहीं होगा। और जो कस्त्री आयंगारके शब् (2 
मानते हैं, वे और किसीकी वात नहीं सुनेंगे । हमें यह विश्वास कक ४० 
शास्त्रियर अपने उच्च चरित्र और विद्कत्ताके कारण कट्टरसे-कट्टर ढुंश्मनर्क से 5 


२. जो उन्होंने युद्ध-सम्मेहनके अवसरपर किया था। 
२. कस्तूरी रंगा आयंगार, हिन्दूके संपादक । 


पत्र : दाभोकूकरको ३७९ 


रह सकते हैं। मेरा खयाल है कि जब कोई मनृष्य कसौटीपर खरा न उतर सके, तब 
भी शास्त्रियर अपने-आपके बारेमें ठीक-ठीक हिसाव दे सकते हें। में समझता हूँ, वे इस 
वबातको जानते हें और इसलिए विलकुल निश्चिन्त रहते हैं। इसलिए कस्तूरी आयंगार 
या और किसीके भी मनमाने हमलोंके लिए मुझे या तुम्हें चिन्तित होनेकी जरूरत नहीं । 
करनेकी बात तो यह है कि हम सब मिलकर उन्हें अपने शरीरकी संभाल रखनेको 
मजबूर करें। में मानता हूँ कि उन्का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, जो सुधर न सके। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२७३. पतन्न;: दाभोलकरको 
[ कठलाल | 
मई १५, १९१८ 


तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तुमने इतने खुले दिलसे पत्र लिखा है, इसके लिए कृतज्ञ 
हूँ। मेरे पत्रमें' 'नीति-कौशल 'की गंध तक नहीं है। मेंने अक्षरशः वही लिखा है, जो 
में मानता हूँ। तुमने मेरे विचारोंका ठीक-ठीक सार दिया है। में अवश्य ही यह मानता 
हूँ कि यदि हम चुपचाप छात्रों लोगोंकी आहुति दे दें, तो हमें स्व॒राज्य आज ही मिल 
जायेगा | यह कैसे सम्भव है, यह बात यदि तुम मेरा पत्र पढ़कर न समझ सके हो, तो 
में इस पत्रमें तो उसे समझा ही नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रार्थेना है कि जबतक 
समझमें न आये, तबतक तुम उस पतन्नको पढ़ो और उसके एक-एक शब्दपर विचार 
करो। यह प्रयत्न व्यर्थ न जायेगा। बह पत्र मेंने जल्दीमें नहीं, बहुत प्रयत्नसे, शुद्ध 
भावसे और देश्-प्रेमसे प्रेरित होकर ही छिखा है। यदि उससे भी मेरा आशय पूरी तरह 
न समझा जा सके या उसके दो अर्थ निकलें, तो में समझता हूँ कि यह इस हृदतक 
मेरी तपस्थाकी कमी है। अगर देश मेरी योजनाको समझ ले और उसपर अमल करे, 
तो मेरा विध्वास है कि उसमें स्वराज्यका और दूसरी सैकड़ों बातोंका समावेश हो 
जाता है। पहले स्वराज्य दे दो, फिर हम लड़ाईमें [तुम्हारे साथ ] लड़ेंगे, यह कहना 
मुझे तो स्वराज्यका तत्त्व न समझनेके समान लगता है। में छोक-प्रतिनिधिके रूपमें अपना 
कत्तंव्य यह नहीं मानता कि वाइसरायको जितने पत्र लिखूँ, उन सबको जनताके सामने 
रखूँ ही। मेने अवतक अपने जीवनमें प्रतिनिधिरूपमें जो-जो कार्य किये हैं, उनमें से 


१. उपलब्ध नहीं है । 


54, सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ज्यादातर और मेरे खयालसे महत्त्वपूर्ण कार्य तो गुप्त रहे हैँ और रहेंगे। वाइसरायको 
लिखा गया मेरा पहला पत्रां केवेल उन्हींके लिए था। मेंने उसके हारा अपने कुछ 
विचार उन्हें सज्जन समझकर मित्रभावसे उनके सम्मुख रखे थे। उन्हें में जनताके 
सम्मुख कदापि न रखूँगा। उस पत्रमें प्रयुक्त विनम्र, किन्तु कटू भाषाकों जनताके 
सम्मुख रखनेसे अनये होगा। उनके साथ हुईं बातचीतका जितना अंश बताया जा 
सकता है, उतना में बता चुका हूँ। मेरा दूसरा पत्र' मेरे भावी कार्यक्रमके बारेमें है. 
और वह पहलेकी तुलनामें कुछ भी नहीं है। 

[ गुजरातीसे ]. 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


२७४. पन्न ; प्राणजीवन मेहताकों 


[कठलाल ] 
भई १५, १९१८ 


[भाईशओ प्राणजीवन, | 

खेड़ाकी लड़ाईके वारेमें क्या छिखूँ? यह लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। दो-तीन 
हजार रुपये सफर वगैरामें खर्च करके यह छड़ाई छड़ी जा सकती है, यह बात 
किसीकी कल्पनामें आ ही नहीं सकती। कोई पच्चीस हजार रुपया इकदूठा हुआ होगा, 
यह्‌ वापस भिजवा दिया गया; और भी अनेक स्थानोंसे धनके अस्ताब ९० हैं; इनके 
उत्तरमें मझे इनकार लिखना पड़ता है। यदि में रुपया छेता हूँ, तो लड़ाईमे भष्टता 
बाती है, अनीति पैठती है और लीगोंका नैतिक पतन होता है। धन हैना 23% 
करनेसे में इन सब बातोंसे बच गया हूँ और लड़ाईको शुद्ध रखे सेका हूँ। इस #है | 
को भारतके सभी लोगोंने देखा है और उसकी कीमत उनकी समझमें आ हि | 
शास्त्रियरकी समझमें अभी नहीं आई, इसका मुझे खेद है। कालान्तरमे जा का कर 
वे स्वयं पवित्र-आत्मा हैं, इसलिए में निश्चिन्त हूँ। लड़ाईके औचित्यके बारेभ मु 
कोई शंका ही नहीं है। | 
न्‍ [ मोहनदासके वल्देमातरम्‌ | 


[गुजरातीसे | ु 
महांदेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. देखिए “थत्र : वाइसराबकों ”, २९-४-१९१८ । 
२, देखिए “पत्र: णे० एल० मेफ़ीकी”, २०-४-१९१८। 


२७५. भाषण : सन्‍्देसरसें 


मई १६, १९१८ 

इस गाँवके बहादुर लछोगोंने बड़े साहसका परिचय दिया है। इन सभाओंकी एक 
विशेषता यह है कि उनमें स्त्रियाँ भी काफी संख्यामें आती हैं और जो-कुछ कहा जाता 
है ध्यानपुवेक सुनती हैं। खेड़ाकी इस लड़ाईके वारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि 
इसमें भाग लेनेवाले लोग, स्त्रियाँ या पुरुष, यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। 

सत्याग्रहीका पहला कार्यें इस बातकी जाँच करना है कि वह जो कुछ करने 
जा रहा है उसमें वह सत्यके रास्तेपर है या नहीं। और जब उसे इसका निरचय 
हो जाये तो उसे अपने ध्येयसे आग्रहपूर्वंक चिपटे रहना चाहिए। और उसके लिए 
मरण-पर्यत लड़ना चाहिए। यदि हमें यह निरचय हो गया है कि हमारी लड़ाई सत्य- 
की लड़ाई है तो हमें उसमें जुटे रहना चाहिए। जो मनुष्य सत्यके लिए मृत्यु तक 
स्वीकार करनेको तैयार हो वह हमेशा सत्यका ही आचरण करता है। 

सत्याग्रहके नामसे चलनेवाली लड़ाइयोंमें हारका कारण यह है कि हम हमेशा 
सत्यपर आरूढ़ नहीं रहते। सत्यमें हमें अपना लाभ दिखता है तो वह हमें अच्छा 
रूगता है। किन्तु सत्याग्रहीकों तो यह देखना चाहिए कि वह हरएक बातमें सत्यकां 
आचरण करता है या नहीं। यदि हम सत्यका आचरण नहीं करते तो हम सत्याग्रही 
नहीं कहा सकते। कुछ लोग सत्यकी कीमत जानते हें किन्तु कई बार सत्यके 
विरुद्ध व्यवहार करते हैं --- किसी बातमें सत्यका आचरण करते हें और दूसरी बाततमें 
असत्यका। यदि हम न्याय माँगते हों तो हमें दूसरेको भी पूरा न्याय देना चाहिए। 
हमारा आचार और हमारा विचार दोनों सत्य होने चाहिए। सब ज्ञास्त्र यही कहते 
हैं कि न्‍्यायके मन्दिरमें मनुष्य पवित्र बनकर प्रवेश करे। जिस प्रकार हमें मन्दिरमें 
स्‍्तानादि करके और मनको स्वच्छ करके जाना चाहिए उसी प्रकार न्याय-मन्दिरमें 
भी पवित्र होकर प्रवेश करना चाहिए। जिनका मन मलिन है वे वहाँ नहीं जा 
सकते, यह दैवी नियम है। यदि हम न्याय चाहते हैं तो अपने प्रतिपक्षीको भी न्याय 
देना चाहिए। सत्याग्रहीका यही प्रथम कत्तेंव्य है। 

अगास स्टेशनपर वल्लभभाईने मेरे हाथमें एक चिट्ठी दी। इस चिट्ठीमें 
जो-कुछ लिखा गया है वह यदि सही हो तो मुझे लरूगता है कि हमारा व्यवहार 
न्यायपूर्ण नहीं है। इस चिट्ठीमें सन्देसर गाँवके ढेढ़ छोगोंने यह कहा है कि पिछले 
चार वर्षोसे गाँवके लोग उन्हें कुछ भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं। में नहीं जानता कि 
यह बात सच है या झूठ। यदि सच हो तो उसका निर्णय तुरन्त कर देना चाहिए। 
मेरी प्रार्थना है कि जव हम न्याय लेनेके लिए निकले हुए हें तब हमें दूसरोंको भी 
न्याय देना चाहिए। आज सुबह में एक सज्जनसे कह रहा था कि खेड़ाकी प्रज़ाको 
यह लड़ाई बहुत अच्छी छूग रही है क्योंकि इससे उन्हें आत्मोन्नतिका अवसर प्राप्त 
हुआ है। आजतक हम सरकारकी शासन-तनीतिके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम मानते 


हट सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हैं कि ईदवर हमारे साथ है। हम आजकल सरकारी धेकारियोंको बेगार नहीं 
देते । कुम्हार, ढेढ़, भंगी आदिसे हम कहते हैं कि 30304: 0080 कर न 
कप रत नहीं है। 

सरकार पैसा दे तो भी जिसे सुविधा हो ओर इच्छा हो वह जाये और जिसे 
जाना हो वह न जाये। ढेढ़, कुम्हार, नाई आदिको अपने कामका पूरा पैसा मिलता बा 
हो तो भी यह उनका अधिकार है कि उन्हें सेवा करनी हो तो करें और करती 
हो तो न करें। हम भी उनका यह अधिकार स्वीकार करें तो कहा हक 

हम शुद्ध स्वराज्यके योग्य हैं। हो सकता है कि हम इस सरकारको उलट दें। किन्तु 
> ञ कक न्चु 
यदि हम ऐसा समझें कि हमें कौन उलटनेवाछा है तो थही माना जायेगा कि 
अत्याचारीके आसनपर अब हम आसीन हो गये हैं। कुछ अंग्रेज आलोचक कहते हैं 
कि तुम लोग भ्रजाको जो पाठ पढ़ा रहे हो उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। किस्तु 
मेरा विश्वास है कि जो-कुछ में कर रहा हूँ उसे ठीक-ठीक जानता हूँ; उसमें मझ्े 
कोई भूल दिखाई नहीं देती। मेरा विश्वास है कि अभीतक प्रजाको मेंने जो सलाह 
दी है वह ठीक है। सरकारके प्रति अपने कर्त॑व्यके विषयमें में प्रजाको जो सलाह 
देता हूँ वही सलाह में प्रजाके किसी एक वर्गंको किसी दूसरे वर्गके प्रति अपने 
कर्तव्यका पालन करनेके विषयमें भी देते हुए हिंचकूँगा नहीं। इसमें यदि मेरा सिर 
चला जाये तो भी में सत्य नहीं छोड़गा। जिस प्रकार मेरा सिर सरकारको अपित 
है उसी प्रकार प्रजाको भी अपित है। यदि प्रजा सत्ताका दुरुपयोग करेगी और 
गरीबोंको हैरान करेगी तो में गरीब-वर्गेसे भी यही कहूँगा कि सत्याग्रह करो और 

न्‍्यायका मार्ग कभी मत छोड़ो। सुखपूर्वक रहनेका यही एक मार्ग है। 

यह सत्याग्रहका शस्त्र जो हमारे हाथ आ लगा है अमूल्य है। हमारी आत्मा 
सत्यसे शुद्ध होनी चाहिए। इसमें जो विज्ञेषताएँ हैँ उनका अनुभव जिसे हुआ होगा वह 
दृढ़तापूर्वक कहेगा कि सत्यके सिवाय अन्य कोई उत्तम धर्म नहीं है। मेंने कहा है कि इस 
लड़ाईमें हम जीत चुके हैं। यह लड़ाई सिर्फ लगान मुझतवी करानेके लिए ही नहीं है। यदि 
हमारा रूक्ष्य सिफे इतना ही होता तो हम उसे बहुत पहले पा चुके होते। इस लड़ाईमें 
अमूल्य सिद्धान्त निहित है। सरकार अपनी बातकों सच मानती है, प्रजा अपनी बातको | 
प्रैट साहब भी कहते हैँ कि लड़ाई केवल लगान मुल्तवी करानेके लिए नहीं है उसका 
सम्बन्ध ३३ करोड़ लोगोंके हिताहितसे है। उसमें एक ओर प्रजाके अधिकारका सवाल 
है और दूसरी ओर सरकारके शासनका। हमें समझ छेना चाहिए कि प्रजाके बलकी 
तुलनामें सरंकारकी सत्ता कुछ नहीं। ऐसी कोई सरकार आज तक पैदा नहीं हुई जो 
प्रजाके विरोधके सामने टिक सके) कोई प्रजा जब अपना अधिकार माँगनेका संकल्प 
करती है तो वह उसे छेकर ही छोड़ती है। इस लड़ाईमें हमें विनय या सम्यता नहीं 
छोड़नी है; लेकिन साथ ही हम गुरामीका जीवन भी नहीं चाहते। सत्याग्रही कृभी 
विनय नहीं छोड़ेगा; साथ ही वह अपना आग्रह भी नहीं छोड़ेगा। वह सरकारी 
अधिकारीको भूखा नहीं जाने देगा; उसे खिलायेगा, पिछायेगा और ठहरायेगा और इस 
प्रकार अपनी सज्जनताका परिचय देगा। सरकारी अधिकारी हमारा अभ्यागत है इस- 
लिए वह शत्रु हो या मित्र हमें उसके साथ विनयका व्यवहार करना चाहिए। वह 
हमारे पाससे हमारी सम्मतिके बिना कुछ नहीं के सकता। वह हंमारे घर कुक करने. 


पत्र : 'रामभाऊ गोगटेको ३८३ 


आयें तो हमारा यह काम नहीं है कि हम अपने जेवर या अपने वर्तन उसके सामने 
रख दें। उसके हाथमें कोई चीज पड़ जाये तो हम शान्त रहें और डरें नहीं। तराजूके 
एक पलड़ेमें सत्य और न्याय है, दूसरेमें है पैसा। यह सब आप छोगोंको समझ छेना 
चाहिए। 
यह लड़ाई स्वराज्यकी है। हम आशा करते हैँ कि स्वराज्य हमें मिल जायेगा 

किन्तु निबल प्रजाके हाथमें स्वराज्य किस कामका। किसी मुर्देके हाथमें तलवार दे दें 
या उसके पास अन्नका ढेर छगा दें या पैसा रखें तो वह किस कामका। वह इनमें 
से किसी भी चीजका उपयोग तो कर नहीं सकता। इसी प्रकार निकम्मा आदमी जो 
अपनी प्रतिज्ञा निवाहना नहीं जानता कुछ नहीं कर सकता। गीता ” में कहा गया 
है कि जो यज्ञ किये बिना खाता है वह चोर है। यज्ञका अर्थ है कि हमारा यह शरीर 
प्रजाकी अर्थात्‌ प्रभुकी सेवाके लिए है। छोक-कल्याणके लिए उसकी आहुति देना -- 
यही सच्चा यज्ञ है। जिस प्रजाने इस मन्त्रकों समझ लिया है उसके ऊपर कोई सत्ता 
अत्याचार कर ही नहीं सकती। यदि इसका रहस्य हमारे लहुमें मिल जाये तो समझो 
कि दुनियामें हमने सब-कुछ जीत लिया। सत्याग्रह दिव्यास्त्र है। वह उसी मनुष्यके 
हाथमें शोभा पाता है जिसमें साहस और पोरुष है। यदि हम इस बालकों समझ लें 
और उसके अनुसार आचरण करें तो कहा जायेगा कि यह भारत कायरोंकी नहीं बल्कि 
३३ करोड़ देवताओंकी भूमि है।* 

[गुजरातीसे | 

खेड़ा सत्याग्रह 


२७६. पतन्न: रासभाऊ गोगठटेकों 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
वैशाख सुदी ६ [मई १७, १९१८] 

भाईश्री रामभाऊ गोगदे, 
भाई कोतवालकी बहन अभी आना चाहें तो आ सकती हैं। लेकिन इस समय 
यहाँ इतनी भारी गरमी पड़ रही है कि इन्दौर-जैसे स्थानमें रहनेवाले व्यक्तिको वह 
भयंकर मालूम होगी। इसलिए मेरी राय है कि वे १५ जूनके वाद आयें। उसके 
बाद वरसात शुरू हो जायेगी और हवा भी कुछ ठंडी हो जायेगी और कुछ नहीं तो 
उसमें कमसे-कम कुछ नमी तो आ ही जायेगी। अभी तो निरी लू चलती है और गरम 
हवा साँय-साँय करती है। जब वे यहाँ आयेंगी, वा यहीं होगी और उन्हें वाका साथ 


१. भाषणकी इस रिपोर्टकों बॉस्वे क्रॉलिकल में प्रकाशित अंग्रेजी रिपोर्ट्से मिला छ्थि गया है। 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
मिलेगा ही। में बासे सलाह करनेके वाद यह उन्होंने 
है पत्र छिख रहा ने यहांके 
और कार्यक्रम आदिके विपयमें सब वातें जान ही ही होंगी । उन्होंने यहाँके भोजन 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ३६१ ४) की फोटो-तकलूसे | 


२७७. पन्न : जे० एल० सेफीको 


गाड़ीमें 
[प्रिय श्री मैफी,] मई १८, १९१८ 


इस पक्के विश्वासके साथ कि २९ तारीखके पत्रमें' की गई मेरी प्रार्थना मंजर 
कर ली जायेगी, में रंगरूटोंकी भरतीके लिए तैयारियाँ करनेमें लग गया हूँ। किन्तु 
आपका जवाब आये विना काम शुरू नहीं करूँगा।* 


[ हृदयसे आपका, ] 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२७८. पत्र: मगनलाल गांधीकों 
आगराके समीप 


[मई १८, १९१८] 

चि० मग्रनलाछ, 
मेंने तुमको बहुत व्याकुल कर दिया। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें शान्ति देनेका 
था। कठोरताको मृदुतासे जीता जाता है, घृणाको प्रेमसे, आलूस्यको उत्साहसे और 
अन्वकारको प्रकाशसे। तुम्हारा प्रेम वूंद-बूंद करके टपकता है, लेकिन जिस प्रकार वूंद- 
वूँद करके होनेवाली वर्षा व्यर्थ जाती है उसी प्रकार प्रेमके सम्बन्धमें भी मेंने अनेक 
बार यही वात देखी है। जिस प्रकार मूसहाघार वषसि ही खेत पूरी तरह सिंचित 
होते हैं उसी प्रकार प्रचुर मात्रामें प्रवाहित प्रेम ही वैर-भावपर विजय पा सकता है। 

* ३, देखिए “पत्र: वाश्तरायकों ”, २९-४-१९१८ । 


२. मेफीने गांवीजीके साथ हुए अपने पत्र-व्यवह्वारके कुछ भंश वम्बदके गवतेर छोटे वि्िंगनका 
भेज दिये, भर ग्रांधीजीको इसकी उचना दे दी । बम्बईके गवर्नरके साथ गांधीजीके पत्र-व्यवद्ारके रिए 


देखिए “पत्र: जे० क्रिरको?, ३०-५-१९१८ । 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको ः८५ 


तुम न्‍्यायकी आशा रखते हो, यही तो तुम्हारी भूल है। तुम स्वयं न्याय करते जाओ। 
जो प्रेम प्रतिदानकी आकांक्षा रखता है, वह प्रेम नहीं है। यदि तुम स्वयं प्रेममय हो 
तो तुममें दूसरेका प्रेम कहाँ समा सकता है? इसीमें अभेद भावका रहस्य छिपा हुआ 
है । मीराको जब प्रेमकी कटारी लगी तभी मीरा और प्रभु एक हुए। यही अद्वेतवाद 
है। इसमें से जितना के सको, लेना; लेकित भ्रसन्न रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७२८) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


२७९, पन्न : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


[मोतीहारी ] 
मई २३, १९१८ 
[प्रिय चार्ली, | 

विलीकी' गिरफ्तारीका समाचार पढ़कर मुझे कोई आघात नहीं पहुँचा। वाइस- 
रायकी भावनाओंके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। जब ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा 
है, उस समय इस प्रकारके कामकी जाँच करनेके लिए उनसे क्‍यों कहा जाये ? विली 
और हमको नम्नतापूर्वक कष्ट सहन कर लेना चाहिए । विलीके मामलेमें किसी सिद्धान्तका 
सवाल नहीं है। उसमें जातीय द्ेषका प्रइत भी नहीं है। इसी तरह जनताकी 
भावनाओंका भी नहीं है। अपने विचारों या कार्योके लिए जेल हो जाये, तो कुछ लछोग 
तो ऐसे होने चाहिए जो उसीमें सुख और संतोष मानें। आवश्यक तो यह है कि विलीके 
साथ पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हो जाये। उसे जरूरत होगी, तो वह अपने छुटकारेके लिए 
लड़ लेगा। उसकी चिन्ता करते रहना उसके साथ अन्याय करना है। मुझे विश्वास है कि 
वह जहाँ भी है, सुखी है। मेरे खयालसे सावेजनिक आन्दोलन अनावश्यक है। यदि आप 
मुझसे सहमत हों, तो एक निर्भीकतापूर्ण पत्र लिखकर वाइसरायको कष्ट देनेके लिए 
क्षमा माँग लें। मुझे कभी-कभी लगता है कि लड़ाईका भयंकर तनाव सहन करके भी 
पस्तहिम्मत न होनेवाले ये बहुत सारे अंग्रेज अवश्य ही योगी हैं। यदि उनकी यह योग- 

साधन। शुभ उद्देश्योंके लिए हो तो वे मोक्षके अधिकारी बन जायें। 


[ हृदयसे तुम्हारा, 
मोहन ] 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, डन्ल्यू० ढब्ल्थू० पियसेन । 
१४-२५ 


२८० पत्र: हनुमन्तरावको 


[प्रिय हनुमन्तराव, ] गई २१९, १९१८ 
में यह नहीं चाहता कि तुम [ सर्वेट्स ऑफ इंडिया ] सोसाइटीसे सम्बन्ध तोड़ दो। 
वल्कि यह चाहता. हूँ कि. सोसाइटीमें रहकर ही :हिन्दीका काम करो। में चाहता हँ 
कि शास्त्रियर तुम्हें इछाहावाद जानेकी इजाजत दे दें। वहाँ तुम एक साहू रहो और 
अच्छी तरह हिन्दी सीख लो। बादमें मद्रास जाकर अपने दूसरे कारमोंके साथ-साथ तेलग 
लोगोंमें हिन्दी-प्रचारका काम करो। तुम हिन्दीका अध्ययन कर छोगे, तो अपने कामका 
क्षेत्र व्यापक कर सकोगे- और मौका पड़नेपर मद्रास प्रान्तके बाहर भी आम जनताका 
काम करनेकी शविति हासिल कर छोगे। में नहीं जानता कि तुम्हारा ध्यान इस ओर 
गया है या नहीं। मेरा तो गया ही है। द्रविड़ों और अन्य भारतीयोंके बीच छगभग 
न पटनेवाली खाई पड़ गई है। निश्चय ही हिन्दी भाषा इसे पाटनेवाला छोटेसे-छोटा 
और कारगर सेतु है। अंग्रेजी कभी उसका स्थान नहीं छे सकती। जब सुसंस्कृत 
लोगोंकी साधारण भाषा हिन्दी हो जायेगी, तब शीक्र ही हिन्दीका शब्द-भण्डार आम 
जनतामें भी फल जायेगा। हिन्दीमें कोई ऐसी अवर्णनीय वस्तु है, जिससे वह सीखनेमें 
सवसे आसान होती है। और कारण चाहे जो हो, हिन्दी व्याकरणके साथ जितनी छूट 
ली जा सकती है, उतनी मेंने और किसी भाषाके व्याकरणके साथ ली जाती नहीं देखी । 
परिणामस्वरूप हिन्दी सीखनेमें मात्र स्मरण-शक्तिका ही काम है। इसीलिए में कहता 
हूँ कि राष्ट्रीय काम करनेके लिए हिन्दीका ज्ञान नितान्त आवश्यक है। सोसाइटीका एक 
सदस्य हिन्दी सीख ले, इससे सुन्दर बात और क्या होगी ? एक बार श्री गोखलेने मुझसे 
. कहा था कि वे सारे सदस्योंके लिए हिन्दी अनिवार्य करना चाहते हैँ और यह चाहते हें 
कि सोसाइटीकी बैठकोंमें हिन्दी ही बोली जाये । परन्तु उनकी सबसे बड़ी मुहिकल तमिल 
लोगोंकी, खास तौरपर शास्त्रियरकी थी। वे हिन्दी सीखनेके लिए अपने आपको बहुत 
बूढ़ा समझते हे। 
तुम सत्याग्रह आश्रमको सोसाइटीसे अछूग मानते हो। में ऐसा नहीं मानता। 
अपने अन्तिम दिनोंमें श्री गोखलेकी ऐसी इच्छा थी कि गुजरातमें में उसकी शाखा 
खोलूँ और राजनीतिक दृष्टिसे मृतप्राय हो गये इस प्रान्तमें जीवन भरूँ। उस कार्यको 
पूरा करनेमें मेरा जो तुच्छ योगदान रहा है, उसपर मुझे गे है। कुछ ठोस कारणों- 
वह सत्याग्रह आश्रमको [ सोसाइटीकी ] शाखा यदि नहीं माना जा सकता तो यह कोई 
महत्त्वकी वात नहीं है। उसका काम तो यहाँ हो ही रहा है। उसमें जो-कुछ अच्छा 
है, मेरी रायमें उसका श्रेय सोसाइटीको ही है; उसकी जितनी त्रुटियाँ हैं, वे मेरी 
अपनी सीमाओंके कारण हैँं। उनका दायित्व' सोसाइटीपर नहीं है। समय पाकर जबम 
अपनी सींमाओंको छाँघ लूंगा, तब आश्रम सोसाइटीमें मिल जायेगा। उससे पहले तो यदि 
तुम आश्रममें भरती भी होना चाहो, तो भी तुम्हें केवल सोसाइटीसे मिले कर्जके तौरपर 


भाषण : पटतामें ३८७ 


ही स्वीकार कछूँगा। इन सब बातोंसे तुम देखोंगे कि हिन्दी सीखनेके उम्मीदवारके रूपमें 
तुम्हारा विचार करते समय यह सम्भावना तक मेरी कल्पनामें नहीं आई कि सोसा- 
इटीसे तुम्हें सम्बन्ध विच्छेद करना है। 


[ हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांघी ] 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२८१. भाषण : पठनामें 
मई २५, १९१८ 


गांधीजी गत मासकी २५ तारीखको पटना नगरमें होनेवाली एक सभामें ज्ञामिल 
होनेके लिए मोतीहारी से लौटे | जब वे चस्पारनमें थे, उन्होंने बेतियाके जिला भजिस्ट्रेंट 
और अवर प्रमण्डल [ सब डिविज्ञन ] के अधिकारीसे भेंट की, और इसके बाद आगे जाकर 
शिकारपुर, मधुबन तथा डाकामें अपने स्कूल देखे। मोतीहारीमें वे बाबू गोरखप्रसादके 
पास ठहरे। रंयत बड़ी संख्यामें उनके शिविरमें गई, किन्तु उनमें अधिकतर लोगोंसे कहा 
गया कि वे अपनी शिकायतें स्थानीय प्रतिनिधियोंके पास ले जायें। उनके आगमनसे, 
हमेशाकी तरह एक हलकी-सी हलचल फेल गई थी। 

पटठनामें सभाकी अध्यक्षता माननीय श्री पूर्णेन्दु नाराय्णासहने की। उसमें लोगों 
की असाधारण भीड़ थी-- करीब ८,००० व्यक्ति शामिल हुए जिनमें ३०० से अधिक 
साधु भी थे। रूगता था कि वस्तुतः जो भाषण दिया गया लोग उससे अधिक जोशीले 
भाषणकी आशा कर रहे थे, क्योंकि गांधीजीके आनेपर जो उत्साह दिखाई दे रहा था 
वह जैसे ही भाषण आगे बढ़ा काफी हृदतक क्षीण हो गया।' 6 

भाषणके शुरूमें उन्होंने भारतकी सार्वजनिक भाषाके विषयका उल्लेख किया और 
आज्ञा की कि कुछ ही वर्षोके अन्दर हिन्दू फारसी सीखेंगे और मुसलमान संस्कृत, ताकि 
दोनों भाषाएँ अन्तमें एक हो जायें। इसके बाद उन्होंने कहा कि चम्पारनकी समस्याओं 
या शाहाबादकी रूज्जाजनक घटनाओंके सम्बन्धर्में बोलनेके लिए मेरे पास समय नहीं है, 
किल्तु मेरा कहना है कि विशेष न्‍्यायाधिकरणोंका सहारा लेकर हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच सद्भावना उत्पन्न नहीं होगी; यह प्रइव तो पारस्परिक विचार-विमदों तथा समझौते 
पर निर्भर करता है। उनके भाषणका मुख्य विषय था -- “ हमारी वर्तमान स्थिति। ” 
भारतीयोंके लिए अपना रास्ता चुननेका समय आ गया है। इस प्रकारके सुअवसर किसी 
भी राष्ट्रके जीवनर्में बार-बार नहीं आते। वे विशेषकर शिक्षित-वर्गके प्रति अपने विचार 


रै८८ सम्पूर्ण गांधी -चाइमय 


प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारतसे कहा गया है कि वह एक और सेना तैयार 
करे । ध्या बी लाख व्यक्ति तो पहले ही से भारतके बाहर सेवा फर रहे हैं और 
इस वर्ष से हज क और भरतों की जानो है। इन लोगोंको सरकार वेतन देती 
है और ये लछोग सेनिक सेवासे अपनी रोजी कमा रहे हैं; [ किन्तु ] भारत उनपर गर्व 
नहीं कर सकता |. उनके अस्तित्वसे उसे कोई लाभ नहीं है। जिस स्वश्चासतके लिए लोग 
शोरगुल मचा रहे हैं उस स्वशासनकी उनके मस्तिष्कमें अलग कल्पना है। निश्चित रूपसे 
हमारे पास स्वराज्यकी अपनी सेना होनी चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि 
हम, सरकार जो ५ लाख व्यक्ति चाहती है उसे दें और इस बातकी प्रतीक्षा न करें कि 
सरकार स्वयं उन्हें भरती करेगी। उन्होंने लोगोंको गणतन्त्रीय सेना खड़ी करनेकी सल्यह 
दी। उन्होंने लोगोंसे अपने साथ आने तथा सरकार जहाँ भेजना चाहे वहाँ जानेके लिए 
कहा। (इस अवसरपर बहुत बड़ी संख्यामें लोग सभासे चुपचाप खिसक गये।) उन्होंने 
कहा कि, यदि हम स्वयं आदमी मुहस्या नहीं करेंगे तो सरकार जंसे-तैसे उन्हें प्राप्त कर 
लेगी और यदि आवश्यकता हुई तो भरतीकों कानूनन लाज़िमी बना देगी। 

दूसरा विचार जो वे लोगोंके सामने रखना चाहते थे यह था कि स्वशासतका अर्थ 
अंग्रेजोंको भारतसे बाहर निकालना नहीं है। यह नहीं हो सकता। वे तो ब्रिठिश् साज्ा- 
ज्यके एक सहान्‌ भागीदार बनना चाहते हैँ। भारतके एक महान्‌ नेताने कहा है कि 
४ हुम लड़नेके लिए तैयार हैं, किन्तु इस शर्तपर कि आप भारतको स्वश्ञासन वेनेका 
दावा करें।” उन्होंने कहा, मेरे विचारमें स्वशासन प्राप्त करनेका यह प्रामाणिक मार्ग 
नहीं है। उन्होंने इस वातकी वकालत की कि भारतको बिना किसी श्तके आदमी मुहय्या 
करने चाहिए। साम्राज्यपर आई हुई विपदा भारतकी विपदा है। अंग्रेज जातिके चरि- 
न्रकी दो विशेषताएँ हैं; एक तो यह कि जो लोग मरता और मारना जानते हैं, वे 
उनके मित्र हो जाते हें और उन्हींकी सहायता करते हैं जो अपने पाँवोंपर खड़े होना 
जानते हैं; और इूसरे, वे उन छोगोंके साथ एकदिल हो जाते हैं जो अपने अधिका- 
रॉका दावा करते हैं और उन्हें प्राप्त करनेके लिए प्रारम्भमें ही अपनी शक्ति तथा 
दृढ़ निह्चयका प्रदर्शन करते है। स्वराज्यमें दो बातें अपरिहाय होती हैं -- सेना तथा 
वित्तरर अधिकार और इसीलिए में बार-बार यह कहता हूँ कि. भारतने सेतिक शिक्षा 
प्राप्त करने, साम्राज्यकी सहायताके जरिए स्वशासन प्राप्त करनेका अवसर लो दिया वो 
उसकी तत्सम्बन्धित महत्त्वाकांक्षाके सपने नष्ठ हो जायेंगे। यह अवसर फिर कभी नहीं 
आयेगा। जो कमजोर होते हैं केवल वे ही शर्ते पेश करते हैं -- जो शक्तिज्ञाली होते 
हैं वे कोई गार्त पेश नहीं करते। ' 

[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९१८ 


२८२. भाषण : खंडालोमें' 


[मई २७, १९१८] 


खंडालीके स्त्री-पुरुषोंने बड़ा शौयं और साहस दिखाया। किन्तु . . . जिस प्रकार 
नदीमें बाढ़ आ जानेपर हम बाढ़के फाजिल पानीका उपयोग नहीं कर सकते और वह 
व्यर्थ ही समुद्रमें बह जाता है, ठीक ऐसे ही आप लोगोंका बहुत-सा शौर्य और साहस 
भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। एक सरकारी कर्मचारी एक स्त्रीकी सम्पत्ति जब्त 
करने गया तो उसने अपनी भेंस' खोलकर भगा दी। उसका ऐसा करना एक बड़ी 
गल्‍रूती थी। इसी प्रकार उस सरकारी कमंचारीने भी बड़ी भारी गरूती की; उसने उस 
सत्रीकों अपनी छतरीसे मारा। [ सरकार भले ही गरूती करे | किन्तु आप लोगोंको ऐसी 
गलतियाँ नहीं करनी चाहिए । सच्चा सत्याग्रही ऐसा नहीं कर सकता। सत्याग्रहके किसी 
भी संघणषमें सर्वप्रथम कत्तंव्य सत्यपर दृढ़ रहना है। यदि हम सत्यकी बहुत ही सूक्ष्म 
परिभाषा करें तो उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। किन्तु प्राय: हमारी सत्यकी 
परिभाषा कुछ संकुचित होती है इसलिए हमें मजबूरन उसमें कुछ बातें जोड़नी पड़ती 
हैँ। [ हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि ] इस संघर्षमें हमें न किसीका विरोध करना है, न 
किसीको बुरा-मला कहना है। यदि विरोधी हमें गालियाँ देता है, तो हमें वे सहंनी 
होंगी। यदि वह हमपर लाठी चलाता है, तो बदलेमें लाठी चलाये बिना हमें उसे भी 
सहना होगा। | 

दूसरी बात यह है कि सत्याग्रहीको निर्भय होना है। उसे केवल अपने ककत्तेव्यका 
पालन करना है। आप जानते हूँ कि जबतक हम सत्यपर दृढ़ हैं तवततक हम भयसे 
सर्वथा मुक्त हेँ। यदि हमारा व्यवहार सरल होगा तो हम सदा सुरक्षित हैं। जब 
हम गलतीपर होते हैं तभी हमें अपने विषयमें चिन्ता हो जाती है। जिन लोगोंने 
अपराध किया है वे गाँवसे भाग गये हेँं। किन्तु सत्याग्रहका संघर्ष करते हुए आप 
लोगोंको भागना नहीं पड़ा। हमेशा सत्यपर दृढ़ रहो, शरारत कभी मत करो। 
सत्याग्रही जो अपराध करता है, उसके लिए तो वह हमेशा कारावास या हुक्मनामे 
[वारंट |] का स्वागत करता है। यदि उसने कोई अपराध न भी किया हो तो भी 
उसे इसका स्वागत करना चाहिए। यदि अपराध न करनेपंर भी उसे न्यायालूयमें 
अपराधी सिद्ध किया जाता है, तो क्‍या हुआ ? सरकारका- इस _ शरीरपर अधिकार 
है, आत्मापर नहीं। आत्मापर प्रेमसे ही विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्याग्रही 
इस बातकों समझता है और इसलिए चाहे उसने अपराध किया हो या नहीं, - वह 
निर्भग रहता है। जो सज्जन गैरकानूनी तौरपर अपने मवेशी हटाकर ले गये हैं, 
मुझे आशा है, वे अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे और दिलेरीके सांथ कहेंगे कि 


१. मोतीहारीसे लोग्नेंक बाद गांधीजी मातर ताब्लुकेमें खंडाली गाँव गये और उन्होंने वहाँ एक 
सावजनिक सभामें सत्याग्रदके महत्त्वपर भाषण दिया । 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्हें जो भी दण्ड दिया जायेगा रंगे 
कर पक वे उसे स्वीकार करेंगे। हम केवल इसी तरह उन्नति 
हे यदि हम अपने सामान को सरकारी अधिकारियोंके हाथमें नहीं पड़ने देते तो 
यह चोरी नहीं है। जबतक यह उनके हाथोंमें नहीं आ गया है तबतक आप उसे 
दूसरे गाँव ले जा सकते हैं, आप उसे गाड़ सकते हैं। आप अपने मवेश्षियोंको हटाकर 
कहीं भी के जा सकते हैं। किन्तु जैसे ही सरकारी कर्मचारियों या उनमें से किसी 
एक द्वारा वे जब्त कर लिये जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें छूता भी नहीं चाहिए। 
हम जब्तियोंमें सरकारका साथ देने नहीं जा रहे हैं, हम अपने मवेशी उन्तके लिए 
नहीं पाछते। किन्तु ज्यों ही कोई सरकारी अधिकारी हमारी भेंसको जब्त करता है, 
हमारा उसे उससे वापस छीननेका कोई अधिकार नहीं रहता। भाइयो तथा बहनो, 
में आपसे अपील करता हूँ कि आप ऊपर कहे अनुसार कार्य करें। अधिकारियोंसे 
बदतमीजीसे वात करना या [उनके आनेपर ] अपने मवेशी खोछकर भगा देना हमारा 
काम नहीं। 

कलक्टरने मुझे बताया कि रैयत संघ्षमें अत्यन्त सुन्दर ढंगसे कार्य कर रही है, 
किन्तु खंडालोके कुछ लोग जैसी चालें चक रहे हें उनसे संघ्षका सौन्दर्य नष्ट हो 
जाता है। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप फिरसे ऐसा ते करें। सच्ची वीरता 
प्रहार करनेमें नहीं, बल्कि प्रहार सहनेमें है। कल जब में गीता! पढ़ रहा था, 
तब मेंने क्षत्रियकी एक विशेषता पढ़ी अपलायनम्‌ '। इसका अर्थ है कि जब खतरा 
सामने आता है तब क्षत्रिय भागता, नहीं, भ्रत्युत अपने स्थानपर डठा रहता है। यदि 
हमारी सरकार जमेनोंके साथ जैसे वह लड़ रही है वैसे न छड़े, यदि हमारे सैनिक 
जाकर उनके सामने निःशस्त्र होकर खड़े हो जायें व विस्फोटकोंका उपयोग न करें 
और कहें, “तुम हमपर प्रहार करो, हम मरनेको तैयार हैं! ”, तो मेरा विश्वास 
है कि हमारी सरकार तुरन्त युद्धमें विजयी हो जायेगी। किन्तु ऐसे कार्यके लिए 
' संस्कार की आवश्यकता पड़ती है और यह भारतके पास पर्याप्त मात्रामें है। जो 
वनस्पति यहाँ उगती है, वह इंग्लेंडमं ठीक तरहसे नहीं उगेगी। इस संस्कारके बीज 
भारतमें खूब फूलेंगे-फलेंगे। शुद्ध वीरता सहनशक्तिमें होती है। यह वास्तविक सत्याग्रह 
है। खतरेको सामने देखकर भाग जाना कायरता है। 

तब उन्होंने जिसने अपराध किया था उससे अपील की कि वह अपराध स्वीकार 
कर ले और कानून उसे जो दण्ड दे उसे भोग छे। इसके बाद उन्होंने रंयतसे 
सावधानी और साहसके साथ कार्य करनेके लिए कहा और प्रा्ेता को कि वे सरकारी 
अधिकारियोंका आदर करें। अन्तमें उन्होंने कहा कि संघषमें सफलता तो कबकी मिल 
चुकी है। उन्होंने उनके महान्‌ ज्ञो और साहसके लिए बधाई वी। 

[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे फ्रॉनिकल, ३-६-१९१८ 


२८३. पत्र : जें० क्रिररको 


सावरमती 
मई ३०, १९१८ 
प्रिय श्री क्रिरर,' 
अभी-अभी मुझे श्री मैफीका पत्र मिला है। उसमें उन्होंने दिल्ली सम्सेलनके 
तुरन्त बाद अपनी सेवाएँ देनेका मेंने जो प्रस्ताव किया था, उसके सम्बन्धमें 
प्रमश्रेष्ठ गवर्नेरसे सम्पर्क स्थापित करनेको कहा है। श्री मैफीके पत्रसे- यह भी 
मालूम होता है कि मेरे और उनके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके कुछ अंश 
उन्होंने परमश्रेष्ठ को भी भेज दिये हैँ। बड़ी कृपा हो, यदि यह सूचित करें कि 
भेरें प्रस्तावके सम्बन्ध्में तथा श्री मैफीको लिखे अपने पत्रमें खेड़ाकी हृदतक मेंने जो 
सुझाव दिये हैं उनके बारेमें परमश्रेष्ठका क्या .विचार है।* 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियरू ऐड पब्लिक रेकडंसू: ३४१२/१८ 


२८४. पत्र: महात्मा मुन्शीरामको 


साबरमती 
वैजश्ञाख कृष्ण ५ [ मई ३०, १९१८ ] 
महात्माजी, 
आपका प्रेम पूरित हृदयद्रावक खत मुझे मीला है। व खतका अभावके छीये 
उत्तर देनेमें विलंब हुआ। में चि० इंद्र को दिल्लिमें कह रहा था “क्या महात्माजी 


१, जेम्स क्रिरर, वम्वईके गवर्नर लोर्ड विलिग्डनके सचिव । 

२. देखिए “ पत्र: जे० एल० मेफीको”, ३०-४-१९१८ |... 

३. इस पत्रकी प्राप्तिकी घूचना देते हुए श्री क्रिररने १ जूनको गांधीजीको लिखा: “ परमश्रेष्ठ 
भापके सहयोगका हादिक स्वागत करेंगे , . . | सरकार फिलहाल तो दिल्‍ली सम्मेलनंके संकल्पको 
कार्यरूप देनेके उपाय सोच रही है जिनपर १० जूनको बम्बईमें आयोजित सम्मेलनमें विचार. कियां. 
जायेगा । परमश्रे्को आशा है कि आप उस सम्मेलनमें शामिल होंगे और . तब उन्हें आपसे व्यक्तिशः 
मिलनेका अवसर प्राप्त होगा । . « « सम्मेलनके परिणामस्वरूप जिन संगठनेंकि निर्माणकी गाशा है, 
उनके काथे आरम्भ करने पर वे अधिक विस्तृत रूपसे वता सक्रंगे कि किन दिशाओंमें आपकी - सेवाओंका 
लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। जहाँताः खेड़ाकी लगान-वसूलीका सवाल है, परमश्रेष्ठका 
विचार है कि आन्तरिक प्रशासनके अन्य प्श्चोक्ी तरद ही इसका निपटारा भी इस मामलेके गुणदोषके 
आधारपर ही होना चाहिए, . . । उन्हें पूरा भरोसा है कि जाप उनके विचारसे सहमत होंगे .-. .।” 


रे९रे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझको भूल गये है? ” इसके पश्चात्‌ दो तीन रोजमें आपका खत मीछा। में खूब 
राजी हुआ। खेडा जिल्लाकी रैयत की जमीन खालसा की गई थी उसको वापस दे 
दी है। अब तो लोगोंको बहुत आर्थिक हानी नहिं होगी। इस लड़तसे लोकोंको 
बड़ा जोर प्राप्त हो गया है। ह 

आपका पत्र मुझको बल देता है। मेरे कार्यमें आथिक टूटी [त्रुटि ? ] आयगी 
तब आपका स्मरण अवद्य करूँगा। 

भापका दर्द अब कमी होगा। ईइवर आपकी रक्षा करे। 

आश्रमवासी सब आपके आनेकी राह देखते है। अवध वीतनेसे हम सब अधीरे 
बन जावेंगे। - 

आश्रमवासी सब-आपको नमस्कार कहते हें। 


आपका 
मोहनदास गांधी 


मूल हस्तलिखित पत्र (जी० एन० २२०७) की फोटो-नकलसे। 


२८५. पत्र: सगनलाल गांधीको 


अहमदाबाद, 
मई, १९१८ 
चि० मगनलाल, 
सरकार लड़ रही है। वह मुश्किलमें है, और हम लोग उसके सहयोगसे 
स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम अर्थात्‌ प्रजा। किन्तु हम जबतक इसके योग्य 
नहीं बनते तवतक स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। इस योग्यताका एक _निरिचत 
भाग तो यह है कि हम सरकारके ढुःखमें भाग लें। हम आश्रम चलाते हैं. उसमें 
हमारा उद्देश्य चरित्रका विकास करना है। तब क्‍या आश्रमवासियोंका यह _कर्त्तव्य 
नहीं है कि वे सरकारकों मदद देनेका अपना अभिमत बतायें ? छड़ाईके अन्तर्मे हम 
[ स्व॒राजके ] अधिक योग्य होंगे। मुझे लगता है कि हम युवाओंको तो जाना ही चाहिए। 
एक व्यक्ति वच्चोंको छेक्र यहाँ रहेगा। अपना विचार तुरन्त बताना। 


बापूके भाशीर्वाद 


[ पुनरचः | हा 
यदि हम जायेंगे तो दूसरोंको भी साथ ले जायेगे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७३१ ) से। 
सौजन्य : राधावेन चौधरी ' 


१, यद निश्चित नहीं किया जा सका कि यह पत्र क्रिस दिन लिखा गया था ! 


२८६. पत्र : “बॉम्बे ऋॉनिकल को! 


सावरमती 
जून २, १९१८ 
सम्पादक 
“बॉम्बे ऋॉनिकल 
महोदय, 


इसके साथ “इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित सामग्रीसे लिये गये कुछ उद्धरण भेज 
रहा हूँ। आशा है आप उन्हें अपने पत्रमें स्थान देंगे। प्रकाशनकी इस प्रार्थनामें में संकोच 
करनेक़ा कोई कारण नहीं देखता क्योंकि इनका सम्बन्ध भारतसे गये हुए लगभग दो 
लाख प्रवासी भारतवासियोंके- हिताहितसे है। जोहानिसबगे-स्थित ब्रिटिश भारतीय संघके 
अध्यक्ष श्री अहमद मुहम्मद काछलियाने संरूग्न सामग्रीमें उल्लिखित मामलोंमें एकके 
सम्बन्ध्में निम्नलिखित सूचना तार द्वारा भेजी है: 

पाँच तारीखको आम सभाने रेलवे विनियमोंके १९वों खण्डके प्रति जोरदार 

विरोध प्रकट किया। निइचय हुआ कि भारतवर्षमें शुभेषियोंको तार दिया जाये। 

विनियमों द्वारा टिकट देने, डिब्बो्में बेठाने और हटाने, प्लेटफा्सोंपर बेठने-ठहरनेके 

स्थानोंके बारेमें कानृूनन रंगभेद लागू किया गया है, और छोटे अधिकारियोंको 

अधिकार दिया गया है कि बिना कारण बताये जिसे जहाँ चाहें हटा दें। कृपया 

उपयुक्त अधिकारियोंसे समुचित दरख्वास्त करें। जबतक माँगी हुई राहत नहीं 

सिलती, समाज एक मतसे अधिकारोंकी साँग करेगा। 

दक्षिण आफ्रिकामें आठ वर्षों तक सत्याग्रहका जो आन्दोलन चला था उसमें श्री 
काछलियाने बड़ी दृढ़तापूवेंक कार्य किया था। उस लड़ाईके दौरान वे कंगाल हो गये, 
और भारतके सम्मानके लिए उन्होंने जेलको स्वीकार किया। अतएवं “ जबतक माँगी हुई 
राहत नहीं मिल जाती, समाज एकमतसे अधिकारोंकी माँग करेगा ” इन शब्दोंका अर्थ कोई 
भी आसानीसे समझ सकता है। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाजकी 
मनोवेदनाका मर्मभेदी चीत्कार है जिसके आत्म-सम्मानकों चोट पहुँचाई गई है। 

यह तो स्पष्ट है कि दक्षिण आफ्रिकाकी गोरी जनतापर इस युद्धका, जो कि 
रैयत, या दुर्बल जातियोंकी रक्षा करनेके समामपर कड़ा जा रहा है कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ा है। उनका रंग-हेष इस तथ्यके बावजूद कम नहीं हुआ है कि दक्षिण 
आफ़िकामें रहनवाले भारतीयोंने एक डोली वाहक स्वयंसेवक दलकू संगठित किया है 
जो पूर्वी आफ्रिकार्में जनरल स्मट्सके नेतृत्वमें जानेवाली सेनाके साथ बहादुरीके साथ 
काम कर रहा है। 


१. इसे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय-विरोधी कानूत (ऐण्टी-इंडियन लेजिस्छेशन इन साउथ आफ़िका) 
शीरष॑कले छापा गया था । ऊूगता है कि यह पत्र सामान्यतया सभी पत्रोंको भेजा गया था । 


३९४ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


प्रशव कठिन ही नहीं बल्कि बड़ा जटिल है। पूर्वप्रहोंकों कानून बताकर दूर नहीं 
किया जा सकता। धीरजपूर्वक कार्य करके और समझानेसे ही उन्हें दर किया जा सकेगा । 
परन्तु दक्षिण आफ्रिकाकी संघीय सरकारका क्या उपाय किया जाये? वह सरकार तो 
कानून बना-बनाकर [रंग्रभेदके | पूर्वग्रह पुष्ट कर रही है। दोनों ओरसे किसी प्रकारकी 
हिसात्मक कार्रवाई न होने पाये, इतनी सावधानी वरतते हुए यदि गोरे आदमियोंके 
पूर्वश्रहोंकोी स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता हो, तो भारतवासी सन्तोष कर छेते। यदि गोरे 
लोग दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंका सर्वेथा बहिष्कार भी कर देते तो भारतीय शिकायत 
नहीं कर सकते थे। वास्तवमें तो बहिष्कार पहलेसे ही जारी है। सामाजिक जीवनमें 
भारतीयोंको बिलकुल शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि यह बहिष्कार भारतवासियोंको 
खटकता है परन्तु वे फिर भी उसको चुपचाप सहन करते हें! परन्तु जब सरकार 
बीचमें दखल देती है और रंगमेदके आन्दोलनकों कानूनी मान्यता प्रदाव करती है तब 
बात दूसरी हो जाती है। भारतीय प्रवासी इस वातकों बरदाइत नहीं कर सकते कि 
उनके कहीं आने-जाने पर अपमानजनक नियन्त्रण लगाये जायें। रेलवेका टिकट बाबू 
भारतीयोंकी वेश-भूषा ठीक-ठाक है या नहीं, इसका विर्णय करे, यह वात भारतीय सहन 
नहीं कर सकते । प्लेटफार्म इन्सपेक्टर उनको प्छेठफार्मके किसी नियत स्थानपर ही 
उठने-बैठने दे, यह बात भी उन्हें स्वीकार नहीं हो सकती। रेलका टिकट खरीदनेके लिए 
उन्हें कैदियोंकी भाँति पहले अपना प्रमाणपत्र दिखाना पड़े, तो वे वैसा नहीं करेंगे। 

नये-तये अत्याचार और अपमानोंको, युद्ध चल रहा है, ऐसा कहकर छिपाया चहीँ 
जा सकता। भारतकी सम्मान-रक्षा करनेवाले भारतके साहसी पुत्र दक्षिण आफिका्म 
अपना कत्तंव्य निभा रहे हैं। हम छोग जो यहाँ हैँ उनका कत्तेव्य है कि हम उनकी सहा- 
यता करें। भारतके प्रत्येक स्थानमें सभाएँ करके दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंको भली-भाँति 
बता देना चाहिए कि भारत अपनी सन्तानोंके प्रति उनके दुव्येवहारका विरोध करता 
है। हमें इन सभाओंमें भारत-सरकार और साम्राज्य सरकारसे आग्रह करना चाहिए कि 
दक्षिण आफ्रिका-स्थिंत हमारे देशभाश्योंकी सुरक्षाके लिए वे कोई 0 करें. 
में आशा करता हूँ कि दक्षिण आकफ्रिकामें होनेवाके अन्यायकों समाप्त करा लिए जो 
आन्दोलन होगा, उसका समर्थन करनेमें भारतमें रहनेवाले अंग्रेज छोग पीछे नहीं रहेगे। 

/ इंडियन ओपिनियन ” पत्रसे छी गईं संलग्त सामग्रीके दूसरे भाग जिस शिकायत- 
का उल्ठेख है उसके विषयमें श्री काछलियाके तारमें कोई संकेत नहीं किया ३ । 
यह शिकायत भी कुछ कम गम्भीर नहीं है। प्रभावकी दृष्ट्सि यह सथुत: कहीं अधिक 
हानिकारक है। किस्तु प्रवासी भारतीय समाजको यह आाझ्ञा है कि दक्षिण आकि 
सर्वोच्च न्यायालयमें अपीक करनेसे उस अन्योयकी निवृत्ति हो जायेंगी। वास्तव 
प्रइन सर्वोच्च न्‍्यायालयसे ऊपरका है। यह कैसे हो सो में एक ही वाक्यम ० 
एक प्रतिक्रियावादी अठर्नी जनरलूने नेटालके संवोच्च न्यायालयसे एक नजीर करा की 
कि “देशी रियासतों ” की प्रजा विदेशी प्रजा है, त्रिटिश प्रजा कहें के एक 
रियासतोंकी प्रजा नेटालके सर्वोच्च न्यायाहयका जहाँतक अबासी निय्निण हम यदि 
खण्ड विज्येपके अन्तर्गत अपीरूका सम्बन्ध, है, संरक्षण पानेकी अधिकारी नहीं है। के 
मेठाछ प्रान्तके सर्वोच्च व्यायाह्यका यह निर्णय सही है तो इसका परिणाम यहे हैं: 


पत्र : सर जॉर्ज बान्जेको ३९५ 


कि दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हजारों भारतीय निवासी उस सुरक्षासे वंचित हो 
जायेंगे जिसके लिए उन्होंने आठ वर्षों तक संघर्ष किया था और, अब मान रहे थे कि वह 
उन्हें प्राप्त हो गई थी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोंमें कमसे-कम एक चौथाई 
लोग बड़ौदा और काठियावाड़ राज्यकी प्रजा हें। यदि कोई कानून इन लोगोंको 
विदेशी समझता है तो उस कानूनमें परिवर्तंत करना होगा। देशी राज्यों और उनकी 
प्रजाके लिए यह घोर अपमानकी बात है कि इन छोगोंको विदेशी समझा जाये। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


बॉम्ले ऑनिकल, ७-६-१९१८ तथा स्पीचेज्ञ ऐंड राइटिग्ल ऑफ महात्मा गांधी 


२८७, पतन्न: सर जॉर्ज बास्जंको 


सावरमत्ती 
जून २, १९१८ 
प्रिय सर जॉर्ज बान्जें, 
मेरा खयारू है कि उपनिवेश्ञोंके प्रवासियोंके रुतबेसे सम्बन्धित मामले आपके विभा- 
गके अन्तगत आते हैं | यदि यह ठीक हो तो में आपका ध्यान नत्यी किये गये कागजोंकी' 
ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 
संघ-सरकार गोरोंके रंगविद्वेषी पूर्वग्रहोंकी फिरसे शिकार वनती जा रही है और 
जिसे सिद्धान्तों और कमजोर राष्ट्रोंकी प्रतिरक्षाका युद्ध माना जाता है वह दक्षिण 
आफ्रिकाके गोरोंपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया है। यह बात इन कागजातोंसे आप 
जान सकेंगे। 
में जानता हूँ कि यह समस्या जटिल है। विधान बनाकर पूर्वग्रहोंकों दूर नहीं 
किया जा सकता। वे घैयेपूर्वक किये गये प्रयत्त और शिक्षासे ही दर किये जा सकते 
हैं। किन्तु आशंका तो इस बातकी है कि संघ-सरकार विरोधी हितोंके प्रति समदृष्टि रखनेके 
बजाय स्वयं इस जातीय पूर्वग्रहको प्रोत्साहन दे रही है। यदि मेरा विचार सही है तो 
भ्रशत यह उठता है कि वह अपनी साम्राज्य विरोधी गतिविधियोंमें ब्रिटिश झण्डें [ यूनियन 
जैक) का सहारा कहाँ तक ले सकती है। क्या भारत-सरकार भद और जातीय विद्देषके 
इस अशोभनीय प्रदर्शनके खिलाफ प्रबल विरोध करनेके लिए साम्राज्य सरकारको प्रभाव- 
कारी ढंगसे प्रेरित नहीं कर सकती? 
मेरा खयाकू है कि आप जानते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके इस छोटेसे भारतीय 
उपनिवेशने युद्ध-कालमें, जैसा कि सर्वेविदित है, बहुत उपयोगी सेवा की है और अब भी 


३, ये उपलब्ध नहीं हैं। 


रे९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कर रहा है। पूर्व आफ्रिकामें जनरल स्मट्सके पहुँचनेके बादसे ही एक भारतीय-आहत- 
सहायक-दल कार्य करता जा रहा है। 

ये कागजात दो भागोंमें विभकत हूँ : एक भाग नये बनाये गये रेलूवे विनियमोंसे 
सम्बन्धित है। ये विनियम अपने आपमें बिलकुल स्पष्ट हैँ। इसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती कि भारतीय यात्री स्टेशनके प्लेटफार्मों, डिब्ब्रों तथा टिकट-कार्याठय आदि स्थानोंके 
उन्हीं भागोंमें जा या बैठ सकते हैँ जो उनके. लिए नियत किये गये हैं। तिसपर भी 
प्रथम या द्वितीय श्रेणीके टिकटोंके लिए तो उन्हें टिकट देनेवाले क्कंकी सनकपर 
निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि टिकट देनेवाले बाबुको अधिकार है कि यदि कोई भार- 
तोय -उसकी दृष्टिमें अच्छी वेशभूषामें नहीं है तो वह उसे टिकट देनेसे इनकार कर दे। 

इसरे भागमें जो काशज हूँ उनसे यह स्पष्ट होता है कि 'संघ-सरकारके विवेकहीन 
कृत्यके परिणामस्वरूप देशी रियासतोंमें पैदा हुए वे भारतीय जो दक्षिण आफ़िकार्में जाकर 
वस गये हें किस प्रकार महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकारसे वंचित कर दिये गये हैँ। यदि 
सर्वोक्ष्च न्यायालयका निर्णय कानूनकी रूसे सही है तो स्पष्ट है कि कानून बुरा है; 
वह बदला जाना चाहिए । और यदि ऐसा नहीं है तो संघ-सरकारको स्थानीय अन्तःपरि- 
पद्‌ [ प्रिवी कौंसिल |में की गई अपीलका समर्थन करना चाहिए और कानून रद करवा 
देना चाहिए। बड़ौदा रियासतके हजारों भारतीय वर्षोसि दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हें। 
पीडित पक्षकी प्रार्थनाका विरोध करते समय सरकारको समझ छेता चाहिए था कि वह 
उन भारतीयोंके उचित अधिकारोंके हितमें, जो प्रत्येक अर्थमें ब्रिटिश प्रजा हैं, खतरा पैदा 
करनेकी जोखिम उठा रही है। 

मुझे पूर्ण आशा है कि इस पन्रके साथ आपको भेजे गये कागजोंमें जिस गलतीका 
उल्लेख है, उसे ठीक करनेके लिए आप तार भेजकर आवश्यक कंदम उठायंगे। 

हृदंयसे आपका, 


भो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइन्ज ऑफ इंडिया: उद्योग और वाणिज्य : जून १९१८: संख्या ५ 


२८८. भाषण : उत्तरसंडा्मे' 


उत्तरसंडा 

जून ३, १९१८ 

मामलरतदारका आदेश आपने सुन लिया। यह आदेश हमारी वातचीतके परिणाम- 
स्वरूप जारी किया गया है। कुछ दिन पूर्व जब में करक्टरसे मुलाकात करने गया था 
तब मेंने उक्त आदेशका सुझाव दिया था। मेंने उन्हें वताया था कि यदि वे मेरे सुझावों- 
पर अमल करेंगे तो संघर्ष ज्ञीत्र समाप्त हो जायेगा। अब मामलतदारने इस प्रकारका 
आदेश जारी कर दिया है। हमारे संघर्षकी पहली छ्तें यह थी कि जिस दिन गरीवोंसे 
लगान वसूली स्थग्रित कर दी जायेगी उस दिन जो छोग लगान देनेमें समर्थ हें, वे तुरन्त 
लगानकी सारी रकम अदा कर देंगे। प्रारम्भमें सरकारने दुराग्रह किया और कहा कि 
ऐसा नहीं हो सकता | सरकारका कहना था कि उसने जो लरूगान निश्चित किया है उसे 
ठीक समयपर अदा करना ही पड़ेंगा। मामरतदारके आदेशका आशय यह है कि आप- 
में से जो लोग लगान अदा कर सकते हैं, वे उसे अदा कर दें और जो लोग वस्तुत: 
अदा करनेमें असमर्थ हैँ, उनका लगान स्थगित कर दिया जायेगा। इस तरह सरकारको 
लऊगान मिल जायेगा छोगोंका आत्म-सम्मान कायम रहेगा और वे अपने प्रणके प्रति भी 
सच्चे रहेंगे। हमें इस कपापूर्ण आदेशके लिए मामलतदारकों धन्यवाद देना चाहिए; 
किन्तु यह किस प्रकार? आदेझका वास्तविक अर्थ समझकर, अर्थात्‌ आगा-पीछा किये 
बिना अपनी छगानकी रकम अदा करके हम ऐसा कर सकते हेँं। आपमें से जो रूगान 
अदा करनेमें समर्थ हैं उन्हें आज या करू उसे जरूर अदा कर देना चाहिए और उन 
लोगोंकी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए जो रूगान अदा करनेमें असमर्थ हैँ। आपको 
अपने तलाटीको विश्वास दिलाना होगा कि उस सूचीमें शामिल व्यक्ति वास्तवमें गरीब 
है। इसके बाद मामछरतदार उनका लगान स्थगित करनेके लिए आदेश जारी कर देगा। 
मुझे आप लोगोंसे . . - करनी है, वह यह कि जो लोग लूगान अदा कर सकते हैं उन्हें 
गरीबोंकी सूचीमें शामिल न करें। उन्हीं लोगोंकी सूचीमें लें जो लगान अदा करनेके लिए 
साहुकारसे व्याजकी ऊँची दरपर कर्ज लेने अथवा अपने मवेशी या गहने बेचनेके लिए 
मजबूर होंगे। इस तरहके लोगोंकी सूची जितनी छोटी होगी हमारे लिए वह उतनी 
ही श्रेयस्कर होगी। जो लोग समर्थ हें और जिन्हें अपने वादेके अनुसार छग्रान अदा 
करना ही चाहिए, वे यदि ऐसा नहीं करते तो दुनिया उनपर हँसेगी। इसलिए हमें 


१. विहारसे छौटनेके बाद गांधीजी श्री वी० जे० पंटेलके साथ नियादंसे तीन मील दूर स्थित 
उत्तरसंडा गाँव गये । तछादीने मामछतदार ( तहसीलदार ) का इस माशयका मांदेश पढ़कर सुनाया कि 
गाँवके धनिक किसान तो लगान जदा कर दें, किन्तु गरीब खातेदारोंके लिए अगले वर्धतक लगान स्थगित 
कर दिया जायेगा । इसके वाद गांधीजीने स्मामें भाषण दिया। 

२. यहाँ कुछ शब्द छुटे हुए हैं । 


ने सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


देखना होगा कि हमारी हंसी न उड़े | हमें मामछ्तदार साहवके आदेशका 
नेंकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आप मेरी सलाहके अनुसार कार्य बा हा 
विश्वास है कि आपकी प्रतिज्ा आपके लिए अत्यन्त कॉम सिद्ध गज की रोग 
आपका आदर करेंगे। हमें निर्मेछ अन्त:करणसे काम करना चाहिए। जब यह कहा ० 
था कि सरकार सही है और हम गरूतीपर हैं, तब हमें कितना व॒रा छगा था? हे 
सरकार कहती है कि हम रूगान अदा करें या न्‌ करें यह्‌ हमपर निर्भर करा का 
इसलिए हमारा दुहरा कत्तेंव्य हो गया है। जो छोग छुगान दे सकते हूँ उन बता 
देना चाहिए। यदि वे नहीं देते तो हमें उनपर अपना प्रभाव डालना होगा। बा दूसरा | 
यह कि आप गरीव खातेदारोंकी सूची तैयार करें और इसके तैयार करनेंके वाद अपना 
छगान अदा कर दें। १० जूनको वम्वईमें युद्ध सम्मेलन है। मझे आशा है कि इस 
प्रकारके आदेश, जैसे कि इस गाँवमें दिये गये हैं, अन्य गाँवोंमें भी जारी कर दिये 
जायेंगे और में गवर्नरसे यह कह सकूँगा कि हमारा संघर्ष समाप्त हो गया है।' 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, ५-६-१९१८ 


२८९. भाषण : नवागाँवमें 
जून हे, १९१८ 


मेरी तवीयत ठीक नहीं है, इसलिए में अधिक नहीं बोलूगा। लेकिन नवागाँव 
और नायकाके लोगोंने बहुत ही साहसका परिचय दिया है और बहुत अच्छा काम किया 
है। नावली और खंडालीके कुछ लोगोंने सीमाका उल्लंघन किया है। वे कुर्क की हुई 
भैंसोंको छुड़ा छाये और अधिकारियोंके कपड़ोंमें कॉंचकी फलियाँ रख आये। यह सत्या- 
ग्रह नहीं, वरन्‌ दुराग्रह है। हमारी प्रतिज्ञा तो सिर्फ यही थी कि हम रुपया नहीं 
देंगे। अधिकारी समझते हैं कि वे आकाशसे उतरे हैं। सरकारी नौकरीमें कोई विशेषता 
नहीं है। हमारे संघर्षका महत्त्व यही है कि हम इस वातकों समझ छें। आपको चौथाई 
देनी पड़ी है, हमें उसे वापस लेनेका प्रयत्न करना पड़ेगा; छेकिन यदि वह वापस ने 
भी मिले तो कोई परवाह नहीं। खेड़ाके किसानोंने इस संघपंमें बहुत कमाया है और 
बहुत सीखा है। इस सबको प्राप्त करनेमें आपकी चौथाई गई तो कुछ अधिक नहीं 
गया। हमारी लड़ाईका उद्देश्य तो प्रतिज्ञाका पालन करना था। चौथाई वापस छेतेकी 
हर सम्भव कोशिश्ष की जायेगी। यदि हम विनय और सत्यका पालन करेंगे तो सरकारसे 
चौथाई वापस देनेकी अपील कर सकेंगे। चौथाई देनेंके वावजूद छोग लगान नहीं देते, 


१, प्रतीत होता है, गांधीजीने कल्वट्रकोी लिखा कि यदि मामल्तदार द्वारा जारी किये यये भादेशके 
लैसा ही भदिश प्रकाशित कर सारे जिठेमें लागू कर दिया जाये तथा चौयाई एवं दूसरे जुस्‍्माने वापप्त 
छे ल्थि जायें तो संपर्ष बन्द हो जायेगा । कल्कटर द्वारा गांधीजीके उुझावके भनुत्तार कार्य करनेपर सत्याग्रह 


समाप्त कर दिया गया । 


सन्देश : खेड़ाके लोगोंको ३९९ 


इससे लोगोंकी प्रतिष्ठा वढ़ती है और सत्यकी प्रतिष्ठा भी। सरकारने जमीनें जब्त 
करनेका विचार बदल दिया जान पड़ता है। यदि जमीनें जब्त की जातीं तो सरकारकी 
बहुत बदनामी होती और बात विगड़ती। जहाँ किसान इतनी शक्ति दिखा रहे हों 
वहाँ सरकार जमीनें जब्त करती है तो उसका बल घटता है। स्पष्ट अन्यायसे बरू 
घटता है। 

[ गुजरातीसे | 


प्रजाबन्धु, ९-६-१९१८ 


२९०. सन्देश : खेड़ाके लोगोंको" 


सत्याग्रह शिविर 
नडियाद 
जून ६ [ १९१८ ] 
खेड़ा जिड़ेके भाइयो और बहनो, 
खेड़ा जिलेकी जनताने तारीख २२ मार्चको जो लड़ाई शुरू की थी, वह खत्म 
हो गई है। उस तारीखको लोगोंने निम्नलिखित प्रतिज्ञा ली' थी: 
इस प्रतिज्ञाका तात्पयें यह है कि अगर सरकार गरीबोंका छगगान मुलूतवी रखे, तो 
समर्थ आसामी छूगान जमा करा देंगे। उत्तरसंडा, नडियादके मामछतदारने तारीख ३ 
जूनको ऐसा हुक्म जारी किया। इसपर उत्तरसंडाके लोगोंमें जो समर्थ हैं उन्हें छगान जमा 
कर देनेकी सलाह दे दी गई है, और वहाँ छगान जमा कराना शुरू हो गया है। 
उत्तरसंडा्में इस प्रकारका हुक्म जारी होनेके बाद, कलक्टर साहबको पत्र लिख- 
कर प्रार्थना की गई कि अगर उत्तरसंडा जैसा ही हुक्म सब जगह जारी हो जाये, तो 
लड़ाईका अन्त हो जाये और परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयको १० तारीखको --- यानी जिस 
दिन युद्ध-परिषद्की बैठक होगी --- सूचित किया जा सके कि खेड़ा जिलेका घरेलू झगड़ा 
निपट गया है। कलक्टर महोदयनें इस आशयका उत्तर दिया है कि उत्तरसंडामें जारी 
किया गया हुक्म सारे जिलेपर छागू होता है। इस प्रकार लोगोंकी प्रार्थना अन्ततः 
स्वीकार हो गई है। चौथाई सम्बन्धी सरकारी आज्ञाके बारेमें कलक्टरने बताया है 
कि जो लोग स्वेच्छासे अदायगी कर देंगे, उनके खिलाफ यह आज्ञा छाग्रू नहीं की 
जायेगी। इस रियायतके लिए हम कलक्टर महोदयके प्रति आभार प्रकट करते हूँ। 
हमें अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि लड़ाईका अन्त तो हो गया, परन्तु बहुत 
शोभनीय ढंगसे नहीं। उसमें जो खूबी होनी चाहिए, वह नहीं है। ऊपरका हुक्म उदार 


२. यह ज्ञापन गुजराती भाषामें गांधीजी भौर सरदार वल्लमभाई पंटेल्के इस्ताक्षरोंसे जारी किया 
गया था, और अंग्रेजीमें इसे “यंग इंडिया? में “ऐन एण्ड विद्ाउट ्रेस ” [संघर्षकी शोमाविद्दीन समाप्ति] 
शीषकसे प्रकाशित किया गया था । वह विभिन्‍न अंग्रेजी अखवारोंमें भी छपा था । 

२. इसके पाठ्के लिए देखिए “प्रतिशा”, २२-३-१९१८। 

३. उपलब्ध नहीं हे । 


४५०० ग सम्पूर्ण गांधी जे 


हृदयसे खुश होकर नहीं दिया गया। ऐसा रूगता है कि उंक्त हुक्म बहुत बेमनसे जारी 
किया गया है। कलक्टर महोदय सूचित करते हैं: 
२५ अप्रैलकों सब मामलतदारोंके नाम यह आदेश जारी कर दिया गया था 
कि जो लोग अदायगी करनेकी स्थितिमें न हों, उनपर कोई दबाव न डाला जाये। 
२२ मईको बाकायदा एक परिपत्र भेजकर उनका ध्यान पुनः इन आवेश्ञोंकी 
ओर विलाया गया था। इन आविशोंपर कारगर ढंगसे अमल हो सके इसलिए 
मामलतदारोंसे यह भी कहा गया था कि वे छूगान अदा न करनतेवालोंको दो वर्गोमें 
छाँट लें। एकमें वे लोग रखे जायें जो अदा फरनेकी स्थितिमें थे, और दूसरेमें वे 
लोग जो गरीबीके कारण लगान देनेसें असमर्थ थे। 
यदि ऐसी वात थी, तो ये आज्ञायें जनताको क्‍यों नहीं बताई गई? यदि २५ 
अंप्रैठको उनकी जानकारी लोगोंको हो गई होती, तो छोग कितने कष्टोंसे बच जाते। 
विशेष अधिकारियोंको रखकर कुकियाँ करनेंके लिए जिलेके बहुतसे सरकारी कर्मचारियोंके 
ऊपर सरकारकों जो अनावश्यक खर्च करना पड़ता वह बच जाता। जहाँ-जहाँ रूगान 
बाकी था, वहाँके छोगोंकी जान साँसितर्में पड़ी रही। कुर्की न हो सके, इसके लिए वे घर 
छोड़कर वाहर रहे। यहाँतक कि उन्हें ठीकसे भोजन भी नहीं मिछा। स्त्रियोंने ऐसे कष्ट 
सहन किये हें जिन्हें सहनेका उनके लिए कोई कारण न था, कभी-कभी उद्धत सकिल 
इंस्पेक्टरोंके अपमान भी सहन किये हैं। वे असहाय देखती रहीं और द्ुधारू भेंसें उनकी 
नजरके सामने खोल ली गई हैं। चौथाईका जुरमाना चुकाया है। उपर्युक्त भाश्ञाएँ छोगोंको 
मालम हो जातीं, वो छोग इन सब दुःखोंसे बच जाते! अधिकारी लोग जानते थे रे 
गरीबोंको राहत देनेकी माँग ही लड़ाईका मुख्य आधार थी। कमिशनरने तो होगे 
इस कठिनाईकी तरफ देखनेसे ही इनकार कर दिया था। वहुतन्से पत्र लिखनेपर भी 
वे टससे मस नहीं हुए। उतका जवाब था, / असामीवार छूट नहीं दी जा सकती | 
एसा कानून नहीं है। अब कलक्टर महोदय कहते हैं कि: 
अप्रैल २५ के आदेश, जहाँतक उनका ताल्दुक गरीबीके कारण छंगात 
चास्तवमें अदा त कर सकनेवालोंपर दबाव डालनेसे है सरकारके उस विवयसे 
सम्बन्धित सर्वश्ञात स्थायी आवेशोंकी पुनरावृत्ति मात्र थें। हे 
अगर यह वात सच है तब तो छोगोंको आजतक उनके हठके कारण ही $ईख 
उठाना पड़ा है। दिल्ली जाते समय श्री गांधीनें कमि्नरको पत्र लिखकर राहते देने 
(बल आशय करनेकी प्रार्थना की थी ताकि वाइसराय महोदयको 
या उपर्यक्त आशयका हुक्म जारी करनेकी प्रार्थना क 
समझौतेकी खुशखबरी दी जा सेके | कमिश्नरनें इसपर कोई ध्यान नहीं दिया। बे 
४ लोगोंको दुःखी देखकर हम विचलित हो गये हैं; हम अपनी कप डर हैं” 
हैं; और छोगोंको सन्तुष्द करनेके लिए अब हम असामीवार छूँट देने पते थे, किनह 
अधिकारी लोग उदात्त मनसे ये सारी बातें कहकर जनताका मन जीत सकते थे, 


रे अब 
उन्होंने (जनताका मन जीतनेका) यह तरीका अपनाने इनकार हर 
भी जो राहत दी गई है, वह मजबूरन और अनमने भावसे बिना अप भ्ूः 


सन्देश : खेड़ाके छोगोंको ४०१ 


किये हुए दी गई है। यही नहीं, यह दावा भी किया जाता है कि जो राहत दी गई है, 
वह पहले भी दी जाती रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस समझौतेमें कोई शोभा 
नहीं है।' 

अपनी हठधर्मिता, अपनी इस भ्रमपूर्ण धारणा कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार नहीं 
करनी चाहिए, और इस बातका आग्रह कि उनके बारेमें यह न कहा जा सके कि वे 
किसी जन-आन्दोलनके सामने झुक गये, इन कारणोंसे ही सरकारी अधिकारी लोकप्रिय 
नहीं हो सके हें। यह आलोचना करते हुए हमें दुःख होता है। परन्तु हमें लगा कि 
उनके मित्रके रूपमें उनकी इतनी आलोचना तो हमें करनी ही चाहिए। 

अधिकारी-वर्गंका ऐसा असन्तोषजनक व्यवहार होते हुए भी हमारी प्रार्थना स्वीकार 
हो गई है और जो राहत दी गई है उसे साभार स्वीकार करना हमारा फर्ज है। अब 
केवल आठ फी सदी लरगानका भुगतान होना बाकी है। अबतक छगान अदा न करनेंमें 
ही हमारा स्वाभिमान था। अब स्थितिके बदल जानेपर सत्याग्रहियोंके लिए छगान चुका- 
नेमें स्वाभिमान है। जो समयथे हें, उन्हें सरकारको जरा भी तकलीफ दिये बिना लगान 
तुरन्त जमा करके बता देना है कि जहाँ अन्तरात्माके आदेश और मानवीय कानूनके बीच 
विरोध नहीं है, वहाँ सत्याग्रही कानूनका आदर करनेमें किसीसे पीछे नहीं हेँ। सत्याग्रही 
कभी-कभी कानून और सत्ताकी क्षणिक अवज्ञा करता प्रतीत होता है किन्तु इसमें उसका 
उद्देश्य अन्तमें यही सिद्ध करनेका होता है कि दोनोंके प्रति उसके मनमें सच्चा मान है। 

लगान अदा करनेमें जो समर्थ हें उनकी सूची तैयार करते समय खूब पक्की जाँच 
कर लेनी चाहिए ताकि इसपर कोई आपत्ति न उठा सके। जिनकी असमर्थताके बारेमें 
जरा भी शंका हो, उनका फर्ज है कि वे लगान अदा कर दें। असमर्थ कौन है, इसका 
अन्तिम निर्णय तो अधिकारी-वर्ग ही करेगा। फिर भी हम यह मानते हैं कि वह 
जनताके निर्णयका पूरा आदर करेगा। 

खेड़ाके लोगोंने अपनी बहादुरीसे सारे हिन्दुस्तानका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 
सत्य, निर्भयता, एकता, दुृढ़ता और आत्मत्यागका पालन करनेका फल उन्होंने पिछले छ : 
महीनोंमें चला है। हमें आशा है कि छोग इन महान्‌ गुणोंका अपनेमें और अधिक विकास 
करेंगे, प्रगतिके पथपर आगे बढ़ेंगे और मातृ-भूमिका नाम अधिक उज्ज्वल करेंगे। हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि यह लड़ाई छेड़कर खेड़ा जिलेकी जनताने अपनी, स्व॒राज्यकी और 
साम्राज्यकी सच्ची सेवा की है। 

ईश्वर आप सबका कल्याण करे। 

हम हैं 
जनताके चिरसेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
वल्लभभाई झवेरभाई पटेल 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-६-१९१८ 
१. यद्द अनुच्छेद केवल अंग्रेजी पाठमें मिलता है। गुजराती पाठमें यह नहीं है । 


१४-२६ 


२९१. भाषण: नडियादसमें' 


, जून ८, १९१८ 
' जिला सजिस्ट्रेटके रूपमें काम करनेवाले नडियांदके कलक्टरके न्यायालयमें श्री 
मोहनलाल पंड्या तथा नवागाँवके पाँच अन्य व्यक्तियोंपर ८ जून, १९१८ को खेतसे' 
प्याज चुरानेका अभियोग रूगाया गया। अभियुकतोंने वृढ़तापुर्वंक कहा, वे हृदयसे यही 
मानते हूँ कि उन्होंने कोई गेरकानूनी कार्य नहीं किया है। । 
गांधीजीने भी अपनी गवाहीमें कहा कि उक्त कार्यके लिए एकमात्र उत्तरदायी में 
हैं, और मेंने ही अभियुक्‍तोंको प्याज निकालनेकी सलाह दी थी। यदि प्याज निकालना 
अपराध है तो न्‍्यायालूयका करत्तेव्य है कि दण्ड मुझे दिया जाये। मामलेके समाप्त होने- 
पर गांधीजीने न्‍्यायालूयकी चहारदीवारोके बाहुर एक विज्ञाल सावंजनिक सभामें भाषण 
दिया। [ उन्होंने कहा: ] 
इस समय मेरे हृदयमें दो भावनाएँ उठ रही हें: उनमें से एक तो मुझे खुशीसे 
भरती है और दूसरी दुःखसे। में खुश इसलिए हूँ कि खेड़ाके लोग सच्चे सत्याग्रही हें 
और उन्हें जेल जानेका सुअवसर मिला है। मेरा यह सन्देह, कि खेड़ाके किसान जेल 
जानेके लिए तैयार होंगे कि नहीं, दूर हो गया है। मुझे दुःख इसलिए है कि यद्यपि 
ब्रिटिश अधिकारी आम तौरपर भले होते हैं, फिर भी उनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनमें उदारता 
और दूरदशिताकी कमी है। कलक्टर जेलकी सजा देकर अगर ऐसा सोचते हैं कि वे हमें 
किसी ऐसी जगह भेज रहे हँ जहाँ जाना अपमानजनक है और जहाँ भयानक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, तो वे भले वैसा सोचें किन्तु हमारे लिए जेल वैसी कोई जगह नहीं है। सच 
कहें तो लोगोंने वहाँ जो सीखा वह सचमुच प्रशंसनीय है। जबतक हम जेलके कष्टोंको 
सहना नहीं सीखते तथा जेल-यात्राके वास्तविक अर्थ और पाठकी ओर ध्यान नहीं देते 
तबतक सत्याग्रहका असली अर्थ हमारी समझमें नहीं आता। सबके लिए यह समझनेका 
एक बहुत ही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इसका दुःख होना चाहिए कि हम 
उन वन्धुओंके समान सौभाग्यश्ाली नहीं हैं जो जेल गये हैं। मैंने जेछ जानेकी पूरी 
कोशिश की। मेंने कहा कि प्रारम्भसे छेकर अन्ततक एकमात्र उत्तरदायित्व मेरा है। 


१. भाषणकी “खेढ़ा सत्याग्रह ” में दी गईं ग्रुजराती रिपोर्टके भाधारपर इसे संशोषित कर लिया 
गषा है। 

२. सरकारी अदिशके द्वारा खेतकों जब्त कर लिया गया था, किन्तु गांपीजीने कल्वटरकों बताया 
कि जब्त करनेके नोस्सिमें खेतकी सर्वेक्षण संख्या नहीं दी गई है, इसलिए उसे जब्त किया गया नहीं समझा 
जायेगा । वरसात तुरन्त आनेवाली थी इसलिए उन्होंने उन्हें खेतसे. प्याज एकत्र करनेकी सलाद दी। श्स 
घटनाका आत्मकथाके अध्याप २४ में विस्तारसे वर्णन है।...... 

३. दो अभियुकतोंको १० दिनकी तथा शेषकों वीस-वीस दिनकी कोदकी सजा दी गई । 


भाषण ; नडियादमेँ ४०३ 


भूलाभाईने ' जो किया पूरी तरह सोच-विचार कर किया है। यदि इसमें कोई गलती है 
तो वह मेरी है; और फिर भी में अनुभव नहीं करता कि में किसी तरह गलतीपर 
हूँ। मेने बड़ी कोशिश करके मामला कलक्टरके पास बदलवाया था। यह परीक्षात्मक 
मामला था। मेंने कलक्टरको पहले ही कह दिया था कि में उनके निर्णयके खिलाफ 
अपील करने नहीं जाऊंगा; और मेरा अब भी वही विचार है। न्यायारूयका निर्णय 
अन्यायपूर्ण है और सजा कड़ी है। कोई भी यह आशा नहीं कर सकता कि न्यायाघीशके 
आसनपर बैठा व्यक्ति सत्याग्रही हो, क्योंकि कानून सत्याग्रहको स्वीकार नहीं करता। यह 
एक ऐसा मामला है जिसमें यदि हम अपील करें तो निश्चित रूपसे सफल होंगे । हम इस 
मुकदमेको इसलिए नहीं हारे कि मेंने या वल्लभभाईने किसी भी गवाहसे जिरह नहीं की । 
फोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश जिसे कानूनका ज्ञान होता, कह सकता था कि जो तथ्य 
सामने हैं उनके आधारपर इसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद हम अपील 
करने नहीं जा रहे हेँ। सत्याग्रही ऐसा नहीं कर सकता। उनके लिए जेल जाना सबसे 
. अच्छा मार्ग है। यदि सजा और भी कड़ी होती तो मुझे और भी खुशी होती। कलकक्‍टरनें 
आदेश दिया है कि प्याजको जब्त कर लिया जाये। यदि सरकार प्याजको हजम करनेंका 
साहस कर सकती है तो उसे वैसा करने दें । किन्तु नवागाँवके बहुत-से मित्रोंसे जो यहाँ 
उपस्थित हैं में यह कहना चाहता हूँ कि भूलाभाईपर लगानके जो ९४ रुपये बाकी हैं 
उन्हें कलतक मामलतदारकों निद्िचत रूपसे चुकता कर देना चाहिए। हमें समझौतेका 
सम्मान करना है। में नडियादमें होनेवाले जिला सम्मेलनमें भी यही कहने जा रहा हूँ । 
इस घटनासे कदुता उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, किन्तु यदि हम पर्याप्त उदारता दिखाकर 
इसे भूला दें तो सरकारको अपना वादा तोड़नेके लिए सदैव खेद बना रहेगा। कलक्टरने 
क्रोधके वशीभूत होकर ऐसा किया है। सजा इसलिए दी गई कि लोगोंने उनके आदेशके 
बावजूद प्याज खोद निकाछा। यदि उन्होंने इस मामलेपर शालन्तिपूर्वक विचार किया 
होता तथा कुछ अधिक सावधानीके साथ कानूनका अध्ययन किया होता तो उन्हें मालूम 
हो गया होता कि इस कार्यमें कोई अपराध नहीं है। यदि हमें अधिकारियोंको शिक्षित 
करना हो, तो हमें इसी प्रकारका काम बार-बार करना चाहिए, और तब वे समझ जायेंगे 
कि इस प्रकारके बहादुर छोगोंको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती, उनके साथ तो 
प्यारसे हाथ मिलाना ही उचित है। यदि हम अधिकारियोंपर विजय प्राप्त करना चाहते 
हैं तो हमें उनके साथ व्यवहार करते समय ईमानदार तथा नम्न होना चाहिए। हम 
विचारहीन अधिकारियोंके सामने कभी भी न झुकें, वल्कि यदि आवश्यकता पड़े तो 
प्याज खोदकर निकालें और हजार वार जेल चले जायें। 


नवागाँवके मेरे भाइयो, इस अवसरको आप शुभ समझें | आपके कसबेके ५ मित्र 
शुद्ध तथा निर्मीक हृदयसे जेल गये हैं; उसके लिए हम सब उन्हें बधाई देंगे। मोहनलाल 
पंडया उनके साथ हूँ, इसलिए शेष छोगोंके बारेमें मुझे कोई चिन्ता नहीं है। उन्होंने 
ही तो इस संघर्षका नेतृत्व किया, अतएवं यह उनके लिए एक स्वर्ण अवसर है। यह 
पहला अवसर नहीं है जब कि मेने अपील करनेके खिलाफ सलाह दी है। जब दक्षिण 


१. प्याजंके खेतके माह्कि । 


238 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आफ्रिकार्मे हजारों लोग जेछू गये, तब मेंने कभी अपील नहीं की। जब हम ' 
रूपमें जेल जाना चाहते हैं, तव कोई अपील नहीं हो सकती। शायद बा 
इतने ऊँचे नहीं उठे। किन्तु यदि वे उठ गये होते तो में उन्हें सलाह देता कि वे कोई बचाव 
न करें और न्यायालूयको, जो वह चाहता है, करने दें। जिलेगे दो या तीन मामले 
और हे जो विचाराधीन हैं। में आपको सलाह देता हैँ कि आप अपना बचाव न करें; 
वल्कि कंदका कष्ट उठायें। उससे हमें बहुत सीखनेको मिलेगा; और मेरा दढ विश्वास है 
कि इसी प्रकार कार्य करके हम देशकों आगे बढ़ा सकते हेँ। फ 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉस्‍्बे क्ॉनिकल, १२-६-१९१८ 


२९२. पत्र: एल० रॉबर्ट्सनको 


बम्बई 
जून ९, १९१८ 
श्री एल० रॉबर्ट्सन 
मुख्य सचिव 
राजनीतिक विभाग 
बम्बई सरकार 


प्रिय श्री रॉवर्ट्सन, 
खेड़ासे लौटनेपर अभी करू शामको ही नडियादमें आपका तार सं० ४६३० 
मिला। आपके तारमें दिये गये प्रस्तावका समर्थन करनेका वचन देनेसे पहले मेरी इच्छा है 
कि में उसके वारेमें पूर्ण रूपसे जानकारी प्राप्त कर हूँ। में योजनाकों भी देखना चाहूँगा । 
मेरा पता है: मारकत, रेवाशंकर जगजीवन, लेवनेम रोड, चौपाटी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
इंडिया ऑफित ज्यूडिशियल ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स : ३४१२/१८; तथा बाँग्बे गवर्नमेंट 
होम डिपार्टमेंट स्पेशल फाइल सं? १७८८; सन्‌ १९१८ 
१. जून ७, १९१८ के श्स तारमें लिखा था: “यदि आप इस मासकी १० तारीढके सम्मेलनमें 
निम्नलिखित प्रस्तावका समर्थन करनेकी स्वीकृति दें तो परमश्रेठ्को असन्‍्नता -होगी। म्रस्ताव: इस 
सम्मेलनका विचार है कि इस प्रान्तकी जनशक्ति एवं साधन ल्रोतोंका युद्धके नि्मित्त बयासम्भव पूरा 
उपयोग और विकास किया जाये । इस उद्देश्यों सामने रखते हुए यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि 
एक युद्धार-निकाय (वॉर परणजेज़ बोर) स्थापित किया जाये, जिसमें सरकारी औौर गेरसरकारी दोनों प्रकार 
सदस्य हों, और जो योजना कार्ययूचीके साथ नत्थी किये स्मृतिपत्रमें दी गई है, उसे स्वीकार और अंगोकार 
किया जाये । प्रस्ताव समाप्त । उल्लिसित स्मृतिपत्र कछ तैयार दो जायेगा और उसे आपके वम्बईवाे 
पतेपर भेज दिया जायेगा । पतेकी जानकारी कृपया तार द्वारा दीजिए ।/ , | 


२९३. पत्र: एल० रॉबर्दट्सनको 


वम्बई 
जून ९, १९१८ 

प्रिय श्री रॉबर्ट्सन, ु 
मुझे खेद है कि जब आपका पत्र' पहुँचा उस समय में वाहर था। मुझें लगता 
है कि प्रस्तावपर में न बोलूँ) आज्ञा है; परमश्रेष्ठ इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे | देखता 
हूँ, जनशक्ति समिति (मैन पावर कमेटी) में मेरा नाम भी शामिल है, लेकिन तिरक 
जैसे व्यक्तियोंके नाम शामिल नहीं हैं। यदि में उनके तथा उन-जैसे अन्य समर्थ स्व॒राज्य- 
वादियों [होमरूलसे | के सहयोगका छाभ प्राप्त नहीं कर सका तो मुझे लगता है मेरी 
उपयोगिता बहुत कम हो जायेगी। जबतक सरकार यह विश्वास करनेके लिए तैयार 
नहीं है कि वे अपने कत्तेव्यका निर्वाह करेंगे तवतक सच्चा राष्ट्रव्यापी सहयोग प्राप्त 
करने तथा एक राष्ट्रीय सेना बनानेंकी आशा करना व्यर्थ है। यदि इन नेताओंको 
जनशक्ति समितिमें शामिल होनेके लिए आमन्त्रित किया गया तो मुझे उसमें काम 
करनेमें प्रसन्नता होगी। यदि समितिके विस्तारके वारेमें प्रस्ताव किया जा सकता हो 
तो में यह प्रस्ताव पेश करनेको तैयार हूँ कि इनमें से कुछ सज्जनोंको इन समितियोंमें 

से एक या अधिकमें शामिल किया जाये। 


हृदयसे आपका, 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स: ३४१२/१८; तथा वॉम्ने 
गवर्ेमेंट होम डिपार्टेमेंट स्पेशल फाइल, सं० १७८८; सन्‌ १९१८ 


१, यह पत्र ९ जूनकों लिखा गया था। उसका पाठ इस प्रकार है “आज ही आपका पत्र मिला। 
में स्मृतिपत्र (भरतीसे सम्बन्धित उस टिप्पणीकों छोड़कर जो प्रेसमें है )के साथ कार्ययूद्वी नत्यी कर रहा 
हूँ । स्वृतिपत्रमें योजनाके बारेमें विस्तारंसे बताया गया है । आप देखेंगे, परमश्रेष्ठने यह मान लिया है 
कि आप धोल्ना स्वीकार करेंगे ही । अगर आप वेसा न करना चाहे तो कृपया आप किसी सन्देशवाहक 
द्वारा इस आशयक़ी सूचना भेज दें ताकि कार्योचूच्रीमें आपका नाम न रखा जाय ।7 


२९४. पन्न ; लॉर्ड विलिग्डनको 


बम्बई 
जून ११, १९१८ 
प्रिय लॉर्ड विलिग्डन, 35203 
मुझे विश्वास है, आप इस पतन्नका गलत अर्थ नहीं लगायेंगे। 
मेरे विचारमें आपने कल सर्वेश्री तिलक और केलकरको' बोलनेसे रोककर एक 
गम्भीर भूल की है।' आपकी ओरसे ही उन्हें सूचना दी गई थी कि वे आलोचना तो 
कर सकते हूँ; किन्तु कोई संशोधन पेश नहीं कर सकते। आपके रोकनेका अर्थ यह 
लगाया जायेगा कि आपने देशके एक महान्‌ तथा वद्धंमान दकका अपमान किया और 
इस प्रकार छोग नाराज होंगे। आपकी इस कार्रवाईसे कार्यकर्त्ताओंकी स्थिति बड़ी नाजुक 
भौर कठिन हो गई है और यदि श्री तिलक सरकार या साम्राज्यके शत्रु हें तो निस्सन्देह 
आपने उन्हें इस मार्गपर चलनेके लिए और भी शकित प्रदान की है। किन्तु यदि आपने 
उन्हें और श्री केलकरको अपनी बात कहने दी होती तो वे सम्मेलनसे सन्तुष्ट होकर 
जाते और यह कहा जा सकता था कि आपने सबको उचित अवसर दिया। क्या ऐसा 
नहीं हो सकता कि आप अपनी इस भारी भूलके लिए सार्वजनिक रूपसे खेद प्रकट करें 
या खेद प्रकट करते हुए दोनोंको बुरा भेजें और उन्हें सहयोग देनेके लिए आमन्त्रित करें 
और उनके दृष्टिकोणपर उनसे वातचीत करें? इसमें आपको घाटा कुछ नहीं होगा, 
बल्कि लाभ ही होगा। इससे आप जनताकी नजरोंमें ऊँचे उठेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, 
जनतासे सहायता प्राप्त करनेकी आपकी क्षमतामें वृद्धि होगी, तथा सम्भवतः ३ पक 
वादी दल [होमरूल पार्टी |को भी आप अपने पक्षमें कर सकेंगे, और देशमें अब जो 
आन्दोलन निश्चित रूपसे फूट पड़नेको' है, उसका अंकुर दव जायंगा। हे 
में एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस पत्रका गलत अर्थ नहीं 
लगायेंगे। इसे लिखनेके पीछे मात्र सद्भावनाकी ही प्रेरणा है।' 
आपका विश्वस्त मित्र, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे 
इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स: ३४१२/१८ 
१. नरसिंह चिन्तामण केल्कर; राष्ट्रवादी, राजनीतिक नेता, तिरुकके साथी और णीवनचरिज-टेखक 
को 
जे के 4 लेजको बम्बई आन्तीय युद्ध सम्मेलनमें घटी थी । सम्मेहनकी अध्यक्षता लॉर्ड 
पक 32 जा ही हुआ । देखिए “भाषण : बंवईकी सभामें “, जून १६, १९१८ । 
४. गांधीजीको उसी दिन क्रिरुस्से निम्नलिखित उत्तर मिला: “परमश्रेष्ठकी इच्छानुतार यचित के 
हूँ कि आपका आजका पत्र मिला । इस पत्रके मजमूनपर उन्हें कुछ भाश्चयं और निराशा हुईं । हों 
सार्वजनिक मामलॉपर उचित मतभेदके लिए झुंजाश्श रखनेकों सदैव तैयार रहते दें वहाँ वे महामहिम 


२९५. पत्र: जे० क्रिररको 


बम्बई 
जून ११, १९१८ 
प्रिय श्री क्रिरर, 


. भेरे सबेरेके पत्रका स्पष्ट और पूर्ण उत्तर' देनेके छिए कृपया मेरी ओरसे परम- 
श्रेष्ठको धन्यवाद दे दें। में भारत सेवक समाज | सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ] के समा- 
रोहमें शामिल होनेके लिए इसी समय पूना जा रहा हूँ। में बृहस्पतिवारको लौटूँगा 
और परमश्रेष्ठकी इस कृपाका कि यदि में चाहूँ तो वे मुझे मिलनेका अवसर प्रदान 
करेंगे, उपयोग करना चाहूँगा। यदि उन्हें उस दिन सुविधा हो तो क्‍या मूझे समाजकी 
मारफत पूना सिटीके पत्तेपर तार द्वारा यह सूचित करनेकी कृपा करेंगे कि में (दोपहरके 
बाद) किस समय उनसे मुछाकात करने आऊँ। इस बीच में परमश्रेष्ठको विश्वास दिला 
दूँ कि मेंने जो पत्र लिखा था उसका इरादा यह बताना नहीं था कि मेरे विचारोंमें या 
मेरे प्रस्तावमें परिवर्तत तो दूर, उसकी सम्भावना भी हो सकती है। में हर क्षण उस 
प्रस्तावको कार्यरूप देनेकी तैयारी कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० .क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स: ३४१२/१८ 


सम्राटके प्रति राजभक्ति प्रकट करनेवाले प्रस्तावपर कलहपूर्ण राजनीतिक वहसकी अनुमति नहीं दे सकते। 
साम्राज्यका कोई राजमक्त नागरिक इस संकर-वालमें अपनी सेवाएँ अर्पित करनेके लिए शर्ते लगाये तो पह 
वात उन्हें और भी नापसन्द है। श्री तित्क और उनके कुछ साथियोने ऐसी शर्त रखीं जिनके सम्बन्धमें 
वे भी जानते हैं और हर भादमी जानता है कि उन्हें परमश्रेष्ठठी सरकार पूरा नहीं कर सकती । इस 
तरहकी शर्तोंकि साथ सहयोग करनेका प्रस्ताव असहधोग करनेसे केवल इस बातमें भिन्‍न है कि उसमें 
स्पष्टवादिता नहीं दे । परमश्न छको पूरा विश्वास है कि यदि आप पुनः विचार करेंगे तो आप स्वीकार 
करेंगे कि उनके ये दी विचार हो सकते हैं और उन्हें निश्चित रूपसे इन्हींपर अमल करना होगा । और 
स्वयं आपका भाचरण इ्न विचारोंपर परमश्रेष्क्का विधास और भी दृढ़ कर देता है : आपने स्वयं 
वाइसरायको विना किसी शर्तेके अपनी सेवाएँ पेश कीं और यही कारण है कि उस अस्तावसे वे इतने प्रसन्‍न 
हुए और उसका इतना स्वागत किया-। उन्हें पूरा विश्वास है कि यदि कोई नागरिक अपने दापित्वोंके वारेमें 
कोई मिन्‍न विचार अथवा परमश्रेष्ठकी सम्मतिमें निम्नतर विचार रखता हो तो उससे प्रेरित होकर आप 
अपने उत्त वचनके पालनमें किसी तरह आगा-पीछा नहीं करेंगे, जिसको भाप्त करके परमश्रे8को इतनी 
प्रसन्‍नता हुईं थी.! मुझे इतना और लिख देनेको कहा गया है कि थदि इस सम्बन्धमें आप परमश्रेष्ठे 
फिर मिलना चाह, तो आपका स्वागत है |” 
२. देखिए पिछछे शीपककी पाद-रिप्पिणी ४ ! 


२९६. पत्र : जी०. ए० नटेसनको 


बम्बई 
जून १३, [१९१८ | 
प्रिय श्री नठेसन, 

इस पत्नके पहुँचनेसे पहले मेरा पुत्र देवदास आपके पास पहुँच जायेगा। में चाहता 
हैँ, जवतक वह वहाँ रहे, आपके साथ आपके परिवारके सदस्यके रूपमें रहे। यदि यह आपके 
लिए असुविधाजनक हो तो आप वैसा कहनेमें संकोच न करेंगे। में नहीं चाहता कि 
वह किसी गुजराती परिवारके साथ रहे। उसे किसी तमिक परिवारके साथ ही रहना 
चाहिए। उसे तमिल सीखनी है और हिन्दी पढ़ानी है। मेने उसे भारतीय सेवा संघ 
[इंडियन सविस लीग ] की माँगपर भेजा है। मेने देवदासको कुम्बकोणम्‌ भेजना स्वीकार 
कर लिया है और उसका अन्तिम लक्ष्य वहीं जाकर रहना है। किन्तु, चूँकि कुम्बकोणम्‌- 
के मित्र उसे जुलाईसे पहले बुछानेको तैयार नहीं हैं, इसलिए मेंने सोचा, उसे भारतीय 
सेवा संघर्में कुछ कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। मेंने देवदासकों ३० रुपये दिये हैं। 
वहाँ पहुँचनेपर उसके पास १५ रु० बच रहेंगे। यदि उसे कुछ नकदकी आवश्यकता हो 
तो कृपया वह उसे दे दें और मेरे नाम चढ़ा दें। में जानता हूँ, आप ऐसा नहीं करते। 
लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप देवदाससे ही यह शुभ कार्य शुरू कर दें। आपके 
इनकार करनेपर मुझे यहाँसे रुपये भेजने पड़ेंगे। ऐसा अवसर आनेपर हरबार में आपको 

ही सारा भार उठाने नहीं दूंगा। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२२७) की फोटो-सकलसे | 


२९७. भाषण : बस्बईकी सभामें' 
जूब १६, १९१८ 


इस महत्त्वपूर्ण और विराट सभाकी अध्यक्षता करनेका निमन्त्रण स्वीकार करते 
समय मेरे मनमें बहुत-कुछ हिचकिचाहट थी। हम छोग यहाँ, १० जूनकों टाउन हॉलिम बुद्ध 
सम्मेलनकी अध्यक्षता करते हुए परमश्रेष्ठ लॉ विलिग्डनने जो व्यवहार किया था, उसका 


१, यह सभा सन्ध्याके समय बम्बध्के केन्द्र गिरगाँवकी शान्ताराम चाल्में की गई थी । गषीणी 
अध्यक्ष ये । इसमें लगभग १२ हजार व्यक्तियोंने भाव लिया । प्रान्तीष युद्ध-सम्मेनकी नेठ्वके अवसरपर 
होमरूल लीगके नेताभोंके सम्नन्धमें गवर्नरने अपने भाषणमें जो रोपोत्पादक बातें कही थीं, पह सभा 
उसके विरोधमें आमोजित की गई थी । इस सभामें दो अस्ताव पास किये गये थे । देलिए भगछा 
शीर्षक । जिस दिन यह सभा बुलाई गई थी, वह दिन होमरूछ दिवस! के रुपमें मनाया जा रहा था। 


भाषण : बम्बईकी सभामें ४०९ 


सादर विरोध करनेके लिए इकट्ठे हुए हेँ। मेरे हृदयमें छॉर्ड विलिग्डनके प्रति बहुत 
भादर है। भारतके गवनेरोंमें शायद वे ही सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। सब जानते हैं कि हमारी 
भाकांक्षाओंके सम्बन्ध. उनके विचार उदार हेँ। इसलिए जव में इस सभाकी कार्रवाई- 
का खयाल करता हूँ तब मुझे दुःख होता है। परन्तु में अनुभव करता हूँ कि मेरा जो 
स्पष्ट कत्तंव्य है वह कितना ही दुःखद क्‍यों न हो --- उसके पालनमें में अपने व्यक्ति- 
गत आदर-भावको बाधक नहीं होने दे सकता। मेरा यह कत्तंव्य साफ है। लॉर्ड विलि- 
रडनने सम्मेलन बुलाया था और उसमें होमरूल लीगोंके प्रमुख सदस्योंको सोच-समझकर 
निमन्त्रित किया था। निमन्त्रित सदस्य एक ओर तो अपमानित होना नहीं चाहते थे और 
दूसरी ओर ग्रवर्नरको काफी पहले यह बता देना चाहते थे कि वे सम्मेलनर्में अपने विचार 
रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सम्मेलनका कार्यक्रम पूछा था। छॉड विलिग्डनको 
दिल्‍ली थुद्ध सम्मेलनका' अनुभव भी था। वे जानते थे कि उस समय जो समितियाँ 
बनाई गई थीं उनमें सर्वप्रथम होमरूल लीगके सदस्योंको अपने विचार प्रकट करनेका 
अवसर दिया गया था। उन्हें यह भी मालूम था कि कई वक्‍ताओंने पहली ही बैठकमें 
राजनैतिक भाषण दिये थे। गवर्नर इन सब बातोंको जानते थे। फिर भी सम्मेलनमें जो- 
कुछ हुआ उसपर ध्यान दीजिए। सम्मेलनके प्रारम्भिक भाषणमें ही उन्होंने जानबूझकर 
होमरूल लीगोंपर आक्षेप किया। उन्होंने उनपर निरन्तर अड़ंगा रूगानेका दोष रूगाया। 
उन्हें विद्वास नहीं था कि वे सच्चे हृदयसे सहायता देना चाहती हैं। सम्मेलनके मंचसे 
इस प्रकार आक्षेप करना उचित न था। यदि गवर्नर उन लोगोंका सहयोग नहीं चाहते 
थे तो उन्हें उनको आमन्त्रित ही न करना चाहिए था। यदि वे उनके सहयोगके इच्छुक थे 
तो उसका तरीका यह न था कि वे शुरू में ही कह दें कि वे उन छोगोंपर विश्वास नहीं करते । 
उन्हें थह स्मरण रखना चाहिए था कि होमरूछ लीग एक प्रकारसे बहुत बड़ी सहायता 
देती रही है। उनके हारा संचालित क्रॉनिकल ' पत्रने लोगोंसे लगातार यही कहा है कि वे 
जितनी ज्यादा मदद दे सकें उतनी दें। में परमश्रेष्ठसे निविदन करना चाहता हूँ कि 
लीगोंपर उनका आरोप छगाना एक व्यावहारिक भूल तो थी ही। परन्तु बात यहीं 
समाप्त नहीं हुई; श्री केलकरके पूछनेपर उन्होंने यह लिखा था: 
सम्मेलनके सामने आनंवाले प्रस्तावोंको पेश करने, उनका अनुमोदन करने 
और ससर्यत्त करनेके लिए कुछ बवता पहलेसे निमन्त्रित किये जायेंगे। उन 
वक्‍ताओंके भाषणोंक्रे पदचात्‌ खुली बहस प्रारम्भ होगी। 
जो प्रस्ताव सस्सेलनके सामने रखे जायेंगे उनका मजमून दिल्ली सम्मेलनके 
प्रस्तावोंको कार्यान्वित करनेकी दृष्टिसे वनाया जायेगा । ये प्रस्ताव केवल दो ही होंगे 
जिनमें से एकमें सामान्य बातें होगी और दूसरेमें कुछ निश्चितत सुझाव होंगे। 
कोई औपचारिक संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा । परन्तु यदि वक्ता वादविवादके 
दौरान कोई सुझाव देंगे या आलोचना करेंगे तो सरकार उनपर पूरा विचार करेगी। 
यहाँ राजनैतिक चचके बारेमें किसी प्रकारका निषेध नहीं है। श्री तिरूक, श्री 
केलकर तथा अन्य सज्जनोंने वक्‍ताओंगें अपना-अपना नाम लिखाया और उचित समयपर 


१. वाश्सरायका युद्ध-सम्मेठन। यह दिल्लीमें २७ से २९ अप्रैठ, १९१८ तक हुआ था । 


हे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


श्री तिलक बोलने खड़े हुए। दा मुश्किलसे तीन वाक्य, जिनमें से दोमें तो राजमक्तिका ही 
इजहार था, वोछ पाये होंगे कि उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि वे राजभक्ति- 
सम्बन्धी प्रस्तावपर अपने राजनैतिक विचार व्यक्त कर रहे हैं। श्री, तिछकने इसका विरोध 
करते हुए कहा कि राजभकिततके प्रस्तावमें कुछ जोड़ा गया है और उसके सम्बन्धमें आलो- 
चता करनेका उन्हें अधिकार है; किन्तु उसका कोई फल न निकलता । इसके बाद श्री 
कैलकर खड़े हुए। उन्हें भी वोलनेसे रोक दिया गया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि 
तुरन्त कुछ लोग श्री तिलकके नेतृत्वमें टाउन हाँलसे वाहर निकल आये ।' मेरी तम्र 
सम्मतिमें परमश्रेष्ठने यह आदेश देनेमें सख्त भूल की। इतना ही नहीं, वे जिस उद्देश्यको 
मजबूत बनाने आये थे उन्होंने उसीका अहित किया। उन्होंने अकारण ही श्री तिलक 
और श्री केलकरका और उनके रूपमें देशकी एक शक्तिशाली संस्थाका अपमान किया। 
श्री तिलक और उनके अनुयायियोंकी अवहेलना या अवमानना करना सम्भव ही नहीं है। 
श्री तिलक जनताके आराध्य हैं। हजारों लोगोंपर उनका इतना बड़ा प्रभाव है जितना 
किसी अन्य नेताका नहीं। उनके छेखे श्री तिकका आदेश कानून है। मेरा उनसे 
बहुत मतभेद है; परल्तु यदि में इस तथ्यसे इनकार कहूँ कि उनके उत्कट देश-प्रेम, 
उनके महान्‌ त्याग और जनताकी माँगके प्रबल समर्थंनकी बदौलत इस देशकी राजनीतिमें 
उनकी स्थिति अनन्यतम है तो में आत्मग्रवंचनाका दोपी होऊँगा। उनका और उनके 
माध्यमसे छीगोंका जो अपमान किया गया है वह समस्त राष्ट्रका अपमान है। इसलिए, 
हममें राजनीतिक मतभेद हो चाहे न हो, हम सबका, जिनको ऐसा प्रतीत हुआ है 
कि श्री तिलक और श्री केलकरसे लॉर्ड विलिग्डनने अनुचित व्यवहार किया है, यह कत्तंव्य 
है कि हम उसका विरोध करें। में यह बात स्वीकार कर लेनेको तैयार हूँ कि यदि श्री 
तिलक उक्त प्रस्तावके समर्थनमें बोलनेके लिए खड़े होते तो बेहतर होता । वैसे, मेरी व्यक्ति- 
गत और विशिष्ट सम्मति-- जिसमें शायद अन्य कोई मेरे साथ नहीं है---यह है कि यदि 
वे अपने ग्ौरवके अनुकूछ मौन रहते तो अधिक अच्छा होता। परन्तु मेरे खयालसे, 
उन्हें राजभक्ति-सम्बन्धी प्रस्तावपर बोलने और उसकी आलोचना करनेका अधिकार 
था। में इस रायसे बिलकुल सहमत नहीं हैँ कि राजभक्ति-सम्बन्धी प्रस्तावमें व्यक्तिगत 
भावोंकों व्यक्त करनेकी गुंजाइश नहीं रहती। जिस राजभक्तिको आलोचनासे बचानेके 
लिए दीवार वनानेकी आवश्यकता हो वह राजभक्ति उथली होती है। मेरी रायमें 
सम्राठसे मेयर यह कहना मेरी राजभक्तिके विलकुछ अनुकूछ है कि उनके नामसे ऐसे 
काम किये जा रहे हैं जो नहीं किये जाने चाहिये। इस चेतावनीके कारण मेरी 
राजभक्तिकी घोषणा और भी वास्तविक छग्रेगी। मेरा खयाल है कि 0 कक 
अनेक सेवाएँ की हैं और उनमें से विज्येष उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने छोगोंमें अपने 
मनके भाव व्यक्त करनेंका साहस पैदा कर दिया है। और मेरे मनमें इस बातके बारेमें 
जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि ये छीगें अपने कत्तंव्यका पालन पूर्णल्पेण करती चली 
जायें तो भारतकी राजभक्ति बिलकुल असन्दिग्ध हो जायेगी। क्योंकि होमहूल होगे 


१. तिलकके साथ सर्वश्री गांधी, जिन्‍ना, वी० जी० हॉनिमेन (बॉम्वे क्ॉनिकल के तत्कालीन सम्पादक ), 
एन० सी० केछकर भोर आर० पी० करंदीकर भी वाहर भा गये थे । 


भाषण : वम्बईकी सभामें ४१९ 


सच्चे सदस्यके लिए साम्राज्यकी रक्षा हर हालतमें करना ही धामिक निष्ठाकी वस्तु 
होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि साम्राज्यकी सुरक्षिततासे ही उसकी आशाएँ 
पूरी हो सकती हैँ। साम्राज्यकी सहायतासे हाथ खींचनेका अर्थ है, राष्ट्रीय आत्मघात 
करना। हम खुदका नुकसान किये बिना अपने भावी साझेदारको हानि पहुँचानेकी इच्छा 
कैसे कर सकते हैं? 


इसलिए जहाँ में होमरूल लीगके सदस्योंकी इस रायसे सहमत हूँ कि हमें परम- 
श्रेष्ठके अशिष्ट व्यवहारके लिए उनसे माफी मँगवाकर राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा अवश्य करनी 
चाहिए, वहाँ हम लोगोंका कत्तेंब्य है कि हम युद्धके संचालनमें अधिकारियोंको सहायता 
देनेका और अधिक उद्योग करें। हमें छॉर्ड विलिग्डनकी गलतीसे क्रोधमें आकर स्वयं गलत 
कदम न उठाना चाहिए । यह हमारे अनेक हितोंका प्रदन है । हम स्वराज्य चाहते हैं, सो भी 
जल्दीसे-जल्दी | मेरी इच्छा है, में अपने देशवासियोंको अपने इन विचारोंको माननेके 
लिए राजी कर सकूं कि पढ़े-लिखे लोग सरकारके साथ विलकुल बिना किसी प्रकारकी 
शर्तके और सच्चे दिलसे सहयोग करेंगे, तो हम स्वराज्यके बहुत समीप पहुँच जायेंगे। यह 
कार्य इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे सम्भव नहीं है। मेरे देशवासियोंको यह आशंका 
है कि हमारी अन्य आशाओंकी तरह स्वराज्यकी आज्ञा भी व्यर्थ सिद्ध होगी। में उनकी 
इस आशंकामें उनसे सहमत नहीं हूँ। यहाँकी सरकारने, और सम्राट्की सरकारने भी, 
हमारे विश्वासको डिगानेके लिए कुछ न किया हो सो वात नहीं है। लेकिन वात यह 
है कि मेरा विश्वास उन सरकारोंकी नीतिमें किये गये परिवर्तंनपर निर्भर नहीं है; 
वरन्‌ वह हमारे अपने संघर्षकी ठोस बुनियादपर निर्भर है। निस्सन्देह यह बात सहज ही 
समझमें आ सकती है कि यदि हम जनशक्ति और साधनोंके विकासको नियन्त्रित कर 
पाये तो हमारी स्थिति और शक्ति अजेय हो जायेगी, क्योंकि स्वराज्य-प्राप्तिकी अपनी 
इस विनम्र योजनामें में कमसे-कम इन दो विभागोंपर पूर्ण नियन्त्रण पानेकी आकांक्षा रखता 
हैँ । इसमें सरकार हमारा सहयोग चाहती है। हमें उसकी वातपर विश्वास करना चाहिए। 
सरकार स्वेच्छासे और ईमानदारीसे दी गयी सहायताको अस्वीकार नहीं कर सकती। 
हमारे द्वारा रंगरूट दिये जानेका अर्थ है, कानूनन नहीं तो भावनासे, पैसेके लिए लड़ने- 
वाली सेनाकी जगह राष्ट्रीय सेनाका निर्माण। सरकारी भरती विभागने जो कई हजार 
रंगरूट भरती किये हैं उनके बारेमें मैंने कभी नहीं माना कि उनकी भरतीका श्रेय 
हमको है। ये रंगरूट देशभकतोंकी हैसियतसे भरती नहीं हुए हैं और न वे देशकी या 
साम्राज्ययी खातिर भरती हुए हैं, वल्कि उनको रुपयेका अथवा अन्य चीजोंका जो 
लालच दिया गया है उसके कारण भरती हुए हेँ। हम जिन रंगरूटोंकी भरती करेंगे 
वे स्वराज्यके सैनिक होंगे। वे साम्राज्यके लिए छड़ने जायेंगे; परन्तु वे साम्राज्यके 
लिए इसीलिए लड़ेंगे कि वे साझेदार वननेके इच्छुक हेँ। वे सर नारायणकी' भाँति 
यह न सोचेंगे कि अपने घर-बारकी हिफाजतके लिए लड़ना अपमानजनक है; बल्कि 
वे साम्राज्ययी खातिर रड़कर अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी आकांक्षाको पूर्णरूपसे 
सम्मानजनक मानेंगे। 


१, सर नारायण गणेश चन्दावरकर । 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आशा है कि परमश्रेष्ठ इस वृहद्‌ सभाकी माँगकों स्वीकार करेंगे, परन्तु यदि 
वे अभी ऐसा न कर पायें, और वाइसराय भी इसमें असफल हों तो कमसे-कम में तो 
आशा करूँगा कि वे खुद अपनी मरजीसे निकट भविष्यमें होमरूछ छीगसे क्षमा-याचना 
कर छेंगे, क्योंकि में अच्छी तरह जानता हूँ कि इन लीयगोंका मंशा युद्ध-संचालनमें सह- 
योग देनेका है। और जब वे यह समझ लेंगे तव वे अपनी गछतीको मान छेंगे और चूंकि 
वे सज्जन हैं, इसलिए सज्जनकी तरह ही क्षमायाचना कर हछेंगे। इसमें कठिनाइयाँ जरूर 
हैं परन्तु उनमें से बहुतसी खुद सरकारकी ही पैदा की हुई हैं। इस प्रकार छोकमतकी 
उपेक्षा करने और रंगरूट उपलब्ध करनेके सम्बन्धमें, जो हम दोनोंका संयुक्त उद्देश्य 
है, दी गई हमारी विनम्र सलाहको ठुकरानेके कारण हमारा काम पूरा होना रूगभग 
असम्भव हो गया है; परन्तु हमारा कर्तव्य तो स्पष्ट हैं। इन तथा अन्य अनेक कठि- 
नाइयोंसे परास्त न होते हुए, हमें भागे बढ़ते जाना चाहिए और व्यवहारतः यह सिद्ध करते 
हुए कि लोगोंकी इच्छाकों सतत ठुकराते रहकर सरकार साम्राज्यकों कितनी बड़ी 
हानि पहुँचा रही है, हमें अपनी सम्मतिके प्रति उसकी उपेक्षा दूर कर देनी चाहिए। 
इसलिए में दूसरे प्रस्तावको जो आपके समक्ष आनेवालछा है इस रूपमें नहीं देखता कि 
उसमें हमारे सहयोगकी शर्तें बताई गयी हैं वल्कि हमारे मागेकी कठिनाइयोंके विवरणके 
रूपमें देखता हूँ । हम अपने लक्ष्यको केवल दो ही तरीकोंसे प्राप्त कर सकते हें --भहँयोग 
प्रदान करके या अड़ंगा-तीतिका अनुसरण करके। ब्रिटिश संविधानमें अपने अधिकारोंकों 
प्राप्त करनेके लिए अडंगा-तीतिका अनुसरण करना पूर्णेतः न्‍्याय-संगत माना गया है और 
वह सुपरिचित मार्ग भी है। परन्तु साम्राज्यके वर्तमान संकट-कालमें उसका परिणाम 
यही होगा कि सरकार, जिसपर युद्ध संचालनका उत्तरदायित्व है, कुद्ध हो जायेगी। 
और सहयोगसे हम सरकारके विरोबका ही अन्त न कर देंगे; बल्कि उससे हमारे 
हृदयोंमें उस बल और विश्वासका प्रादर्भाव होगा जिससे हम अवश्य ही अपने लक्ष्य तक 
पहुँच जायेंगे। हमारे सम्मेछनका यह अवसर अध्ूर्व अवसर है। हम एक लोकप्रिय 
गवर्नेरसे यह कह रहे हैं कि वह अपनी मूलोंको स्वीकार कर ले और हमारे और है 
चीचके सम्बन्ध सुधार छे। हम यह भी कह रहे हें कि यदि हमारी शिकायत हुए से अक 
जायेगी तो हम शपथ लेते हैं कि हम भविष्यमें, छॉंडे विलिग्डब जिस सार्वजनिक के 
अध्यक्षता करेंगे, उसमें शरीक न होंगे। यह एक गम्भीर कदम है, परन्‍्तु मेरे विचा कार 
पिछली घटताओंको देखते हुए उचित कदम है। हमारा कदम न्याययुक्त है यह * धाम 
भावी व्यवहारसे अर्थात्‌ सहयोगके दूंढ़ प्रयास हारा गवर्नरके आरोपोंकों गलत बंतान 

होगा । 

भा देखता हूँ कि आज 'होमरूल दिवस मनाया जा हा है। होमरूछ हर 
सदस्मोंके लछिए यह दिवस एक गंभीर चिन्तनका दिवस है या की हज ल 
विलिग्डनने होमझूछ छीगके सदस्यों और होमरूलरों कक का जो होम 
अन्तर बतलाया है। मेरी कल्पनामें ऐसा कोई भी भारतीय नहीं हो पल बज ही 
झूलर न हो; परल्तु लाखों ऐसे होंगे -- जैसा कि में हैं “” जो होमरूढ छत शुभ दिवस- 
हैं। यद्यपि में किसी होमरूछ लीगका सदस्य नहीं के आर पल सकज 
पर में होमरूल छीगके असंख्य सदस्योंकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह 


भाषण : वम्बईकी सभामें ४१३ 


सहंयोग मेंने अपने कामके लिए सदा ही माँगा है और जो मुझे उन्मुकत हृदयसे दिया 
गया है। मेंने लीगके अनेक ऐसे सदस्य देखे हैं जो मातृभूमिकी खातिर हर प्रकारका 
त्याग कर सकते हेँ। मेरे देखनेमें आया है कि उनमें से कुछ तो बहुत ही योग्य नवयुवक 
हैं। क्योंकि यह सराहना करते समय मेरे दिमागमें आन्दोलनके अग्रगण्य नेताओंका खयाल 
नहीं आ रहा है, में तो साधारण कोटिके कार्यकर्त्ताओंकी ही, जिनके साथ काम करनेका 
मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, वात कर रहा हूँ। में इस वातकी तसदीक करना 
चाहता हूँ कि वे ब्रिटेनके विधानके प्रति वफादार हैं और ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते हैं। हाँ, में इस वातको भी प्रमाणित करता हूँ कि वे अंग्रेजोंके पंजेसे अपने देशको 
स्वतन्त्र करनेके लिए अधीर हो रहे हैँ। नौजवानोंमें जो गुण और दोष हुआ करते 
हैं वे सब उनमें प्रचुर रूपमें मौजूद हें। वे जिन शब्दोंको काममें छाते हें वे कभी-कभी 
तीखे और उम्र भी होते हैं और विधान सभाओंमें वरते जानेवाले शब्दोंकी तरह संतुलित 
और सौम्य नहीं होते। उनसे उनका तीज्न उत्साह ही प्रकट होता है। हम सयाने 
और अनुभवी लछोग उनके कुछ कामोंपर कभी-कभी आइचर्य भी करने रूग जाते 
हैं। परन्तु उनके हृदय सवलू और शुद्ध हैं। वे कुछ हृदतक वातावरणमें से ढोंग और 
कृत्रिमताको मिटानेमें सफल हुए हैं। उनके सत्य-कथनसे कभी-कभी हमारे हृदयोंको चोट 
भी पहुँचती है, परन्तु में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यद्यपि जिस समय ये छीगें 
स्थापित की गई थीं उस समय मेरे मनमें उनके प्रति सन्देहके भाव उत्पन्न हुए थे और 
में उनकी उपयोगिताके बारेमें भी शंकायुक्त था, तथापि उन्होंने जो काम कर दिखाया 
है उसे ध्यानसे देखनेपर मुझे विश्वास हो गया है कि इन लीगोंने एक ऐसी कमी 
पूरी की है जो बहुत दिनोंसे अनुभव की जा रही थी। उन्होंने लोगोंमें प्रकाश 
फैलाया है, उनमें आशा और साहस भरा है और अगर अधिकारी उनके इरादोंको गढूत 
न समझ छेते तो मुझे यकीन है कि ये जनशक्तिके इस अतुल भण्डारसे छाभ उठा सके 
होते । उनसे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि लीगोंके सदस्योंको अपने उत्तरदायित्वका भान 
है और वे उसे निभाते हैं। इन शुद्ध मनोवृत्तिके नौजवानोंसे, जिन्होंने नौकरशाही शासन- 
तन्‍्त्रमें बड़ी-बड़ी परेशानियोंका सामना किया है इसकी आशा करना व्यर्थ था। 
अधिकारी अधिक अनुभवी हें, इसलिए उनका यह कत्तंव्य था कि वे अधिक 
वुद्धिमत्तासे काम लेते और होमरूल लीगके सदस्योंको अपना बना लेते | होमरूल लीगियोंने 
अब गलती समझ ली है, वह चाहे जिस प्रकारकी हो, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे 
उसे ठीक कर हें। उन्हें चाहिए कि वे नौकरणाहों परसे भी अपना विश्वास न हटायें। 
विश्वासका अभाव दुर्बलताका सूचक है। नौकरशाही खराब है, उसका अन्त निश्चित 
है। परन्तु उसमें काम करनेवाले सव अधिकारी खराब नहीं हैँ। उनके सुधारनेमें हमारी 
विजय है। जिस प्रकार उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाना, ' जो हुक्म ' कहना और उनके 
चरणोंमें गिरना गरूत है उसी प्रकार उन्हें लज्जित या अपमानित करना भी गलत है। 
हमें नौकरशाहीके हथकंडोंका मुकावला अत्यन्त ईमानदारी और निडरतासे करना चाहिए। 
हम बदीके बदले नेकी करें --- यह बात देवताओंके लिए नहीं, वल्कि मनुष्योंके लिए कही 
गयी थी। सबसे अधिक मर्दानगीका रास्ता तो यह है कि हम ईमानदारीकी सीधी 
और तंग पगडंडीसे तिलमर भी इवर-उधर न हों। यदि होमरूल लीगके सदस्योंमें मर्दा- 


हे सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


नगी नहीं है तो वे वेकार हैँ। आगामी वर्ष उनकी परीक्षाका वर्ष है। इसमें वे रचनात्मक 
कार्यमें वैसी ही योग्यता और क्षमता दिखायें जैसी वे ध्वंसात्मक-कार्य में दिखाते रहे हैं। 
और तब इस दिनको भारतके कोने-कोनेमें सभी मनायेंगे। | 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १७-६-१९१८ 


२९८. पत्र: शंकरलाल बेंकरको 


जुत १६, १९१८ 

[भाईश्री शंकरलाल, | 

आपका पत्र मिरा। में यह हरगिज नहीं कहता कि आप छीगको ' छोड़ दें और मेरे 
साथ काम करें। वल्कि यह चाहता हूँ कि आप छीमगमें रहें और छीगकी नीतिका ठीक 
दिद्यामें संचालन भी करें। आपको तो जो स्थिति है, वही ठीक माझूम होती है। मुझे 
अब वह भयानक प्रतीत होती है। यदि छीग रंगरूट भरती करनेके काममें भाग न 
लेगी तो उसका यह आचरण वम्बईके प्रस्तावका विरोध करनेके समान होगा। यदि 
लीगके सव सदस्य यह मानते हों कि छीगमें रहकर भरतीके काममें भाग नहीं लिया जा 
सकता, तो बम्बईके प्रस्तावकों' स्वीकार करना और मुझे अध्यक्ष पदपर विठाना 
उचित नहीं था। मुझे सहन करके लीगने यह तो बता ही दिया कि जिसे भरतीका काम 
करना हो, वह कर सकता है। 

मेरा विश्वास मात्र अंग्रेज जातिमें ही हो, यह वात नहीं है, बल्कि मानव-जातिके 
स्वभावमें है। प्रत्येक मनृष्यमें कुछ-त-कुछ सचाईका अंश रहता ही है। उसको पोषण 
देना हमारा काम है। ऐसा करते हुए वह हमें घोखा दे, तो इसका बुरा परिणाम 
बही भोगेंगा, हम नहीं। 

यह तो निदिचत समझें कि छोगोंकी स्थिति वैसी नहीं हैं, जैसी आप समझते हैं । 

जब मिलेंगे, तब अधिक स्पष्टीकरण करूँगा। में मानता हूँ कि भारतमें छीगके 
सदस्योंका कर्तव्य यह है कि वे इस कार्यमें जुट जायें। इसके साथ-साथ आप सरकारके 
अनुचित कार्योके वारेमें जो आत्दोलन करना चाहें, करें। ऐसा करेंगे, वो दोनों कार्य 
पिद्ध होंगे। यदि होमझूल लोग भरतीके सम्बन्धमें कुछ भी न करेगी तो उसे भारी 


धक्का लगेगा . . .।' 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[गुजरातीसे | 
महावेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
१. होमहल लीग । 


२, देखिए भगला शीषैक । 
३. मूलमें यहाँ कुछ शब्द छूटे हुए हैं । 


२९९. तार: ब्रिटेनके प्रधान सन्त्रीको* 


बम्वई 
[जून १६, १९१८ के बाद ] 


गत १६ जूनकों बम्बईकी होमरूछल लीगके तत्त्वावधानमें आयोजित सार्वजनिक 

सभामें स्वीकृत निम्न प्रस्ताव आपकी सेवामें भेज रहा हूँ। 
पहला प्रस्ताव 

बम्बईके गवर्नरने होमरूल लीगके सदस्योंकी साम्राज्ययी सहायता 
करनेकी इच्छा और नेकनीयतीपर शक करके और इस प्रकार सम्राट्के 
प्रति उनकी वफादारीपर भी शक करके उसके प्रायः सभी सदस्योंका 
जो सार्वजनिक अपमान किया है, वम्बईके नागरिकोंकी सभा उसका 
विरोध करती है। बम्बईके गवर्नर महोदयने होमरूल लीगके नेताओंकों 
युद्ध-सम्मेलनमें बुलाकर उनके साथ दुव्येबहार किया है। उन्होंने सम्मे- 
रूतको प्रारम्भ करते समय दिये गये अपने भाषणमें होमरूल लीगके 
नेताओंपर आक्षेप किये और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका अवसर 
भी नहीं दिया। यह सभा उनके इस व्यवहारका विरोध विशेष रूपसे 
करती है। यह सभा परमश्रेष्ठ गरवर्नरसे यह माँग करती है कि 
उन्होंने होमरझूह लीगों तथा उनके सदस्योंपर जो ओआशक्षेप किये हैं वे 
उन्हें . वापस लें और अपने व्यवहारके लिए क्षमा-याचना करें। ग्रदि 
वे ऐसा न करें तो यह सभा परमश्नेष्ठ वाइसरायसे अपीरू करती 
है कि वे बम्बईके गर्वनरके वक्‍तव्यका खण्डन करें। यह सभा यह भी 
निवेदन करती है कि इस प्रकारकी उत्तेजनात्मक भाषाका प्रयोग करनेसे 
सरकारको दिये जानेवाले हादिक सहयोगमें वाघा पड़नेकी सम्भावना है; 
अतः जबतक वे हाब्द वापस नहीं लिए जायेंगे तवतक होमरूल छीगके 
सदस्य युद्ध-सम्मेैहनकी ऐसी किसी भी सभामें भाग न छे सकेंगे जिसकी 
अध्यक्षता परमश्रेष्ठ करेंगे, परन्तु वे अपने देश और साम्राज्ययी सहायता 
इस संकटमय कालमें करते हुए अपने ककत्तंव्यया पालन अवश्य करेंगे। 

दूसरा प्रस्ताव 

इस सभाका खयाल है कि सरकारने इस युद्धके लिए भारतमें 
सामान और सिपाही जुटानेके उद्देश्से जिन तरीकोंको अपनाया है और 
जो कदम उठाये हैं वे ऐसे नहीं हैं कि उनसे अधिकसे-अधिक लाभ 
उठाया जा सके। इसका एक कारण यह है कि सरकार इस महान्‌ 


१. जून १६ की सार्वजनिक सभामें पास किये गये प्रस्तावोंकी बचना भारत-मन्त्री और वाश्सरायको 
भी दी गई थी । 


003. सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


राष्ट्रीय कार्यों सम्पादित करनेमें कदम-कदमपर जनताके प्रति अविद्वास 
दिखा रही है। दूसरा कारण यह है कि सम्बन्धित विभागोंके अधिका- 
रियोंकोी युद्धे! संचालनमें .लोगोंका सहयोग समानताकी भावनासे प्राप्त 
नहीं हो सका है। और तीसरे, दास्त्र कानूनमें ऐसा आवद्यक संशोधन 
करनेमें अत्यधिक विलम्ब हो रहा है-- जिससे अगर आम लोग, चाहें 
तो, हथियार ले सकें और रख सकें। चौथा कारण यह है कि 
अभी तक भारतीय फौजमें कमीशन प्राप्त अफसरोंकी जगहोंपर भारतीयोंकों 
छेनेकी अनुमति नहीं है और प्रजाति-मेद तथा पक्षपात पूवेवत्‌ बचे 
हुए हेँ। पाँचवाँ कारण यह है कि दिल्लीमें साम्राज्यीय युद्ध-सम्मेलनके 
प्रस्तावों. भारतीयोंकी मौजूदा फौजी कॉलेजोंमें दाखिल करनेंकी तथा 
उनके लिए नये कॉलेज अविलम्ब खोलनेंकी जो सिफारिश की थी 
उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस समभाकी रायमें स्थिति 
यह है कि यद्यपि प्रधान मन्‍्त्री महोदयने फौजमें भरती होतेके . सम्वन्धमें 
जो आमन्त्रण प्रकाशित किया है उसके उत्तरमें प्रत्येक राजभकत भार- 
' तीय सच्चे हृदयसे भरती होनेंको तैयार बैठा है, तथापि भारतीय 
नेताओंकी समझमें भरतीके सम्बन्ध आम लोगोंका पूरा गौर दिली 
सहयोग पाना तबतक कठिन है, जवतक भारत सरकार उपर्युक्त 
दोषपोंकों दूर नहीं करती और इस प्रकार अपनी वतंमान नीतिकों 
नहीं बदकती, उनकी यह धारणा वबदर नहीं सकती। 


मो० क० गांधी 
सभाध्यक्ष 
[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-१०-१९१८ 
३००. भाषण : नडियादमसें' 
जून १७, १९१८ 


गांधीजीने अपने भाषणमें यह कहा कि किसानोंका सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य 
सरकारकी मदद करना है। जरमनोंको पराजित करनेके लिए पूरी सहायता दी जानी 
चाहिए। अंग्रेज जमनोंसे अच्छे हैँ। हम अंग्रेजोंके निकट सम्पर्कर्म काये हूँ और दोनों एक- 
दुसरेको अच्छी तरह जानते हें। इसलिए अंग्रेजोंकी सहायता करना हमारा सर्वप्रथम कत्तेव्य 
है। कुछ लोगोंका कहना है कि हमें उनकी सहायता उसी सुरतमें करती चाहिए नव वे 


२. खेड़ा जिलेके जिलाधीशने यह विवरण सरकारके पास भेजते हुए लिखा था--“ फौजी भरतीके 
बारेमें १७ जूनको नडियादमें श्री गांधीने अपने समीपवर्तों मनुषाय्रियोंकी एक छोटी-्सी सभा की थी। 
, » » इसमें छगभग ५० आदमी माँजूद ये ।” | 


भाषण : नडियादमें ४१७ 


' हमें स्वराज्य दे दें । मेरा विश्वास तो यह है कि जबतक हम सेलिक परम्पराओंको नहीं 
अपनाते तबतक हम देशको नहीं बचा सकते। हमें कुछ समय बीतनेपर स्वराज्य मिल 
ही जायमेगा। पह हमारी सहायताका निश्चिचत परिणाम .होगा। लड़ाईके मोचोंपर कास 
करनेके लिए भारतसे एक वर्षमें पाँच छाख आदमी चाहिए और अगर हम इतने आदमी 
फौजमें न दे पाये तो सरकार उन्हें स्वयं भरती करेगी और तब यह सेना सरकारी 
सेना कही जायेगी। परन्तु अगर हमने ही इतने आदमी दे दिये तो वह राष्ट्रीय सेना 
कही जापेगी। सेलासें आज जो नियम और उपनियम घाल्‌ हैं वे ही हमारे हारा भरती 
की गई सेनापर भी लागू होंगे। सैनिक शक्तिके अभावसें स्व॒राज्य व्यर्थ होगा और उसे 
प्राप्त करनेका यही सर्वोत्तम अवसर है । इसलिए हमें उसे हाथसे नहीं जाने देना चाहिए । 
मेंने इस सम्बन्ध्में भी तिलक, आऔीसतो एनी बेसेंट, प॑ं० मदनमोहन मालवीय तथा 
पं० मोतीलाल नेहरूसे बातचीत की है। उन सबकी यह एक राय है। वे इस विधारको 
अच्छा अवदय मानते हैं, परन्तु उन्हें अन्देशा है कि किसान इस विचारकों स्वीकार न 
करेंगे। में किसानोंमें विदवास रखता हैं। प्लेण और हैजेसे हजारों आदसी सर गये। 
फिर लड़ाईमें मरना कोई फठिन कार्य नहीं है । अगर लोग आगे आयें तो में लड़ाईमें 
जानेके लिए तैयार हूँ । में होमरूल लोगका सदस्य नहीं हूँ। सैनिक शिक्षा पाना स्व॒राज्यकी 
दिशामें एक सहायक कदम है, इसलिए होमरूछ लीगके प्रत्येक सदस्यको फौजमें भरती 
होना चाहिए। यह अफवाह फैली हुईं है कि सोचोपर भारतीय सैनिक अगली पंषितमें 
रखे जाते हैं और वे मारे जाते हैं। में इस अफबॉहमें चिदवास नहीं करत्ा। अंग्रेजोंकी 
कौम लड़नेवाली कौस है, इसलिए में यह नहीं भान सकता कि थे दूसरोंको आगे रखकर 
स्वयं पीछेकी प॑ कितयोंमें रहेंगे। किन्तु अगर कभी ऐसा होगा तो में स्वयं आपत्ति फरूंगा। 
और जबतक में सार न डाला जाओं तबतक अपने सल लोगोंको इस तरह न सरने दूंगा। 
में राष्ट्रीय सेनामें भरती होनेकी बात समस्त देशके सामने रखनेसे पहले खेड़ा जिलेके 
लोगोंसे, जो सत्याग्रही बने हैं, अपील करना चाहता हूँ । नडियाद खेड़ा जिलेका महत्त्वपूर्ण 
कसब है; इसीलिए मेंने आप लोगोंको खानगी तौरपर यहाँ बुलाया है। यदि भाप 
लोग सहमत होंगे तो काम हाथंस ले लिया जायेगा। इसलिए आप खूब सोच-विचार 
हें और उसके बाद फौजमें भरती हों। अगर मुझे विश्वास हो गया तो दो या तीन 
बिनोंमें एक सार्वजनिक सभा बुलाई जायेगी । 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स, १९१८ 


१४-२७ 


३०९१. पत्र: जमनाछाल बजाजकों 


॥ े0 साबरमती 

जेंठ सुदी १०, [जून १९, १९१८] 

भाईश्री जमनालालजी, . ु ह 
आपके आदमीको टिकटके पैसे मेंने आग्रहपूर्वक चुकाये हैं। अगर में ऐसा न करूं 

तो आपको बिना संकोचके दूसरे काम न सौंप सकूँ। । 

यहाँ आकर इमारती कामका हिसाव जाँचा। मेरे पास २८,००० रुपये आये हैं। 
४०,००० रुपये खर्च हो गये। अतिरिक्त खर्च आश्रमक्े दूसरे काम्रोंके छिए जो रकम 
मिली उसमें से हुआ है। भेरी असली जरूरत अभी तो मकान आदि बनानेंके लिए [ रुपयों 
की ] है। एक लाखका खर्च है। इसके लिए कुछ भेजनेकी आपकी इच्छा हो तो भेजिएगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनश्च : ] 
मेरी यात्राका खर्चा उठानेके बजाय खास जरूरत यह है। 


मोहनदास 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (जी० एन० २१९९) की फोटो-नकलसे । 


३०२. भाषण: नडियादमें' 


जून २१, १९१८ 

भाइयो और वहनो, | ५ 
मुझे आज यह देखकर खेद होता है कि यहाँ बहनें अधिक नहीं -आई हें। मुझे 

जो कहना है वह भाइयों और बहनों दोनोंसे कहना है। में उपदेश देने नहीं आया; 
छेकिन मुझे जो बात अच्छी छगती है उसकी सलाह देने आया हूँ। इस सम्बन्धर्म 
नडियादकी यह सभा गुजरातमें पहली सभा है। सत्याग्रहके सम्बन्धमें भी पहली सभा नडि- 
यादमें ही हुईं थी। सत्याग्रहके इस संघर्षमें हमने बहुत अधिक शक्ति और सहनशीलता 
दिखाई है। में इस संघर्षसे छोगोंके निकट सम्पर्कमें आया हूँ। इससे मुझे ऐसा छत कि 
में जो बात समस्त भारतसे कहना चाहता हूँ, उसे मुझे यहींसे आरम्भ करना चाहिए। 
हम सरकारसे भिड़े, हमने उससे कड़वी और तीखी बातें कहीं, यह सब उचित 

था। छेकिन हम वैसा करनेके अधिकारी थे या नहीं, यह बतानेका अवसर हमें अब 


१, सेनामें भरती करानेके सिलसिंटेमें यद सावैजनिंक सभा झुगल कोटीवाडी, गुणरातमें हुई थी । 
इसमें लगभग एक इणजार लोगोंने भाग लिया था । 


भाषण : नडियादमें ४१९ 


मिला है। सत्याग्रहमें वैर-भावके लिए स्थान ही नहीं है। हमारे संघर्षमें यह्‌ भाव न 
था, इस बातका मुझे विश्वास है। आइए, अब हम इस वातपर विचार करें कि 
सरकारसे हर परिस्थितिमें सम्बन्ध बनाये रखना हमारे लिए बांछनीय है अथवा 
नहीं। मेंने अपने इस संघर्षके दौरान तथा अन्य अवसरोंपर सरकारके दोपोंका 
अच्छी तरहसे निरीक्षण किया है, और सरकारकों उनसे अवगत भी कराया है; 
लेकिन भारतमें मुझे सरकारके गुण बतानेका अवसर अवश्य नहीं मिछा। इसके साथ 
निकट सम्प्कमें आनेपर मेंने इतना तो सीखा है कि हमारा साम्राज्यमें परतन्त्रताकी 
स्थितिमें बने रहना वांछनीय नहीं है। अंग्रेजोंकी यह विशेषता है कि वे परतन्त्र 
जातियोंके साथ भारवाही पशुओंका-सा व्यवहार करते हँ। छाभम तभी है जब हम 
उनके साथ उनके मित्र अथवा साझेदारके रूपमें रह सकें। ये लोग साझेदारोंका 
मान बनाये रखनेमें और उनके प्रति वफादार रहनेमें पक्के रहते हें। अंग्रेज लोगोंमें 
कुछ सद्गुण हैं। वे न्यायप्रिय हैँ और उन्होंने पीड़ितोंकी रक्षा भी की है। उन्हें 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता बहुत प्रिय है। तब फिर हमें ऐसे छोगोंसे बिलकुल ही सम्बन्ध क्यों 
तोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा करना भी चाहें तो भी संसारमें अपनी सब इच्छाएँ तो 
कोई पूरी नहीं कर पाता। मित्रोंकी जरूरत सभीको होती है । जापान, अमेरिका और 
इंस्लैण्डकों भी किसी-त-किसीसे मित्रता रखनी ही पड़ती है। सभी देशोंके लोग अपने- 
अपने स्वभावके अनुकूछ लोगोंसे सम्बन्ध रखते हैं| भारतीयोंकी भी यही स्थिति है। हम 
स्वतन्त्रताकी कामना करते हैं, वह भी इसी रूपमें | इस सम्बन्धमें आस्ट्रेलिया और कैनेंडा- 
का उदाहरण हमारे सामने है। हम भी इन्हींके समान दर्जा चाहते हें । सुरक्षाका उप- 
भोग भी करते हैं और स्वयं रक्षा-व्यवस्थामें योग भी देते हैं । हम भी ऐसा ही चाहते. हैं । 
अगर यह स्थिति निदिचत रूपसे प्राप्तव्य हो तो हमें उस दिशामें कदम उठाना चाहिए । 
यदि आप ऐसा मानते हों कि हमारे लिए अंग्रेजोंसे सम्बन्ध रखना दुःखदायी है, तो मेरी 
सलाह बेकार होगी। इतना ही नहीं, वह अपमानजनक ही होगी । लेकिन यदि हम 
अंग्रेजोंके साथ बरावरीके साझेदारके रूपमे रहना चाहते हों तो में अपनी सलाहको अमूल्य 
मानता हूँ । भारत अपंग है। यदि अंग्रेज हमें छोड़ जायें तो हम एक-दूसरेसे अपना बचाव 
नहीं कर सकते हैं। उपद्ववी जातियोंसे हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते । कोई विदेशी 
आक्रमणकारी आये तो हम उससे अपनी रक्षा करने लायक नहीं हें। यदि कोई कहे कि 
ऐसी भयावह स्थितिके लिए अंग्रेज सरकार उत्तरदायी है तो यह बात सच है। इस 
जातिमें ऐसी बहुत-सी त्रुटियाँ हैं। छेकिन उसके गुणोका लाभ उठाकर अपनी उन्नति 
हमारा कत्तेव्य है। ते नहीं 
करना अल 2 मल 2 है कि वह दूसरोंकी सहायताके बिना जाग नहीं बढ़ 
सकता । उसकी इस पंगृताकों दूर करना कक । हमें देशकी रक्षा करने की सत्ता 
दी जानी चाहिए ताकि हम अपने स्त्री-पुर हिफाजत कर सकें। हम जबतक अपनी 
रक्षा करनेमें समर्थ न हों तबतक स्व॒राज्यके योग्य नहीं हो सकते । भारतकी रक्षा सदा 
अंग्रेज करें, यही उसकी पंगुता है। हमें इस पंगुताको दूर करनेका पवित्र कार्य सबसे 


पहले करना चाहिए। 


४२० सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


... वरावरीके लोग ही साझेदार हो सकते हैं। विल्ली और चूहेमें साझेदारी नहीं होती। 
अंग्रेज हाथी हैं गौर हम चींटी, जबतक हमारी यह भावना दूर नहीं होती तबतक हमारे 
लिए स्वराज्यका कोई अर्थ नहीं हो सकता। हमें कोई भी वलूवान मनुष्य डरा सकता 
है। यदि कोई पठान यहाँ आकर छाडी चलाने लगे तो हम सब भाग जायेंगे। यदि रेलूके 
एक डि्बेमें वहुतसे लोग बैठे होते हैँ और उनमें एक झगड़ालू काबुी आ जाता है तो वह 
अन्य सवको उठा देता है और जहाँ जगह नहीं होती वहाँ भी वैठनेकी जगह कर छेता 
है। इतना. ही नहीं वह अकेला ही चार व्यक्तियोंकी जगह घेरकर बैठता है और 
उसके आगे किसीकी बोलने तककी हिम्मत नहीं होती। 

ऐसी भयकी स्थितिमें हम अंग्रेजोंक साथ किस तरह वरावरी कर सकते हें? यदि 
मुझे कोई ढढ मिलता है, में उसे अपने पास वबिठाता हूँ और कुछ खानेके लिए भी कहता 
हैँ तो वह काँपता है। जब उसमें इतना मनोबल आयेगा कि वह मुझसे डरना बन्द 
कर देगा तब ही वह मेरें समान होगा। जबतक ऐसा न हो तबतक, हम दोनों समान 
हैं-- यह कहना ऐसा ही है जैसे जलेपर नमक छिड़कना। साम्राज्यमें हमारी दशा भंगी- 
की है। अब इससे छुटकारा पानेके दो रास्ते हो सकते हूँ --- मैत्री-भावसे अथवा वैर-भावसे । 
यदि हम वैर-भावसे, इस स्थितिसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उनको एक भी 
मनृष्य अथवा एक भी पाईकी सहायता नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, यदि अन्‍य 
लोग दे रहे हों तो हमें उन्हें भी रोकना चाहिए। हमें मित्र राष्ट्रोंकी पराजयकी कामना 
करनी चाहिये और अंग्रेजोंको छड़कर वाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करना अभीष्द हो 
तो भी यह असम्भव है। यदि हम साम्राज्यवादी सरकारकी मदद नहीं कर रहे हैं तो भी 
देशके अन्य सब वर्ग उसकी मदद कर रहे हैं। हममें सरकारके अथवा अन्य किसीके विरुद्ध 
लड़नेकी शक्ति नहीं है। सरकार भारतसे दस लाख छोग और करोड़ों रपयेकी सहायता 
लेनेंमें समर्य हो गई है। यंह वात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि यदि हम अंग्रेजोंको वैर- 
भावसे, भारतसे खदेड़कर अपनी भंगीकी स्थितिसे मुक्त होना चाहते हों तो भी फिलहाल, 
और जहाँतक हमारी नजर पहुँच सकती है वहाँतक, एक हरूम्बे असें तक, शरीर-बलका 
प्रयोग करके और अंग्रेजोंसे युद्ध द्वारा ऐसा करना असम्भव है। हम इस भकार 
अंग्रेजोंसे सम्बन्ध नहीं तोड़ सकते। 

इसलिए हम इस अथम स्थितिसे मैत्री-भावके द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं। और 
वह इस समय सरकारको पूरी शक्तिसे सहायता देनेपर ही सम्भव है। हम साम्राज्यके 
साझेंदार होना चाहते हैं; किन्तु यदि साम्राज्य न हो तो साझेदार किसके साथ होंगे ? 
हमारी आशाएँ साम्राज्यके अस्तित्वमें छिपी हुई हैं। हमें साम्राज्यके दोषोंके विरुद्ध अवश्य 
लड़ना चाहिए। भाई भाईके दोषोंके विरुद्ध लड़ता हैं। यदि एक भाई दूसरे भाईका हक 
छीननेका प्रयत्न करे तो दूसरा उसका विरोध करेगा। लेकिन जब पहले भाईपर आपत्ति 
आती है तो दूसरा भाई उसकी भरसक मदद करके आतू-भावका परिचय देता हैं और 
पुराने वैर-भावकों भी भुला देता है। हम अंग्रेजोंके प्रति ऐसा व्यवहार कर ही नहीं 
सकते, यह मानमेका कोई कारण नहीं है। हम साम्राज्यके अत्याचारोंका निस्सन्देह 
विरोध कर सकते हैं। यदि आज ही कोई नया अत्याचार हो तो हम उसका विरोध 


“भाषण: सडियादमें ४२१ 


आज ही कर सकते हूँ। किन्तु साथ ही उसके ऊपर जो संकट आया है उसके निवा- 
रणार्थ सहायता करनेमें हमें तनिक भी कसर नहीं रखनी चाहिए। 
५ और फिर साम्राज्यकी मदद करते हुए हम सैनिक अनुशासन सीखेंगे। उससे हमें 
सेनिक-अनुभव मिलेगा और हममें अपना बचाव करनेकी शक्ति आयेगी। यदि साम्राज्य 
हमसे विश्वासघात करे तो हम इस प्राप्त शक्तिकी सहायतासे उसका विरोध कर सकते 
हैं। साम्राज्यके अधिकारी इस बातको जानते हैं। इसलिए, हमें सेनामें भरती करनेसे 
उनकी नेकनीयती साबित होती है। हमारा इस समय सेना तैयार करना भविष्यमें 
खतरोंके विरुद्ध बीमा करानेके समान है। 

अंग्रेजोंमें राज्य करतेकी शक्ति है, यह केवछ उनके पशुवरूके ही कारण नहीं 
है। उनमें कला है, कौशल है, दुरदर्शिता है, चतुराई है और बृद्धिमत्ता है। उन्हें लोगोंसे 
यथायोग्य व्यवहार करना आता है। वे जानते हैं कि हम स्वराज्य मिलनेकी आशासे 
मदद करते हैँ। उनके दृष्टिकोणमें और हममें से कुछ लोगोंके दृष्टिकोणमें यह भेद 
है। हम कहते हैं, हमें स्व॒राज्य दे दो तब हम लड़ेंगे। उन्कका कहना है, हम किसीके 
दबावमें नहीं आते | तुम मदद करो और तुम्हें स्वराज्य मिल जायेगा। हमारा इतिहास 
देखो | बोअरोंको स्वराज्य मिला क्‍योंकि वे हमसे लड़नेके योग्य थे। तुम भी लड़नेंके 
योग्य बनो। तब तुमको भी स्वराज्य मिल जायेगा। 

. हमारी सच्ची शक्ति सैनिक-शक्तिपर ही निर्भर है। इस समय जो भारतीय 
लड़ रहे हैं, वे हमारी शवित नहीं बढ़ाते, सरकारक्ी शक्ति बढ़ाते हैं। यदि स्वराज्यके 
अभिलाषी हम छोग उनके समान सैनिक बन जायेंगे और मृत्युका भय त्याग देंगे तो 
हम राष्ट्रीय सेनाके सैनिक होंगे। ऐसा होनेपर सरकार और हमारे बीच ऊँच-तीचका 
भेद नहीं रहेगा। 

... श्री मॉण्टग्युकी योजना थोड़े ही दिनोंमें प्रकाशित कर दी जायेगी। वह योजना 
या तो हमारी पसन्‍्दकी होगी; और यदि पसन्दकी न होगी तो हम उसमें संशोघन-परि- 
वर्धन कराना चाहेंगें। योजना कैसी होगी या हम उसमें कैसे कक मंअक 
सकेंगे, यह सब हमारे ऊपर निर्मर करता है। ऐसे समयमें यदि यह खबर इंग्लेंड पहु 
कि सारा भारत सैनामें भरती होनेके लिए तैयार है तो ब्रिटिश लोकसभा इसका स्वागत 
करेगी और हमारी जो माँगें उचित होंगी उन्हें पूरा करेगी, और यदि वह पूरा न भी. 
करें तो भी क्या होता है? उसपर ब्लिटिश लोकसभाकों पछताना पड़ँगा। युद्धफे लिए 
सच्चद्ध भारतीय अपनी स्वतन्त्रता एक क्षणमें प्राप्त कर सकते हूँ लेकिन सरकार इतनी 
मर्ख नहीं है। अंग्रेज वीर जातिके लोग हैं | वे वीरताको पहचानेंगे। हम अपनी सोई हुई 
वीरताको जाग्रत करें तो सब-कुछ आज ही अ्राप्त कर सकते हैं 4 इसलिए मेरा आप 
सबसे अनुरोध है कि समस्त संशरयोको छोड़कर आप सेनामें भरती हो। मुझे इस वातका 


१. संवैधानिक छुपारोपर मॉप्टप्यु-चंम्सफोर्ट रिपि|ट जुलाई ९, १९१८को प्रकाशित हुई थी । 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पक्का विश्वास है, इस समय “ होमरूल लीग ” आन्दोलनका प्रथम और अन्तिम चरण यही 
होना चाहिए। 
: [ गुजरातीसे | 


गुजराती, ७--७-१९१८ 


३०३. सेनिक-भरतीकी अपील 


पत्रिका -- १९ 
,नेडियाद 
जून २२, १९१८ 
भाइयो और बहनों, 


आपने अभी-अभी सत्याग्रहकी भारी लड़ाई समाप्त की है। उसमें आपकी विजय 
हुई। इस लड़ाईमें आपने ऐसे शौर्य, चातुरी और अन्य ग्रुणोंका परिचय दिया कि में 
आपको देशके लिए इससे भी ज्यादा महत्त्वके काममें लगनेंकी सलाह देने और आग्रह 
करनेकी हिम्मत करता हूँ। 

आपने यह्‌ दिखा दिया है कि सरकारका विनयपूर्वक विरोध कैसे किया जा सकता 
है और विरोध करते हुए भी उसकी सम्मान-रक्षा कैसे की जा सकती है एवं कैसे स्वयं प्रतिष्ठा 
प्राप्त की जा सकती है। अब में आपके सम्मुख यह दिखानेका अवसर प्रस्तुत करता 
हैँ कि ऐसी भारी लड़ाई लड़नेपर भी आपके मनमें सरकारके प्रति तनिक भी कटुत्ता 
नहीं है। 

आप सब स्वराज्यवादी हैं और आपमें से कुछ 'होमरूल लीग के सदस्य हैं। होम- 
रूलका एक अर्थ यह है कि हम साम्राज्यमें रहकर ' साम्रांज्यके हिस्सेदार बनें । आज 
हम लोग पराधीन हैं। आज हमें अंग्रेजोंक बरावर हक हासिल नहीं हेँ। कैनेडा, दक्षिण 
आफ़्रिका और आस्ट्रेलिया जैसे इंग्लेंडके हिस्सेदार माने जाते हैं, वैसे हिस्सेदार हम नहीं 
हैँ। हमारा देश तो पराधीन माना जाता है। हम अंग्रेजों जैसे ही हक चाहते हैं, दक्षिण 
आफ़िका वगैरा उपनिवेशोंके वरावरके बनना चाहते हैं और कामना करते हैं कि ऐसा 
समय आये जब हम वाइसराय तकका पद ले सकें। ऐसी स्थिति लानेके लिए 'हममें 
अपनी रक्षा करने अर्थात्‌ शस्त्र उठाकर लड़नेकी शक्ति आनी चाहिए। जबतक हमारी 
रक्षा केवल अंग्रेजोंपर निर्भर है और जबतक हम सिपाही-बर्गसे डरते हैँ, तबतक हम 
अंग्रेजोंकी बराबरीके कहला ही नहीं सकते। इसलिए हमें हथियार चलाना सीखकर 


१. १९१८ के बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टेक्ट्स के एक खरीतेंके अनुसार गांधीणीने भाषणके अन्तमें कहा 
«सभाकी काई रिपोर्ट समाचारपत्रोंकी तवतक भेजनेकी आवश्यकता नहीं है”, जबतक वे रंगरूट प्राप्त करनेमें 
सफल नहीं दो जाते । 

२, सम्भव दे गांधीजीने उसके पाठका उपयोग अपने किसी भाषणमें भो किया दो । शसकी छपी 
हुई प्रतियाँ विस्तृत रूपसे बाँदी गईं और समाचारपम्रोंमें इसका अंग्रेजी रूपान्तर भी मक्राशित हुआ था। 


न डक आम ४२३ 


अपनी रक्षा करनेकी शर््ति प्राप्त करनी चाहिए । “हथियार चलाना बहुत जल्दी सीखना 
हो तो सेनामें भरती होना हमारा कर्त्त॑व्य है । 

मर्दे और नामर्दमें मित्रता नहीं हो सकती। हम नामर्द माने जाते हैं। अगर हम 
तामदोंमें नहीं जाना चाहते, तो हमें हथियार चलाना सीखना जरूरी है। 

यह निश्चय है कि हमें साम्राज्यमें हिस्सेदार वनना है। तब हमें चाहे कितना ही 
दुःख उठाना पड़े, प्राण भी देने पड़ें, फिर भी हमें साम्राज्यया वचाव करना चाहिए। 
अगर साम्राज्यका ताश हो जाता है तो उसके साथ हमारी महती आशाएँ भी नष्ट हो 
जाती हैं। 

“इसलिए स्वराज्य लेनेका सबसे सरल और सबसे सीधा उपाय साम्राज्यके बचावमें 
भाग लेना है । हम बहुत रुपया दे सकें, इतनी ताकत हममें नहीं है। फिर जीत रुपयेसे 
ही मिल जाये यह सम्भव नहीं है। जीत सैन्यबलसे ही मिलनी सम्भव है। भारत अपार 
सेना जुटा सकता है। अगर मुख्यतः हमारी सेनासे साम्राज्यकी जीत हो; तो स्पष्ट है 
कि हम जो भी हक माँगेंगे, ले सकेंगे। 

कुछ लोग कहेंगे कि यदि हम अभी इन हकोंको न लेंगे तो 'बादमें धोखा होगा। 
किन्तु जिस शक्तिसे हम साम्राज्यका बचाव करेंगे, उसी शक्तिसे हम अपने हक भी छे 
सकते हैं। साम्राज्यकी निर्बताके अवसरसे छाभ उठाकर लिए गये हक साम्राज्यके 
बलवान होनेपर हाथसे निकल जा सकते हैें। हम साम्राज्यो सताकर उसमें 
हिस्सेदारीका हक नहीं पा सकते। साम्राज्यकी सेवा करनेसे हमें जो हक मिलेंगे, वे 
उसे तंग करनेसे हरगिज नहीं मिलेंगे। साम्राज्यके संचालकोंका अविश्वास करना अपनी 
दक्तिका अविद्वास करना है और यह हमारी दुबंलताका चिह्न है। हमारे हक 
संचालकोंकी भलाई या कमजोरीपर निर्मेर न होकर, वल्कि हमारी योग्यता, हमारी 
शक्तिपर निर्भर होने चाहिए। ह 

देशी राज्य साम्राज्यकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका बदला मिल रहा 
है। धनाढ्य छोग सरकारको रुपयेकी मदद दे रहे हैँ। उन्हें भी इसका बदला मिल 
रहा है) दोनोंमें से कोई भी शर्तोंके साथ मदद नहीं देता। फौजी सिपाही अपने 
नमक, अपनी आजीविकाके बदले मदद कर रहें हैं। उन्हें आजीविका और उसके 
सिवा इनाम-इकराम मिल जाते हैं। ये सब हमारे ही अंग हैं परन्तु ये स्वराज्यवादी 
नहीं माने जा सकते। इनका ध्येय स्वराज्य नहीं है। ये स्वदेश मरेमके कारण मदद 
नहीं देंते। अगर हम वैरभावसे स्वराज्य छेना चाह तो ऐसा भी हो सकता है कि 
साम्राज्यके संचालक इन तीनों शक्तियोंका उपयोग हमारे विरुद्ध करें और हमें हरा दें। 

अगर हम स्वराज्य लेना चाहते हैं, तो हमारा कत्तैव्य है कि हम भी साम्नाज्यकी 
मदद करें और हमें उसका बदला अवश्य मिलेगा। हमारी नीयत साफ होगी, तो सरकार 
भी हमसे साफ नीयतसे बर्ताव करेगी ! अगर क्षण-भरके लिए यह मान लें कि सरकारकी 
तीयत साफ नहीं रहेगी, तो भी हमें अपनी नीयतकी सफाईपर विश्वास रखना हक 
यदि हम भछेके साथ ही भलाई करें तो यह वीरता नहीं है, किन्तु यदि हम वु 


सांथ भी भलाई करें तो इसमें वीरता है। 


४२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सरकार हमें सेनामें कमीशन अर्थात्‌ ऊँचे पद नहीं देती; हथियारोंपर पाबन्दीके 
कानूनको रद नहीं करती और हमें फौजी तालीम देनेके छिए स्कूछ नहीं खोलती, तब 
हम उसे कैसे मदद दे सकते हैं ? ये आपत्तियाँ उचित हैं।' . ' 

सरकार इस विषयमें सुधार न करके बड़ी भूछ कर रही है। अंग्रेज जातिने बहुत- 
से पुण्य-कार्य किये हैं। उनके लिए भगवान्‌ उसका भरता करे। परन्तु अंग्रेज जातिके नाम 
पर अंग्रेज अधिकारियोंने भारतको निः:शस्त्र बनाकर घोर पाप किया है.) अधिकारी-वर्ग 
यदि अब भी नहीं चेतेगा तो अंग्रेज जातिके सारे पुण्य कार्योकों नष्ट कर देगा। ईश्वर 
न करे, यदि भारतकी कुछ भी हानि हुई, और वह किसी अन्य देशके अधीन हो गया, 
तो भारतीयोंकी आत्मा अंग्रेजोंको बहुत कोसेगी, अंग्रेजोंको दुनियाके सामने लज्जित होना 
पड़ेगा और तेतीस करोड़ छोगोंको नाम वनानेके कारण बुरा-सक्ता सुनना पढ़ेंगा। में 
मानता हूँ कि इंग्लैंडके महान्‌ पुरुष इस बातकों समझ गये हूँ, वे चेत गये हैं। परन्तु वे 
अपनी उत्पन्न की हुई स्थितिको एकाएक बदल. नहीं सकते । सभी भअंग्रेजोंको भारतमें आते 
ही यह सिखाया जाता है कि वे हमारा तिरस्कार करें, अपनेको बड़ा समझें और हमसे 
अछग रहें। उत्तके वातावरणमें ही यह भावना व्याप्त रहती है। उच्च अंग्रेज अधिकारी 
इस वातावरणसे स्वयं मुक्त होनेका और अपने अधीनस्थोंकों मुक्त करनेका प्रयत्न करते 
हैँ, परन्तु तत्काल सफल नहीं हो सकते। अगर वक्‍त नाजुक न होता, तो हम उनसे 
लड़ते; परन्तु ऐसे वक्‍तमें कमीशनों आदिकी प्रतीक्षामें बैठे रहना “मुंहसे वदला लेनेके 
लिए नाक काट लेने के समान है। यह भी हो सकता है कि हम कमीशनोंकी 
प्रतीक्षामें बैठे रहें और हमें साम्राज्यकी सहायताका -अवसर ही न मिल्े। 

मेरा यह दढ़ विश्वास है कि यदि सरकार कमीशन आदि न देकर या देनेमें देर 
करके हमें सेनामें भरती होनेसे या किसी दूसरी तरहकी मदद देनेसे रोकना चाहती हो, 
तो भी हमें आग्रहपूर्वक सेनामें भरती होता चाहिए। 

सरकारको इस समय सेनाके लिए पाँच लाख आदमी चाहिए। इन्हें सरकार किसी 
भी तरह जुटा लेगी। यदि हम उसे इतने आदमी दे देंगे, तो यश्य हमें मिलेगा, हम सेवा 
करेंगे और कभी-कभी यह जो शिकायत सुनी जाती है कि रंगरूद भरती करनेवाले एजेंट 
लछोग्रोंको अनुचित ढंगसे ले जाते हैं, वह भी दूर हो जायेगी। भरतीका सारा कार्य हमारे 
हाथमें आना कोई साधारण अधिकार नहीं है। अगर सरकारका हमपर अविद्वास 
होगा, अगर उसकी नीयत साफ नहीं होगी, तो वह हमसे सैनिकोंकी भरतीका काम 
नहीं करायेगी। 

ऊपर दिये गये तकों और तथ्योंसे देखा जा सकेगा कि फोजमें भरती होनेसे ओर 
साम्राज्यको मदद देनेसे हममें स्वराज्यकी योग्यता आती है। उससे हम भारतका बचाव 
करना सीखते हैं और एक हृदतक अपनी खोई हुई भर्दातगी फिर प्राप्त करते हूँ। हे 

में कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजोंके गुणोंमें मेरा विश्वास है, इसीलिए में उपर्युक्त 
सम्मति दे सकता हूँ । इस जातिने भारतका बहुत अहित किया है। फिर 6030 में मानता 
हूँ कि उससे सम्बन्ध रखना हमारे लिए हिंतकर है। उसके गुणों और दोषोंका विचार 
करनेयर मुझे उसमें गुण अधिक मालूम -होते हैं! अलबतता इस: जातिके शासन रहता 
दुःखदायी है। अंग्रेजोंमें एक बहुत बड़ा दोष यह है कि वे अपनी अधीनस्थ जातियोंके 


सैनिक-भरतीकी अपील पे 


स्वोभिमानकी भावनाकों समाप्त कर देते हेँ। परन्तु उनमें बरावरीकी जातियोंका पूरा 
आदर करने और उनके 23 वफादारी दिखानेका गुण भी है। हमने देखा है कि उन्होंने 
दुसरोंके अन्यायसे पीड़ित लोगोंको अक्सर मदद दी है। उनके साझेमें रहकर हम उनसे 
बहुत-क्रुछ ले सकते हैं और उन्हें बहुत-कुछ दे भी सकते हैँ। और सम्भव है, हमारा ऐसा 
सम्बन्ध संसारके लिए हितकर हो। अगर मेरा यह विश्वास न हो और इस जातिसे 
बिलकुल स्वतन्त्र होना मुझे इष्ट प्रतीत हो, वो में मदद देनेकी सलाह न दूँ। इतना ही 
नहीं, उनके विरुद्ध विद्रोह करनेंकी सलाह देकर, विद्रोहकी सजाका पात्र बनकर भी 
जनताको सचेत करूँ। अभी तो हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम किसी अन्य 
जातिकी सहायताके बिना अपने ही पैरोंपर खड़े रह सकें। में यह मानता हूँ कि हमारी 
उन्नति साम्राज्यमें बराबरीके हिस्सेदार बनकर रहनेसे होगी। मेंने सारे भारतमें घृमकर 
यह देखा है कि सब स्वराज्यवादी भी ऐसा ही मानते हैं। में यह आज्ञा करता हूँ कि 
मैं खेड़ा जिले और गृजरातसे पाँच सौ या सात सौ नहीं, बल्कि हजारों रंगरूट भरती 
कर सकूँगा। यदि गुजरात ' नामर्दी ' के कलंकसे बचना चाहता है तो उसे हजारों सिपाही 
देने चाहिए। इस सेनाकी कल्पतामें शिक्षितवर्ग, पाटीदार, बारैया और वाघरी वगैरा सब 
आ जाते हैं और मुझे आशा है कि वे सब एक कतारमें ख़ड़े होकर लड़ेंगे । जबतक शिक्षित 
अथवा पढ़ा-लिखा श्रेष्ठ वर्ग आगे नहीं आयेगा, तबंतक दूसरे वर्गेंसि आशा रखना व्यथे 
है। मुझे आशा है कि पढ़े-लिखे छोगोंमें से जो अधिक उम्रके होनेपर भी तलन्‍्दुरुस्‍्त 
हैं, वे सभी भरती हो सकेंगे। उनका उपयोग लड़ने-भिड़नेमें नहीं, तो लड़ाईसे सम्बन्धित 
अनेक कामोंमें किया जा सकता है; वे सिपाहियोंकी सेवा-शुभूषा कर सकते हैं। मुझे 
आशा है कि जिनके युवा पुत्र हैं, वे अपने उन पुत्नोंकों लामपर भेजनेंमें तनिक 
भी न हिचकिचायेंगे। युद्धमें पुत्रोंकी वीरणति वीर पुरुषोंके लिए हु:खद नहीं, वल्कि 
सुंखद होनी चाहिए। इस अवसरपर किया यह पुत्र-त्याग स्वराज्यके निमित्त किया 
गया बलिदान माना जायेगा। 

बहनोंसे मेरी प्राथंना है कि आप मेरी इस अपीलसे घबरायें नहीं, बल्कि उसका 
स्वागत करें | इसमें आपकी रक्षाकी, छाज बचानेकी कुंजी छिपी हुई है। 

खेड़ा जिलेमें ६०० गाँव हैं। हर गाँवकी औसत आबादी एक हजारसे अधिक 
है। अगर हर गाँव कमसे-कम बीस आदमी दे तो खेड़ा जिलेमें १२,००० छोगोंकी सेना 
बन सकती है। खेड़ा जिलेगें सात लाखकी आबादी है। इसमें इस भरतीका अनुपात सौके 
पीछे १-७ आता है। इससे तो हमारी प्रतिशत मृत्यु-संख्या अधिक है। अगर हम साओा- 
ज्यके लिए --- स्वराज्यके लिए इतनी भी कुर्बानी देनेंके लिए तैयार न हीं और नालायक 
ठहराये जायें तो इसमें आश्चयकी कोई बात नहीं है। अगर हूं: 7 बीस-बीस आदमी 
दे, तो वे लड़ाईसे लौटकर गाँवकी जीवित किलेबन्दी बन जायेंगे। अगर वे लड़ाईमें खत 
रहे, तो वे स्वयं अमर बन जायेंगे और अपने गाँव और देशको अमर वना दंगे ओर 
उनके पीछे वैसे ही- दूसरे बीस सैनिक तैयार होकर देशकी रक्षा करेंगे। पर 

*. थदि हमें यह काम करना ही है, तो उसे करनेमे हु सुस्ती नहीं कर र कह हे 

में यह .चाहता हूँ कि हरएक गाँवसे अधिकसे-अधिक 8 छोगें चुने जाप है|. 
उनके नाम भेज दिये जायें। में अपने भाइयों और बहनोंसे यही माँग करता है। जाप 


४२६ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


लोगोंको समझानेके लिए और आपके विविध प्रइनोंका उत्तर देनेंके लिए मसख्य गाँवोंमें 
सभाएँ की जायेंगी और स्वयंसेवक भी भेजे जायेंगे। पर | 
भाई वललभभाई झवेरभाई पटेल (बैरिस्टर), भाई क्ृष्णलाल -नरसिहलाल देसाई 
(एम० ए०, एल एछ० बी०), भाई इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्षिक, भाई हरिप्रसाद 
पीताम्बरदास मेहता (हितेच्छू प्रेसके मालिक), भाई प्रागजी खंडूभाई देसाई, भाई मोहन- 
छाल कामेश्वर पंड्या, भाई गणेश. वासुदेव मावरंकर (वी० ए०, एल एल० बी), 
भाई कालीदास जसकरण झबेरी (वी० ए०, एल एल० बी०), भाई फूलचन्द बापूजी 
शाह, भाई गोकरूदास द्वारकादास तछाटी (बी० ए०, एक एल० बी०), भाई शिवाभाई 
भाईलालभाई. पटेल (बी० ए०, एल एल० बी०) और भाई रावजीभाई मणिभाई पटेल 
आदि सज्जन इस काममें शरीक हुए हैं। 9 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
: [गुजरातीसे | ह 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४. 


३०४. पतन्न: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


[नडियाद 
जून २३, १९१८ से पू | 

[प्रिय चार्ली, | 
जहाँतक मेरे प्रस्तावका सम्बन्ध है, तुम जानते हो, में मैफीके' नाम लिखें गये 
अपने पत्रमें कह चुका हूँ कि [इस मामलेमें | में मित्र या शत्रु किसीकी जान न छेता 
अपना धर्म मानता हूँ। उन लोगोंके प्रति जो लड़ना तो चाहते हैँ, परन्तु कायरताके कारण 
या अंग्रेजोंके प्रति द्वेघ रखनेके कारण लड़ेंगे नहीं; मेरा क्या कत्तेव्य है? क्या उनसे मुझे 
: ग्रह न कहना चाहिए कि “अगर तुम भेरे रास्तेपर चछ सकते हो तो बहुत ठीक है; 
परन्तु यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें अपनी कायरता अथवा द्वेष-भावना .त्याग 
कर लड़ना चाहिए । जो व्यक्ति किसीकी जान लेनेकी क्षमता नहीं रखता उसे तुम अहिसा 
नहीं सिखा सकते | तुम किसी गूंगेको मौनका गृण' और विशेषता नहीं समझा सकते। 
यद्यपि में जानता हूँ कि शान्ति वहुत अच्छी चीज है; फिर भी में उन साधनोंका उप 
योग करनेमें संकोच न केरूँगा जिनसे गूँगा फिर बोल सके। में किसी शासन-व्यवस्थार्म 


१. सी० एफ० पन्‍्ड्थूजने गांधीणीके पत्रका उत्तर १३ जूनको दिया था । 

२, देखिए “ पत्र जे० एल० मैफीको ”, ३०-४-१९१८ । 

३ इस बारेमें एन्‍्ड्यूजने यह लिखा था: ““भापने अपने पन्में गूँगेसे जो तुलना की दे वह मिसाल 
मुझे दीक नहीं लगती । यद तो प्रायः ऐसी युक्‍्ति देनेंके समान है कि भारतीयोंको, जो खून-खराबीको 
विलकुछ भूल यये हैं, इस वातके लिए ओत्साह्ित किया था संद्ता है कि वे पहके खून-खराबी करना 
सोखें और फिर स्वयं ही उसे त्याय दें !” 


पत्र : एफ० जें० हॉजको ४२७ 


विश्वास नहीं रखत्ता, परन्तु कदाचित्‌ संसदीय शासन-व्यवस्था निरंकुश शासनसे अच्छी 
होती है। मेरा खयाल है कि अब तुम्हें यह बात स्पष्ट दिख जायेगी कि में अहिसाके 

सिद्धान्तका या सत्याग्रहका प्रचार उसी हालतमें सबसे अच्छा कर सकता हूँ, जब में हिंसक 
लोगोंसे यह कहूँ कि वे अपनी हिसाका उपयोग कमसे-कम कष्टप्रद ठंगसे करें। सम्भव 
है, उसीसे में उनको यह्‌ भी अनुभव करा सकूँ कि अहिंसा हिसासे अधिक उपयोगी है।' 
यदि तुम्हारी समझमें मेरी बातें अब भी ठीक तरह न आई हों तो यथा सम्भव यहाँ 
आनेंका प्रयत्न करो) 


सस्तेह, 
मोहन 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
३०५. पत्र : एफ० जें० हॉजको 
[नडियाद ] 
जून २३, १९१८ 


आपके प्रेमपूर्ण पत्रके लिए मेरा हादिक धन्यवाद । हम अपनेको आपके परिवारकी 
अन्तरंग मण्डलीका सदस्य ही मानते हैँ। जब कभी आपके साथ कुछ घंटे वितानेका 
अवसर मिलता था, वड़ा आनन्द आता था। आपने अपने पत्रमें मेरे साथियोंका उल्लेख 
किया है और पाठशाल्लाओंकों मर न जाने देनेके बारेमें वेतावनी दी गई है, इसलिए में 
उसे बाबू ब्रजकिशो रके पास भेजनेकी स्वतन्त्रता हे रहा हूँ। आप जानते हैं कि डॉ० देव 
चस्पारन छोड़नेसे पहले भीतीहरवामें एक पक्का भवन बनवा गये हैँ। एक महिला शिक्षक 
जुटानेमें मुझे बहुत मुशिकल हो रही है। किन्तु में एक शिक्षिका ढूंढ सकूंगा, इसमें मुझे 
सन्देह नहीं है। मेरी हादिक इच्छा है कि कभी-कभी आप इन पाठशालाओंका निरीक्षण 
करते रहें। सवारीका प्रबन्ध करनेके लिए आप बाबू गोरखप्रसादसे कह दीजिए। 
 देवदास इस समय मद्रासमें है। वह वहाँ तमिल भाई-वहनोंके लिए हिन्दी कक्षाएँ 


चला रहा है। 


१. एन्डथूजने इसके उत्तरमें लिखा था: “. « « में भापसे श्स बातमें पृर्णतवा सहमत हूँ कि स्वत 
भारत ही अपना मा खं चुनकर संसारके सामने अह्विसाका सर्वोच्च उदाहरण रख सकता है न कि 
आजका परतल भारत । परन्तु फिए भी क्या भाष यह वात नहीं. सोच सकते कि भारत अपनी उस 
ख्तन्त्रताफ़ो केवल नैतिक बल्से ही भाष्त करे _. देशको श॒ुलम रखनेवाली सेनाका मुकावछा कर्जेंके लिए 


स्थायी सेना बनाकर नहीं |” 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


खेड़ाका झगड़ा कुछ समय पहले ही निपट गया है। समझौतेकी घोषणा करनेवाला 
मेरा पत्र' आपने अखबारोंमें देखा या नहीं? इन दिलों मैंने सैनिक-भरतीका काम 
शुरू किया है। ः ह 
हम दोनों श्रीमती हॉजको याद करते हैँ। में आज्षा रखता हूँ कि वे फिर पहले 
जैसी स्वस्थ हो गई होंगी। 
मुझे आशा है कि बच्चोंसे जब में अबकी वार मिलेगा, तबतक उनका मुझसे 
शर्माना खत्म हो चुकेगा। मेरा इरादा कमसे-कम तीन महीनेमें एक बार चम्पारन बाते 
रहनेका है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०६ पत्र; बी० जी० हॉनिमेनको 


[ नडियाद | 
जून २३, १९१८ 
में नहीं जानता कि इस पत्रके साथ जो अपील भेज रहा हूँ, उसके पक्षमें आप 
प्रतिज्ञा छेंगे या नहीं, परन्तु यदि आपने उसके पक्षमें प्रतिज्ञा ले लो तो में उसे बहुत-बड़ा 
लाभ समझूँंगा। मुझे इसकी जरूरत है। मेरा निश्चित मत है कि यदि हम सरकारको 
सिपाही जुटा दें और साथ-साथ सरकारके अन्यायोंके विरुद्ध लड़ाई भी लड़ते रहें तो 
इस तरह हम अपने सामान्य हितको छाभ पहुँचायेंगे। ये दोनों चीजें साथ-साथ की जा 
सकती हैं। सरकारी अधिकारियोंकी मूर्खता सैनिक-भरतीके कामको मुहिकल बना रही 
है। परन्तु इससे हमें निराश नहीं होता चाहिए। जो-कुछ बन पड़े, सो सब हमें करना 

- चाहिए। विरोध-सभाओंमें जो प्रस्ताव पास हुए, उनका में यही अर्थ करता हूँ। 

हृदयसे आपका, 
सो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। - 
' सौजन्य : नारायण देसाई ह 


२, देखिए “ सन्देश : खेड़ाके छोगोको ”, ६-६-१९१८ । 
२, देखिये “ लेनिक-मरतीकी अपील”, २२-६-१९१८ । 


३०७. पत्र: श्रीमती एडा बेस्टकों 


[ नडियाद ] 
ह जून २३, १९१८ 
प्रिय श्रीमतों वेस्ट, 


आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुईं। में चाहता हूँ कि आप अपने आशिक मामलों- 
की चिन्ता न करें। अल्बढें' मेरे भाईके समान हैं। किसी भी कारणसे उन परसे 
मेरा विश्वास नहीं डिग सकता। अल्बढेके बारेमें निराश हो जाऊँ, तब तो फिर मुझे 
दुनियासे निराश हो जाना चाहिए। मेंने उन्हें पत्र” लिख दिया है। में जानता हूँ कि 
प्रस्तुत परिस्थितिमें जो-कुछ करना उत्तम था, वही उन्होंने किया। यह जानकर मुझे खुशी 
हुई है. कि आप और सैम, दोनोंने अब बच्चोंकी उचित शिक्षाकीं व्यवस्था कर ली 
है। हिल्डा मेरी याद करती है या नहीं ? मालूम नहीं मणिलाकूकों क्या हो गया है। 
आप सबके लिए उसके मनमें बहुत आदर-भाव था। और आप सबने भी उसे वहुत 
स्नेह प्रदान किया परन्तु उसका स्वभाव वहमी बनता जा रहा है। मेरा अब भी खयाहू 
है कि वह इसे सुधार छेगा। में जानता हूँ कि आपका प्रेम उसके वहमको निकाल देगा । 
में आशा रखता हूँ कि आप उससे खुद मिलेंगी, उसे समझायेंगी, बातें करेंगी और 
उसका मन जीत लेंगी। में यह विचार ही सहन नहीं कर सकता कि आपके प्रति मणि- 
लालके मनमें गलतफहमी रहे। 

आजकल आश्रमके लिए नये मकान बनवानेका काम चल रहा है। कितना अच्छा 
होता कि आप इन इमारतोंको बनवाते समय यहाँ होतीं। जमीन वहुत अच्छी जगहपर 
है। सब कुछ मगनलाल ही सेमाल रहा है। वहाँ फीनिक्समें जब मकान बन रहे थे, 
तब जो काम अल्बर्ट करते थे, वही मगनलहाल कर रहा है। उसे आश्रमसे बाहर कोई 
आनन्द ही नहीं आता। 

सबको प्यार सहित, 

आपका, 
मो० क० गांघी 


: [अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. अख््ट एच० वेस्ट । 
२, यद पत्र उपलब्ध नहीं है । 


३०८, .पत्र : सोंजा इलेसिनको 


[ नडियाद ] 
जून २३, १९१८ 
प्रिय कुमारी इलेसिन, 


जिस पत्रकी में रम्बे अरसेसे प्रतीक्षा कर रहा था, वह आखिरकार आ गया। 
हम सभीको तुम्हारे पत्रका इन्तजार था। 

_ फीनिक्स आश्रमको बेचना नहीं है। उसके बीचमें जो जगह हैः उसमें से पाँच 
एकड़ जमीन तुम ले सकती हो। तुम्हारा सपना मुझे पसन्द है, खास तौरपर इसलिए 
कि उसमें हिन्दुस्तान आनेकी वात भी शामिल है। 

यह जानकर में बहुत खुश हुआ कि तुम टाइपराइटरसे ऊबने छगी हो . . .* 

रामदाससे मैंने दरजी वननेके लिए हरगिज नहीं कहा। इसलिए नहीं कि दरजीके 
काममें कोई सौन्दय्यं नहीं है। वह एक उत्तम दरजी बन भी सकता है। किन्तु इसलिए 
कि वहू एक आदर्शवादी छड़का है, उसकी इच्छा तरह-तरहके अनुभव प्राप्त करनेकी है। 
अगर वह कवि बन जाये, तो कोरें अलंकार और छन्द रचनेवाला कवि ही नहीं बनेगा; 
वल्कि कर्मठ और कर्मण्य काव्य लिखनेवाला कवि वनेगा। रामदास स्वप्नदर्शी है और 
मुझे स्वप्नदर्शी लोग पसन्द हैं। में आज्ञा रखता हूँ कि तुम उसकी मित्र और पथ- 
प्रदर्शक वनकर उसे सम्मार्गपर लगाओगी। में चाहता हूँ कि थोड़े समय तुम जाकर 
मणिलालके साथ रहो। वहाँ तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकोगी। 

वॉगरू', फिलिप्सं और डोक' परिवारके लोग कैसे हैं? कभी उनसे मिलती 
हो ? मैंकिटायर कहाँ हैं? भारतीयोंका काम कैसा हो रहा है? थम्बीसे' मुलाकात 
होती है? उसे क्या हो गया है? में आशा रखता हूँ कि तुम इन सब प्रइनोंकी अपने 
पत्रोंमें चर्चा करोगी। किन्तु कुछ भी न होनेतसे थोड़ा होना भी अच्छा है। 


१. सोंजा इछेसिन दक्षिण आफ़िकरामें शुरूमें गांधीजीकी ठाशपिरट थीं। बादमें तो वे बापूकी बहुत 
ही विश्वस्त साथी बन गई । सत्मागरहकी लड़ाईमें उन्होंने काफी मंदद दी । देखिए खण्ड ८, (४ रेड । 
२, साधन-पतमें यहाँ कुछ शब्द मिंदे हुए हैं । ु 

३. श्रीमती वॉगल मारतीय महिलाओंकों पढ़ाती थीं, और जोहानिसबयंमें उन्दोंने भारतीय बाणारका 
आयोजन किया था। उनके पति दरजीका काम करने ये। पति-पत्नो दीनेनि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीपेकि 
लिए काफी काम किया । 

४. चाश्से फिल्प्स, दान्सवालमें कोंग्रेगेशनल चचेके पादरी । 

७, गांधीजीका अभिम्नाष रेवरंड जोजेफ़ णे० ढोक (१८६१-१९१३) की पत्नी कौर पुत्री ऑल्व 
डोकसे है । 

६. गांधीजी जब दक्षिण आक्रिकामें थे, उस समय श्री मैंकिंगयर उनके मुन्शी मे । 

७, यम्बी नायडू, एक सत्याग्ही । हा 


पत्र : देवदास गांधीको ४३१ 


यहाँ मेरा जीवन वहुत जटिल बन गया है। तुमने अखबारोंमें छपे मेरे कुछ 
महत्त्वपूर्ण पत्र तो पढ़े होंगे। आजकल में सैनिकोंकी भरतोके जबरदस्त काममें जुटा हुआ 
हूँ। अपने कामके सिलसिलेमें मुझे छग्रातार रेलून्यात्रा करनी पड़ती है। एकान्त और 
आरामके लिए में तरसता रहता हूँ। लेकिन ये शायद मुझे कभी नहीं मिलेंगे। श्रीमती 
गांधीमें अद्भुत परिवर्तन हुआ है। जिन चीजोंपर उन्हें आपत्ति हुआ करती 
थी, अब उन्होंने उन चीजोंको वड़े सुन्दर ढंगसे स्वीकार कर लिया है। किन्तु इन 
सब बातोंका वर्णन में नहीं करूँगा। तुम्हें यहाँ आकर, प्रत्यक्ष देखना चाहिए। 

सस्‍नह, 


तुम्हारा, 

मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
३०९. पन्न : देवदास गांधीको 
[नडियाद ] 

जून २३, १९१८ 


देखता हूँ, तुमने शिक्षणफ-कार्यंका आरम्भ ठीक तरहसे किया है। मेंने कछ कुछ 
सुझाव भेजे हेँ। व्याकरण जल्दी सिखाना। उसमें उन्हें रस आयेगा : इसमें सबसे 
पहले शब्दोंके रूप सिखाना ठीक रहेगा। उनकी तुरूना तमिल शब्दोंके रूपोंसे करनी 
चाहिए। विद्यारथियोंकी आयु और विद्याम्यासमें प्रगतिकी कुछ कल्पना मुझे देना। 

यहाँ सैनिक-भरतीकी अपीलकी पहली पत्रिका प्रकाशित! कर दी गईं है। इसकी 
तीन प्रतियाँ भेजता हूँ। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर लिया गया है। इसे पढ़कर जो 
विचार मनमें आयें, सूचित करना । में आजकल अहिसा-धर्मको कुछ भिन्न, किन्तु भव्य 
रूपमें देख रहा हूँ। साथ ही अपनी संयमकी कमियोंका दर्शन भी करता जा रहा 
हूँ। इस कार्यके लिए मेरी तपस्या बहुत ही अपर्याप्त है। पहले तपस्यासे जो अनुभव- 
ज्ञान मिलता था, आज प्रयोगसे उसका करोड़वाँ भाग भी नहीं मिल सकता। चाहें 
कितने ही जल-बिन्दुओंका विश्लेषण करें, उनमें दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग 
आक्सीजन ही निक्लेगी। तिसपर भी निशचययूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
पानी उन्हींका संडकेषण है। यह अनुमाच-ज्ञान है। परन्तु यदि में दो भाग हाइड्रोजन 
और एक भाग आव्सीजनका मिश्रण करके पानी वनाऊँ, तो यह निरिचित ज्ञान 
हुआ। यह अनुभवन्ज्ञान है। पानी भले ही दूसरी तरह बन सकता हो, परन्तु एक दी 
प्रयोगसे मैंने निशचयपूर्वंक वता दिया कि उपयुक्त गैसोंके मिश्रणसे तो पानी बनता 


१. देखिए “ सैनिक-भर्तीकी अपील 7, २२-६-१९१८ | 


डरेर. सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ही है। बहुतसे कार्य हम अनुमानसे करते हे और कोई हानि नहीं होती। किन्तु महान 
कार्यो 5 2 हे हे 
कार्योंमें अनुमानसे हानि और अनुभवसे लाभ देखा जा सकता है। इसीलिए यमादिके 
' पालनकी जरूरत है। अनुभव-्ञान प्राप्त करनेके लिए यह एकमात्न सीढ़ी है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३१०- पन्न: सोहनदास नागजीको 


[| नडियाद ] 

जून २३, १९१८ 

पुनविवाहके बारेमें मेरी राय यह है कि पतिका पत्नीके गुजर जानेपर और 
पत्नीका पतिके गुजर जानेपर दुवारा विवाह न करना जरूरी है। संगम हिन्दू-धर्मका 
आधार है। यों तो संयमका विधान सभी धर्मोमें है। परन्तु हिन्दू-धर्ममें उसे बहुत ' 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसे धर्ममें पुनविवाह तो अपवादस्वरूप ही 
होने चाहिए। भेरे विचार ऐसे होनेपर भी जबतक बाल-विवाह होते हैं और पुरुष 
इच्छानुसार चाहे जितनी बार विवाह करते हैं, तवततक यदि कोई वाल-विधवा पुनविवाह 
करना चाहे तो उसे रोकनेका प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए और उसकी इच्छाका 
आदर किया जाना चाहिए। में बिलकुल बाल-बिधवाके मनमें भी पुतरविवाह करनेकी 
इच्छाका वीज नहीं डालूगा, किन्तु अगर वह पुनविवाह करेगी तो में उसके कार्येको 

पाप नहीं गिनूँगा। 


मोहनदास गांधीके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३११. पत्र : विदृठलभाई पढेलको 


[ नडियाद ] 
जून २३, १९१८ 

भाईश्री विदृठलूमाई, 
आपका पत्र मिला। मेरे खयाढसे आप जैसोंका होमरूल लीगसे बाहर रहकर 
यथाशक्ति सेवा करना ठीक है। इस समय होमरूल लीगकी स्थिति विषम है। उसकी 
स्थिति वाहरी झगड़ोंके कारण विषम नहीं है; बल्कि उसकी भीतरी इझट बहुत हैं। 
वह तय नहीं कर सकी है कि कौन-सा रास्ता अपनाया जाये --- तंग करनेका या मर्द 
देनेका ! उसने तंग तो बहुत किया, अब उससे निवृत्त होकर उसे कुछ रचनात्मक काम 


भाषण : अहमदावबादमें ४३३ 


करनेकी जरूरत है। जबतक ऐसा न किया जायेगा, तबतक लीगकी सेवा-शबितका 
विकास ने होगा। अगर आप छीगमें इसलिए शामिल हों कि उसे सेवाकी ओर मोड़ा 
जाये तो अवश्य द्दी जाएँ। परन्तु लीगके सदस्य यह न चाहेंगे कि आप उसमें छोटे-बड़े 
सबसे टक्कर लेनेके लिए शामिल हों। किसी संस्थामें उसे तोड़नेकी नीयतसे शामिल 
होना तो स्पष्ट द्रोह ही होगा। स्वास्थ्य-रक्षाकी कला सीख लेंगे, तो भी देशकी 
बड़ी सेवा होगी। 


वल्छभभाईका नया धंधा कैसा लगता है? “ रिक्ूटिंग सा्जेन्ट ” बन गये हैं । 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गृजरातीसे | 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३१२. भाषण : अहमदाबादस 


जून २४ १९१८ 


इस सभाको क्या काम करना है यह आप सब जानते हैँ। आप यह भी जानते 
हैं कि परमश्रेष्ठ गवर्नरने युद्ध-सम्मेलनमें ' होमरूल ” लीगके सदस्योंका अपमान किया था 
और बम्बईके छोगोंने उसका विरोध किया था। बम्बईकी सभामें भी में ही अध्यक्ष 
था। में इस सम्बन्धर्में अपने विचार वहाँ व्यक्त कर चुका हूँ। इसलिए में आपका अधिक 
समय नहीं लूँगा। इस सभाको दो काम करने हेँ। एक काम है, बम्बईमें किये गये 
विरोधका समर्थन करना और दूसरा जो छोग समाचारपन्न नहीं पढ़ते उनके सामने 
वस्तुस्थिति रखना तथा जो समाचारपत्र पढ़ते भी हें उनको भी सच्ची बात बताना 
क्योंकि समाचारपन्नोंसें दिये गये विवरण अनेक बार अधूरे और झूके होते हें। गवर्नर 
महोदयके सम्मुख युद्ध-सम्मेलनमें श्रीयुत तिलक और अन्य स्वराज्यवादियोंकों निमन्त्रित 
करनेका प्रश्न था। दिल्ली सम्मेलनमें श्री तिलक और श्रीमती बेसेंट निमन्त्रित नहीं 
किये गये थे; इसलिए लॉड विलिग्डनके सम्मुख यह असाधारण भ्रइन उपस्थित था। अतः 
उन्होंने बहुत विचार करनेके बाद श्री तिछकको निमन्‍्त्रण भेजा और श्री तिलकने उसे 
स्वीकार कर लिया। उन्होंने पूछा कि सम्मेलनमें बोलनेकी छूट दी जायेगी अथवा 
नहीं और वे संशोधन पेश कर सकेंगे या नहीं । उन्हें इसका उत्तर यह दिया गया कि 
उन्हें उन प्रस्तावोंपर संशोधन पेश नहीं करने दिये जायेंगे; लेकिन भ्रस्ताव पेश करनेवाले 
व्यक्तियोंके बोल चुकनेके बाद वे बोल सकेंगे और उनकी आलोचना कर सकेंगे। 
गवर्नरने यह उत्तर शुद्ध भावसे दिया था और उनके शब्द दो अर्थी हम । इसलिए 
श्री तिलक और अन्य सज्जन सम्मेलनमें सम्मिलित हुए; लेकिन वहाँ उन्होंने क्या देखा ? 
श्री तिछकका दूसरा वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि उन्हें गवनेरने आगे बोलनेसे 
रोक दिया और उन्हें आलोचना नहीं करने दी ४ श्री तिलक क्या कहना चाहते थे, वह 
गवर्नर नहीं जानते थे। वे उनके भाषणके गुण- अनभिज्ञ थे । लेकिन जिस वाक्यकों 


(४-२८ 


न सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भी तिलकने “परन्तु से बारम्भ किया, उसे आपत्तिजनक मानकर गवर्नरने उन्हें 
इस वाक्यकों पूरा नहीं करने दिया और आगे बोलनेसे रोक दिया। किसी बन्य बवसर- 
पर हक गवर्नेरने ऐसा किया होता तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें ऐसा करनेका हक 
हीं है। लेकिन जिसे उन्होंने वहाँ बोलनेके लिए स्वयं बुलाया था, उस बतिचिको इस 
तरहसे रोकना उन्हें शोभा नहीं देता था और ऐसा करके उन्होंने श्री तिलकका तथा 
अन्य सम्मानित अतिथियोंका और समस्त भारतीय लोगोंका भारी अपमान किया है। 
श्री तिछक असाधारण व्यक्ति हें। समस्त भारत उन्तकी पूजा करता है। उन्हें इस 
प्रकार वेठा देना सचमुच असह्य है। आज हम सव यहाँ यह दिखानेके लिए इकट्ठे 
हुए हैं कि यह बात अहमदाबादके लछोगोंके लिए भी असह्य है। और वम्बईके लोगोंने 
जो कदम उठाया है वे उसका समर्थन करते हेँ। ऐसा करके हम अपना फर्ज पूरा करते 
हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हम सच्चे स्वराज्यवादी हैं। स्वराज्यक्ता एक अंग ऐसा 
होना चाहिए कि यदि भारतका अपमान हो तो उसे भारतीय स्वराज्यका जपमान समझ- 
कर चला जायबे। आज हम भारतीय स्व॒राज्यके इस अपमानके कारण गवर्नेरसे जवाव तलूव 
करनेके लिए एकत्रित हुए हेँ। हमें उनसे कह देना चाहिए कि आपने हमारा भारी 
अपमान किया है इसके लिए आपको खेद प्रकट करना चाहिए। थोड़ेसे अपवादोंकों 
छोड़कर भारतमें एक भी समाचारपत्र ऐसा नहीं है जिसने गवर्नरके इस कार्यकों पसन्द 
किया हो। सबने उनके इस कार्यकी निन्‍दा की है। पायनियर” ने भी इसकी निन्‍्दा 
की है और लिखा है कि ऐसे समयमें, जब लोगोंको साथ लेकर काम करनेकी बाव- 
श्यकता है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उसने गवनेरको 

[ क्षमाबाचनाका ] कड़वा घूंट पीकर काम .करनेकी सलाह दी है। अहमदाबादकी सभाके 
उद्देश्य और स्वीक्ृृत प्रस्ताव उचित हें। एक प्रस्तावमें कहा गया है कि गवर्नर बपने 
इस कार्यपर खेद प्रकट करें और यदि वे ऐसा न करें तो वाइसराय वीचर्मे पड़कर 
गवर्नेरके कार्येसे अपनी असहमति प्रकट करें। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो होमरूल- 
लीगके सदस्य लॉर्ड विलिग्डनकी अध्यक्षतामें की गई किसी भी समामें भाग नहीं लेगे। 
हम न तो छॉर्ड विलिंग्डनके प्रति अपनी अप्रसन्नताको साम्राज्यपर थोपना चाहते हैँ 
और न अपने वर्तमान कत्तेव्यसे पीछे हटना चाहते हैं। दूसरे प्रस्तावमें हमें सरकारको 
सहायता देनेमें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनका उल्लेख किया गया 
है। इसके द्वारा हम उससे यह कहना चाहते हे कि, हम सरकारको जितनी सहावता देना 
चाहते हैं, उतनी नहीं दे पाते, क्योंकि उसके लिए जो-कुछ करनेकी जरूरत होती है उसकी 
सत्ता आपके हाथमें है। आप शिक्षित-वर्गका अपमान नहीं कर सकेंगे और भारतीय सैनिक 
अंग्रेज सैनिकोंकी अपेक्षा कम अधिकारोंसे सन्तुष्ट नहीं होंगे, यह कहकर हम जपनी कठि- 
नाइयाँ पेश करते हैं और कहते हें कि हम आपकी मदद नहीं कर सके इसका कारण भी 
आप ही हैँ। आप इन कारणोंको टूर कर दें, तो आपपर हमने जो आरोप लगाये हें हम 
उन्हें वापस ले लेंगे। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ कार्ये हमें करने ही चाहिए । 
यदि हम ऐसा न करेंगे तो माना जायेगा कि स्वराज्यवादीके रूपमे हम अपने कर्तेव्यले 
चूक गये हैं। हम भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि “हे प्रभु! आज ही स्वराज्य दी , लेकिन 
प्रभु कहते हैं कि “ वह तुम्हें तुम्हारी योग्यताके अनुरूप मिलेया ।” यदि ईश्वर हमें माँगनेसे 





भाषण : अहमदाबादमें ४३५ 


स्वराज्य दे दें तो संसारमें उथल-पुथल हो जाये। हमें स्वराज्यके लिए अपनी योग्यता सिद्ध 
करनी पड़ेगी। हमारे पास झत्रुको उत्तर देनेके अनेक साधन हूँ, लेकिन अपनी त्रुटियोंको 
सही रूपमें देखना हमारा कत्तंव्य है। यदि हम सरकारसे चिढ़कर उसके दोषोंपर 
विचार करते हुए हाथपर-हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। 
भारतमें यात्रा करके मेंने यह जाना है कि भारतीय प्रजा सरकारसे कैनेडा और आस्ट्रे- 
लियाके लोगोंकी तरह समाव अधिकार-भोगी नागरिकोंका-सा सम्बन्ध रखना चाहती 
है। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे युद्धके सम्वन्ध्मं सछाह करे और तभी घन और जन- 
की माँग करे। यदि हम स्वराज्यका त्याग नहीं करना चाहते तो अंग्रेजोंके साथ साझी- 
दारके रूपमें काम करनेमें हमारा फायदा है। हमारा प्रथम और अन्तिम कत्तेव्य यह है 
कि हम साम्राज्यके त्यागमें भाग लें और बेघड़क अपनी भआहुति दें । उससे ही हम श्ीक्र 
स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। हम अत्याचारके विरुद्ध खड़े हों और उन्हें दर करानेके लिए 
आवश्यक कदम उठायें; इसके अलावा हम मौजूदा समयमें सरकारका साथ दें -- हमारे 
ये दो कत्तेव्य हें और यदि हमने अपने इन कत्तेंव्योंको पूरा किया तो हम उनके प्रति 
अपनी सचाई सिद्ध कर सकेंगे। यदि हम अपने ऊपर लगाये गये आरोपोंको दूर करना 
चाहते हों तो हमें साम्राज्यके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनेके लिए सन्देहका कारण ही 
नहीं रहने देना चाहिए। इसकी असली सजा यही है। अब हम इस प्रस्तावके दूसरे 
पहलूपर भी विचार करें। मुझे श्री तिछकका एक पत्र मिला है। उसमें उन्होंने लिखा है, 
यदि भारत सरकार भारतीय सैनिकोंका दरजा अंग्रेज सैनिकोंके समान कर दे तो हम छः 
महीनेमें ५,००० मनुष्योंको देनेके लिए तैयार हैं और यदि हम इतने मनुष्य न दे सके तो 
एक-एक मनुष्यके लिए सौ-सौ रुपया जुर्माना देतेके लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने 
५०,००० रुपयेकी रकम जमा करवा कर जमाकी रसीद भी भेजी है। इस विपयमें मेरी 
बातचीत श्री जिन्ना और श्रीमती बेसेंटसे भी हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि 
हमें साम्राज्यको आवश्यकतानुसार आदमी देने चाहिए। श्री तिूकको विश्वास' है, यदि 
हम पक्की दढातें करके सरकारको सहायता देंगे तो उसमें विश्वासघातके लिए कोई अव- 
काश नहीं रहेगा। इसी उद्देश्यको दृष्टिमें रखकर हमें वैसा करना चाहिए लेकिन 
मेरी मान्यता यह है कि विद्वास रखकरके हम कुछ भी का खोते । इसलिए में बिना 
किसी हिंचकके छोगोंको सलाह देता हूँ कि वे सेनामें भरती हों। इस तरीकेसे हम अपनी 
इच्छित वस्तु पा सकेंगे । में श्रद्धावान्‌ हूँ; इसलिए हमें श्रद्धा सखकर काम करना चाहिए, 
यही मेरी सलाह है। में यह कहने आया हूँ कि स्वराज्य-मन्त्रकी | सिद्धिके लिए आपको 
अपना कत्तंव्य पूर करना चाहिए। युजरातके माथेपर जो कलंक है उसे दुर करनेके 
लिए आपको सैनिक बनना चाहिए। अहमदाबादपर वावा हो तो उसका वचाव करनेके 


१. ओ सिंलक सरकारके साथ यह समझौता करना चाहते ये कि वे भारतीय सैनिकोंकों सेनामें 
कमीशन आप्त अधिकारी नियुक्त करेगी;- यदि सरकारने ऐसा आश्वासत दिया तो वे इस सैनामें /९९० 
छोगेकि साम लिखायेंगे और उन्होंने ५०,००० रुपयेका कु दिया कि यदि वृद्स कार्पमे असफल रह 
तो उनका वह चेक जब्त कर ल्यिा जाये । गांधीजी ऐसा सौदा करनेकों तैयार नहीं मे, इसलिए उन्होंनि 


श्री तिल्ककों वह चेक छोंगा दिपा । 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिए सेनामें भरती होना उत्तम है। हम इस समय इस समाको भरतीकी सभामें बदलना 
नहीं चाहते; लेकिन जब ऐसी सभा की जाये तव हमें अपने कत्तंव्यका पालन करनेमें पीछे 
नहीं हटना चाहिए। 

[ गुजरातीसे ] 
' प्रजाबन्धु, ३०-६-१९१८ 


३१३. भाषण: रासमें' 


जून २६, १९१८ 
गांघीजीने कहा: में यहाँपर इसलिए नहीं आया हूँ कि किसीको भरती होनेंके लिए 
विवश करूँ। अहिसा-धर्मके पालनमें प्रयत्नशील व्यवित होनेके नाते में आप लोगोंको बल- 
प्रयोग हारा विवश नहीं कर सकता; में तो आप लोगोंको प्रेमकी शक्तिसे, और देशा- 
नुरागके भावोंकों जगाकर तथा सच्चे स्वार्थकी वृत्ति पैदा करके सेनामें भरती होनेके 
लिए विवश करूँगा। में आप लोगोंको सेनामें भरती होनेकी सलाह देने आया हूँ। यह 
सलाह मेंने स्वयंपर भी छागू की है। मेंने अपने लड़केको भी, जो कि विवाहित है 
और पाँच बच्चोंका पिता है, यही सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा: 
स्वेच्छापूर्वक सेनामें भरती होना ही स्वराज्यकी कुंजी है और हमें मनुष्यत्व 
और सम्मान दिलानेवाली है। सेनाकी भरतीके साथ ही साथ स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाका प्रइन 
भी सम्मिलित है। आजके दिन हम अपनी गृह-लक्षिमयों और सन्तानोंकी जंगली पशुओंसे 
भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैँ । आत्म-रक्षाकी शक्ित प्राप्त करनेका सबसे सुगम उपाय 
यही है कि लोग सेनामें भरती हों। कुछ लोग पूछेंगे कि “ फ्रांसमें जाकर प्राण -देनेकी 
क्या आवश्यकता है? ” परन्तु फ्रांसमें जाकर प्राण देनेसे भी एक अर्थ सिद्ध होता है। 
जब हम अपने प्रियजनोंको युद्ध-भूमिमें मेजेंगे तव जो साहस और श्ञौर्य लेकर वे लौटेंगे 
वह गाँवोंकी कायापलट कर देगा। जो सैनिक-शिक्षा हम आज प्राप्त कर सकते हैं 
वह शायद हमें फिर कभी नहीं मिल सकती। ह 
श्री गांधीने घरल, वाघरी और पाटीदारोंका उल्लेख करते हुए कहा कि इन सबोमें 
क्षत्रियोचित गुण समान रूपसे वर्तमान हैं। उन्होंने इन तीनों जातियोंके लोगोंसे कहा कि 
वे अपनी जो शक्ति और श्ञौर्थ पारस्परिक झगड़ोंमें लगाते रहे हें उसे अपनी मातृभूमिकी 
रक्षामें लूगायें। . | । ह 
यह मानकर कि एक गाँवकी आवादी एक हजार है, हमें प्रत्येक गाँवसे वीस-बीस रंगरूट 
लेने चाहिए, अर्थात्‌ प्रति १०० आदमियोंमें से २ आदमी । सौ आदमियोंमें से दो आदमी 
क्‍या चीज हें? हैजे तथा अन्यान्य रोगोंसे प्रतिवर्ष कितने आदमी मरते हैं? ये मरनेवाले 


१. यह भाषण युजरातमें बोरसद जिेके रास नामक गाँवमें गांधीजीने सेनामें मरती होनेकी भावश्यकता 
बताते हुए दिया था । ह 


भाषण : रासमें ४३७ 


यों ही मरते हैं। इनकी मृत्युका शोक सिवा इनके सम्बन्धियोंके और कोई नहीं करता । 
इसके विपरीत यदि शास्त्रोंकी बात सत्य है, तो रणभूमिमें वीरगति पानेवाले सैनिक अमर 
हो जाते हैं और उनकी मृत्यु, जो पीछे छूट गये हैँ उनके छिए आनन्द और गौरवका 
विषय हो जायेगी । क्षत्रियोंकी मृत्युसे उन राष्ट्र-रक्षकोंका प्रादुर्भाव होगा जिसे कोई सरकार 
निरस्त्र नहीं कर सकती। 

हममें से एक सज्जन आज सेनामें भरती होनेंके लिए अपनी रजामन्दी जाहिर 
करते थे; परस्तु उन्होंने कहा कि में दो महीने तक भरती नहीं हो सकता; क्योंकि मुझे 
अपने कर्जका बोझ उतारना है। ऐसे बहुतसे दृष्टान्त मिलेंगे। गाँवके नेताओंसे मेरा यह 
अनुरोध है कि वे ऐसे मनुष्योंके मामलोंकी जाँच करके पता लगायें कि उनकी आधिक 
दक्षा कैसी है, और उनके सारे काम-काजका प्रबन्ध और उनके परिवारवालोंके भरण- 
पोबणकी व्यवस्था करें। श्री गांधीने कहा: 

केवल उसी दशामें आप नवयुवकोंकों सेनामें भरती होनेके लिए प्रोत्साहित कर 
सकते हैं। “ इस प्रकार किरायेपर लड़नेवाली एक फौजके स्थानमें एक राष्ट्रीय सेना खड़ी 
हो सकेगी । ” इंस्लेंडमें अमीर था गरीब कोई घराना ऐसा नहीं बचा होगा, जो कि अपने 
किसी-स-किसी सम्बन्धीकी मुत्युपर झ्ोक न प्रकट कर रहा हो। अब यह निदचय किया 
गया है कि ५१ वर्ष तककी उम्रके लोगोंको सेनामें भरती किया जाये । यदि हम अपने 
देशका शासन करना और उसकी रक्षा करना चाहते हें तो प्रत्येक नवयुवकको सेनामें 
भरती होना चाहिए। 

श्री गांधीने आशा व्यक्त की कि गाँववाले इस विषयमें परामदं करके प्रति सेकड़ा 
दो आदमी सेनामें भरती होनेके लिए देंगे। उन्होंने कहा: 

मुहतोंसे हमारी युद्ध करनेकी शक्ति नष्ट हो चुकी है; अस्त्र-शस्त्र चलानेकी वह 
विद्या हम आखिर किस तरह सीख सकते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजोंने तपदचर्या 
और कठोर ब्रतोंका पालन किया हैं? ु 

बाज आदमी यह कुतर्क करते हैँ कि युद्धके अनन्तर हमसे हथियार फिर छोन लिये 
जायेंगे। इस विषयमें मुझे यह निवेदन करना है कि पृथ्वीतरूपर कोई ऐसी शक्ति 
नहीं है जो हमारी इच्छाके विरुद्ध हमसे उस समय हथियार छीन के, जबकि एकबार हम 
उनका प्रयोग सीख चुके हैं। सरकार ऐसी मूर्ख नहीं है, अन्यथा वह इस देवाका शासन ही 
नहीं कर सकती थी। हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह है। वह हमेशा ही 
हमारे पास रहता है। परच्तु जिसको मूृत्युका भय है वह सत्याग्रही कभी नहीं हो सकता। 
सत्याग्रहकी वास्तविक कदर करनेके लिए शारीरिक शक्तिका प्रयोग कर सकतनेकी 
क्षमता आवश्यक है। अहिसाका पाकत वही केर सकता है जो हत्या करना जानता है, 
अर्थात्‌ यह जान चुका है कि हिंसा क्या है? 

में गांघीजीने कहा 

बा आप लोगोंको चाहिए कि अपने भाईयोंको, स्वामियोंकी और अपने वेटोंको 
उत्साहित करें। यदि आप चाहती हों कि वे सच्चे मनुष्य बने तो उन्हें अपना आश्यीर्वोद 
देकर सेनामें भेजिए। इस बातकी चिन्ता जाप ने कैंट कि रणभूमिममें उनपर क्‍या 


४३३८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बीतेगी ? आपके पुष्य-प्रतापसे, आपके शुश्र सतीत्वके प्रभावसे युद्धस्थलमें वे सभी प्रकारसे 
सुरक्षित रहेंगे। यदि वे युद्धमें वीरगतिको भी प्राप्त हो जायें तो यह विचारकर थैय॑ 
धारण करें कि उन्होंने अपना कत्तेव्य पूरा करनेमें अपनी देहको अर्पण किया है। याद 
रहे कि अगले जन्ममें वे प्रिय स्वजन फिर आपको प्राप्त होंगे। 

[अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे क्रॉनिकल, २-७-१९१८ 


३१४. भाषण: खेड़ामें' 


जून २७, १९१८ 
हम साधारणत: जेल जानेको बदनामीकी बात मानते हैँ । कैदी जेलमें घबराता रहता 
है और दिन ग्रिनता रहता है, कि सजा कब पूरी हो और कब बाहर निकल ? देश 
और समाजके नियमोंको भंग करनेवाले अपराधीकी ऐसी मन:स्थिति होती है। यह मन:- 
स्थिति सत्याग्रहीकी मन:स्थितिसे भिन्न होती है। हम आत्मसम्मान और अधिकारोंके इस 
संघर्षमें जेल जानेकी हिमायत करते हैं। जो भाई आज जेलसे छूटकर आये हैं उनकी 
मुखाकृतिपर विषपाद अथवा ग्लानिकी छाया भी नहीं है। खेड़ाके सभी लोग उन्हें 
गवंषूर्ण दृष्टिसे देखते हैं और उनके सम्मानमें उत्सव कर रहे हैं। जेल जाना एकके लिए 
बदनामीकी वात है; दूसरेके लिए गौरवकी। पहले प्रकारके लोग जेलसे कठोर होकर 
निकलते हैं। वे वहाँ ठगी और उत्पात करते हैं ; जब कि हमारे इन भाइयोंने जेलको अपने 
पदापंणसे पवित्र किया है। उन्होंने जेलके नियमोंका पालन किया है, इतना ही नहीं, वल्कि 
उन्हें जेलमें शान्तिपूर्वक विचार करनेका जो समय मिला उसका सदुपयोग करके उन्होंने 
चाय और बीड़ी छोड़नेका ब्रत लिया तथा आजीवन देश-सेवा करनेका प्रण किया। वे 
जेंलमें रहते हुए, निरन्तर इसी बातका ध्यान करते रहे कि वे देशके लिए क्या करें। इस 
प्रकार, उन्होंने अपने इन बीस दिनोंके जेल-वासका अपूुर्वे उपयोग किया है। यही कारण 
है कि जेल जाना हमारे लिए वदनामीकी वात नहीं; वल्कि गौरवकी बात्त है। भाइयो 
और बहनो! आप सब यही प्रार्थना करें कि ऐसी जे तो हम सबको मिले, जिससे हम 
सब देशकी शुद्ध सेवा कर सकें। 
जेलमें रहते हुए इन भाइयोंमें इतना परिवर्तन हुआ इसका कारण मोहनलाल 
पंड्या हैं। यदि लोगोंमें एक व्यक्ति भी सच्चा हो तो वह कितना काम कर सकता है 
और दूसरोंपर कितना प्रभाव डाल सकता है, वह उनके जीवनसे जाना जा सकता है। 


१. यह सभा जेलसे सजा भुगतकर भाये हुए उन सत्पाम्रहिषोकि स्वागताये को गई थी जो भूमि- 
कर न देनेपर सरकार द्वारा जब्त खेतोंमें से प्याज उठा छानेके अभिषोगमें दण्डित किये गये थे । देखिए 
« भाषण: नडियादमें ”, ८-६-१९१८। एक समाचारपत्रकी रिपोट्के अनुसार गांधीनी श्न सत्पाप्रषिपोंको 
लानेके लिए महमदाबादसे खेड़ा पैदल गये थे । 


भाषण : खेड़ामें ४३९ 


में अन्य भाइयोंका श्रेय कुछ कम नहीं करना चाहता; छेकिन इतनी वात तो निद्िचत है 
कि यदि जेल्में पंड्या न होते तो इस जेलन्यात्राका इतना शुभ परिणाम न निकछता। 

जेल जानेमें ही सत्याग्रहकी पूर्णता नहीं हो जाती; किन्तु कुछ अआंशोंमें वह 
सत्याग्रहकी नींव अवरय है। सत्याग्रह करके जेल जाने और अपराध करके जेल 
जानेमें सूक्ष्म अंतर है। 

उदाहरणके तौरपर यदि कोई व्यक्ति लगान न दे और फिर किसीपर हमला करे 
तथा जेलमें जाये तो उसका यह कार्य सत्याग्रह नहीं है। यहाँ आक्रमण करना और 
जेल जाना दोनों ही बदनामीके काम हैँ। फिर भी यदि किसीको आक्रमण करनेपर 
सच्चा पदचात्ताप हो और वह जेल जाये तो उसका वह कायें प्रायश्चित्त कहलायेगा; 
लेकिन उसे सत्याग्रह तो अवश्य ही नहीं कहा जा सकता। 

इन भाइयोंके जेलसे छूटकर आनेके अवसरपर आज हम सत्याग्रहके स्वरूपपर 
विचार करते हें। जो व्यक्ति सोच-ससमझकर और मरजीसे अपने ऊपर दुःख छे लेता 
है वह सत्याग्रही कहलाता है। जो न्याय-सिद्धान्त दो भाइयोंपर लागू होता है वही 
सरकार और जनतापर भी लागू होता है। सत्याग्रही समाजको सदा प्रसन्न नहीं 
रख सकता; उसे अनेक बार समाजको अप्रसन्न भी करना पड़ता है और समाजके 
विरुद्ध भी सत्याग्रह करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सत्याग्रहका सिद्धान्त भारतमें 
जल्दीसे-जल्दी फैले । भारतका - छोटा भाग, छोटेसे-छोटा भाग भी यदि सत्याग्रहको 
अंगीकार करे तो अनेक महान्‌ कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ उपस्थित लोगोंमें से बहुत-से 
लोग स्वराज्यके हिमायती हैं। उन्हें एक क्षणके लिए भी सत्य न छोड़ना चाहिए। 
यदि वे सत्यसे चूकेंगे तो उन्हें घोर अन्धकारसे गुजरना पड़ेगा। उन्हें सूर्यनारायणके 
दर्शन नहीं होंगे। सत्याग्रहीका कर्तव्य यह है कि वह देशके सामने निर्भयतापूर्वक 
सत्य-सिद्धान्तको रखे। ऐसा करते हुए वह जगतूकी सेवा करेगा। 

भाइयो और बहनो, में कहता हूँ कि यदि हम सत्याग्रहकी पूजा सच्चे दिलसे करना 
जानते हैँ तो हमारा एकमात्र धर्म यही है कि हम मृत्युपयेन्त सत्यका पालन करते रहें । 
यदि हमें लगता हो कि सत्यका पालन करते रहनेसे देशका अहिंत नहीं होगा तो हमें 
परमात्माको साक्षी मानकर निश्चय करना चाहिए कि चाहे पृथ्वी रसातलको चली जाये 
तो भी हम सत्यको नहीं छोड़ेंगे। तभी आप सच्चे स्व॒राज्यवादी होंगे और तभी आप 
स्वराज्यके सच्चे पदक लगा सकेंगे। 

[गुजरातीसे | 


खेड़ा सत्याग्रह 


३१५. भाषण : नवागाँवमें' 


जून २७, १९१८ 

आज जेलसे निकलकर, आप भाइयों और बहनोंके सामने जिस व्यक्तिको खड़ा 
होना था वह व्यक्ति तो में था, क्योंकि खेतमें से प्याज खोदनेकी सलाह मेंने दी थी। 
मेंने ही उनसे कहा था कि तुम सब निधड़क होकर प्याज खोदो, इसलिए वे प्याज 
खोदनेमें जुट गये। सरकारने उनको रोका; इससे भी उसे सन्‍्तोष नहीं हुआ और 
उसने उनमें से छः भाइयोंको जेल भेज दिया। जिसे जेल भेजा जाना चाहिए था, 
सरकारने उसे जेल नहीं भेजा; इसलिए यशके भागी ये भाई हुए। इस अवसरपर 
हम सब उत्सव मनाने और इन्हें बधाई देनेंके लिए गाँव-गाँवसे यहाँ इकठठे हुए हें। 

आज नवागाँवकी कीति सारे गुजरातमें 'फैछ गई है। नवागाँवके भाइयोंने जेल 
जाकर सत्याग्रहके सिद्धान्तपर पूरा-पूरा अमल किया है। बहनें भी समझ गई हैँ कि 
हमने अपराध नहीं किया है, इसलिए जेल जानेमें कोई नामूसी नहीं है। मेरी कामना 
है कि यह उत्साह समस्त खेड़ा जिलेमें फैल जाये। 

हमने लगानकी लड़ाई लड़ी; लेकिन जेल जाना बाकी रह गया था। उसका 
अवसर भी ईइ्वरकी कृपासे मिल गया। इनकी मुखाक्ृतियोंसे ऐसा नहीं जान पड़ता कि 
इन्हें जेलमें कोई दु:ख भोगना पड़ा होगा। दुःख और सुख मनपर निर्भेर हैं। मन जिसे 
सुख मानें वह सुख है और जिसे दुःख माने वह दुःख। हमारे भाइयोंने जेल जानेमें सुख 
माना था, क्‍योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अपनी टेककी खातिर और 
अपने देशकी खातिर जेंल जाना चाहिए; और इसी कारण उन्होंने जे जानेका स्वागत 
किया । उन्होंने जेलको महरू माना और वहाँ संयम-साधना की। इसी तरह आप छोग 
भी जेल जानेका स्वागत करें, वहां जाकर संयम साथें और ब्रत ले। द 

सत्याग्रह-धर्म अति. दुःसाध्य है, लेकिन जिस हृदतक हम उसका पालन करेंगे उस 
हृदतक हममें मनुष्यत्व आयेगा। | 

यदि कोई व्यक्ति इस अवसरसे शिक्षा लेकर देशके लिए जीने, काम करने और 
मरनेका ब्रत छेगा तो यह दिन शुभ माना जायेगा। हमारी आनेवाली पीढ़ियाँ भी इसे 
शुभ मानकर इस दिन उत्सव मनाया करेंगी। ह 

यदि मोहनलछाल पंड्ा न होते तो आप जितना कर पाये हैं उतता न कर पाते। हम 
कामना करते हैं कि नवागाँवके भाइयों और बहनोंमें मोहनलाल पंड्याकी तरह हिम्मत 
आये, जिससे बाहरी सहायताकी आवद्यकता न रहे। पंडयाके अनुभवका छाभ नवागाँवको 


१. खेढ़ामें जिन जेल-मुक्त सत्याग्रहियोंका स्वागत किपा गया था वे ही जुदस बनाकर उनके 
गाँव नवागौँवमें छे जाये गये थे । 


भाषण : कठलालमें ४४१ 


५282 जिस यश्षको प्राप्त करके अन्य कोई गाँव भाग्यशाली बनता वह यश भी 
नवागांवकों मिल्ा। मेरी कामना है कि आप इस यशका सदा सदुपयोग करें। 
[ गुजरातीसे ] । ह 


खेड़ा सत्याग्रह 


३१६. भाषण; कठलालमें" 


जून २८, १९१८ 
में देखता हूँ, कुछ लोगोंको यह्‌ विव्वास हो गया है कि भारतमें ज्यों-ज्यों दिन 
बीतते जाते हैं त्यों-त्यों मानो में गुरु होनेका दावा करता जाता हूँ। जो चेतावनी मैंने 
दक्षिण आफ़रिकामें दी थी; वही में यहाँ भी देता हूँ। में जानता हैँ कि ऐसी चेतावनीसे 
'भी सम्मान प्राप्त होता है। इस जोखिमके बावजूद, में कहूँगा कि में किसीका गुरु बन 
ही नहीं सकता। में किसीका गृरु बननेके योग्य नहीं हूँ। आजके समान पवित्र अवसर 
दक्षिण आफ़िकार्में भी आया था। तब भी मेंने इस पदको लेनेसे इनकार कर दिया 
था और आज भी इनकार करता हूँ। में स्वयं किसी धर्म-गुरुकी तलाझयें हूँ।जो व्यक्ति 
स्वयं किसी धर्मे-गुरुकी तलाशमें हो वह दूसरोंका गुरु किस तरह बन सकता है? 
मेरे राजनैतिक गुरु श्री गोखले थे; लेकिन में किसीका राजनैतिक गुरु नहीं वन सकता, 
क्योंकि में राजनैतिक मामलछोंमें अभी बच्चा हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि में गुरु-पद 
स्वीकार करके किसी व्यक्तिको दीक्षा दूँ और वह मेरे विचारोंके अनुरूप कार्य न करे 
अथवा भाग जाये तो उससे मुझे दुःख होगा। 
मुझे छूगता है कि जो व्यक्ति यह कहे, में अमुकका शिष्य बन गया हूँ उसे ऐसा 
कहते समय एकबार नहीं, बल्कि अनेक बार विचार करना चाहिए। जो गुरुका कोई भी 
आदेश होते ही उसे तत्क्षण वेतन-भोगी सेवकके समान पूरा कर दे, वही शिष्य कहला 
सकता है। वह वेतन-भोगी सेवकके समान है. या नहीं, इसकी कसौटी तभी होती है जब 
बह उस आदर्शका पूरा पाछन करे। अबतक मेंने जो कार्य किये उनसे में छोगोंकी 
निगाहमें आया। वे लोगोंको पसन्द आने योग्य कार्य थे। यदि मेंने इस संघर्षमें कोई 
दक्षता दिखाई है तो वह इतनी ही है कि मेंने जनताकी अभिरुचि किस ओर है, 
यह देखकर उसे सही रास्तेपर चलानेकी कोशिश की है; इसीलिए उसका परिणाम 
शुभ निकला। 
मैं सत्याग्रही बननेका प्रयत्न कर रहा हूँ। यह बात नहीं है कि सत्याग्रही सदा छोक- 
मतके अनुसार ही व्यवहार करता है। उसके सामने लोकमतके विरुद्ध लड़नेका समय भी 
आता है। सत्याग्रहमें असत्य हो ही नहीं सकता। उसमें चाहे जो व्यक्ति भाग ले सकता 
है। हम सबका जीवन प्रयोगोंसे बना है। यदि हम प्रयोग करते है उनमें से हमें कुछ- 
न-कुछ मिलता ही रहेगा। घासके साथ कूड़ा-करकट आता है. और गेहूंके साथ भूसी होती 


२. यह भाषण मौहनलाल पंड्याको मानपत्र देनेंके लिए आयोजित एक सभामें दिया गया था । 


डर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। इसी तरह प्रत्येक प्रवृत्तिमें से हमें दो वस्तुएँ मिलती हैँ । जैसे हम गेहेँंका उपयोग करते 
हुए भूसीका त्याग करते हैं वैसे ही जीवनमें भी हमें सत्यको ग्रहण कर असत्यका त्याग 
करना चाहिए। मुझे बहुत काम करने हैं, उनको में आप लोगोंको भाई और बहन 
मानकर ही पूरा करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप मुझे अपना बड़ा भाई 
मान सकते हैं। मुझे इसीसे प्रसन्नता मिल जायेगी। मैं अपने आपको इसी श्रेणीमें 
रखता हूं। 
मोहनलाल पंड्या और जेलसे छौटे हुए अन्य भाइयोंके सम्बन्ध जो-कुछ कहा गया 
है वह सही है। जेलके भयसे हमारी आखोंमें आँसू भर आते हैं। इसके बजाय ये भाई 
प्रसन्न-मुखसे जेल गये, प्रसन्नतासे जेलमें रहे और प्रसन्न ही जेलसे आगे। इस कारण, 
इस अवसरपर हम उन्हें जितनी बधाई दें, उतनी कम है। भोहनलाल पंड्चाने इसी 
संघर्षमें सत्याग्रहका अभ्यास आरम्भ किया और संघर्षके अन्तमें सत्याग्रहकी ऊँची परीक्षा 
पास कर गये। इनको सम्मान देकर आपने अपना ही सम्मान किया है। 
इस सत्याग्रहके फलस्वरूप यदि कठलाछूकी दकामें परिवर्तन हुआ, और भविष्यमें. 
कठलालमें अनेक सुन्दर कार्य हुए तभी यह समझा जायेगा कि आप सत्याग्रहका अर्थ 
समझ गये। आज जो वस्तु हमारे हाथ लगी है, वह रत्व-चिन्तामणि है! यदि हम उसे 
सेभालकर रखेंगे तो वह हमेशा हमें कल्पलताके समान वांछित फल देती रहेगी। 
[गुजरातीसे | 
लेड़ा सत्याप्रह 


३१७. पत्नरका अंश" 
[नडियाद ] 
जूब २९, १९१८ 
मुझे भी यह लड़का' निर्दोष नहीं जान पड़ता। आप मुझे खुश रखना चाहे तो ऐसा 
प्रयत्न करें कि इसे अदालतसे न्याय प्राप्त हो.। 
[गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. पत्र किसको भेजा गया है इसका पता साधन-पत्तमें नहीं दिया गपा है । | 
२. हरिलाल, गांधीजीके सबसे-बढ़े पुल; छगता है इनकी सट्टेगाजीते किसी व्यक्तिको व्यापारमें हानि 
पहुँची थी .। | 


३१८, भाषण : नडियादसें' 


जून २९, १९१८ 
हमारी कुछ-एक बहनोंने सत्याग्रहका जो पाठ पढ़ाया है, पहले तो मेँ यहाँ उसीकी 
ओर आपका ध्यान खींचता हूँ। हमें कितनी ही बहनोंके दर्शन नहीं होते; क्योंकि वे परदें- 
में रहती हैँ। में इन बहनों और इन भाइयोंसे भी जो उन्हें परदे रखनेके लिए उत्तर- 
दायी हैं, कहता हूँ कि हम अपने आधे शरीरके कुचले जानेकी स्थितिमें भारतका कार्य नहीं 
कर सकते। जिन बहनोंने यहाँ परदेमें बैठनेकी व्यवस्थाका अनादर करके स्वतन्त्रतापूर्वेक 
बाहर खुली हवामें बैठना पसन्द किया है इसके लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। 
आपने मुझे जो मानपत्र भेंट किया है उसके लिए में आपका आभारी हूँ। छेकिन 
जिस व्यक्तिने सेवाधमंका वरण किया है, वह किसी भी सम्मानको स्वीकार नहीं कर 
सकता। वह तो अपना सर्वेस्व क्ृष्णापपण कर चुका होता है। इसलिए जो सम्मान मुझे 
मिलता है, उसे कृष्णापंग ही किया जा सकता है। सेवाधर्मी सम्मानका भूखा नहीं हो 
सकता। जिस क्षण वह सम्मानका भूखा हो जाता है उसी क्षण वह सेवाघमंसे भ्रष्ट 
हो जाता है। मेंने अनेक बार देखा है कि कितने ही लछोग पैसेके लिए काम करते हैं, 
कितने ही सम्मानके लिए और कितने ही कीतिके छिए। पैसेकी भूख बुरी मानी जाती 
है; लेकिन सम्मानकी भूख पैसेकी भूखसे कहीं अधिक बुरी है। मनुष्य पैसेके लिए जितनी 
दुष्टता करता है उससे अधिक दुष्टता कितनी ही वार मान-सम्मानके लिए करता है। 
आत्म-सम्मानकी रक्षा करना एक बात है और सरकार अथवा जनतासे सम्मान प्राप्त 
करनेकी इच्छा करना दूसरी बात। सम्मानका भूखा आदमी अपना ही नहीं, बल्कि जनता 
का भी भारी नुकसान करता है। सम्मान ऐसी चीज है कि वह बड़े-बड़े छोगोंको भी 
भुलावेमें डाल देता है। यदि आप अपना आत्म-सम्मान बनायें रखना चाहते हें तो में 
आपसे विनयपूवेक प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मानपत्र भेंट न करें। मुझे सम्मान देनेका 
सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेरी सलाह मानें; इतना ही नहीं बल्कि उसे अच्छी 
तरह समझकर क्रियान्वित करें। तभी यह कहा जा सकेया कि आपने मुझे सच्चा मान 
दिया है। . . « 
सेनापतिकी चतुराई अपने कार्यकारी-मण्डलका चुनाव करनेमें ही है। किन्हीं 
आदशोके स्थिर कर लिये जानेपर और कोई खास नियम बना लिये जानेपर सेना उनके 
आधारपर चलती जाये, तभी काम हो सकता है। यदि सेना उनपर न चले तो अकेला 
सेनापति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता - . -।' मेंनें कोई महान्‌ कार्य सम्पन्न 
नहीं किया है . . -।* बहुतसे लोग मेरी सलाह माननेके लिए तैयार थे . . ।* मेंने 
विचार किया कि उपसेनापति कौन होगा ? तब मेरी नजर वल्लभभाईपर पड़ी। मुझे 


१, यद्द भाषण सत्याग्रह-संवर्ष सफर होनेपर गांधीजीने मानपत्रके उत्तरमें दिबा था ! 
२, ३, ४ व ५, यहाँ मूलमें कुछ शब्द नहीं हैं । 


303 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
स्वीकार करना चाहिए, जव मेने वल्लभभाईको पहली वार देखा तब भेरे मनमें खयाल 
आया था कि यह कोई अक्खड़ आदमी है, यह कौन हो सकता है? लेकिन जब में 
उनके निकट सम्पर्क आया तव ऐसा छगा कि मुझे वल्लभभाईकी अनिवायें आवश्यकता 
है । वल्‍लमभाईने देखा अभी वकारूत चलती है, नगरपालिकामें भी महत्त्वपूर्ण कार्य करता 
हैं; लेकिन उससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य यह है। भेरा घन्धा आज है, हो सकता है वह करू 
चरहे ; मेरा पैसा कल उड़ जायेगा, मेरे उत्तराधिकारी: उसे उड़ा दें, इससे तो अच्छा यही 
है कि में उन्हें कोई अच्छी सम्पदा दे जाऊँ। इन विचारोसे प्रेरित होकर वे संघर्षमें कद 
पड़े। वलल्‍्लममभाई मुझे न मिले होते तो जितना काम हुआ है, उतना न होता; उनका 
मुझे इतना सुन्दर अनुभव हुआ है। ४ 
मुझे लूगता है कि वल्लभभाईको सम्मान देनेसे अन्य भाइयोंको भी सम्मान 
मिल जाता है, इसलिए में उनका नाम नहीं छेता। अध्यक्ष महोदयने तो वस्तुत: जिस 
प्रकार बादशाह सम्मान ओर पुरस्कार दिये जानेवाले व्यक्तियोंकी सूची प्रकाशित करते हें 
वैसी सूची प्रकाशित की थी। में तो इसमें निमित्त मात्र हेँ। कुछ-एक नाम इस ' शाही 
सूची ' में नहीं आये हैं, और सबके नाम इसमें आ भी नहीं सकते थे। में उनके नाम यहाँ 
दूँगा। जो छोग सेवाबरंको अंगीकार कर छेते हें, उन्हें इतनी शान्ति और इतनी प्रसन्नता 
मिलती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेंने संसारके सुखका पृरा-्यूरा 
अनुभव किया और मुझे लगा है कि सच्चा आत्मानन्द तो सेवा-धम्ममें ही निहित है। 
यहाँ सेवाधर्मके सच्चे उदाहरणके तौरपर में अनाथाश्रमके भंगी भाइयोंका उल्लेख करता 
हैँ। इन्होंने भेरे प्रति जो प्रेममाव दरसाया है वह अवर्णनीय है। इसी तरह अनाथाश्रमके 
बालक भी मेरी सेवा करनेमें एक-दूसरेसे होड़ करते थे । उत लोगोंके साथ थोड़ा-सा हँसनेके 
अलावा मेंनें कभी वातचीत नहीं की। में इन्हें क्या दूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं 
है। में उन्हें अपने वच्चोंके समान मानता हूँ। मुझे जैसी निःस्वार्थ सेवा इन बालकोंसे 
मिलती है, वैसी वकीलों और वैरिस्टरोंसे भी नहीं मिल सकती। 

- हमने बहुत अनुभव प्राप्त किये हैं। सत्याग्रहीके सिरपर अनेक वार जो कष्ट 
आते हैं वे खेड़ाके हिस्सेमें नहीं आये। मेरे मनमें यह वात थी कि कदाचित्‌ लड़ाई 
अबूरी रह जायगी, लेकिन इसकी कमी इन जेल जानेवाले भाइयोंने पूरी कर दी। 
किन्तु वह कमी इस थोड़े दिनकी जेलसे बिलकुल पूरी नहीं हुईं। सत्याग्रहकी लड़ाईमें 
ऐसे रस-पान करनेके- अवसर मिलते हें कि जिन्होंने इस रसका आस्वादन किया है वे 
अन्य कोई वस्तु नहीं चाहते। इस रसका आस्वादन खेड़ाके लछोगोंने किया है उसका 
कारण उनकी शक्ति, उनका बल और उनकी कार्यदक्षता है। इन गुणोंके कारण ही 
खेड़ाके लोगोंको महत्त्वपूर्ण फलछकी उपलब्धि हुई है। हमने लगानके प्रदनको लेकर 
जो विजय प्राप्त की है वह तो बहुत मामूली है, लेकिन जैसा कि मेने वास्वार 
कहा है, वैसी निर्भयता और वरावरीका ऐसा भाव कि बड़े-बड़े राज्योधिकारियोंते हम 
तनिक भी कम नहीं है --ये दोनों ही इसके महान्‌ फल हों। इस संघर्षके फलस्वरूप 
आपको यह ध्यान हमेशा वना रहेगा कि हम हर परिस्थितिमें सत्याग्रहका प्रयोग कर 
सकते हैं। यह अग्नि एकबार अ्रज्वलित होनेपर बुझती नहीं, निरन्तर जलती ही 
रहती है। हम चाहते हैँ कि सत्याग्रहका यह फछ स्थायी रहे। यह परिणाम - हमारे 


पत्र: एस्थर फैरिंगको ड४५्‌ 


भनमें स्थिर रहेगा तो खेड़ाके समस्त गाँवोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें सत्याग्रहकी 
झाँकी मिलती ही रहेगी। खेड़ा जिलेके जैसे शुभ परिणाम मिलते रहें, यही मेरी 
कामना है। 

आपने मानपत्रमें मुझे गुरु-दक्षिणा देनेकी बात कही है। गृरुपद में नहीं लेता। 
यदि आप मुझे अपनी सेवाएँ अपित करनेके लिए तैयार हों, तो निश्चय ही भुझे 
उनकी आवश्यकता है। इसका मूल्य बहुत भारी है। 

खेड़ाके लोगोंने मुझपर प्रेमकी जो वर्षा की है और स्वयंसेवकोने मेरी जो सेवा 
की “है, उसके लिए भगवानूसे प्रार्थना है कि वह मुझे सदुबृद्धि और सेवा-धर्मका पालन 
करनेकी विशेष शक्ति दे। इसी ढंगसे में अपना असीम प्रेम प्रदर्शित कर सकूंगा। मेंने 
आपको कदु-वचन केहे हों तो उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपसे कोई 
बात द्वेषभावसे नहीं बल्कि देशहितके ध्यानसे कही है। 


[गुजरातीसे | 
खेड़ा सत्याग्रह 
३१९. पत्र: एस्थर फॉरिगको* 
नडियाद 
जून ३०, १९१८ 
प्रिय एस्थर, 


तुम्हें पत्र लिखनेका समय इससे पहले नहीं मिल सका। पता नहीं आजकल 
में जो-कुछ लिखता और बोलता हूँ, उस सबको तुमने पढ़ा है या नहीं । जो आदमी 
जीव-ह॒त्या करना चाहता है परन्तु अपंग होनेके कारण वैसा कर नहीं सकता, उसे में 
क्या सलाह दे सकता हूँ ? जीव-हत्या न करनेका माहात्म्य वह समझ सके, इससे पहले 
वह जो अपना हाथ गँवा बेठा है, मुझे उसे पहले वही वापस दे देना चाहिए। जवान 
हिन्दुस्तानियोंकों सेनामें भरती होनेकी सलाह में सदा देता रहा हूँ। परन्तु अवतक उसका 
सक्रिय प्रचार करनेसे मेने अपने-आपको रोक रखा था। इसका कारण इत्तना ही था कि 
देशके राजनीतिक जीवनमें और खुद युद्धमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं. हुई थी। परल्तु 
दिल्‍लीमें मेरे सामने एक कठिन समस्या आ खड़ी हुईं। मुझे एकदम सूझ पड़ा कि 
सेनामें भरती होनेके प्रश्नपर गम्भीरतासे विचार न करू, तो इसका अर्थ होगा कि 
में जीवनके सबसे बड़े सवालके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। हमें या तो इस राज्यसे 


१. यद्द पत्र एस्थर फौरिंगके निम्न पत्रके उत्तरमें लिखा गया था: “ मेंने वाइसरायकि नाम भापका 
पत्र पढ़ा है । में समझ नहीं सकी कि सत्यामहीके नाते आपकी भावनाओंके साथ वह कहाँतक मेल खाता 
है; या अगर दूसरे ढंगते कहूँ, तो जो व्यक्ति दद्धतापूर्वक सत्माप्नहमें विध्वात करता दे भोर जिछने 
सदैव और सब जगह सत्पाग्रहके पालनमें अपना जीवन लगा दिया है, वह दूसरोंसि युद्धमें शामिल होकर 
लड़नेके लिए किस प्रकार कद सकता है?” 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मिलनेवाले सभी लाभ छोड़ देने चांहिए या युद्ध-संचालनके काममें अपनी 
उसे मदद देनी चाहिए। लाभोंका त्याग करनेंके- लिए हम तैयार को हे हे 
स्तानियोंको तो दोहरे कत्तेव्यका पालन करना है। यदि वे श्ान्तिका सन्देश फैलाना 
चाहते हों, तो उन्हें पहले युद्धमें अपनी शक्ति साबित करनी होगी। यह भयंकर 
सत्य मेंने समझा जो राष्ट्र युद्ध करनेके अयोग्य है, वह स्वानुभूत ढंगसे युद्ध न करनेके 
लाभ सिद्ध नहीं कर सकता। इस बातसे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हिन्दुस्तानको 
लड़ना ही चाहिए। किन्तु यह जरूर कहता हूँ कि हिन्दुस्तानकों लड़नेकी कला आनी 
चाहिए। अहिसाका अर्थ है, मारने या चोट पहुँचानेकी इच्छाको मिटा देना। अहिसा 
ऐसे ही -लोगोंके प्रति बरती जा सकती है, जो हमसे हर तरह घटिया हों। इसका 
अर्थ यह हुआ कि पूर्ण अहिसा-धर्मीको सर्वांग पृणणंता प्राप्त होती चाहिए। तब क्‍या 
इसका अर्थ यह हुआ कि हम सबको पूरे प्रेमधर्मी बननेसे पहले सेंडो बननेकी कोशिश 
करनी चाहिए ? मुझे यह अनावश्यक मालूम होता है। हमारे लिए इतना ही काफी 
है कि हम दुनियाका अडिग भावसे सामना कर सकें। जो नितान्त आवश्यक है, वह 
है वेयवितिक साहस, और कुछ लोगोंमें ऐसा साहस लड़ाईकी शिक्षा पानेके बाद ही 
आ सकता है। में जानता हूँ कि मेंने अपनी दलील बड़े बेढंगे तौरपर पेश की है। 
में नये अनुभवोंसे गुजर रहा हूँ। अपने आन्तरिक विचार स्पष्ट ढंगसे व्यक्त करनेकी 
कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बातें मुझे अभी साफ दिखाई नहीं दे रही हैँ, और जो 
चीजें भेरे मनमें साफ हो गई हूँ, उन्हें व्यक्त करनेके लिए में शब्द ढूंढ़ रहा हूँ। 
प्रकाश और मार्ग-दर्शनके लिए में प्राथंना कर रहा हूँ और खूब विचारपूर्वक काम 
कर रहा हूँ। मुझे जरूर लिखना और मेरी जो दलीलें तुम्हें टिकने छायक न लगें, 
उनके हर शब्द और हर वाक्यपर रड़ना। इससे में अपना मार्ग खोजनेमें समर्थ 
होऊेगा | 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनदच : ] 
देवदास इस समय मद्रासमें है, और यदि तुम भी मद्गासमें हो तो उससे मिलना। 
उसका पता . . . । वह हिन्दीकी कक्षाएँ चला रहा है। 


[अंग्रेजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 


३२०. पत्र: जसमनालाल बजाजको 


धर नडीयाद 
जेष्ठ कृ० ६ [जून ३०, १९१८] 
भाईश्री जमनालालजी, 
आपका पत्र मीलछा। रेलवे-खचंके लीये जो रकम जमा कीई है वह रकम बांध 
कामके खर्च में दे सकते हो तो मेरी तकलीफ दूर होती है। दूसरे मित्रोंको भी मेंने लीखा 
है। भाई शंकरलाल बेंकरने रु० ४००० भेज दीया है। भाई अंबालालूजी रु० ५००० भेज 
रहे हैं। इससे जो खर्च हो गया है उसमें मदद मीछती है। दूसरे दो मित्रसे भी आश्षा 
रखेता हुं। यदि आप यह २५,००० ₹० इस बांध काममें दे दे तो में बहौत कर निर्श्चित 
हो सकता हुं! रेल-ख्चकी आवश्यकता नहिं है। यह खच साधारण आमदनीमें से 
चलता है। 
मेरे छीखनेसे देता ही चाहिये ऐसा नहीं समझना। यदि आप बे संकोच बांध 
काममें दे सकते हो तभी देना। 


मोहनदास गांधीका बन्देमातरम्‌ 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल हिन्दी पत्र (जी० एन० २८३९) की फोटो-वकलसे | 


३२१. पत्र; जी० के० देवधरको 


[नडियाद | 
जुलाई २, १९१८ 

प्रिय देवधर, | 
सेवा-सदनके कामकी रिपोर्ट मुझे भेजी, इसके लिए आभारी हूँ। यह तुम्हारे 
उद्योगका, तुम्हारी रचनात्मक देश-भक्तिका और तुम्हारे सेवा-प्रेमका कीतिस्तम्भ है। 
उसकी प्रगति सचमुच असाधारण है। शायद सारे हिन्दुस्तानमें उसके जैसी दूसरी संस्था 
नहीं होगी। तुम अपने यहाँसे अध्यापिकाएँ भेजनेकी स्थितिमें हो, तो मुझे एक बल्कि 
दो की आवश्यकता है जो चम्पारनमें अवन्तिकाबाई और आनन्‍्दीबाईका स्थान 

ले सकें। 

अब रही बात मेरे सुझावोंकी। अंग्रेजीका थोड़ा-सा ज्ञान होना तो न होनेसे भी 
खराब है। हमारी स्त्रियोंपर यह अनावश्यक भार है। जहाँ अंग्रेजीसे काम लेनेकी 
जरूरत न हो, वहाँ उसे काममें ढेला बन्द कर दे, त्तो निश्चित मानों कि अंग्रेज हमारे 


१, उन दिनों सावरमती भश्रमको इमारत बनवाई जा रही थी । 


2 सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


साथ हमारी भाषामें बात करने छगेंगे। उन्हें ऐसा करना ही चाहिए 
सम्मेलनमें में उर्दू्में बोछा, इससे छॉर्ड चैम्सफोर्ड बड़े खुश पं थे जग बा 
बहनोंको आप जितनी भी अंग्रेजी पढ़ा सको, जरूर पढ़ाओ, ताकि वे दूसरी बहनोंके 
लिए अंग्रेजीके सर्वोत्तम विचारीका अनुवाद करें। इसीकों में भाषाई किफायत कहता हेँ 
० ५ हिन्दीको हूँ । 
इसीलिए में तो अंग्रेजीके स्थानपर हिन्दीकों ही रखूँगा। इससे महाराष्ट्रीय बहनोंके 
विचार अधिक उदार बनेंगे और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताकी हैसियतसे उनकी उपयोगिता भी 
बढ़ेगी। अभी तो वे अपनी और वहनोंकी तरह विचार-संकीणंतासे ग्रस्त हैँ। 
कं हारमोनियम और कंसर्टीना [ तंबूरपेटी या स्वरपेटी | में तो बहुत थोड़ा ही फर्क है। 
में तो बहनोंको वीणा और सितार देना पसन्द करूँगा। ये बाजे सस्ते हें, राष्ट्रीय हें भर 
हारमोनियमसे बहुत ऊँचे दरजेके हैँ। अन्तमें, फंसी कामकी अपेक्षा हरएक बहनको हाथ- 
कताई और हाथ-चुनाई सिखाना मुझे ज्यादा पसन्द होगा। आजकल दो कार्यकर्ताओं करा 
में सौ रेंटिये (चरखे) चलवा रहा हूँ। उनसे लगभग तीन सौ बहनोंको रोजी मिल जाती 
है। जब हिन्दुस्तान अपनी सहज स्वस्थ और शान्त गरिमा पुनः प्राप्त कर छेगा तब थे 
मिलें भूतकालकी वस्तु वन जायेंगी। उस समय प्राचीच कालकी भाँति हमारे देशकी 
रानियाँ फिरसे खूब वारीक और बढ़िया सूत्त काता करेंगी। में चाहता हूँ कि वह 
दिन जल्दी लानेमें तुम मदद दो। विश्वास करो कि थोड़े ही समयमें हमारे यहाँ इन 
सचीजोंकी इफरात हो जायेगी। 
साधारण प्रवृत्ति समयके साथ चलनेकी होती है। परन्तु हमें तो हमेशा अपने सामने- 
की वस्तुओंकी जाँच-पड़ताल और उनमें चुनाव करते रहना है। हमें सदा समयके बहावमें 
नहीं वह जाना है। हमें तो भविष्यकी आगाही करनी चाहिए। मनुष्य विचारशील 
हो तो दौड़ते-दौड़ते भी देख सकता है कि आगेका जमाना हस्त-शिल्प कौशछका जमाना 
है। फिर तुम वहनोंकों कातने-बुननेका प्रोत्साहन दोगे तो इससे कुछ खोजओगे नहीं। . 
नंगोंको ढकनेमें वे सहायक बरनेंगी। 
तुमने जितना चाहा था, मेंने उससे बहुत ज्यादा दे दिया है। अमृतलालू और 
केसरीप्रसादको देनेंके लिए में तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। श्रीमती देवधरसे कहना कि 
मुझे आशा है, वे थोड़े दिन आश्रमर्में आकर रहेंगी। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


ु [ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३२२. पतन्न : देखदास गांधीको 


[नडियाद ] 
जुलाई २, १९१८ 
[चि० देवदास, ] 


तुम्हारे पत्र बहुत नियमित आते हैँ, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। में नियम 
पालना चाहता हूँ, परन्तु तुम मेरे पत्रोंकी राह हमेशा न देखना। तुम्हारा पत्र आज नहीं 
आया। श्री नठेसनके सम्बन्धमें जो बात लिखी वह दिरूचस्प है। तुम्हें जैसा अनुकूल 
लगे, वैसा करो। जिस काममें तुम इस समय लगे हो, वह कितना महत्त्वपूर्ण है, शायद 
अभी तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती । साधारणत: ऐसे कामोंमें बहुत चतुर और 
वृद्ध पुरुषको ही नियुक्त किया जाता है। ऐसा करनेपर भी यह सवाल रहता है कि 
मद्रास-जैसी जगहमें काफी लोग पढ़ने आयेंगे या नहीं। यदि तुम मद्रास प्रदेशको 
हिन्दी-दाव कर सको और लोग उसे स्वीकार कर लें, तो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हल 
हो जाता है। तब यह कहा जा सकता है कि तुमने मद्रासका भारतके दूसरे भागोंसे 
संगम करा दिया। गंगापर पुर बनानेमें जितने कौशल और धैय्यंकी जरूरत है, जिस 
पुलको तुम बना रहे हो, उसमें उससे ज्यादाकी जरूरत है। तुम हिन्दीको सरल और 
दिलचस्प बनाओ। इसमें तुम्हारी चतुराईका उपयोग हो जायेगा। इसके लिए तुम्हें 
फुरसतके समय हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल आदि भाषाओंके व्याकरण पढ़ छेने 
चाहिए। इससे तुम्हें कोई ऐसा सरल मार्ग मिल जायेगा, जिससे तुम लोगोंको थोड़े प्रयत्नसे 
अधिक सिखा सकोगे । धातुओंसे बने शब्द खूब सिखा देने चाहिए। इससे स्मरण-शक्ति- 
पर बोझ कम पड़ता है। वहाँ हिन्दीभाषियोंको तमिल पढ़नेके लिए भेजना है। मेंने तुम्हें 
इसकी व्यवस्थाके सम्बन्धर्में विचार करनेके लिए लिखा था। इस वारेमें श्री नटेसन, 
हनुमन्तराव और अन्य छोगोंसे बातें करना। रेवाशंकर सोढ़ा और छोटम आश्रममें लौट 
आये हैं। यद्यपि मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है, फिर भी मुझे इससे प्रसन्नता हुई है। हरिलालछ 
राजकोटसे आते हुए आज रातकी गाड़ीमें यहांसे निकलेगा ।. . .” की माँके गुजर जानेका 
समाचार मिला है। तुम उसे पत्र लिखना। इस घटनापर मेंने कछ आश्रममें बहुत पवित्र 
चर्चा की । चर्चाको में पवित्र इसलिए कहता हूँ कि सबने बड़े विवेक और धर्म-वृत्तिसे सत्य 
उत्तर दिये। प्रश्न यह था: अब . .. माँ की मृत्युपर शोक मनाते जाना चाहेगा। 
इसमें ८०) रुपये खर्च होंगे। क्या आश्रम इस खर्चको उठा सकता 2 ? क्‍या आश्रमकों 
यह खर्च उठाना चाहिए ? जिसने देशके लिए फकीरी ले ली है, जिसने सेवा-धर्म अंगीकार 
किया है, उसकी माँ मरती ही नहीं; क्योंकि जितनी स्त्रियाँ उसकी माँ बनने लायक हें, वे 
सब उसकी माँ हैं। उसका बाप भी नहीं मरता, क्योंकि सभी बड़े-बूढ़े उसके बापके समान 
हैं। सेवा उसकी स्त्री है। वह तो मर ही कैसे सकती है ? और वाकी सब लोग उसके 
भाई-बहन हैं । माँके लिए शोक मनाने जाना केवल रूढ़ि है। क्या उसका पालन करनेके 


१ व २. मूलमें नामोंकों छोड़ दिया गया दे । 
१४-२९ 


004 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिए, दुनियाके सामने शुकनेके छिए नाहक रुपया खर्च किया जाये ? इस प्रइनकी चर्चा 
की गई। सबने शान्त भावसे उत्तर दिया कि इसपर खर्च हरगिज नहीं किया जा सकता। 
सनन्‍्तोक और वा भी मौजूद थीं। फिर भी सबने तय किया कि इस बार यह नियम छाग 
न किया जायें। . . .' और . . .' वहतकी मरजीपर छोड़ दिया जाये। बहुत करके वे 
जायेंगे । 

क्या तुम वहाँ कोई अखबार पढ़ते हो? कोई अखबार यहाँसे भेजूँ ? 


बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३२३. पत्र: डाॉ० प्राणजीवन भेहताको 


[ नडियाद ] 
जुलाई २, १९१८ 


भाईश्री प्राणजीवन, | 

कुछ दिनोंसे आपको पत्र नहीं लिख पाया हूँ। मुझे जो रुपया यहाँ मिल जाता 
है उसीसे काम चलाता हूँ। माँगनें नहीं जाता। इस समय मुझे रुपयेकी बड़ी जरूरत 
है। मकान बनानेका काम हो रहा है; में इसमें चालीस हजार रुपये खर्च कर चुका हूँ। 
अभी अवश्य ही साठ हजार रुपये और खर्च होंगे। कमसे-कम डेढ़ सौ आदमियोंकी 
गुंजाइश करनी है और वीस करधे लगाने हैं। कपड़ा बुनाईका काम बहुत बढ़ता जा रहा 
है। अहमदाबादकी हड़तालके वाद में बहुत-से जुलाहोंके सम्पर्क्में आया हूँ। लगभग तीन 
सौ स्त्रियाँ चरखा चलाने रूग गई हैं। मेरा खयाल है कि थोड़े असेंमें हाथका कता दो 
मन सूत रोज मिलेगा ये स्त्रियाँ वेकार थीं। इन्हें अब धन्धा मिल गया है। वाहरके 
तीस-एक जुलाहे भी काम करने छगे हँँ। इनमें कुछ ढेढ़ हेँ। ये मजदूरी करते थे; 
अब स्वतन्त्र धन्धा कर रहे हें। में इस कामको बहुत महत्त्वपूर्ण समझता हूँ। इसके लिए 
भी मुझे अधिक रुपया चाहिए। मेरा अनुमान है कि इसमें मुझे दस हजार रुपये छगाने 
होंगे । राष्ट्रीय पाठशालाका काम भी उतना ही जरूरी छग्ता है। मुझे महसूस होता है 
कि इस समय भी पाठशाछाके लड़के उन्हीं श्रेणियोंके दूसरी जगहके लड़कोंसे अच्छे हैं। 
उनमें निर्भगता आदि जो गुण आ गये हैं, उन्हें तो सभी साफ-साफ देख. सकते हैं। 
मेरा खयाल है कि इस पाठशालापर हर महीने एक हजार रुपये खर्च होंगे। अभी तो 
खर्च कम है। दोनों कामोंमें में खुद लूगूँ, तो वेशक उन्हें बहुत बढ़ा दूं। किन्तु श्स़ा 
कर नहीं पाता | फिर भी में देखता हूँ कि दोनों काम अच्छे चल रहे हैं। आपसे में 
अभी बड़ी रकम माँग रहा हूँ और स्थायी व्यवस्था यह चाहता हूँ कि अन्यत्रसे रुपया 


१ और ३२. प्रकाशित पत्रमें इन रिक्त स्थार्नोपर मूल्में नामोंको छोड़ दिया गया है । 


सैनिक-भरतीके विपयमें चर्चा ४५१ 


लेनेके बाद जो कमी रह जाये उसे आप पूरी करें। इतना दे सकें, तो दें। तव में 

निश्चिन्त हो जाऊँगा। आपको मेरा काम पसन्द न हो, तब तो में आपसे रुपया माँग 

ही नहीं सकता। छेकिन यदि आप इसे ठीक समझें, तो मदद देनेमें संकोच न करें। 
आप मेरा भरतीका काम देख रहे होंगे। में अपने अन्य सव कामोंसे इसे कठिन 


और भहत्त्वपूर्ण मानता हूँ। इसमें सफलता मिल जाये, तो सच्चा स्वराज्य सहज ही 
मिल सकता है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीसे ] 


सहादेवभाईनी शायरी, खण्ड ४ 


३२४. सगनलाल गांधीको लिखे पन्नका अंदर 


[ बडियाद ] 
जुलाई ३, १९१८ 
पुस्तकें आनी ही चाहिए। मुझे दूसरी चीजोंके मेंगानेकी भी जरूरत जान पड़ती 
हैं। लगता है कि हमने . . - की सज्जनताका दुरुपयोग किया है। वे जोर देकर नहीं 
कहते, इसलिए हम अड़ रहे हें। २४ घंटेकी धमकी देनेपर हम जो करेंगे उसे में 
चाहता हूँ कि हम अभी करें। हम स्वयं अपने आपको धमकी दें, इसके समान कोई 
अन्य बात नहीं है। 
[ गुजरातीसे | 
महावेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३२५. सेनिक-भरतीके विषयमें चर्चा 


[ नडियाद | 
जुलाई ४, १९१८ 


- स्व॒राज्यका अर्थ है इंग्लेंडसे सम्बद्ध रहते हुए पूर्ण स्वतन्त्रता। यदि हम इस 
लड़ाईमें इंग्लेंडडी सहायता कर सकें, तो इंग्लेंड हमपर जो राज्य कर रहा है, उसके 
बजाय हमारा प्रभाव इंग्लेंडपर रहेगा। हमें फौजी तालीम लेनेकी जरूरत है। मेने 
भारतमें अपने समान अहिंसा धर्मका पालन करनेवाला दूसरा कोई देखा ही नहीं । में 
तो प्रेमसे पूर्ण हूँ। जैसे अंग्रेजोंके पापोंको मेरे बराबर कोई नहीं जानता, वैसे ही उनके 


१, पुस्तकमें नाम छोड़ दिया गया दे । 
४. आगन्तुकोंके साथ । 


प्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पुण्योंकी भी मेरे बराबर कोई नहीं जानता | जिसे शस्त्र-विद्या सीखनी 
; जिसे 
हक है, 33% हिंसा करना भी सिखाऊँगा। यदि में इस समय के न कस 
आप इ तपस्यथाकी कमी जानें। जिसे मारे बिना 
मारकर मरना सीखना चाहिए। आम कई कप 
[ गृजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३२६. पन्न: एनी बेसेंटकों 


[ नडियाद | 
जुलाई ४, १९१८ 
[प्रिय श्रीमती बेसेंट, ] 
बिना शर्ते फौजी भरतीके पक्षमें आपका जोरदार समर्थन पढ़नेके लिए में 'न्य 
इंडिया के पन्ने पलटता हूँ और निराश होकर. रह जाता हूँ। इतना तो आपको साफ 
तोरपर अवश्य ही महसूस हुआ होगा कि अगर हरएक 'होमरूल लीगी' सक्रिय भरती 
करनेवाला वन जाये, तो जिन परिवर्तनोंपर हम सहमत हों, केवल उन्हीं परिवतंनोंके 
साथ हम कांग्रेस-लीग योजना जरूर पास करा सकते हैं। मेरे खयालसे यह ऐसा समय 
है, जब हमें लोगोंका मार्गदर्शत करना चाहिए। उनकी रायकी प्रतीक्षामें बैठे न रहना 
चाहिए। में आपका वही पुराना जोश देखना चाहता हूँ जो विरोधके सामने और भी 
जोरदार बन जाता है। अगर हम रंगरूट जुटा देंगे, वो अपनी शर्ते मतवा सकेंगे। 
किन्तु अगर हम सरकारकी शर्तोका इन्तजार करते रहे, तो मुमकिन है तबतक लड़ाई 
खत्म हो जाये, हिन्दुस्तान सच्ची सैनिक शिक्षासे वंचित रह जाये और हमपर सैनिक 
तानाशाही लरूद जाये। परिस्थितिपर इस प्रकार विचार करना अत्यन्त स्वार्थपूर्ण है 
किन्तु हमारा स्वार्थ बताता है कि देशके सामने मेंने जो रास्ता प्रस्तुत करनेका साहस 
किया है, वही एकमात्र अक्सीर उपाय है। 
में जानता हूँ कि आप मेरे पत्रकों धृष्ठतापूर्ण नहीं समझेंगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : नारायण देसाई 


३२७. पत्र: सु० अ० जिन्‍नाको 


[ नडियाद | 
जुलाई ४, १९१८ 
प्रिय श्री जिन्ना, 
मेरी हादिक इच्छा है कि फौजी भरतीके मामछेमें आप एक जोरदार वक्तव्य 
दें। क्या आप भी ऐसा नहीं मानते कि अगर प्रत्येक 'होमरूछ-लीगी” सैनिक-भरती 
करनेवाला शक्तिशाली एजेंट बन जाये और उसके साथ ही वैधानिक हकोंके लिए लड़ता 
रहे, तो हम कांग्रेस-छोग योजना को (यदि कोई परिवतेन हुए तो) सिर्फ उन परिवतेनोंके 
साथ, जिनपर हम सहमत हों, निश्चित रूपसे पास करा सकते हें) हमारी आवाजका 
प्रभाव तब कहीं ज्यादा होगा। “पहले आप सैनिक-भरतीका दफ्तर खोजिए, वादमें 
आपको सब-कुछ मिल जायेगा।” हमें जनताको नेतृत्व देना चाहिए इसका खयाल 
नहीं करना चाहिए कि लोग हमारी सलाहुको किस रूपमें लेंगे। में आपसे: जोरदार 
वक्‍तव्यकी आशा रखता हूँ, अगर-मगर वाले वक्‍तव्यकी नहीं। 
में जानता हूँ कि आप मेरे पत्रका बुरा चहीं मानेंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
भिंग्रेजीसे] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३२८. पत्र: सी० एस० रंगा अय्यरको 


| नडियाद ] 
जुछाई ४, १९१८ 

प्रिय श्री रंगा अय्यर, 
आपकी बधाईके लिए आमारी हूँ।' आप देहातमें बहुत-सी सभाएँ न कर 
सके, में इस बातकों अन्यथा नहीं समझूँगा।* में जानता हूँ कि यह चीज कितनी मुश्किल 
है। फिर भी देहातमें प्रवेश किये विना हमारी होमरूल 08008. किसी कामकी 
नहीं हैं। आम जनताका समर्थन प्राप्त कर सकें, तो हम अपने ध्येयकी तरफ बेरोक-टोक 


१. विधान परिषद्के सदस्य; फादर इंडिया तंथा अन्य पुस्तकोंके रचयिता । 


२, खेड़ाकी छडाईमें सफलता मिलनेपर । 
३. रँगा अय्रने खेड़ा-सत्पाम्रदके सम्बन्ध ४० सभाईँ आपोजित करनेका वचन दिया था । 


डपूडे सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


कूत् कर सकेंगे। यह हमारी आँखोंके सामने होनेवाले दुखान्त माटककी सबसे करुण 
घटना है कि हम इतनी सीवी-सादोी वात भी नहीं समझते। इस चक्रसे आपको बच 
निकलना हो, तो अपने पत्रके बन्द हो जानेका खतरा उठाकर भी आपको हिन्दी सीख 
लेनी चाहिए और फिर ग्रामवासियोंके बीच रहकर काम करना चाहिए। में जानता हे 
कि आपने अपने पत्रके लिए बड़ी मेहनत की है। किन्तु में उस परिश्रमकों लगभग 
व्यर्थ किया गया परिश्रम समझता हूं । हमने पश्चिमकी जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके 
चुफल हम करोड़ों देशवासिश्रोंको देने चाहिए। परन्तु हम लोग तो अपने ही बीच 
विचारोंका आदान-प्रदान किया करते हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आँलोंपर पट्टी बचे कोल्हके 


बेल उसी चक्‍करमें घूमते हुए भी यह मानते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
३२९. पत्र: प्रभुदास गांधीकों 
[ नडियाद 


जुलाई ४, १९१८ | 


चि० प्रभुदास, ;ल्‍ | 

तुम्हारा पत्र मेंने बहुत ध्यान और दिलचस्पीसे पढ़ा है। उसे लिलनेमें तुमे 
बड़ी समझदारीसे काम लिया है। उसमें अविनय तनिक भी नहीं है। उसकी भाषा 
विनययुक्‍्त और स्वतन्त्रताकी भावनासे भूपित है। इसलिए मुझे बड़ी मीठी छगती है। 
तुम्हारे पत्रसे तुम्हारी निर्भयता प्रकट होती है। . - « है 5 

मुझे कुछ वातोंकी जानकारी नहीं थी। उनके सिवा तुमने जो-कुछ लिखा है 
उसका भी आभास-मात्र था। तुमने उसे अधिक स्पष्ट कर दिया है। मेरा ज्ञान इतना 
नहीं था कि में कोई उपाय कर सकूँ। तुम्हारी दी हुई जानकारीसे में इस वारेमें 
कोई उपाय कर सकूंगा। . . कि 

मेरे घोला खानेसे जैसे तुम्हारे चरित्र था शिक्षणकों कोई धक्का नहीं लगा हैं 
वैसे ही हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यदि हम एक ऊँचे आदर्शपर कायम रहें, 
तो कोई हानि नहीं होती) जो आदमी अपना घर साफ रखता है, उसके घरमें प्लेग 
बगैरा रोग घुस ही नहीं सकते। फिर यदि वे घुस भी आयें, तो वहाँ स्थायी रूपसे 
निवास नहीं कर सकते। इसी तरह यदि हम खुद साफ रहें, तो दुष्टता रूपी प्हेग 


१ व्‌ २, यहाँ मूलमें कुछ शब्द छूटे हुए हैं । 


पत्र : जी० एु७ नटेसनको डए५ 


हमारे घरमें घुस आनेपर भी लम्वें समय तक नहीं रह सकती। तुमने देखा होगा कि 
भेरे सम्पकमें आनेवाले सभी लछोगोंके दोष भागे-पीछे सामने आ ही गये हें। 

में तुमसे तुम्हारे पत्रको सम्बद्ध व्यक्तियोंको पढ़वा देनेंकी अनुमति चाहता 
हूँ। वे _वुमपर रोष न करेंगे, रोष किया ही नहीं जा सकता। हम आश्रममें ऐसा 
चाहते हैं कि तुम्हारे और दूसरे छोगोंके मनमें जो विचार हों, उन्हें तुम लोग जाहिर 
करो | हो सका तो में आश्रममें दो रात रुक जाऊँगा और दूसरे दिन सुबहकी गाड़ीसे 
वापस आ जाऊँगा, ताकि हमें रातका समय मिल सके । 


बापूके आश्षीर्वादि 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
३३०. पत्र: जी० ए० नटेसनको 
नडियाद 


जुलाई ५, १९१८ 


प्रिय श्री नटेसन, 

देवदासको आपके हाथों नसका प्रेम और शुश्रूषा मिल रही है। मुझे खेद है कि 
आपके अनेक बोझोंमें एक और बढ़ गया। मेंने आशा रखी थी कि देवदास बीमार 
पड़नेकी असम्यता नहीं करेगा। देवदासकी देखभाल करनेके लिए कृपया डॉ० कृष्णास्वामी- 
को मेरी ओरसे धन्यवाद दे दें। आपकी खातिर में आशा करता हूँ कि वह जल्दी अच्छा 
हो जायेगा। आपकी माताजीको जो आपत्ति है, उसे में समझ सकता हूँ। परन्तु आप 
दृढ़ रहेंगे, तो वे देवदासके मामलेसें अपनी आपत्ति हटा लेंगी और यह चीज भविष्यके 
लिए उदाहरण बन जायेगी। आप जानते ही हें कि नायकरके मामलेमें उन्होंने कितनी 
शालीनतासे काम लिया था। उन्हें अपने साथ ले चल सकनेकी क्षमतार्में आपको स्वयं 
सन्देह था। अपने घरसे ही सुधार शुरू करनेका विचार न करनेकी हम सुधारकोंको आदत 
पड़ गई है। अब अपनेको सुधारनेमें हमें कठिनाई पड़ती है। परन्तु आभार व्यक्त करनेके 
लिए लिखा गया यह पत्र तो उपदेशात्मक हो गया। इस अपराधके लिए क्षमा करें। 

में जानता हूँ कि यदि देवदासकी हालत चिन्ताजनक हुईं तो आप तार दे देंगे। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२३०) की फोटो-नकल से। 


३३१: पत्र: यी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


... [ नडियाद ] 

जुलाई ५, १९१८ 

आपने “ कॉनिकल 'में कौन-सी रिपोर्ट पढ़ी, यह में नहीं जानता। रंगरूट भरती 

करनेवाला एक सरकारी अफसर है; उसकी धृष्टता देखिए कि वह मेरा हमनाम है। 

आपने जो उत्साहपूर्ण रिपोर्ट पढ़ी, वह उसी की होगी। मुझे तो अभी तक एक भी 

रंगरूट नहीं मिला, सिवा मेरे कुछ साथियोंके जो सैनिकके रूपमें काम करनको या अपनी 

एवजमें दूसरे रंगरूट देनेके लिए वचनवद्ध हैं। काम वहुत ही कठिन है। अपनी जिन्दगीमें 

इतना मुश्किल काम हाथमें लेनेका मौका मुझे पहले कभी नहीं आया। फिर भी किसी 
परिणामके वारेमें अभीसे कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नाराण देसाई 
३३२. पत्र: देवदास गांधीको 
[ नडियाद ] 


जुलाई ५, १९१८ 
में चिन्तामें पड़ गया हूँ। तुम यह तो जानते ही हो कि हमारा नियम क्‍या है। 
हमें बीमार हरग्रिज न पड़ना चाहिए। हम बीमार न हों, इसके लिए हमें संयमकी ही 
जरूरत है। काफी कसरत और जितनी आवश्यक है, केवल उतनी ही खूराक--इन 
दो वातोंका ध्यान रखा जाये, तो तन्‍्दुरुस्ती हरगिज नहीं विगड़ेगी। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३३३. पत्र: सणिभाई पटेलको 


| नडियाद ] 
जुलाई ८ 
भाईश्री मणिभाई,' की आग 
आपका पत्र मिला। में आपकी भावना समझ सकता हैँ; परन्तु सहायता नहीं 
कर सकता। समय अपना काम कर रहा है। वह आपको शान्ति देगा। 


[ आपका, ] 
[ गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३३४. पत्र: सी० एफ० एण्ड्यूजको 


[ नडियाद ] 
जुलाई ६, १९१८ 
प्रिय चार्ली, 

तुम्हारे सभी पत्र मिल गये ।' इन्हें में बहुत कीमती मानता हूँ, यद्यपि उनसे मुझे 
बहुत थोड़ा आश्वासन मिलता है। तुमने जो कठिनाइयाँ बताई हें, मेरी कठिनाइयाँ उससे 
अधिक बड़ी हैं। जो कठिनाइयाँ तुमने उपस्थित की हैं, उनका जवाब तो में दे सकता 
हूँ। इस पत्नमें में अपनी कठिनाइयोंको शब्दबद्ध करनेका प्रयत्न करूँगा। फिलहाल इस 
समय इन कठिनाइयोंने मेरा सारा ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। दूसरे जो भी काम 
में करता दिखाई देता हूँ, वे केवल यान्त्रिक रूपसें करता हूँ। बहुत ज्यादा सोचनेका असर 
भेरे शरीरपर भी पड़ा है। किसीके साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे 
कुछ लिखना भी अच्छा नहीं छगता, यहाँतक कि अपने मनके ये विचार भी नहीं। 
इसीलिए में यह पत्र बोलकर लिखा रहा हूँ ताकि देखूं कि अपने विचार स्पष्टतासे 
प्रकट कर सकता हूँ या नहीं। सच तो यह है कि में अपनी कठिनाइयोंकी तहतक 
नहीं पहुँच सका हूँ। तब फिर उन्हें हल करनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनके हल 
होनेसे मेरे तात्कालिक कार्यपर कोई असर नहीं होगा। भविष्यकी कुछ नहीं कह सकता। 

अगर में और जीता रहा, तो किसी भी तरह इस भेदका पता अवश्य चलाऊँंगा। 


१. रावजीमाई पंरेल्के पिता । 

२. इनमें जून २३ का पत्र भी शामिल रहा होगा | देखिए “पत्र: सी० एफ० एन्‍्डयूज़कों ”, 
२३-६-१९१८ से पूर्व की पाद-रिप्पणी । 

३. इसके लिए गांधीणीने महादेवभाईकी सहापता ली । 


५333 सम्पूर्ण गांधी बाइूमय 


तुम कहते हो कि “ भारतवासियोंने एक जातिके रूपमें अतीतमें पूर्णतया ज्ञानपूर्वक 
हिंसाका त्याग किया था और ज्ञानपूर्वक मानवताके पक्षमें खड़े होनेका निश्चय किया 
था।” क्या यह बात ऐतिहासिक दृष्टिसे सच है? मुझे तो “ महाभारत ? या ' रामायण 'में, 
यहाँतक कि अपने प्रिय तुलसीदासमें, जो आध्यात्मिक दृष्टिसि वाल्मीकिसे भी बहुत बढ़- 
कर हूँ, इस बातका कोई संकेत नहीं मिलता। इस समय में इन प्रन्थोंके आध्यात्मिक 
अर्थोका विचार नहीं करता। इनमें अवतारी पुरुषोंको अवश्य खूनके प्यासे, बैरसे भरे 
और दुश्मनके प्रति दयाहीन वताया गया है। शत्रुका पराभव करनेके लिए उन्होंने छल- 
छद॒मका आश्रय लिया, ऐसा भी बताया गया है। इन मन्धोंमें युद्धोंका वर्णन आजकल 
की अपेक्षा कम उत्साहपूर्ण नहीं है। योद्धाओंको विनाशके उन सभी शस्‍स्त्रास्त्रोंसे सुस- 
ज्जित किया है, जिनकी मानव कल्पना कर सकता है। रामकी कीर्ति गानेके लिए तुलसी- 
दासजीने जो सर्वोत्तम भजन रचा है, उसमें शत्रुके नाश करनेकी उनकी क्षमताकों पहला 
स्थान दिया गया है। उसके बाद मुस्लिम कालको के छो। उस कालमें हिन्दू-मुसलमानोंसे 
कम लड़ाकू नहीं थे। इतना ही है कि वे संगठित नहीं थे। शरीर-बलमें दु्वेछ और 
आपसी झगड़ोंसे छिन्नभिन्न हो गये थे। इस जातिके बारेमें तुम जिस त्यागका आरोपण 
करते हो, बह त्याग करनेकी बात मनुस्मृतिमें कहीं नहीं कही गई है। प्राणिमात्रके प्रति 
दयाके सिद्धान्तके रूपमें बौद्ध-धर्म पूरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। अगर दन्तकथाएँ सच 
हों, तो महान्‌ शंकराचार्यने हिन्दुस्तानसे वौद्ध-धमंकों निकाल बाहर करनेके लिए अवर्णनीय 
निर्देयतासे काम लेनेमें संकोच नहीं किया था। और इसमें वे सफलछ भी हुए। उसके 
बाद ब्रिटिश-काल के लो। जनताका जबरन निःशस्त्रीकरण हो गया हैं, परन्तु दिलसे 
मारनेकी इच्छा जरा भी नहीं गई। जैनोंमें भी यह सिद्धान्त विलकुल असफल साबित 
हुआ है। इन लोगोंमें खून खराबीसे डरनेका जबरदस्त वहम है। परन्तु दुश्मन हो तो 
उसके प्राणोंके नाशकी उन्हें उतनी ही परवाह है जितनी किसी यूरोपीयको । मेरे कहनेका 
अर्थ यह है कि अपने दुश्मनके विनाशसे जैनियोंको भी उत्तना ही आनन्द होगा जितना 
इस प्थ्वीपर और किन्हीं छोगोंको । हिन्दुस्तानके छिए अधिकसे-अधिक इतना ही कहा 


् 


जा सकता है कि यहाँ कुछ व्यक्तियोंने अहिसाके सिद्धान्तको लोकप्रिय बनानेके गम्भीर 
प्रयत्न किये, और इसमें उन्हें यहाँ संसारके किसी भी देशकी अपेक्षा ज्यादा का 
मिली। मगर ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है कि इस [ अहिसाके सिद्धान्त | ने लोग 
गहरी जड़ जमा ली है। कक 

बा तुम आगे कहते हो : “ मेरा मुद्दा यह है कि अहिंसा एक ऐसी अवचेतन हक हलक 
वत्ति बन गई है, जिसे किसी भी समय जाग्रत किया जा सकता है; और जैसा कि आ क 
करके दिखा दिया है।” काश, यह सच होता। परल्तु में देखता हूँ कि मं ऐसा बा 
भी नहीं कर दिखाया। आक्रिकार्मे जब मित्रोंने कहा कि अनाक्रामक प्रतिरोधका 4 
भारतीयोंने कमजोरोंके हथियारके रूपमें लिया है, तब में इसे उस समय अपना । 
समझता था और उसपर हँसता था। परल्तु ऐसा कहनेवाले सच्चे थे और में बात 
मेरे अकेलेके बारेमें और दूसरे कुछ साथियोंके वारेमें यह कहा जा सकता है कि है अअक0 कक 
श॒क्तिका प्रतीक था और उसे “सत्याग्रह” कहा जा सकता.था। किन्तु अधिकाश पा 
लिए तो बह केवल शुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोध ही था। उसका आश्रय उन्होंने इसलिए 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको ड५९ 


ल्या था कि उनमें हिंसाका मार्ग अपनानेकी ताकत नहीं थी। इस सत्यका अनुभव मुझे 
खेड़ामे बार-बार हुआ। यहाँके लोगोंने अपेक्षाकत्र अधिक स्वतन्त्र होनेके कारण मेरे साथ 
निःसंकोच बातचीत की और मुझसे साफ कहा कि उन्होंने मेरा वताया उपाय इसीलिए 
स्वीकार क्या है कि दूसरा मार्ग अख्तियार करनेकी उनमें शक्ति नहीं है। वह निःसन्देह 
उनकी दृष्टिमें मेरे मार्गकी अपेक्षा कहीं ज्यादा पुरुषोचित था। मुझे भय है कि चम्पारन 
या खेड़ाके लोगोंमें वह साहस नहीं है कि निर्भय होकर फांसीके तल्तेपर चढ़ जायें या 
गोलियोंकी बौछार झेल लें और फिर भी कह दें कि 'हम तुम्हारा छगान नहीं देंगे 
या तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे।” यह साहस उनमें है ही नहीं। और मेरा दृढ़ मत है 
कि जबतक उन्हें अपनी रक्षा करनेकी तालीम नहीं मिलती, तबतक उन्तमें ऐसी निर्मयता 
पैदा नहीं हो सकती। अहिंसाका उपदेश तो उस आदमीके लिए है, जिसके तन-मनमें 
जीवन-शक्तिका पूरा जोश हो और जो अपने शत्रुओंके सामने सीता तानकर खड़ा हो 
सके। मेरे खथालसे अहिंसाको पूरी तरह समझने और अच्छी तरह पचानेके लिए 
शारीरिक शक्तिका पूरा विकास अनिवाये है। 

में इस बातमें तुम्हारे साथ अवश्य सहमत हूँ कि हिन्दुस्तान अपने नैतिक बलसे 
परिचिमसे या पूर्वसे, उत्तरसे या दक्षिणसे कितनी ही सेना चढ़ आये, तो भी उसे अपने 
तटोंसे पीछे हटा सकता है। सवाल यह है कि ऐसा नैतिक बल वह किस तरह पैदा 
कर सकता है? ' क्या इस नैतिक बलके प्राथमिक सिद्धान्त भी वह तभी समझ सकता 
है, जब पहले वह अपने शरीरको बलवान्‌ बना छेगा? आज करोड़ों मनुष्य हर रोज 
प्रातःकाल जगन्नियन्ताके नामकी इस प्रकार हँसी उड़ाते हैं: 

४ बहू निष्कल ब्रह्म में हूँ, पंच महाभूतोंसे वना हुआ यह देह में नहीं हूँ। में हर 
रोज सवेरे अपने हृदयमें स्फुरित होनेवाले आत्मतत्त्वका स्मरण करता हूँ। जिसके अनुग्रहसे 
समस्त प्रकारकी वाणी प्रकट होती हो, वेद भी जिसका वर्णन _ नेति-नेति ” कहकर 
करते हेँ। की 

में कहता हूँ कि ये लोक बोलकर हम जगब्नियन्ताकी हँसी ही उड़ाते हैं, 
हम उसके भव्य अर्थका कुछ भी विचार किये बिना उसे तोतेकी तरह रट जाते हैँ। इस 
इलोकमें जो-कुछ है, उसके पूरे अर्थका एक भी भारतीयको साक्षात्कार हो जाये, तो 
हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करनेवाली बलवान्‌-से-बलवान्‌ सेनाकी हटा देनेके ७३ अकेला 
काफी होगा। किन्तु यह ताकत हममें आज नहीं है। और जबतक देशमें स्वतन्त्रता 
और. निर्भयताका वातावरण न फैल जाये, तबतक वह आ भी नहीं सकेगी। सवार यह 
है कि यह वात्तावरण कैसे पैदा किया जाये ? यह तभी पैदा होगा जब.अधिकांश चिवा- 
सियोंमें यह विश्वास उत्पन्न हो सके कि उनमें किसी मनुष्य या पशुकी हिसाके विरुद्ध 
अपनी रक्षा करनेकी ताकत है। यह तो स्पष्ट है कि किसी वालककों में ६028 


१. “ तदू अक्न निष्कल्मह न च भूतसंवः 
“आरतः स्मरामि हृदि संब्फुरदात्मतत्वम्‌ ! 
“ बाचो विमान्ति निखिला पदनुमहेण 
बन्मेतिनेतिवचनेनिंगमा अवोचुः ” 


0 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तभी समझा सकता हूँ जब वह बड़ा हो जाये और वयस्कता प्राप्त कर छे। एक हृद- 
तक उसमें इस शरीरकी और आसपासकी दुनियाकी'आसक्ति पैदा होने देनी चाहिए। 
तभी इस शरीरके और दुनियाके क्षणभंगुर स्वरूपकी कल्पना “उसे. आसानीसे दे सकता 
हैं और समझा सकता हूँ कि यह शरीर हमें भोगोंकों भोगनेके लिए:नहीं, बल्कि 
उनसे मुक्ति पानेके लिए मिला है। इसी तरह किसी भी मनुष्यके मनमें अहिसा यानी 
पूर्ण प्रेमका सिद्धान्त जमानेके लिए वह मन प्राणवान्‌ शरीर द्वारा अच्छी तरह विकसित 
होकर परिपक्व हो जाये, मुझे इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मेरी मुश्किल यहाँ पैदा 
होती है कि इस विचारको व्यवहारमें किस तरह परिणत किया जाये ? “ प्राणवान्‌ शरीर ' 
होनेका क्या मतलव है? हिन्दुस्तानियोंकों शस्त्र-धारण करनेकी शिक्षा छेनेके छिए किस 
सीमातक जाना पड़ेगा? हर एक व्यक्तिको यह तालीम लेनी पड़ेगी या इतना ही पर्याप्त 
होगा कि यदि स्वतन्त्रताका वातावरण उत्पन्न हो जाये तो छोगोंमें हथियार उठाये बिना 
भी अपने आस-पासके वातावरणके प्रभावसे ही आवश्यक वैयक्तिक साहस आ जायेगा ? 
में मानता हूँ कि दूसरा विचार सही है, और इसीलिए मौजूदा परिस्थितिमें जब में हर 
एक हिन्दुस्तानीसे सेनामें भरती होनेके लिए कहता हूँ, और साथ-साथ सदा उसे यह 
बताता रहता हूँ कि जो सेनामें भरती होते हैँ, वे खूनकी प्यास वुझानेको नहीं, बल्कि 
मौतके प्रति निर्भयता सीखनेके लिए भरती होते हैं तो मुझे छगता है कि में बिलकुल 
ठीक कर रहा हूँ। सर हेनरी वेनका यह कथन देखो। उसे मॉलेके संस्मरण (खण्ड 
२)से उद्धृत करता हूँ: 
दुनियाकी महान्‌ जातियोंके जीवनमें मृत्युका बहुत ऊँचा स्थान के [6५ हि » बहादुर 
और उदारचित्त मनुष्यका यह गुण ही है कि वह कुछ चीज है ज्यादा 
महत्त्व वेता हो, और वे चीजें ऐसी हों जिनके बारेमें सनुष्यके सनम कोई शंका न 
हो और जिनके लिए उसे मरनेसे भय न हो। « - - सच्ची स्वाभाविक बुद्धि मृत्युंकी 
जीवनका चरम लक्ष्य मानकर अच्छे ढंगसे मरनेकी कला सीखनेमें लगी रहती है। 
सचमच जिसने अच्छी तरह मरना सीख लिया, उसने अपना जीवन व्यर्थ ततहीं 
गेंवाया। यह जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व और सबसे बड़ा कत्तेव्य है। जिसे 
भरनेकी कलाका ज्ञान हो गया है, उसीको स्वतन्त्रताका ज्ञान हुआ है, वही सच्ची 
म॒क्‍्त-दशा्मं रह सकता है। वह किसीसे डरता नहीं। वह अच्छी तरह सन्तोष 
और शान्तिसे जीवन बिता सकता है। « « * जब जीवन भारस्वरूप बन जाय, 
तब यह समझ लेना चाहिए कि मरनेका सही अवसर आ गया है। उस समय 
मत्य आश्षीर्वादके समान है और जीवनमें कोई सार नहीं रह जाता। का 
फिर मॉँलें कहता है: “जब उसका समय ओ गया, तब टौवर हिलपर. चढ़ 
समय वेनकी चाल उँसके शब्दों जैसी ही शानदार और वृढ़ थी। कम 
सैनिक-भरतीके सिलसिलेमें किये गये अपने हर एक भाषणमें एक सैनकर्क / 
इस भागपर मैंने सबसे अधिक जोर दिया है। मेरा एक भी पा ऐसा नहीं 8 
जिसमें मेंने कहा हो कि “ चलो, हम जर्मनोंको मारनेके लिए चलें। क्‍अअ सभी के 
ध्वनि यही है कि “हम भारत और साम्राज्यकी खातिर लड़ाईमें जायें और मरे। 


छत सी तग बजकों ४६१ 


मेरी माँगके जवावमें खूब अधिक भरती हो जाये और हम सब फ्रांसमें जाकर लड़ाईका 
पलड़ा जर्मनीके विरुद्ध वदर सकें, तो मेरा खयाल है कि भारतको यह अधिकार प्राप्त 
हो जायेगा कि उसकी वात सुनी जाये, और तब भारत स्थायी शान्ति स्थापित करा 
सकेगा। अब आगे कल्पना करो कि निर्भय मनुष्योंकी सेना खड़ी करनेमें में सफल हो 
जाऊँ और ये छोग खाइयोंमें पहुँच जायें और प्रेमपूर्ण हृदयोंसे अपनी बन्दूकें पटककर 
जमेंनोंको चुनौती दें कि आओ हमपर -- अपने मानव-बन्धुओंपर -- गोली चलाओ, तो 
में कहता हूँ कि जमेन-हृदय भी पिघल जायेगा। में जर्मनोंपर यह आरोप छगानेसे 
इनकार करता हूँ कि वे केवल राक्षसी वृत्तिवाले ही हैं। इस प्रकार इन सब वातोंका अर्थ 
यह हुआ कि अपवादस्वरूप परिस्थितिमें एक आवश्यक बुराईके तौरपर युद्धका आश्रय 
लेना पड़ सकता है। हमारा यह शरीर भी तो आखिर एक अनावश्यक बुराई ही है। 
अगर हेतु शुद्ध हो, तो युद्धको भी मानव-जातिकी भलाईमें वदछा जा सकता है। कोई 
अहिसावादी युद्धके प्रति तटस्थता नहीं वरत सकता। उसे अपना चुनाव करना ही 
होगा। चाहे वह युद्धमें सक्रिय सहयोग दे या सक्तिय रूपसे उसका विरोध करे। 

तुम अपना यह डर बिलकुल छोड़ दो कि में राजनीतिक झगड़ों और प्रपंचोंमें फेंस 
जाऊँगा। ये मेरे वशकी चीजें नहीं हैं, इस समय इनमें पड़नेकी मेरी बिलकुल इच्छा 
नहीं है, और दक्षिण आफ्रिकामें भी इनमें कोई रुचि नहीं थी। वहाँ में राजनीतिक 
हलचलमें पड़ा जरूर। उसका कारण यह था कि उसमें मुझे अपनी मुक्ति जान पड़ी। 
मॉण्टेग्युने मुझसे कहा था, “देशकी राजनीतिक हरूचलमें आपको भाग छेते देखकर मुझे 
आदचर्य होता है।” मेंने तत्काल जवाब दिया था: “आप मुझे इसमें देख रहे हें, 
क्योंकि में अपना धामिक और सामाजिक कार्य इसके बिना नहीं कर सकता। मेरा 
खयाल है कि अपने जीवनके अन्ततक मेरा यही जवाव रहेगा। ” 

अब तुम यह शिकायत नहीं कर सकोगे कि मेंने तुम्हें पत्रके नामपर पर्ची लिखी है । 
पत्रके बजाय मेंने तो तुम्हारे सिर एक हरूम्बा-चौड़ा निवन्ध ही ठेल दिया है, परन्तु तुम्हें 
यह बताना जरूरी था कि इस वक्‍त भेरे मनमें क्या चल रहा है। यह सब पढ़कर इसपर 
अपनी राय देना और मेरे जो विचार तुम्हें गलत मालूम हों, उनकी निर्देयताके साथ 
चीरफाड़ करना । हा 

में आशा रखता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर रहा होगा और तुममें शक्ति ञा 
रही होगी। यह कहनेकी जरूरत शायद ही हो कि जब तुम्हारी तबीयत सफर करने 
छायक हो जाये, तब हम सब तुम्हारे यहाँ आनेसे प्रसन्न होंगे। 


सस्नेह, 
मोहन 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३३५, पत्र: एस्थर फंरिगको 


नडियाद 
जुछाई ९, १९१८ 
प्रिय एस्थर, 
तुमने मुझसे जो प्रश्न किया, सो बिलकुछ ठीक किया। [ लेकिन ] मैंने जो वात तुम्हें 
समझाई है, तुम उसका क्या उत्तर देती हो में उसकी राह देख रहा हूँ। 
तुम्हें ग्रामीण जीवन और ग्ाँवके बच्चोंके बीच रहना ज्यादा पसन्द है, तुम्हारी 
यह बात मुझे अच्छी रूमती है। गाँवोंके बच्चे अधिक भोले होते है, इसलिए वे अधिक 
प्यारे होते हें। 
हाँ, अपने करारके अन्ततक काम करना तुम्हारा कत्तेव्य है। में जानता हूँ कि 
लड़कियोंको' तुम्हारे संपर्कमात्रसे छाम होगा। यदि उन्हें दोषपूर्ण शिक्षा दी भी जा रही 
हो तो भी भझे उसकी परवाह नहीं। 
देवदास अभी-अभी बीमारीसे उठा है। मुझे मालूम है कि उसे तुमसे मिलकर 
प्रसन्षता होगी। अगर वह अभीतक तुम्हारे पास न आया हो तो तुम उससे स्वयं 
मिलना । मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास समय हो तो तुम उससे जितना मिल-जुल सको 
उतना मिलो-जुलो। 
सस्नेह, तुम्हारा, 
बा 
[अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


३३६- सु० अ० जिन्नाकों लिखे पत्रका अंश 
[चडियाद | 
जाई ९, १९१८ 


हम रंगरूटोंको भरती करते रहें और उसके साथ-ही-साथ इस सुधार , 
गोजनामें परिवर्तन करानेका आग्रह करें, तो कितनी शानदार बात रहेगी। 


[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


१. डैंनिश मिशन वोडढिंग स्कूल, तिरुकोश्दरकी छात्राएँ । 


३३७. पत्र; दत्तात्रेय दाभोलकरको 


[नडियाद 
जुलाई ९, १९१८] 
चि० दत्तात्रेय, 
तुम्हें पाँचवीं श्रेणीकी परीक्षामें प्रथम आनेपर बधाई देता हूँ। में चाहता हें 
कि तुम जैसे पढ़ाईमें प्रंथण आये हो, वैसे ही चरित्रमें प्रथम रहो। 
तुमने पहले मासकी छात्रवृत्ति आश्रमको दे दी, इससे मुझे खुशी हुई। तुम्हारे 
दानका तत्त्व जब में आश्रममें आऊँगा, तब समझाऊँगा। तुम्हारे पिता तुममें अभीसे 
इस प्रकारकी परोपकारकी भावना उत्पन्न करते रहते हैं, यह तुम्हारे लिए ऊँचे दर्जेकी 
विरासत है। तुम इसका विकास करना। 


मोहनदास गांधीके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३३८. पत्र : देवदास गांधीकों 


[चवडियाद ] 
जुलाई ९, १९१८ 


चि० देवदास, 

तुम्हारा पत्र न मिलनेसे जो चिन्ता रहती थी; वह आज नटेसनके,तारसे दूर हो 
गईं। बीमारीका उचित कारण ढूंढ़कर कुछ ऐसा करो, जिससे फिर बीमार न पड़ो। 
बीमारीमें हिन्दी सीखनेवाले छात्रोंने क्या किया? उनमें से कोई तुम्हारे पास आता 
था? किसीने पढ़ाई जारी रखी थी या नहीं? 

मझे अभीतक एक भी रंगरूट नहीं मिला। देशकी स्थिति ऐसी भयंकर है। 

तुमने जो तार वहाँ देखा था, वह ठीक नहीं था। कोई मेरा हमनाम सरकारी अफ- 
सर है, इसीसे यह भूल हुई हैं। अभी तककी मेरी असफलता यह बताती है कि छोग 
मेरी सलाह माननेके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जहाँ में उनकी रुचिके काममें हाथ 
डाल वहाँ वे मेरी सेवा स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ। यही ठीक है। इस सेवासे 
सलाह देनेका अधिकार ' मिलता है। तीन वरसकी गा और वह भी अलग-अरूग 
प्रदेशोंमें --- यह तो कुछ भी नहीं है। फिर भी भरतीके मु और कुछ कर ही नहीं 
सकता था। मुझे यह मानसिक शान्ति है कि ऐसे समय मेंने पहल की। मुझे इसकी 


कि सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जरूरत थी। काम अब भी चल ही पे 
बंगाया है| ही रहा है। यह तो मैंने अभी तक का परिणाम 


[गुजरातीसे ] का 8४32 
महादेवभाईनी डायरी, सण्ड ४ 
३३९. पत्र: हरिहाल गांधीको 
[ नडियाद ] 


[चि० हरिलाल, ] 5020203 
तुम्हारा पत्र मिला। मुझे जो सत्य प्रतीत हुआ, उसे कहना निर्देयता हो, तो मेरा 
पत्र जरूर निर्देयतापूर्ण है। में अब भी कहता हूँ कि दुनिया तुम्हें निर्दोष कभी न मानेगी। 
तुमने साक्षीमें कुछ भी कहा हो, फिर भी तुम्हारे सट्टेकी कल्पना नरोत्तम सेठको नहीं हो 
सकती । तुमने तो भूलछ-पर-भूल की । तुमने दस हजार खोकर भी हाथ नहीं खींचा | लेकिन 
तुम्हारे साथ वहस नहीं करनी चाहिए। ईइवर तुम्हें सद्बुद्धि दे। मेने भूछ की होगी 
तो में उसे सुधार छूंगा। तुम मेरी और भी भूल बता सको तो बताना। 
में तुम्हारे लड़ाईमें शरीक होनेकी वात समझ गया। जब मुझे तुम्हारी सचाईमें 
शंका नहीं थी, तव मेने वह सुझाव दिया था। अब मुझे नहीं रूगता कि उस सुझावमें 
कोई रस है। जबसे मुझे शंका हुई है, तबसे मेरी क्या हालत हुई है, में इसकी 
कल्पना तुम्हें नहीं करा सकता। 
मेरी तो वस यही इच्छा है कि प्रभु तुम्हारा कल्याण करें; तुम्हें सन्‍्मार्ग दिखायें। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३४०. पत्न : सगनलार गांधीको 


[ नडियाद 
जुलाई ९, १९१८ ] 


पूज्य खुशालभाई और देवभाभीको शान्ति मिल सके, इसके लिए जो-कुछ करना 
उचित हो, सो करना। प्रभुदास और अन्य लोग वहाँ भोजन करते हैं, मुझे इसका. कुछ 
विपरीत परिणाम होता दिखाई देता है। केशू और राधाकों भारी आघात पहुँचता होगा। 
विवेकपूवंक सोचकर जो उचित लगे, सो कर लेना। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३४१. पत्न: एक साथीकों 


(नडियाद ] 
जुलाई १०, १९१८ 
तुम्हारे बारेमें मुझे डर छूग रहा है। जिस तरह तुम्हारे साथ जूझ रहा हूं 
उसी तरह हरिछालके साथ भी जूझ रहा हूँ। हरिलाल कहता है कि मेंने जो उपाय 
सुझाया है वह करतापूर्ण है। में देखता हूँ कि वह सही नहीं है, तब में यह कंसे कह 
सकता हूँ कि वह सच कह रहा है। तुम्हारे मामलेमें भी मेरी यही दशा हो गई है। 
तुम्हारे सम्बन्धमें भी में [लोगोंमें] नाराजी देखता हूँ। तुम्हारे ऊपर ढोंग करनेका 
आरोप लगाया गया है। उस वार तुम मेरे आदक्ोकी चर्चा ले बेठे। अब मुझे लिखते 
हो कि तुम . . .' गये उसमें तुम्हारा समय व्यर्थ ही गया। तुमने मुझे धोखा दिया 
है और . . . को भी तुमने गुमराह किया। तुमने उसे यह सुझाया कि मुझे 
उसे चिंचवड भेजना चाहिये। उसने मुझसे यह कहा। मेंने उसकी बातको महत्त्व नहीं 
दिया। अब इन बातोंकों याद करता हूँ तो काँप जाता हूँ। तुम्हें क्या लिखूँ? में 
तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता। तुम्हें झूठा कहते हुए मुझे दुःख होता है। यदि 
तुम्हारे जैसा व्यक्ति इतना ढोंग कर सकता है, इतना कामचोर हो सकता है तो फिर 
किसका विश्वास किया जाय ? यदि तुमने ढोंग नहीं किया तो मेरे मनपर अकस्मात्‌ 
ऐसी छाप क्‍यों पड़ी ? . . . का दोष नहीं है। . . « निमित्तमात्र है। मेरा सन्देह 
जब शुरू हुआ तब तुम . . »' में नहीं टिके। ज्योंही सन्देह हुआ त्योंही मेने उसे 
दबा दिया; - - - ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा सोचकर में इस बातको भूल गया। 
परन्तु भेरा समाधान नहीं हुआ। यह सन्देह और तुम्हारे साथ हुई बातचीत मुझे 
याद आती है और में बहुत असमंजसमें पड़ जाता हूँ। मुझे तुम इस दुःखसे उबारो। 
या तो अपनी निर्दोषिता पूरी-पूरी सिद्ध करो या शुद्ध पश्चात्ताप करो और सरल 
बनो। तुम्हारे विषयमें सन्देहकी यह स्थिति असह्य है। तुमपर मेंने बड़ी-बड़ी आशाएँ 
बाँधी थीं। भारतकी भावी सत्याग्रही सेनामें मेंने तुम्हें अग्रस्थान दिया था। यह सब 
अब नष्ट-अष्ट हो गया है। 


[ गृजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, २, ३, ४, ५ और ६. मूलमें यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । 
१४-३० 


३४२. पत्र: सगनलाल गांधीको 


बस्वई 
आपाढ़ सुदी ६ [जुलाई १४, १९१८] 
सि० मगनलाल 


श्री प्रट्से मिलनेंके बाद में वापस नहीं आ सका। क्योंकि जगजीवनदासकी बीमा- 
रीकी खबर मिली और मुझे नडियाद रवाना होना पड़ा। श्री प्रैठके यहाँ कई अंग्रेज मुझे 
घेरकर बैठ गये और बड़ी मिठाससे बातचीत करने रूगे। उन्होंने आश्रम देखनेके लिए 
आनेकी इच्छा प्रकट की। मेंनें उनसे कहा कि वे शनिवारको आयें। सम्भवतः उस दिन में 
वहाँ होऊँगा। यदि जल्दी रवाना हो सका तो में शनिवारकों दोपहरकी गाड़ीसे आऊँगा। 
में आऊं तो ठीक और न भी आऊंँ तो उनके आनेकी पूंरी उम्मीद रखना। वे शामको 
पाँच वजेके बाद किसी समय आयेंगे। मेने उनसे कहा है कि यदि वे प्रार्थनेके समयतक 
रुकेंगे तो आश्रमको ठीक तरहसे देख सकेंगे। सब लड़कोंको अथवा खास-खास लड़कोंको 
अंग्रेजी भजन सिखा देना चाहिए। लीड काइंडली लाइट” भजन गाना। यदि वे 
पाँच बजें आयें तो उन्हें रसोई और अन्य स्थान दिखा देना और भोजन भी दिखाना। 

में यह पत्र वम्वईसे लिख रहा हूँ। में करमसदसे सीधा यहाँ आया हूँ। वम्बई 
में तिलक महाराज हैँ। यह तय हुआ है कि में उनसे मिलनेके वाद ही अपने योजना 
सम्बन्धी विचार प्रकट करूँ, इसलिए में लछोगोंसे मिल रहा हूँ। नडियाद .बुधवारकी 
शामको लौदूंगा। यहाँसे मंगलवारकी रातको रवाना होऊंगा; किन्तु रास्तेमें गोधरा जाना 
है। गोधरासे उसी दिन नडियाद लौटूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुतइचः | 
तुम हिसाव तो ठीक-ठीक रख रहे होगे। किसी दूसरेकी सहायता लेकर भी 


उसको ठीक कर लेना। 
मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७३२) से । 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


२३४३. भाषण : करमसदमसें* 


जुलाई १४, १९१८ 
उन्होंने [ गांधीजीने ] अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा, में यहाँ आपको कड़वा 
घूंट पिलानेके लिए आया हूँ। आद्या करता हुँ कि आप लोग यह याद रखते हुए एकाएक 
उससे मुंह न फेर लेंगे कि स्वशासित और स्वतन्त्रता-प्रिय लोगोंके स्वभावका एक मुख्य 
लक्षण यह है कि वे सबकी सुनते हें; परन्तु करते वही हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा ठीक 
लगता है। में आपसे पुछता हूँ कि स्वराज्यका अर्थ क्‍या है? 
हमारे गाँव गन्दगीके ढेरोंसे ज्यादा और कुछ नहीं हैँं। हम स्वयं डाकुओं और 
जंगली जानवरोंसे अपनी तथा अपने बालरूनवच्चोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं। हमारे 
ऊपर मुखी और रावनिये अत्याचार करते हे और हमें घमकाते हें। हमारे पास 
हथियार नहीं हें और हम उन्हें चलाना भी नहीं जानते। क्‍या यही स्वराज्य है? 
तिसपर भी सारे भारतमें सामान्यतः स्थिति यही है। आप अंग्रेजोंके किसी गाँवकी 
स्वच्छता, शान्ति और स्वास्थ्यकर स्वतन्त्रताकी कल्पना करें-- फिर देखें कि भारतीय 
गाँव उसकी तुलनामें कितने हीन हैं। भारतके गाँवोंकी स्थितिसे इंग्लेंडके गाँवोंकी स्थिति 
इतनी ज्यादा अच्छी होनेका कारण यह है कि प्रत्येक अंग्रेज अपन पैरोंपर खड़ा 
हो सकता है, हमरावरसे अपने घर-ह्वार और गाँवकी रक्षा कर सकता है। 
इस प्रकार स्वराज्यका सबसे पहला आवश्यक तत्त्व है आत्मरक्षाकी शविति। में 
तभी स्वराज्यके योग्य हूँ जब में अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं और अपने देशके लिए अपना 
रक्‍त वहा सकूँ। भारतको तभी जिन्दा देश कहा जा सकता है जब उसके लिए ५ 
लाख आदमी रणक्षेत्रमें प्राण त्याग करें। वीजको असंख्य बीज उत्पन्न करनेसे पूर्व स्वयं 
मिट्टीमें मिलना पड़ता है। इसी प्रकार भारतके लिए जब हजारों लोग प्राण देंगे तब 
उनकी राखसे जीवित भारतका जन्म होगा। हम भारतीय रोज प्रात: सायं मन्दिरोंमें जाते 
हैँ और वहाँ ईश्वरकी आराधना करते हें -- उस ईइवरकी जिसके विषयमें हम कहते हैं 
कि / जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मकी वृद्धि होती है तव-तव वह पीड़ित 
और त्रस्त लोगोंके परित्राणके लिए पृथ्वीपर अवतरित होता है।” यदि हममें आत्म- 
रक्षा करनेकी क्षमता और भावना नहीं है तो हमें इन मन्दिरोंमें जाना शोभा नहीं 
देता । वास्तवमें हमारे श्रीराम और श्रीकृष्णने क्या किया था ? उन्होंने साधारण कोटिके 
मनष्योंमें वीरता भर दी थी और उन्हें आत्मरक्षाके लिए सुसज्जित कर दिया था। 
इस समय हमारे हाथमें आत्मरक्षाकी शक्ति प्राप्त करनेका स्वर्ण अवसर आया है। 
हमें चाहिए कि हम उसे खो न दें; वल्कि उसका पूरा छाभ उठाये। वह साम्राज्य, जो 
अबतक भारतकी रक्षा करता आया है और जिसमें वरावरीके दर्जा साझेदार बनना 


२. श्री गांधी द्वारा फौजी भरतीके वारेंमें यह तीसरा भाषण था जिसे उन्होंने भातन्द ताहुकेके 
करमसद गाँवमें दिया था 


अबद 


पट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसकी आकांक्षा है, भाज भारी खतरेमें है और उसके इस संकट-कालमें भारतका उसकी 
सहायताके प्रति उदासीन रहना शोभाजनक नहीं है। यह दलील व्यर्थ है कि जिस सर- 
कारने हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई वह सरकार हमारी सहायताकी अधि- 
कारिणी नहीं है; क्योंकि सरकारकी सहायता करना अपनी ही सहायता करना है। 
इस समय भारत भी घोर संकटमें है। अंग्रजोंके विवा भारत कहींका न रहेगा। यदि 
इस युद्धमें अंग्रेजोंकी जीत नहीं होती तो हम वरावरीका हक किससे माँगेंगे? क्या हम 
उसे विजेता जर्मंनोंसे माँग्रेंग या तुकोसि या अफयरानोंसे माँग्रेंग ? हमें ऐसा करनेका कोई 
अधिकार न होगा। विजयी राष्ट्रका ध्यान हारे हुए लोगोंपर कर लरूगाने, उन्हें 
दवाने, तंग करने और उनपर जुल्म ढानेकी ओर जायेगा। ऐसा राष्ट्र अपनी स्थितिको 
सुदृढ़ कर लेनेपर ही हमारी माँगोंकी ओर ध्यान देगा; इसके प्रतिकूल स्वतन्त्रताप्रिय 
अंग्रेज जब यह देख लेंगे कि हमने उनके लिए अपनी जानें दी हैं, तव वे निश्चय ही 
झुकेंगे। हमें इस खयालसे रुके न रहना चाहिए कि हम सबके युद्धमें चले जानेपर हमारे 
घर-वार, खेत-खलिहान, गाय-वैड --सव वर्वाद हो जायेंगे। हमारे बड़े-वढ़े उनकी 
देखभाल करेंगे। उन्हें उनकी देखभाल स्वभावतः करनी ही चाहिए, और इससे हम बहुत 
कुछ सीखेंगे। हममें से प्रत्येककों केवल एक ही बात सोचनी चाहिए। किसीकी यह 
जुरेंत न हो कि वह हमारे मुल्कपर हमलछा करे। अगर करे तो यहांसे कुछ के न 
जा सके। यदि ले भी जाये तो देशकी रक्षाके निमित्त लड़ाईमें काम आये हुए मेरी 
मृत देहको ही। 

भाषणको समाप्त करते हुए उन्होंने इस बातकों फिर दुहराया कि फौजमें भरती 
होना स्वशासनका सबसे सीधा और अचूक मार्ग है। उन्होंने करमसदके बहादुर छोगोंसि 
जिन्होंने खेड़ा आन्दोलनके दिलोंमें बहुत अच्छा काम किया था, कहा कि दे कमसे-कम 
सौ आदमी लड़ाईमें जरूर भेजें। 

[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे फ्रॉतिकल, २७-७-१९१८ 


'३४४. पत्र: हनुमन्तरावको 
जुलाई १७, १९१८ 


[प्रिय हनुमन्तराव, ु कर 

बहुत समयसे तुम्हें पत्र लिखनेका विचार कर रहा हूँ, किन्तु फौजी भरतीके सिल- 
सिलेमें दौड़-धूपके कारण मेरे पत्र-व्यवहारमें बहुत बाघा पड़ी है। आज छुट्टीका दिन 
है और मैंने चिटठियाँ लिखनेका निश्चय किया है । तुमने देवदासके लिए जो-कुछ किया 
है और जो-कुछ कर रहे हो, उसके लिए मे अन्तःकरणसे तुम्हारा अभार मानता हूँ। देव- 
दास अपने हर पत्रमें अपने प्रति तुम्हारे प्रेमके वारेमें लिखता है। वह ऋहता है कि 
उसकी बीमारीमें तुमने सच्चे मित्रका काम दिया है। अब में तमिल सीखनेके लिए हिन्दी 
उम्मीदवारोंको चुनूँगा। 


पत्र ; हनुमन्तरावको ४६९ 


में जानता हूँ कि सैनिक-भ रतीके भेरे कामसे मित्रोंको अछय-अछूग कारणोंसे --.. राज- 
नीतिक और घामिक कारणोंसे भी -- दुःख होता है। फिर भी जानता हूँ कि मेरे इस 
कामकी निन्दा ॒ करके दोनों प्रकारके मित्र भूल कर रहे हेँ। बड़े लम्बे अससे मेरे विचार 
देशके सामने हैं। परन्तु भहत्त्व तो सदेव मनुष्यके कामोंका है, उसकी वाणीका नहीं। 
किन्तु इसी कारण मुझे उनकी आपत्तियोंको विना विचारे रद नहीं कर देना चाहिए। 
वे जो-कुछ कहते हैं ईमानदारीसे कहते हैं और प्रेमके कारण ही मेरी आलोचना करते हैं। 
में स्वयं अहिसाके सिद्धान्तोंका पालन करते हुए भी छोगोंको अहिंसाका ककहरा भी 
नहीं समझा पाया; अपनी यह असफलता मेंन देखी है और इससे में इस निष्कर्ष- 
पर पहुँचा हूँ कि हर जीव-हत्या हिंसा नहीं है। कभी-कभी तो अहिंसाके पालनके लिए 
मारनेकी भी जरूरत पड़ सकती है। एक राष्ट्रकी हैसियतसे -हम मारनेकी सच्ची 
शक्ति खो बैठे हूँ। यह तो स्पष्ट है कि जो मारनेकी शक्ति गँवा बैठा हो, वह 
अहिंसाका आचरण नहीं कर सकता। अहिंसामें अत्यन्त ऊँचे प्रकारका त्याग समाया 
हुआ है। जो जनता कमजोर और कायर हो गई हो वह त्यागका यह भव्य आचरण 
नहीं कर सकती; ठीक वैसे ही जैसे चूहेके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने 
बिल्लीको मारनेकी शक्तिका त्याग किया है। यह बात भयंकर भले लगे, परन्तु विलकुरू 
सच है कि हमें अनवरत और सायास, विचारपूर्वक इस शक्तिको पुनः प्राप्त करना 
होगा और उसे. प्राप्त करनेके बाद ही हम स्वयं इस शक्तिका सतत्‌ त्याग करके, हिंसाकी 
यातनाओंसे दुनियाको मुक्त कर सकेंगे। आश्रमके सदस्योंको भी भहिंसाके बारेमें अच्छी 
तरह समझानेमें अपनेको असफल पाकर मुझे जो दुःख होता था, उसे में शब्दोंमें व्यवत 
नहीं कर सकता । ऐसी बात नहीं थी कि वे मेरी बात ध्यानपूर्वंक न सुनते हों, लेकिन 
उस वक्‍त मुझे ऐसा आभास होता था और अब तो में साफ देख सकता हूँ कि सत्यको 
ग्रहण करनेकी उनमें शक्ति नहीं थी। मेरी बातें उनके लिए वैसी ही थीं, जैसे संगीतका 
ज्ञान न रखनेवालोंके आगे उत्तम संगीतका गाया जाना। परन्तु आज आश्रममें रूगभग 
हरएक यह बात समझ गया है; और उनके मनमें इस ज्ञानकी प्रभा फूट पड़ी है 
कि अहिसाका अर्थ अपने बलका ज्ञान रखते हुए त्याग करना है, निर्बेहताके कारण त्याग 
करना नहीं। व्यवस्थित युद्ध और व्यक्तिगत लड़ाई दोनोंमें कोई भेद नहीं किया जा 
सकता । डाकुओंके मामलेमें भी संगठित विरोध और संगठित मार-काटका होना आवश्यक 
है। सर्वोत्तम योद्धा वही कहा जायेगा, जो घोर विपरीत परिस्थितियोंके सामने भी 
निर्भय खड़ा रहे। उस समय उसे अपनी मारनेकी शक्तिका विचार नहीं आता। बल्कि 
उसे यह विचार करके अपनी विजयका भान होता है कि यदि वह चाहे तो भागकर 
आसानीसे जान बचा सकता है, लेकिन वैसा न करके वह खुशीसे मरनेको तैयार खड़ा 
है। में निदिचत रूपमें मानता हूँ कि हमें अपने वच्चोंको आत्म-रक्षाकी कला सिखानी ही 
पड़ेगी। मुझे यह अधिकाधिक स्पष्ट प्रतीत होता है कि अगर हम आत्म-रक्षाकी शवित 
पु: प्राप्त न कर सके, तो युगोंतक स्वराज्यके लिए अयोग्य रहेंगे। इसपर से आत्म- 
विश्वास और भारतके विकासके बारेमें अपनी कितनी ही धारणाओंपर मुझे पुनविचार 
और परिवर्तत करना पड़ा है। आज जितना मैंने कहा है, उससे ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं 
करूँगा। तुम ज्ञानके सच्चे खोजी हो। मेरी हादिक इच्छा है कि तुम अहिंसाका यह 


४७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नया विचार भलौ-भाँति समझ जाओ। इसमें पतन नहीं, बल्कि उन्नति है। अपनी इस 
खोजके कारण मेरे मनमें प्रेमकी जो भावना पैदा हुई है, वह पहलेसे अनन्त गुंनी है। 


हृदयसे तुम्हारा, 

मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे ह 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई - 


३४५. पत्र: बो० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको' : 


[ नडियाद ] 
जुलाई १७, १९१८ 
प्रिय श्री शास्त्रियर, 
आपके बम्बई जा सकनेसे में बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे खयालसे यदि आप कांग्रेस 
[ अधिवेशन ] में' शामिल हो सके तो बहुत बड़ा काम करेंगे। मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि पण्डितजीका रवैया जैसा अखबारोंमें बताया गया है, वैसा हो, तो भेरी उनके 
साथ सहानुभूति है। उनके लिए कांग्रेसके मंचसे अनुपस्थित रहना उनके जीवनका एक 
अत्यन्त साहसयूर्ण कार्य होगा। मुझे जो छगता है वह यह है कि में उस सभामें कंसे 
उपस्थित रहें, जिसमें, में जानता हूँ, गलत नेतृत्व दिया जानेवाला है, और प्रस्तावोंको 
पेश करनेवाले प्रमुख छोग जिनमें उनका विश्वास नहीं है वह वात कहते हैं और 
जिन भ्रस्तावोंके पक्षमें वे मत देंगे बादमें उन्हीं प्रस्तावोंकी खुद ही समाचासपत्रोंमें 
निन्‍्दा करेंगे? में जानता हूँ कि इस प्रइनका दूसरा पहलू भी है, किन्तु इस' क्षण तो 
में अलग रहनेकी तरफ ही झुकता हूँ। आशा है आपकी तबीयत अच्छी होगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव' देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य.: नारायण देसाई 
१. गांधीनीने यह पत्र श्री शा्त्रीके निम्न-पत्रके उत्तरमें भेजा था: “समावासपन्नोंमें विल्कुल विपरीत 
बात लिखनेके बाद अब श्रीमती वेसेंट और तिलककों वह रुख अपनाते देखकर भाश्चय होता हे जो भापके 
और मेरे रखे मिल्ता-जुल्ता है । कांग्रेसमें दिकचरपी न छेनेकी जो बातें की जा रही हैं, उन्हें में पततन्द 
नहीं करता । में इस बातकों समझ ही नहीं पाता ।“ 2 >द 
५. अगस्त २९ से सितम्बर १ तक बम्बाईमे होनेवारे कांग्रेसके विशेष अभिवेशनमें मोण्टेखु-तैम्पफीडे 
सुधार-पोजनाको लेकर, फू पढ़ जानेकी आशंका की जा रही थी, छेकिन ऐसा बुछ नहीं हुआ। कांग्रेसने 
जो प्रस्ताव पाप्त किया उसका सर्वत्र स्वागत किया गया ।. १ थ | 


३४६. पन्न: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


[ नडियाद ] 
जुलाई १८, १९१८ 
! आपने लिखा है कि में आपको अभी हालमें प्रकाशित सुधार-योजनाके' सम्बन्धमें 
अपने विचार बताऊँ। आप जानते ही हैँ कि मुझे कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी योजना 
तैयार करनेमें सक्रिय भाग छेनेकी जरूरत नहीं छगी थी। मेंने राजनीतिक विवादमें पूरी 
दिलचस्पी नहीं ली है। में इन सुधार-प्रस्तावोंका अध्ययन जिस ढंगसे एक राजनीतिज्ञ 
करता उस ढंगसे उनका अध्ययन करनेका दावा अभी तक नहीं कर पाऊँगा। इसलिए 
में उनके सम्बन्धर्में अपनी सम्मति देते हुए बहुत अधिक झिशझ्लकता रहा हैं। फिर भी में 
उनके बारेमें मेरी जो राय बनी है उसे व्यक्त करनेके पक्षमें आपके तकंको महत्त्वपूर्ण 
समझता हूँ। ह ु 
मेरी राय तो यह है कि जो योजना अभी हालमें प्रकाशित हुई है वह बहुत 
अच्छी बन पाई है और इस दृष्टिसे कांग्रेस-लीग योजनासे अच्छी है। मेरा यह भी 
खबाल है कि श्री मॉण्टेय्यू तथा छॉड चैम्सफोर्ड दोनों ही सच्चे दिखसे भारतका कल्याण 
चाहते हैं। और २० अग्रस्तकी घोषणापर उचित अमल करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 
अत्यन्त कठिन और नाजुक कामको पूरा करनेके लिए बहुत परिश्रम किया है और मेरे 
मनमें इसके सिवा और कोई खयाऊर आ ही नहीं सकता कि जल्दवाजीमें उत्तकी इस 
योजनाको अस्वीकृत कर देना देशके लिए अहित्तकर होगा। मेरी विनम्न सम्मतिर्में इस 
योजनाको एकदम नामंजूर कर देनेकी अपेक्षा उसके सम्बन्धमें सहानुभूतिसे विचार किया 
जाना चाहिए । परन्तु उसमें पहले बहुत-कुछ संशोधत करनेकी जरूरत है; सुधार- 
वादियोंको वह तभी संजूर होगी । आखिर, कांग्रेस-लीग योजनाकों ही हम अपना 
मापदंड मान सकते हैँ फिर वह भले ही अनगढ़ क्‍यों न हो । मेरा खयाल तो यह 
है कि हम जिन तत्त्वोंको आवश्यक समझते हें उन्हें उस योजनामें शामिल करानेके 
लिए हमें अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लूगानी चाहिए। हा हे 
उदाहरणार्थ में किन्‍्हीं खास वर्गोके लिए स्थान सुरक्षित करनेके सिद्धान्तकी नहीं 
मानता। मुझे बहुत अंदेशा है कि यह प्रयोग प्रान्तोंके दुहरे शासनसे असफल हो जायेगा । 
चौंकि इस प्रयोगकी सफलताके पश्चात्‌ ही हम आगेकी मंजिकूपर -- आश्ञा है कि वही 
अंतिम मंजिल होगी --पहुँच सकते हैं, इसलिए हम इस बातको लेकर बड़ नहीं सकते 
कि संरक्षणोंके विचारको योजनामें से निकाल दिया जाये। यह बात सभीके घ्यानमें 
आयेगी कि दुर्भाग्यसे विशुद्ध भारतीय हिलोंसे पृथक विशुद्ध ब्रिटिक्ष हितोंके सम्वन्धर्में हमारी 


रो गरंड चैम्सफोडे द्वारा तेयार की गई रिपोर्ट जो 
१. वैधानिक सधारोंपर ई० एस० मॉम्टेग्यु और टोंड चेम्सफोड द्वारा तेपार क ०8858 
जुलाई, १९१८ को अकाशित की गई थी। श्री शास्त्रियरने अपने समाचारपत्र स्चंद ऑफ इंडियाममें 


प्रकाशित करनेके लिए उस्त योजनापर गांधीजीके विचार माँगे थे । 


४७२ | सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नीयतपर संदेह किया जाता है। इसीलिए इन हितोंके पक्षमें योजनामें सुविचारित संरक्षण 
दिखाई देते हैँ । मेरे खयालमें सबसे ज्यादा जरूरत इस वातकी है कि इन स्वार्थोके सम्बन्धमें 
एक सच्चा, खरा और सीधा समझौता कर लिया जाये। व्यक्तिगत रूपसे तो में इस 
विचारका हूँ कि अकेले अंग्रेजोंकी या अंग्रेजों और भारतीयों दोनोंकी मिली-जुछी चतु- 
राईसे कोई चमत्कारिक कानून बनानेकी अपेक्षा मेरा उपर्युक्त सुझाव अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। निश्चय ही में अत्यन्त विनम्न भावसे, परन्तु उतनी ही दृढ़तासे, यह कहना चाहता 
हैं कि इन स्वार्थोका खयारू भारतके हितोंके बाद ही किया जायेगा। इसलिए मेरा 
निवेदन है कि जहाँतक ये स्वार्थ भारतकी सामान्य प्रगतिसे असंगत हैं वहाँतक निश्चय 
ही ये जोखिममें हें। इस प्रकार यदि भेरी चलती तो में फोजी खर्चमें कमी कर 
देता। में अपने उद्योगोंसे स्पर्धा करनेवाले विदेशी मालपर भारी कर रूगाता और इस 
प्रकार देशी उद्योगोंकी रक्षा करता। में देशके प्रशासनमें अंग्रेज अधिकारियोंकी संख्या 
कमसे-कम कर देता -- में केवल उन्हींको रहने देता जिनकी आवश्यकता भारतोयोंको 
प्रशिक्षण या पथप्रदर्शन देनेके हेतु पड़ती। मेरे खयालसे उन्हें हमारा ध्यान खींचनेका 
केवल इतना ही अधिकार है कि उन्होंने हमारे देशकों जीता है, इसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं। हममें राष्ट्रीय अपनत्वकी भावना आते ही और अपनी खोई हुई चीजकों फिर 
ले छेनेंके अधिकारके प्रयोगकी शक्ति पैदा होते ही 'उनका यह अधिकार अवश्य ही 
समाप्त हो जायेगा। वे स्वयं विजेताके नाते अपना कोई दावा पेद् नहीं करते । उनकी 
यह बात सराहनीय है। इंडियन सिविरू सर्विस की कर्त्तव्यपरायणता और महान्‌ संगठन- 
शक्तिकी जो प्रशंसा की गई है, उससे सभी विना किसी कठिनाईके सहमत हो सकते 
हैं। जहाँतक आधिक पुरस्कारका सवाल है, इन पदोंपर अंग्रेजोंको वड़ी लम्बी-लम्बी 
तनख्वाहँ मिलती रही हैं और इसके अतिरिक्त हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता स्वयं 
उतके सदगुणोंका अनुकरण करके सर्वोत्तम रूपमें भ्रकट कर सकते हैं। 22 
संभवत: सुधारकी ऐसी किसी योजनासे भारतको लाभ नहीं पहुँच सकता जिसमें 
इस बातका ध्यान न रखा गया हो कि वर्तेमान शासनका उच्चस्तरीय खर्च अनापशनाप 
बढ़ा हुआ है और वह शासन इतना महँगा है कि उससे देश बर्बाद हो रहा है। मैरी 
दृष्टिमें अगर भारतको कानून, व्यवस्था और सुशासनकी इतनी कीमत चुकानी पड कि 
देशवासी बेहद गरीब हो जायें तो में कहूँगा कि ऐसा शासन हमें अत्यधिक महंगा व 
रहा है। सुधारोंके अन्तगंत बनाई जानेवाली परिषदोंका मार्गेदशेक सूत्र यह न होता चाहिए 
कि इस विकासशील देशकी बढ़ती हुईं आवश्यकताको देखते हुए कर कक जायें, बल्कि 
यह होता चाहिए कि उसका आर्थिक बोझ हलका किया जायें; क्योंकि आथिक बोझसे 
देशके महत्त्वपूर्ण विकासकी बुनियाद कमजोर हो' रही है। यदि इस बुनियादी तथ्यको 
स्वीकार कर लिया जाये तो हमारे हैतुके बारेमें तनिक भी सन्देहकी कब 
और में कोई भी जोखिम उठायें बिना कह सकता हूँ कि अन्य सभी | 
निहित स्वार्थ भारतीयोंके हाथोंमें पूर्ण रूपसे वैसे ही सुरक्षित रहेंगे जैसे वे स्वयं 284 
हाथोंमें है। ऊपर कही हुई मेरी बातसे स्पष्ट है कि कांग्रेस-लीग योजनाके द्वारा पल 
यह माँग पेश की गई है कि सिविक्त सविसकी ऊँची नौकरियोंमें से आधी भारतीयोंको 
तुरत्त दी जानी चाहिए, हमें उसको मनवानेके लिए जोर देना चाहिएं। मेरा यह कंधन 


पत्र : वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको ४७३ 


सरकारी योजनाके सम्बन्धमें मेरा दृष्टिकोण बताता है। जहाँतक इस सवारूका ताल्लक 
है वहाँतक यह्‌ मेरी सुविचारित सम्मति है; परल्तु में सम्राटकी सरकारके पास जिन 
सुधारोंका सुझाव भेजना चाहता हूँ वे सभी .इसमें नहीं आ जाते। मेरा खयालू है कि 
हम सब यथासमय इस योजनाका विवेचन संस्थाकी ओरस़े करेंगे; इसलछिए इस सम्वत्पमें 
में विस्तृत विचार कर भी सकूँ तो उसकी जरूरत नहीं जान पड़ती । 

: अन्‍्तमें में अपनी यह बात बताए बिना खत्म नहीं कर सकता कि मेरी समझमें हम 
लोगोंके सामने अपनी सम्मति मनवानेका--फिर वह सम्मति अन्ततोगत्वा कैसी भी 
हो --- सबसे अच्छा भागे कौन-सा है। इस ऐतिहासिक अभिलेखके अन्तिम भागमें कहा 
गया है कि हजारों सुधारवादी भारतीय इस योजनाकों बड़ी उत्सुकतासे पढ़ रहे हैं -- 
इस कथनसे में पूर्णदया सहमत हूँ। “एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलेमें जिस उत्तरदा- 
यित्वकी भावनासे ये सिफारिशें की जाती हैं, उत्तरदायित्वकी वह भावना यह जानकर 
और भी बढ़ जाती है कि जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही है तब भी फ्रांसकी रण- 
भूमिमें इससे भी बहुत अधिक महत्त्वके प्रदनोंका निर्णय करना अभीतक शेष है। 
भारतके भविष्यका निर्णय, दिल्ली या छ्वाइट हॉलमें नहीं, वहीं किया जायेगा।” ईइवर 
हम स्वराज्यवादियोंको यह सीधा-सादा सत्य समझ सकनेकी बुद्धि दे ! हमारी स्वतन्त्रताका 
प्रवेश-द्वार फ्रांसकी युद्धभूमिमें है। रक्त बहाये बिना आजतक किसीको कभी कोई 
उल्लेखनीय विजय नहीं मिली। यदि हम इतना करें कि स्वराज्यकादियोंकी एक 
अपराजेय सेनासे, जो मित्रराष्ट्रोंके उद्देशकी जीतके लिए लड़े, फ्रांसी रणभूमिको 
पाट दें तो यह लड़ाई हमारे उद्देश्यकी भी लड़ाई होगी। तब हम सुदूर भविष्यमें 
या निकट भविष्यमें ही नहीं, बल्कि तत्काल भारंतके स्वराज्य-प्राप्तिके अधिकारको 
सिद्ध करेंगे। इसलिए देशवासियोंको मेरी यही सलाह है; बिना किसी शर्तंके, अंग्रेजोंके 
साथ मिलकर विजयके लिए मृत्युपयन्त लड़ो और साथ ही अगर आवश्यक हो तो 
राजनैतिक सुधारोंके लिए मृत्युपर्यन्‍्त आन्दोलन करो। नौकरशाहीकी प्रबलतृतम विरोधी 
शक्तियोंपर विजय पानेका यही अच्छा, सीधा मार्गे है और निश्चित विजयके अन्तमें 
इसमें कोई दुर्भाव न' रहेगा। गम 

केवल अडुंगा-नीतिको अपनाकर और विध्वंसक आंदोलनसे उद्देश्यको प्राप्त करना 
असम्भव नहीं है, यह माना जा सकता है; परन्तु यह बात शीघ्र ही समझमें आ 
जायेगी कि यदि उन तरीकोंको काममें छाया जाये, तो अंग्रेजों और भारतीयोंके बीच 
दुर्भाव पैदा हो जायेगा और वह बात भावी साझेदारोंको मिलानेमें किसी खास योजक 
तत््वका काम नहीं करेगी। 

[अंग्रेजीसे | 

लीडर, २४-७-१९१८ 


३४७. पत्र: जमनालाल बजाजको 


| नडियाद 
। ; आपाढ़ शुक्ठ १० [जुलाई १८, १९१८] 
सुज्न भाईश्वी जमनालालजी, 
में मुंबईसे कछ रातकों आया। अमणमें रहनेसे पत्र आजतक नहिं लीख सका। 
आपका पत्र आनेसे में निचित हो गया हूं। भाई अंवाकालजीने रु० ५००० मेज दीये 
हैं और भाई शंकरलाल वबेंकरने 6० ४००० दीये हैँ। जिन भाई मेरी मिक्षाका अनादर नहीं 
करते हैं उनको मेरी जरुर्यत सुनानेमें मुझको संकोच लगता है [पर ] न सुनाना अन्चकंब 
होता है। इसलीये मेरी तिद्र इच्छा है कि जब मेरी भिक्षा स्वीकारनेंमें हरण हो उस 
वखत अस्वीकार करनेसे मेरी पर अनुग्रह होगा। 
आपका दरई तो अब तहन नष्ड हुआ होया। 
आपका 


मोहनदास गांघी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० २८४०) की फोटो-नकल्से। 


३४८. पत्र: आनन्दशंकर श्रुवको 


[नडियाद | 
जुलाई १८, १९१८ 
आदरणीय भाई, दे 
आपका पत्र मिला । क्या आपको अपने विस्तृत अव्ययनमें कोई ऐसी दवा मिली ही 
नहीं, जिससे चाहे हमारे स्गे-सम्बन्धी मरें, बीमार हों, हमारे हाथपर रेडगाड़ीकी लिड़की 
पिरे, और हमारे पैरमें ठोकर छगे लेकिन हम समस्त ढुःखोसे मुक्त रहें और केक 
ही अनुभव करें? क्या सचमुच अध्ययनसे शआप्त कप्डम उुछ कमी हो हा या 
वैद्य ही उसमें कमी कर सकता है? इसका जवाब जब आप अच्छ होकर मिलेंगे, तमी 
दीजिएगा। और मजदूर तो वैयंवान्‌ हैं, इसलिए प्रतीक्षा करेंगे। और अगर 5 
फलती हो, तो जरूर ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपका हाथ दुर््त फिर काम करने छगे 
इस बीच उनमें से अधिकतर तो पेंतीस नहीं, बल्कि पचास फीसदी वृद्धि लेने लगे न्‍ 
अम्बाक्लालभाई कह रहे थे कि वे आपके कानमें कुछ वात कहेंगे | उन्होंने मेरे कानमे 
कह दी है। परन्तु आप तो उनके मुँहसे ही सुनेंगे तो बच्छा होगा। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[गुजरातीसे | 
महादेवसाईनी डायरी, खण्ड हें 


३४९. पत्र : जगजीवनदास मेहताको 


[ नडियाद ] 
जुलाई १८, १९१८ 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे कोट और रुपयोंकी चोरी सुनकर अफसोस हुआ। 
_इुबछे और दो असाढ़ वाली बात हो गई। अताथाश्रममें कोई चोर है। दो-त्तीत वार 
ऐसा हो चुका है। किसीको चाहिए था कि तुम्हें चेता देता, परन्तु किसीको नहीं सूझा। 
तुम्हारा बुखार बिलकुछ चला गया होगा। भाई जीवराजको आर्जा ही पत्र लिख 

पाया हूँ। वह भी इसके साथ है। ठीक छगे, तो भेज देता। 
तुम्हारे व्यापारकी स्थितिकी कुछ कल्पना मुझे इस बार हुई। तुम जिस रुपयेसे 
व्यापारमें लगे हुए हो, वह मुझे दुःखकर प्रतीत होता है। मेरी सछाह किसी भी कामकी 
हो, तो तुम आज ही अपना व्यापार समेट छो, रुपये जिससे लिये हैं, उसे छौटा दो और 
कोई नौकरी तलाश कर लो। तुम्हें नौकरी मिलनेमें तो अड़चन पड़ ही नहीं सकती । 
तुम्हें केवल सादा जीवन बिताना हो, तो आश्रम खुला ही है। मेरा आग्रह नहीं है। 
संसार जिसे पुरुषार्थ मानता है, वह तुम्हें करना हो तो भछ्े ही करो, परन्तु करो अपने 
ही बलपर। इस काममें तुम जितनी ढिलाई करोगे, तुम्हें उतना ज्यादा पद्चात्ताप होगा । 
सब जगह सभी अपने ही हाथों दुःख भोगते हैं। किन्तु में जैसे-जैसे तुम्हारे कुंहुम्ब- 
जालको समझ रहा हूँ, वैसे-ही-वैसे तुम सबके बारेमें इस बातको अधिक अनुभव करता 
हूँ। उससे तुम छूटो। साहस करनेपर सबके हिस्सेमें जो ढुःझ् आता है, उतने से ही सन्‍्तोप 
मानो । अधिक न उठाओ । सारे सम्बन्ध साफ रखो । बापा तो खुद ही ढुःखके ढेर इकद्ठे 
करते हैं। वे जब धामिक जीवन विताते हैं, तब उनमें इतनी लोलपता क्‍यों है? ऐसी 
लोलूपताकों तुम किस लिए प्रोत्साहन दो? - . . यदि हम जितनी परवाह अफवाहोंकी 
करते हैं, उतनी अपने अन्तरके विचारोंको करें, तो हम देवताओंसे भी अधिक सुखी रहें। 
हम घरमें विद्यमान सुखको न पहचानकर चारों तरफ़ ढूँढते हैँ। तुम ऐसी ढूंढ़-खोजमें 

क्यों पड़ते हो ? 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१, गांधीजीके मित्र और चिकित्सक । 
२. मूलमें यहाँ ढुछ शब्द छूटे हुए हे 


३५०. पत्र: श्रीमती जगजीवनदांस मेहताको 


नडियाद 
जुछाई १८, १९१८ 

प्यारी बहन, ः 
तुम्हारा दुःख मुझसे नहीं देखा गया; फिर भी मेंने यह समझ लिया कि जो 
निर्दोष आनन्द मेंने तुममें देखा, वह न तो वापामें' देखा और न भाई जगजीवनदासमें | 
इससे मेरा हृदय छिंद गया है और मेंने भाई जगजीवनदासके नाम पत्र* लिखा है। 
उसे तुम दोनों हृदयस्य करो, खूब सोचो और बादमें साथ-साथ पुरुषार्थ करो। यह पत्र 
तुम दोनोंके लिए है। | 


[तुम्हारा, | 
[ गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
३५१. पत्र : कोतवालकी बहनको* 
नडियाद 


आपषाढ़ सुदी १० [जुलाई १८, १९१८] 

प्यारी वहन, 
आपका कार्ड मिला। भाई गोगटेका पत्र नहीं मिला। जान पड़ता है वह मेरे 
भिन्न-भिन्न पतोंपर भेजा जाकर कहीं खो गया है। मेने जब आपको पत्र लिखा था तब 
में अपनी लड़ाई सम्बन्धी प्रवृत्तिमें नहीं पड़ा था। में नहीं जानता कि अब में आश्रममें कब 
आकर रहूँगा। में समझता हूँ कि.यदि आप मेरी अनुपस्थितिमें आश्रममें आयें तो हक 0 37९84 
कष्ट हो सकता है और मेरा विश्वास है कि आपकी उपस्थितिसे भी 
संकोच होगा। आश्रममें फिलहाल जगह भी नहीं है। जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी 
तेजीसे मकान नहीं वन सके हैँ। इसलिए में आपको. आनेके लिए कहनेमें हिचकिचाता 
हैं। लेकिन यदि आप आश्रमकी कठिनाइयोंकों सहन कर सकें, मानव-स्वभावकों उसके 
विभिन्न रूपोंमें स्वीकार करनेको तैयार हों और आश्रममें मेरी उपस्थितिको भी जरूरी 
न समझती हों तो आप आ सकती हैं। भाई कोतवाल वहाँ हों तो उनसे सलाह करके मुझे 


१, जगजीवनदासंके पिता । ु 

२. देखिए पिछला शीपैक । 

३. साधन-सूत्रमें पानेवाछाक्ा नाम नहीं दे परन्तु गोगंटे और कोतवाल्के उल्डेखसे ऐसा लगता है कि यह 
कोदवालकी बदनको छि्ा गया था । देखिए “ पत्र: रामभाऊ गोगदेको ”, १७-५-१९१८ । 


सैनिक-भरतीकी अपील ४७७ 


लिखें। वे आपको भेरे इस प्रकार छिखनेका अभिप्राय समझा देंगे। में चाहता हूँ कि 
आप आश्रममें रहें । लेकिन में यह भी चाहता हैँ कि आप ऐसा वातावरण होनेपर 
ही आयें कि फिर आश्रमसे कभी न जायें। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३६१७)की फोटो-नकऊसे। 


३५२- भाषण : नडियादमें' 


जुलाई १८, १९१८ 
गांधीजीने बताया कि किस प्रकार पिछले दो सौ ब्षोर्मे बीमारियोंसे गुजरातके 
लोगोंमें सेनिक-भावना क्षीण पड़ गई है और इस बातपर जोर दिया कि भरतीका काम 
शुरू करनेसे पहले यह जरूरी है कि वे इस तथ्यकों समझ लें। उन्होंने कहा कि में अपने 
सार्गकी कठिनाइयोंको पूरी तरह समझता हूँ; परन्तु सेंने उनको पार करनेका निदचय कर 
लिया है, क्योंकि जिस_दिनसे दिल्ली सम्मेलन हुआ है, उसी दिनसे मेंने यह मान लिया 
है कि इस समय प्रत्येक भारतीय देशभक्तका सबसे पहला कत्तंव्य फौजी भरतौमें मदद 
करनेका है। सेरे पास भारतके अनेक भागोंसे इस आद्ययके पत्र आये हैं कि में वहाँ जा- 
कर उन लोगोंके फौजी भरती अभियानमें सहायता दूं। परन्तु जबतक मेरे गुजराती भाई 
ही आनाकानी करते हों तबतक में निःसंकोच भावसे वहाँ नहीं जा सकता। 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, २२-७-१९१८ 


३५३. सेनिक-भरतीकी अपील 


नडियाद 

जुलाई २२, १९१८ 
पत्रिका -- २ की 

पहली पत्रिका लिखें हुए आज एक महीना हो गया। इस बीच मुझे और मेरे 

साथ काम करनेवाले भाइयोंको बहुत-सा अनुभव हुआ है। नडियाद, करमसद, रास, 
कठलाल और जम्वूसर वगैरा जगहोंपर सभाएँ की गईं । सैकड़ों स्त्री-पुरुषोंसे बातचीत हुईं । 
जो अनुभव हुआ, उसे में आपके सामने रखनेकी इजाजत चाहता हूँ । मुश्किलसे सौ 
आदमी भरती हुए होंगे। एक मासके समय और जो प्रवास किया है, उसका जब खयाल 


१. जिस सभामें गांधीजीने अपने विचार व्यक्त किये थे उस समभाकी अध्यक्षता उत्तरों क्षेत्रके 
कमिश्नर एफ० जी० प्रैव्ने की थी । उसमें जिले-मरके अधिकारी और प्रमुख गेर-सरंकारी होग भी 


शामिल हुए ये । 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करता हूँ, तब यह संख्या मुझे बहुत कम छूगती है। लोगोंकी स्थितिका. 
तो मुझे महसूस होता है कब कि इतने आदमी तैयार हो गये, यह भी बी बह 
जिस वर्गेने कभी लड़ाईमें भाग नहीं लिया और जिसने किसीपर लाठी तक नहीं उठाई 
उस वर्गके छोग फौजमें भरती हुए हूँ। तब जो वर्ग लड़नेके योग्य है, उसे तैयार क्या 
जा सके, तो अपार सेना खड़ीं की जा सकती है। समझदार वर्गकी कमियां इस अवसर- 
पर साफ दिखाई देती हैं। में ' शिक्षित ' के वजाय ' समझदार ” शब्दका प्रयोग कर रहा 
हू ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ अपने कर्तंव्यका पालन करें, तो जो वर्गं कुदरती तौरपर 
लड़ाईमें जानेंके लायक हो, उसपर असर डाल सकते हूँ। भेरे अनुभवसे समझदार वर्गकी 
बहुत बड़ी कमजोरी साबित होती है। वे राष्ट्रीय काममें पूरी दिलचस्पी नहीं छेते, 
इसलिए भरतीका काम कठिन हो जाता है। अतएवं जिन समझदार छोगोंके हाथमें यह 
पत्रिका आये, वे अगर इस काममें विश्वास रखते हों, तो तैयार होकर इस महान 
कार्यके लिए अपढ़ और नासमझ लोगोंको प्रेरित करें। । ॥ 
किन्तु समझदार लोगोंमें मेंने ऐसे भी देखे हें, जिन्हें इस कार्यमें विद्वास नहीं 
है। यह पत्रिका उन्हींके छिए लिखी गई है। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे पत्रिकाको 
ध्यानपूर्वेक पढ़ें। समझदार आदमीका काम है कि वह्‌ प्रस्तुत परिस्थितिका खयाल करके 
अपने कत्तंव्यकी रूपरेखा तैयार करे। अगर हम अंग्रेजोंसे अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहते 
हों, तव तो हमें अवश्य ही मदद नहीं देनी चाहिए। यह कहनेवाले लोग थोड़े ही पाये 
गये हैं कि इस सम्बन्धनों हम तोड़ना चाहते हँ। यह तो सभी समझ सकते हैँ कि 
आजकी स्थितिमें सम्बन्ध तोड़नेके हिमायती भी सम्बन्ध नहीं तोड़ सकते। कुछ भी हो, 
इस समय हमारा उद्धार अंग्रेजोंकी सहायता करनेमें ही है। उनकी मदद करना हमारी 
अपनी मदद करनेके बरावर है। जहाँ हमारा और उनका स्वार्थ एक ही दिद्यामें जाता 
है, वहाँ एक-दूसरेके दोपोंका चिन्तन करके परस्पर मदद न देना बड़ी नादानीका काम 
होगा । हम जिस गाँवमें रहते हों, उसपर बाहरी शत्रुका धावा हो और उससे सारे गाँवको 
नुकसान होनेकी सम्भावना हो, तो हम आपसी शत्रुताकों भूल जायेंगे और आये हुए संकटको 
दूर करनेके लिए गाँवमें रहनेवाले श्त्रुकी मदद करेंगे और डाकुओंको निकाल बाहर 
करेंगे। इस समय इस युद्धमें यही हो रहा है। इस समय समान विपत्तिका सामना 
करना हमारे लिए जरूरी ही नहीं वल्कि हमारा फर्ज भी है। दूसरी शंका यह उठाई गई 
है कि हम सर्वोत्तम लोगोंको युद्धमें भेजकर मरवा डालें, यह कहाँका धर्म है? इस तरह 
तो सारे स्वराज्यवादी मारे जायेंगे, फिर हम स्वराज्य कैसे लेंगे ? यह शंका अगर बुद्धिमान 
समझे जानेवाले लोगोंने न की होती, तो में इसे हास्यास्पद कहता । यह तो स्पष्ठ है कि 
यदि भारतमें पाँच ही लाख स्वराज्यवादी हों, तो हम स्वराज्यके लायक नहीं हैं। परन्तु 
शंका करनेवाले लोगोंका कहना यह है कि स्वराज्यवादी कितने ही हों, स्वराज्यका 
आन्दोलन करनेवाले समझदार लोग तो पाँच छाखसे भी कम हूँ। यह सच है। सिफ 
एक बात भुला दी जाती है। पाँच लाख मरनेवाले लोगोंको तैयार करनेमें पचास 
छाख छोगोंके कानोंमें युद्ध और स्वराज्य वगराकी वातें पहुँचेंगी । हम पाँच छाख 
स्वतन्त्र लोगोंको तैयार करना चाहते हैं। वे समझकर अपनी इच्छासे जायेंगे। उन्होंने 
अपने मित्रों और स्मे-सम्बन्धियों वगैरासे सछाह ली होगी, यानी जानेवाले पाँच छाख 


सैनिक-भरतीकी ,अपील ४७९ 


आदमी अपने पीछे अपने जैसे छाखोंको छोड़ जायेंगे। सच बात तो यह है कि हम लड़ाई 
करनेकी शक्ति ही खो बैठे हैं और हमारी वीरताका नाश हो गया है। हममें अपनी 
स्त्रियोंकी रक्षा, करने तक की शक्ति नहीं है। धर्मके नामपर हम कम (कत्तंव्य) को भूल 
गये हैँ। दिन-दहाड़े देहातमें डाका पड़े, तो उसके विरुद्ध भी हम खड़े नहीं हो सकते। 
एक हजारकी आबादीमें आठ आदमी आकर लूटपाट करके चले जायें, ऐसी स्थिति सारी 
दुनियां मारतमें ही सम्भव है। शरीरसे गाँववाले इतने दुबंछ कदापि नहीं हे कि वे 
आठ आदमियोंकों, भी न खदेड़ सकें। परन्तु उन्हें मौतका बड़ा. डर है। ऐसी लड़ाईमें 
पड़कर अपनी जान जोखिममें कौन डाले ? डाकू छूटते हैं तो छूट लें। यह तो 
सरकारका काम है, वही निबटेगी, यह सोचकर वे घरमें घुसे रहते हैँ। पड़ोसीका 
घर जले, उसकी इज्जत लूटे और माल जाये, तो भी इन तत्त्वज्ञानियोंको परवाह 
नहीं । जबतक इस तत्त्वज्ञान (अन्धकार) का नाश- नहीं हो जाता, तबतक भारतमें 
सच्ची शान्ति नहीं होगी। स्वाभिमानी व्यक्तिके लिए यह स्थिति असहाय होनी चाहिए 
कि सरकारी या दूसरे सिपाही आयें, तभी गाँव बचे । ऐसी स्थितिसे बचनेका तात्कालिक 
उपाय हमारे हाथमें मौजूद है। सेनामें भरती होनेसे हमें हथियार चलाना आयेगा, हममें 
राष्ट्रीय भावना पैदा होगी और हम गाँवोंकी रक्षा करनेके योग्य बनेंगे। 

हम चले जायेंगे, तो हमारे बाल-बच्चोंका कया होगा ? यह सवाल तो सभी पूछ 
सकते हैं। लड़ाईमें जानेवाले छोगोंको हर महीने भोजन-वस्त्रके सिवा वेतन मिलता है; 
उन्हें कमसे-कम १८ रुपये मिलते हैं। योग्यतानुसार उनका दर्जा भी बढ़ता-है और वेतन 
भी बढ़ता है। अगर किसीकी मृत्यु हो जाये, तो उसके बालढू-बच्चोंका भरण-पोषण 
सरकार करती है। लड़ाईसे लौटनेवाले लोगोंको इनाम-इकराम दिया जाता है। मुझे 
विश्वास है कि अन्तमें जो आर्थिक छाभ सिपाहीगीरीमें है, वह दूसरे धन्धोंमें हरगिज 
नहीं मिलता | हि हा] 

परन्तु “ये छाभ तो अंग्रेजोंको ही मिल सकते हैं, हमें कहाँ मिलते हूँ ? ” -... मेंने 
लोगोंको ऐसा भी कहते सुना है। उनसे मुझे कहना है कि हमारे उद्योगसे पाँच छाख 
समझदार आदमियोंकी सेना बन जाये और उन्हें अंग्रेजोंके बराबर ही हक न मिलें, यह 
हो नहीं सकता। ऐसा हो, तो इससे उन पाँच छाख्र छोगों और नेताओंकी ही कमी 
साबित होगी। पाँच लाख स्वयंसेवकॉकी सेना खड़ी हो जाये, तो उसे अंग्रेज सेनाकी 
बराबरी मिलेगी और उतने ही हक भी मिलेंगे। पाँच लाखकी इस तरहकी सेना वन 
जानेमें ही हमारे अधिकार समाविष्ट हें। हि 

कुछ कहते हैँ कि आप बिना शर्तेके लड़ाईमें जानेको कहते हैँ। दूसरे सलाह- 
कार कहते हैं कि बराबरके अधिकारोंका वचन झेकर जाओ। तीसरे कहते हूँ, हम 
जानेके लिए बँथे हुए ही नहीं हैं। हमें खुद अपने सिर मुसीबत न लेनी चाहिए। 
हम इन तीन सलाहोंसे चक्‍्करमें पड़ जाते हैँ। हमारे खयालसे तो समझदारी इसीमें 
मालूम होती है कि हम जिस हालतमें हैं, उसीम रहें । मेरा नम्र उत्तर यह है कि 
छसी बातें तो कायरोंकी होती हैं। ज्यों-ज्यों समय वीतेगा त्यो-त्यों दल बनेंगे, अछग- 
अलग मत बनेंगे, उन सबपर आपको विचार करना पड़ेगा । जिस स्व॒राज्यको लेनेकी 


४८० सम्पूर्ण ग्रांधी वाइुमय 
प्रतिज्ञा आप और. हम सबने ली है, उसी प्रतिज्ञाके लिए लड़ाईमें भाग न लेनेकी बात 
करना में तो स्वराज्यका द्रोह मानता हूँ। | ह 

सेनामें मरती होनेकी शर्त तय करानेके फेरमें हमारा भरती होने और स्वराज्यकी 
योजनाके भी स्थग्रित हो जानेका खतरा है। सेनामें भरती होनेमें ही स्वराज्यकी और 
हमारे देशकी सुरक्षा है। यह तो सभी दल मंजूर करते हैं कि सेनामें भरती होनेसे 
स्वराज्यको धवका हरगिज नहीं पहुँचेगा। इसलिए में यह भानता हूँ कि तुलनात्मक 
दृष्टिसे भी तीनों वातोंमें से फौजमें शरीक होता ही अच्छा माता जायेगा। मुझे उम्मीद 
है कि खेड़ा जिलेके भाई अपना फर्ज अदा करेंगे और अपना नाम स्वयंसेवकोंमें 
लिखा देंगे या सीधे आश्रममें भेज देंगे। 

मुझे उम्मीद है कि बहनें भी इस काममें सहायता देंगी। मैं जानता हूँ कि कुछ 
बहनें अपने पतियों और पुत्रोंको जानेंसे रोकती हूँ। वे गहराईमें जाकर विचार करेंगी, 
तो समझ जायेंगी कि उनके पत्तियों या पुत्रोंके वीर पुरुष बननेमें उनका हित है, देशका 
हित तो है ही। 

आपका चिरसेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३७५४. पन्न : एस्थर फरिगको 
वम्बई 
जुलाई २३, १९१८ 


प्यारी बिटिया, 

में इस संकल्प-विकल्पमें पड़ा हूँ कि तुम्हें पत्र लिखूँ या न लिखूँ । तुम्हारे पत्रको 
पढ़कर मुझे दुःख हुआ है। आज में आश्रममें हूँ; मेंने तुम्हारी भेजी हुई ० बंडी 
अभी पहनी है। इसका पता तो मुझे आज ही चला है। यह भेरे नापकी नहे है। 
आस्तीनें बहुत छोटी हैं, परन्तु इससे कोई हानि नहीं। में इसे पहन रहा है और 
जबतक चजढ़ेगी, पहनता रहेंगा। । 

परे मनमें इस बारेमें जरा भी शक नहीं है कि तुम अपना करार चुपचाप पूरा 
करोगी चाहे तुम्हारे आश्रममें आने या मुझे पत्र झिखनेपर रोक भी लगा दी गई हो। 
इस प्रकारके बलातू नियल्त्रण और प्रतिवन्धसे तुममें अधिक मनोबल और निरवय-वऱ् 
आयेगा । गा हे 
अगर तुम्हें मुझे पत्र लिखने और भेरे पत्र लेनेकी अनुमति मिल जाये तो यह 
भी बड़ी बात होगी। जो भी अन्तिम निर्णय हो मुझे अवश्य लिखना। 


पत्र : गोविन्द मालवीयको ४८१ 


मेन सत्याग्रह फिलहाल स्थगित कर दिया है। समाचारपत्रोंमें प्रकाशित मेरा पत्र 
पढ़ लेना ? 


स्नेह, तुम्हारा, 
वापू 
[ अंग्रेजीसे | 
भाई डियर चाइल्ड 
३५५. श्रीमती पोलकको लिखे पत्रका अंश 
[ बग्बई | 


जुलाई २२, १९१८ 
प्रिय श्रीमती पोलक, 

» » » जीवन-सम्बन्धी मेरे अपने दृष्टिकोणमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं । मुझे 
महसूस होता है कि कुछ पुराने जालछे कट रहे हूँ। किन्तु इस विषयमें जब मुझे कुछ 
अधिक समय मिलेगा तब लिखूँगा। 

[अंग्रेजीसे | 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 

सौजन्य : नारायण देसाई 


३५६. पन्न : गोविन्द सालवीयको 


[ बम्बई ] 

जुलाई २२, १९१८ 

तुम्हारा पत्र आनेसे में बहुत खुश हुआ। हम जिनको मुरव्बी' समझते हैं, उनके 

पास हम अपना सब आवेग खोल सकते हूँ, खोलना आवश्यक है। मुझको पत्र 

लिखकर तुमने उचित कार्य किया है। भरतीमें क्या अत्याचार होता है, वह में नहीं 

जानता। यदि ज्यादा होता होगा, तो भरतीमें मेरे शामिल होनेकी ज्यादा आव- 
इयकता है। 

मॉण्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना मेरी रायसे बड़ी-अच्छी है। उसकी त्रुटियाँ हम आन्दो- 

छन करके दूर करवा सकते हैं, परन्तु योजना कसी भी हो, मेरा निरिचत मन्तव्य है कि 

हमें युद्धमें दाखिल होना चाहिए। हम अंग्रेज प्रजाका उपकार करनेके लिए दाखिल नहीं 

होते हैं। लेकिन देशकी सेवा करनेके लिए देशका स्वार्थ देखकर हम भरती होना चाहते 

हैं। में भारतवर्षकी दुर्देशाका क्‍या वयान करे ? में स्पष्ट देख सकता हूँ कि भारतवर्पको 


१, बुजुर्ग 
१४-३१ 


४८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सच्चे स्वराज्यकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती। में मानता हूँ कि अब गैनेसे 
हम दो कार्य कर सकते हैं; हममें वीरता पैदा होगी, ह ब क दी 
लेंगे और जिनके साथ हम हिस्सेदार होना चाहते हैं, उनको मदद देकर हमारी योग्यता 
ज्यादा सिद्ध करेंगे। उनके अत्याचारोंका विरोध करना और उनके कष्टमें हिस्सा लेना, 
ये दोनों कार्य करना हमारे लिए योग्य है। में चाहता हैँ कि तुम इस प्रश्नपर खूब 
शान्तिसे विचार कर लो। मेरी सलाह है, यह पत्र देवदासकों भेज देना और उसके 
साथ भी इस विवयमें वार्ताछाप करना। 


मोहनदास गांधी 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड' ४ 


३५७. पत्र: पुंजाभाई शाहको 


[ बम्बई ] 
जुलाई २२, १९१८ 


सुज्ञ पुंजाभाई, 

जिसे हमने धर्म समझा है, वह धर्म नहीं है। अहिसाके नामपर हम भारी हिंसा 
करते हैँ) खून वहानेसे डरते हैँ; किन्तु दिन-रात खून चूसते हैं। वनिये अहिसा-धर्मका 
पालन कर ही नहीं सकते। कुछ श्रावकोंके शुष्क त्याग्रमें या चींटियोंको खिलामेमें धर्म 
नहीं है। शरीरका मोह त्यागे विना मोक्ष नहीं मिर्त सकता और आत्माकी पहचान नहीं 
हो सकती। आपको इस वातकी प्रत्तीति हो जाये और आप सच्चे सोक्ष-मागेका दर्शन 
करना चाहें, तो मेरी सलाह यह है कि आश्रमको अपनाइए। जो मकान बनाने हैं, उन्हें 
आप पूरे कराइए और मगनलछारको फिलहाल मुक्त कर दीजिए । आपको नौकर चाहिए। 
परसरामको रख लीजिए। मगनलालककों मुक्त करनेकी जरूरत मालूम होती है। आप 
गहरा विचार कीजिए। आपको यह ज्ञान जब दीयेकी तरह ही सूझे, तभी आय इसमें 
पड़िए। सूझेगा तो आश्रममें बहुत शान्ति अनुभव करेंगे। नहीं सुझेगा तो थोड़े ही समयमें 
ऊब जायेंगे। आप, फूलचन्द और मगनराल मिलकर विचार करें। पहले तो आप अकेले 
ही विचार कीजिए । 


मोहनदासके भगवत्-स्मरण 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३५८. पत्र: महादेव देसाईको 


नवागाँव 
पूर्णिमा [जुछाई २३, १९ १८ ] 

भाईश्री महादेव, 
आपने रोब किया, इसलिए आप नहीं आ सके और शिवाभाई भी नहीं आ सके+१ 
हम दोनों पैदक बहुत आरामसे यहाँ आ गये और सवा दस वजे पहुँच गये। लोग 
चकित रह गये। सर्कल इन्सपेक्टरने जो जहर फैलाया है उसे तो टूर करना ही चाहिए। 
इसी कारण हम दो-चार दिन यहाँ रुकेंगें। आप अथवा शिवाभाई डाक लेकर आ 

जाना । 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनहच: ] 
अनसूयाबेनको खबर देना कि हम यहाँ बृहस्पतिवार तक तो हैं ही। 
डाकके लिफाफे, कार्ड और सादे लिफाफे लेते आना अथवा भेज देना । 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९० ) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट । 


३५९. पन्न: सर एस० सुनब्नह्मण्यमुको 


[ नवागाँव ] 
जुलाई २४, १९१८ 


प्रिय सर सुब्रह्मण्यम, 

मुझे आशा है कि इस पत्रको आप मेरी धृष्टता नहीं समझेंगे। मुझे बहुत दिनोंसे 
आपकी भाषा असन्तुलित लरूग रही है; ऐसी भाषा एक योगीको शोभा नहीं देती। आपके 
आरोप मुझे बहुत-सी बातोंमें विचारहीन मालूम हुए । मेरी नम्न रायके अनुसार आप 
जितने स्पष्टवादी और निर्भय हैं, उतने ही सत्यपरायण रहे होते तो आपने देशकी 
जितनी सेवा की है, उससे कहीं अधिक कर पाते। आपके मुखसे अविचारपूर्ण और कप अनु- 
दार शब्द मिकलना असत्यके समान माना जायेगा। आपकी राजनीति कि ढँगकी 
नहीं है, बल्कि उसका आधार धार्मिक है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि देशके सामने 


१, मद्रात्त उच्च न्‍्यापारूयके अवकाश-आ्राप्त न्‍्यावाधीश । 


४८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
आप एक सच्चे भारतीय सज्जनका शुद्ध उदाहरण उपस्थित ऐसा करनेकी 
शुः ते करें। ऐसा में 
2 ऐसा करनेकी आपनमें 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३६०. पत्र: विनोबा भावेकों 


| तवागाँव ] 
जुलाई २४, १९१८ 
तुम्हारा विचारणीय पत्र मिला। 
आदर्श तो तुमने लिखा है, वही है। यह भी सही है कि उस आदर्शको सिद्ध करनेके 
लिए शिक्षक गुजराती ही चाहिए। परन्तु उसके अभावमें महाराष्ट्रके शिक्षकका उपयोग 
अनुचित नहीं माना जा सकता। चरित्रहीन गुजराती शिक्षककी वनिस्वत चरित्रवान्‌ 
मराठी शिक्षक भी हो, तो उसे में अच्छा समझता हूँ। अभी तो मेरे तरीकेके अनुसार 
पढ़ानेवाला गुजराती मिलना मुहिकल है। तुम न हो, तो संस्कृत शिक्षण बन्द हो जाये 
था फिरसे काकाकों' पढ़ाना पड़े, ऐसी दयनीय स्थिति है। इसलिए अभी तो आदशैको 
ध्यानमें रखकर तुम्हें ही संस्कृत पढ़ानी है। 
महाराष्ट्रमें प्रवेश करनेकी मेरी तीन्न इच्छा है। परन्तु अभी समय नहीं है। मेरी 
योग्यता नहीं। इतने मनुष्य हमारे पास नहीं हैं। तुम, काका और मामा मेरे सम्पर्कर्मे 
जाये हैं। इसमें परमात्माकी कोई इच्छा न हो! भाई देशपांडेके साथ मेरा सम्बन्ध, 
भारत सेवक समाज (सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) पर मेरी श्रद्धा, महाराष्ट्रके प्रति 
मेरा मोह, चम्पारनमें महाराष्ट्रियोंसे प्राप्त भारी सहायता, महाराष्ट्रके संगीत-शास्त्रीका 
आगमन, भाई कोतवालकी वहनका कुछ समयमें होनवाला प्रवेश, भाई नारायणरावसे 
जान-पहचान, यह सब सूचित करता है कि महाराष्ट्रमें मुझे कुछ-न-कुछ विद्येप करना 
है। परत -- 
' त्ीपजें नरथी तो कोई नव रहे दुःखी, 
शत्रु मारीने सहु मित्र राखें।” 
इसलिए इस महत्त्वाकांक्षाके वाद भी क्या होगा यह कौन जानता है? 


१. काका कालेलकर | 

२. केशवराव देशपाडे (१९८८-१९३९); वड़ौंदाके सुप्रसिद्ध सावैजनिक कार्येकर्ता व बेरिस्थ: 
गंगानाथ भारती विद्याल्यके संस्थापक । 

३. मनुष्यक्रा वस चछे तो कोई दुःखी न रहे । शत्रुकों मारकर सब मित्रकों दी रखें । 


पत्र : देवदास गांधीको ड८प्‌ 


कल अब इच्छा में 83083 रखूंगा। में भी तुम्हें अपने सहवासमें रखना चाहता हें, 
हैं पम्भव नहीं दिखता। तुम आश्रमवासी ही हो; इसमें तो सन्देहकी कोई 
बात ही हो नहीं सकती। ह 7 
बापू 
[ गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३६१. पत्र: देवदास गांधीकों 


[ नवाग्राँव | 
जुलाई २४, १९१८ 
चि० देवदात, 

आजका मेरा पत्र बहुत दुःख़द समाचार देनेवाछा सावित होगा। भाई सोरावजी 
जोहानिसवर्गमें थोड़ी किन्तु सल्त बीमारी भोगकर चल बसे । मृत्युके भयसे तो हम थोड़े- 
बहुत अंबर्में छूट गये हेँ। फिर भी ऐसी मौत खटके विना नहीं रह सकती। सबको 
ऐसी आशा थी कि भाई सोरावजी दक्षिण आफिकामें ढारू बनकर रहेंगे और जबरदस्त 
काम करेंगे । वह आशा आज वष्ट हो गई है। दक्षिण आफ्रिका्में उन्की मृत्युसे शोक छा 
गया है। यह वहाँके तारोंसे समझमें आता है। ईद्वरकी लीला न्यारी है। कर्मका नाश 
नहीं होता, सारी प्रवृत्ति अच्छे-बुरे फल देती ही है और जिसे हम आकस्मिक घटना 
मानते हूँ, वह भी दरअसल आकस्मिक नहीं होती। वह हमको ही आकस्मिक मालूम 
होती है। कोई अपनी मौतसे पहले नहीं मरता। और मौत किसी वस्तुका क्रेवल अस्तिम 
खपान्तर है; वह सर्वथा विताश नहीं है। आत्मा तो अमर है। रुपान्तर भी शरीर॒का 
हीता है। स्थिति बदलती है, आत्मा नहीं वदलती। यह सब ज्ञान शान्ति देनेके लिए 
काफी है। यह ज्ञान हम पचा सके हैं या नहीं, इसकी परीक्षा ऐसे मौकोंपर होती है। 
सोरावजी तो अमर हो गये। उन्होंने सभी काम ऐसे किये हें, जिनसे उनके देश्षकी कीर्ति 
उज्ज्वल हो। अगर हम अपना फर्ज अदा करते रहें, तो उत्तके चले जानेंसे कोई हानि 
नहीं होगी। आत्मीय जनोंकी मृत्युसे हमें अपने कर्त्तेव्यका अधिक भान हो, तो प्रियजनोंका 

वियोग न खटके। 
बापू 


[गुजरातीसे | 
महदेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३६२. पत्र: बलवन्तराय ठाकोरको 


[ नवागाँव 
जुलाई २४, १९१८ 
आपका पत्र मिला। मुझे छगता है, जब हमारी पालियामेंट बनेगी, तब हमें फौज- 
दारी कानूनमें एक धारा जुड़वानेका आन्दोलन करना पड़ेगा। यदि दो व्यक्ति भारतकी 
एक भाषा जानते हों और इसपर भी उनमें से कोई एक दूसरेको अंग्रेजीमें पत्र लिखे 
यथा एक दुसरेसे अंग्रेजीमें बोले, तो उसे कमसे-कम छः: महीनेकी सख्त सजा दी जायेंगी। 
ऐसी दफाके बारेमें अपनी राय चताइए और स्वराज्य न मिले, तवतक जो अपराध करे, 
उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह भी वताइए। 
सैनिक खर्च किस तरह घट सकता है, इसके वारेमें आपकी राय समझ ली है। 
किन्तु अभी तो दिल्ली दूर है। जब हम स्वराज्य ले हछेंगे, तव जो परिस्थिति होगी, 
उसपर यह बहुत-कुछ निर्भर रहेंगा। 
क्या स्व॒राज्यकी तैयारी धीमे-धीमे नहीं हो सकती ? मेरे खयालसे तो यह स्थिति 
धीरे-पीरे ही प्राप्त की जा सकती है। फिर, विवाहसे पहले सगाई तो होती ही है। 
अंग्रेजीमें तो प्रणय-काल बहुत लम्बा होता है। विवाहकी उपमा तो दोनों विचारोंपर लागू 
नहीं होती है। क्रान्ति तात्कालिक परिवर्तन है। ऐसे परिवतंन शान्त ढंगसे होते ही 
नहीं। इसलिए ' शान्तिमय क्रान्ति ” तो परस्पर विरोधी शब्द-प्रयोग है। भारत शान्ति 
और तात्कालिक परिवतेन दोनों चाहता है। यह कैसे सम्भव हो? 
यह ठीक है, आपके पत्रोंका सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जायेगा। हम यह 
चाहते हैँ कि थोड़े अर्से वाद “निजी ' शब्द लिखनेकी जरूरत न पड़े। 
में आज गाँवमें कुछ जाँच करने आया हूँ। थोड़ा समय था, इसलिए विनोद कर 
लिया। अभी थोड़ा बाकी है। खेड़ाकी लड़ाईके ओऔचित्यके वारेमें अभीतक आपको 
शक है, तो उनकी तरफसे में आपको यहाँ आकर प्रत्यक्ष देखकर अपनी शंका दूर 
कर छेनेका निमन्त्रण देता हूँ। अभीतक जिनकी शंका दूर न हुईं हो, ऐसे तो मेरी 
जानकारीमें केवढछ आप ही हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
'[ गुजरातीसे [ 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३६३. पतन्न: सगनराल गांधीको 


| नवागाँव 
गुरुवार, [जुलाई २५, १९१८] 
चि० मगनलाछ, 


तुम्हें रावजीभाईने डरा दिया। रावजीभाईको मेंने डराया। उन्होंने मेरे शब्दोंका 
आवश्यकतासे अधिक अर्थ किया है। मेरे आदर्श नहीं बदले। भारतमें मुझे वहुत कड़वे 
अनुभव हुए हैँ फिर भी मेरे विश्वास ज्योंके-त्यों हें। हमें पश्चिमसे कम ही सीखना 
है। मेंने यहाँ जो बुराइयाँ देखी हैँ, उनसे मेरे मूल विचारोंमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस 
लड़ाईसे भी फर्क नहीं पड़ा। जो था, वह साफ हुआ है। मुझे ऐसा नहीं जान पड़ा कि 
हमें पाइचात्य सभ्यता अपनानी है। ऐसा भी नहीं छगा कि हमें शराव, मांसादि ग्रहण 
करने पड़ेंगे। यह जरूर छूगा है कि स्वामिनारायण! और वल्लभाचायंने हमारे पौरुषका 
अपहरण किया है। उन्होंने मनुष्योंकी रक्षण-शक्ति छीन ली है। लोगोंने शराब, वीड़ी 
वगैराका त्याग किया, यह तो ठीक ही हुआ। किन्तु यह कोई साध्य वस्तु नहीं है, यह 
तो साधन है। बीड़ी पीनेवाला चरित्रवान्‌ हो, तो वह इस लायक है कि उसका सत्संग 
किया जाये; और जन्‍्मसे बीड़ीका त्यागी व्यभिचारी हो, तो किसी कामका नहीं है। 
स्वामिनारायण और वल्लमभाचार्यका सिखाया हुआ प्रेम भावुकता है। उससे शुद्ध प्रेम पैद 
नहीं हो सकता। अहिंसाका शुद्ध लक्षण तो उन्होंने सोचा ही नहीं । बहिसा चित्तवृत्तियोंका 
सिरोध है। उसका मुख्य प्रयोग मनुष्योंके आपसी सम्बन्धोंमें है। इसकी तो गन्धतक 
उनके साहित्यमें नहीं पाई जाती। उनका जन्म हमारे इस विषम कालमें हुआ और 
उस वातावरणसे वे मुक्त नहीं हो सके। उनका असर गुजरातपर बहुत अधिक हुआ। 
तुकाराम और रामदासका वैसा असर नहीं हुआ। तुकारामके अभंगों और रामदासके 
इलोकोंमें बहुत पुरुषार्थ है। वे भी वैष्णव थे। वैष्णव-सम्प्रदाय और वल्लमाचार्य तथा 
स्वामिनारायणकी शिक्षाकों मिला न देना । बैष्णव-सम्प्रदाय बहुत पुराना है। में यह वात 
नहीं देख सका था कि हिंसामें अहिंसा है। वह अब देखने लगा हूँ। यह बड़ा परिवर्तन 
हुआ है। शराबमें मस्त हुए मनुष्यको अत्याचार करनेसे रोकनेका फर्ज नहीं समझा था, 
महाव्यथासे पीड़ित कुत्तेके प्राण ढेनेकी जरूरत नहीं समझी थी, पागल कुत्तेको मारनेकी 
आवश्यकता नहीं समझी थी। इन सभी हिंसाओंमें अहिसा है। हिसा शरीरका गुण है। 
विषयवृत्तिका त्याग ब्रह्मचयें है, परन्तु हम अपने लड़कोंका पालन इस तरह नहीं करते 
कि वे नपुंसक हो जायें। वे अत्यन्त वीर्यवान्‌ होनेपर भी अपनी विपयन्द्रियको रोकें, 
तभी वह ब्रह्मचर्य है। इसी तरह हमारे बच्चे शरीरसे बलवान होने ही चाहिए। वे 
हिंसा-वृत्तिका सर्वेधा त्याग न कर सकें, तो उन्हें हिंसा करने देकर, लड़नेकी शक्तिका 


१, स्वामी सहजानरू, १७८१-१८३३ । 


५५५ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उपयोग करने देकर, अहिसके बनाया जा सकता है। अहिसाका उपदेश क्षत्रियोंने 
क्षत्रियोंकी दिया है। 

पूव और पश्चिमके बीच जो फर्क मेने बताया है', वही है और वह जबरदस्त है। 
पाश्चात्य संस्कृति निरंकुझ है, हमारी संयम-प्रधान है। हम तो तभी हिसा करेंगे जब वह 
अनिवाय होगी और उसका उद्देश्य लोक-संग्रह होगा। पाश्चात्य देश निरंकुश होकर 
हिंसा करेंगे। में पालियामेंट वगरामें जो भाग छेता हूँ, वह नई प्रवृत्ति नहीं है। वह 
पुरानी प्रवृत्ति है और उन संस्थाओंकों नियममें रखने तक ही सीमित है। मॉप्टेग्यु साहबकी 
योजनापर मेरा लेख पढ़ोगे, तो गालूम हो जायेगा । मुझे उसमें रस आ ही नहीं 
सकता | परन्तु उसमें भाग लेकर में अपने आदश्ोको फैछा सकता हूँ। जब मेरे लिए 
अपने आदशोंका भंग करके उसमें रहनेका समय आया, तब मैंने उससे अछूग रहनेका 
विचार कर लिया। हे ' 

मेरे खयालसे मैंने जितना लिखा है, उससे तुम्हें उत्तर मिल जायेगा। में एक दिनके 
लिए आऊँ, तब बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें लिख भेजता हूँ। 
इससे तुम विचार कर सकोगे। और ज्यादा शंका हो, तो पूछ सकते हो। 

में अभी तो नवागाँवमें ही हूँ। आज यहाँसे रवाना होनेका विचार था; परल्तु 
शायद रवाना नहीं हो सकता। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३६४. पतन्न: रावजीभाई पढेलको 


[नवागाँव | 
जुलाई २५, १९१८ 


भाईश्री रावजीभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला; यह ठीक हुआ। तुम्हें जो-कुछ इछना हो, पूछना। फिर 
भी लिखित उत्तर दूँ तो उससे तुम्हें विचार करनेका अवसर मिलेगा। मुझे पूरा 
विश्वास है कि तुम मणिभाई और बच्चोंके प्रति अपने कत्तव्यका पूरी तरह ३ 
कर रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारा वियोग सहन हो जाता है। में मानता हूं हे 
उनके साथ रहकर तुम अपना और उनका बिगाड़ करोगे । तुम सोजित्रार्म कि 
और जैसा मणिभाई कहें वैसा करके विमलाका' हिंत-साधन नहीं कर सकोग। 
परन्तु तुम वाहर रहकर और तपस्याके द्वारा अपना चरित्र दूंढ़ करके उन सबका 
भला कर सकते हो। मणिभाईके विरुद्ध तो तुम्हारा सत्याग्रह है ही और सत्याग्रह 


१, देखिए “ प्राचीन सभ्यता”, ३०-३-१९१८ । 
२, रावजीभाईकी पुत्री । 


स्वर्गीय सोरावजी शापुरजी अडाजानिया ४८९ 


कभी वुरा हो ही नहीं सकता। तुम मणिभाईके प्रति वैरभावके कारण नहीं वल्कि 
उनके भ्रति प्रेमभावके कारण बाहर रहते हो । मीरावाईने प्रेमदष्टिसि अपने पतिका 
त्याग किया और महात्मा बुद्धने प्रेमके वश होकर अपनी सती स्त्री और माता- 
पिताका त्याग किया। जो-कुछ तुमपर छागू होता है, वही शिवाभाईपर भी होता 
है । मान छो, तुम लड़ाईसे सकुशल लौट आये। तब क्या तुम्हारी दशा बदल नहीं 
जायेगी ? तब कया तुम अपने बाल-बच्चोंकी देखभाल करनेके लिए अधिक योग्य नहीं 
हो जाओगे ? छड़ाईमें जानेमें हमारा उद्देश्य भोग-विलास नहीं, परन्तु अपने और अपने 
देशके महान्‌ कष्टोंका अन्त करना है। इसमें भूल हो तो भी नुकसान नहीं होगा। 

मुझसे मिलकर शान्ति प्राप्त करना असम्भव है। हम जवतक मैल छुड़ा रहे हैं, 
तबतक तो अशाल्ति रहेगी ही। किन्तु उस अशान्तिमें शान्ति है, हमें ऐसा अनुभव होना 
चाहिए । हम कपड़ोंको धोते समय पछाड़ते हैं, परन्तु जानते हें कि इससे सफाई होगी 
और इसीछिए प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३६५: स्वर्गीय सोराबजी शापुरजी अडाजानिया 


[ नडियाद ] 
जुलाई २७, १९१८ 
सम्पादक 
“बॉम्बे कॉनिकल 
महोदय, 
सूरतके पास स्थित अडाजानके श्री सोराबजी शापुरजी हाल ही में जोहानिसवर्गेमें 
चल बसे । वे भारतकी एक श्रेष्ठ संतान थे। मृत्युके समय उनकी आयु केवछ ३५ वर्षकी 
थी। अपने इस सहयोगीके प्रति अत्यन्त दुःखित मनसे अपनी श्रद्धांजलि अपित करना मेरा 
कत्तंव्य है। श्री सोराबजीको उनके गिने-चुनें मित्र तो जानते थे, किन्तु भारतीय जन- 
समाज उनसे अपरचित था। उन्होंने दक्षिण आफ़्रिकामें काम किया था। वे सत्याग्रहि- 
योंमें अग्नगण्य थे । वे उनमें उस समय सम्मिलित हुए थे जब दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह 
अपनी चरम अवस्थामें था; और ट्रान्सवालके वाहर फैल चुका था। मुझे स्वीकार करना 
चाहिए कि जब वे सत्याग्रहके इस संघरेमें शामिल हुए तब मेरे मनमें उनकी शवितके 
बारेमें सन्देह था, परन्तु उन्होंने बहुत जल्दी प्रथम श्रेणीके सत्याग्रहीके रूपमें अपनी घाक 
जमा ली। यह बात न तो उनके मनमें और न मेरे ही मनमें आईं थी कि उन्हें कई 
बार सपरिश्रम कारावास भोगना पड़ेगा और उसका योग १८ मास तक जा पहुँचेगा। 
परन्तु उन्होंने इस कष्ठको वीरतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक सहा। जब उन्होंने दक्षिण 


6० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आफ़िकाके सार्वजनिक जीवलमें प्रवेश किया था, तव वे एक साधारण व्यापारी थे। वें 
हाईस्कूल तक पढ़े थे, फिर भी उनकी शिक्षा जितनी-भर थी उन्होंने ट्रान्सवालमें उसका 
उपयोग बहुत ही अच्छा किया। संघर्षके दिलोंमें वे दृढ़क्रती, चारिश्यवान्‌ और सौम्य- 
स्वभाव युवक सिद्ध हुए। उन्होंने कठिन स्थितियोंमें ऐसा साहस दिखाया जैसा बहुतसे 
उच्च कोटिके सत्याग्रही भी प्रायः नहीं दिखाते। ऐसे अवसर भी आये जब हममें से 
बड़े-बड़े अधीर हो सकते थे, परन्तु सोरावजी कभी विचलित न हुए। 

संघर्ष समाप्त हो जानेपर मेरी यह इच्छा हुई थी कि जिन युवक भारतीयोंने 
आन्दोलनमें बहुत बहादुरीके साथ भाग लिया है उनमें से किसी एकको इंग्लेंड भेजा जाये। 
एक सज्जनने वहाँ जानेका खर्च देनेकी अपनी इच्छा और तैयारी बतायी थी। इनमें से 
अनेक कारणोंसे सोरावजी ही चुने गये। सवाल यह था कि जिस विद्यार्थीको पढ़ाई छोड़ें 
८ वर्ष हो गये, क्या वह फिर पढ़ सकेगा। परन्तु सोरावजी तो कृतनिश्चय थे। उनकी 
अभिलापषा वैरिस्टर वनकर अधिक प्रभावकारी देशसेवा करनेकी थी। आखिर वे इंग्लेंड 
गये | जिन दिनों श्री गोखले दक्षिण आफ्रिका गये थे उन दिनों सोरावजी उनके सम्पर्क्मे 
आये थे। वे हन्दनमें उनके सम्पर्क और भी अधिक आये। मुझे मालूम है कि श्री 
गोखले सोरावजीकी योग्यताके वारेमें बहुत अच्छी राय रखते थे। उन्होंने सोराबजीको 
अपने [ भारत सेवक ] समाजका सदस्य वननेके लिए कहा था। लन्दनमें वसे हुए भारतीयोंकि 
जितने बड़े आन्दोलन चछे; उन सबमें सोरावजीने सक्रिय भाग लिया। कुछ समय तह 
वे लन्दन भारतीय समितिके मन्त्री भी रहे थे। महायुद्ध आरम्भ होनेपर लन्दनमे जो 
आहत सहायक दल बनाया गया था उसमें नाम छिखानेवाले वे गा व्यवित थे 
और उत्होंने नेटलेमें घायलों और बीमारोंकी सेवाका काम किया था। बरिस्टर हो जाने 
पर वे दक्षिण आक्रिका लौट गय। उनका विचार वहाँ वकालत करके कुछ वर्ष दक्षिण 
आफ्िकार्में विताकर और अपने स्थानपर किसी दूसरे योग्य व्यक्तिको वैठाकर भारत 
लौटनेका था। परन्तु शोक है, ईव्वरकों कुछ और ही मंजूर था और इस होनहार 
यवकका जीवन-दीप एकाएक बुझ गया। मृत्युके समय वे ३५ वर्षके ही थे। हीं 
में ऊपर जो-कुछ कह आया हूँ उसमें सोरावजीके मानवीय गुणोंका चित्रण नहीं 
किया जा सका है। वे वहुत ही सच्चे आदमी थे। वे सच्चे पारसी थे, व्योकि वे एक 
सच्चे भारतीय थे। वे कोई जाति और धर्मगत भेद नहीं मानते थे। उनकी देश-भवित 
अगाध थी और देशसेवा उनका घर्में बन गया था। वास्तवमें वे एक दुलेभ पुरुष थे! 
उनके परिवारमें उनकी शोकमग्ना विधवा पत्नी हैं। मुझे यकीन है कि सोराबजीके 
अनेक मित्र उनके इस शोकमें उनके साथ हैं। 

आपका, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २९-७-१९१८ 


३६६: पत्र: सर बिलियम विन्सेंटको 


नडियाद 
जुलाई २७, १९१८ 
सेवामें, 


माननीय सर डब्ल्यू० एच० विन्सेंट, के० सी० एस० आई० 
आपका इसी २२ तारीखका पत्र मिला; धन्यवाद | आशा तो यही है कि न्याया- 
धिकरण पूर्णतः निष्पक्ष होगा और ठीक समयपर नियुक्त कर दिया जायेगा। क्या में 
यथासमय आपका दूसरा पत्र पानेंकी आशा करूँ? 
[ हृदयसे आपका, ] 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आकइिव्ज ऑफ इंडिया, होम: पोलिटिकल (ए): जनवरी १९१९, 
सं० ३-१६। 


३६७. पतन्न : जमनालाल बजाजको 


नडीयाद 
आषाढ़ कृष्ण ४ [जुलाई २७, १९१८] 
भाईश्री जमनालालजी, 
आपके प्रेमभावसे में लज्जित होता हुं। में इतने प्रेमके लिए लायक वनु एसा 
चाहता हुं -- प्रभुजीसे मागता हुं। आपकी भक्ति आपको हमेशा नीति मार्ममें आगे छे 
जायेगी, ऐसी में आशा रखता हुं। 
मारवाडमें विद्या-प्रचारके कार्यंकी सफलताके लीये अच्छा व्यवस्थापककी आव- 


इयकता है। 
भरतीका कार्य बहुत धीमा चलता है। करीब १५० तक हुए होंगे। कोईको अब- 
तक भेजे गये नहि है। गुजरातीयोंकी एक बेटेलियन बनानेकी तजबीज कर रहा हुं। 
आपका, 


मोहनदास गांघी - 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० २८४१) की फोटो-नकलूसे । 


१, पहले विश्व्युदके समय गांधीजी खेढ़ा जिछेमें रंगरूटोंकी भरतीका काम कर रहे ये । 


३६८. पत्र: सी० एफ० एण्ड्य्ूजको 


[ नडियाद ] 
| जुलाई २९, १९१८ 
प्रिय चार्ली, 


दुवारा पत्र लिखनेका आनन्द लूट लेता हूँ। एक पराजित राष्ट्रके पेंगम्वरका 
सन्देश सुननेमें जापानने अरुचि दिखाई, इसकी तहमें मुझे तो बहुत गहरा अर्थ दिखाई 
दे रहा है।' दुनियामें युद्ध सदा रहेगा। सारी मनुष्य-जातिका स्वभाव बदल जाये, इसकी 
सम्भावना दिखाई नहीं देती। मोक्ष और अहिसा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकेंगे। अहिंसाके 
पूर्ण पालनके साथ जमीन-जायदाद रखना या सन्‍्तान पैदा करना असंगत है। दुष्कृत्य 
करनेवालेकों मारना पड़े तो मारकर भी अपने स्त्री-वच्चोंकी रक्षा करनेमें यथार्थ अहिसा 
ही है। सामनेवाले मनुष्यकों मारे नहीं और वीचमें पड़कर उसके सारे प्रहार अपने 
ऊपर पेल लू, तो वह सम्पूर्ण अहिंसा होगी। परन्तु हिन्दुस्तानने तों पछासीके रणक्षेत्रमे 
दोनोंमें से एक भी काम नहीं किया हम तो एक-दूसरेसे लड़नेमें व्यस्त कायर छोगोंका 
एक शझुंडमात्र थे। [ईस्ट इंडिया | कम्पनीके रुपयेके भूखे थे और तुच्छ वस्तुओंके लिए 
अपनी आत्मा बेचनेकों तैयार थे। आज भी हमारी दक्या कम-ज्यादा अंशमें--वल्कि 
ज्यादा अंग्रर्में, कम अंगश्में नहीं--ऐसी ही है। कुछ व्यक्तियोंके वहादुरी दिखानेके 
उदाहरण होते हुए और उन दिनोंके अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणोंमें पीछेसे सुधार हो जाने 
पर भी कुल मिलाकर हमने जो अपनी दुर्गत करवाई उसमें कोई अहिंसा नहीं थी। 
इसलिए जापानने जो अरुचि प्रकट की, वह मुझे तो ठीक मालूम होती है। पुराने 
जमानेके ईसाई पादरियोंने क्या किया था, इस बारेमें मुझे काफी जानकारी नहीं है। 
भेरा खयाल” है कि उन्होंने कमजोरीसे नहीं, वल्कि बहादुरीसे कष्ट सहन किये थे। 
प्राचीन कालके ऋषियोंने तो यह रिवाज रखा था कि उनकी धामिकं क्रियाओंकी रक्षा 
क्षत्रिय करें। विश्वामित्रकी तपस्यामें राक्षसोंके विध्त डालेनेपर रामने रक्षा की थी। 
बादमें विश्वामित्रकों ऐसी रक्षाकी जरूरत नहीं रही। 

सैनिक भरतीके काममें मुझे बहुत मुश्किल होती है। किन्दु तुम मान लो कि अभी- 
तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, जिसे मारनेमें आपत्ति होनेके कारण भरती होनेमें 
आपत्ति हो। वे इसलिए आपत्ति करते हैं क्योंकि वे मरनेसे डरते हैं। मौतका यह 
अस्वाभाविक भय राष्ट्रको वरवाद कर रहा है। इस क्षण तो में केवल हिन्दुओंका 
ही विचार कर रहा हूँ। मुसलमान युवकोंमें मृत्युके श्रति पूर्ण उपेक्षाका भाव उनकी 
अद्भुत सम्पत्ति है। 


१, संकेत श्री रवीच्रनाथ ठाकुर दवा टोफिंयो (जापान) में दिये गये उस भाषणकी ओर दै जिधरमे 
उद्दोंने जाशनपर पश्चिमक्की महक करनेका आरोप लगाया था । उनके उत्त कंथनपर जापानी श्ोतार्भनि 
तानेमरी फब्तियों कप्ती थीं । देखिए नेशनछिज्स ः रवीख्नाथ ठाकुर, शं्ट ४१-९३ | 


पत्र : मिली ग्राहम पोलछकको ४९३ 

आज मेंने यह पत्र सुसंवद्ध रूपमें नहीं छिखा है परन्तु अपने मतोमन्यनकी कुछ 
कल्पना तुम्हें दी है। 

तुम्हें पता छय गया होगा कि सोरावजी गुजर गये हूँ। उनकी मृत्यु जोहानिसबर्गमें 

हुईं। बहुत आज्ञास्पद जीवनका एकाएक अन्त हो गया। ईइवरकी लीला अगम्य है। 


सस्नेह, तुम्हारा, 
मोहन 
[अंग्रेजीसे | 
भहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
३६९. पन्न: मिली ग्राहम पोलककों 
[ नडियाद ] 


जुलाई २९, १९१८ 
प्रिय मिली, 
सोराबजी नहीं रहे। यह दुःखद समाचार अभी-अभी जोहानिसवर्गसे तार द्वारा 
मिला । इस मौतमें यों तो, कोई विशेषता नहीं है; सोरावजी-जैसे बहुत-से छोग मर 
चुके हें और अब भी मरते हें। किन्तु हम सवके जीवनमें सोरावजीका इतना महत्त्वपूर्ण 
स्थान वन गया था कि उनकी अचानक मृत्युसे .हमें सख्त धक्का पहुँचा है। आत्माका 
नाश नहीं होता और कर्मका प्रवाह कभी टूटता नहीं, इस विश्वासके वलपर ही हम 
जीवनमें कर्म करते रहनेका उत्साह कायम रख पाते हें। जब घटनाओंका उद्देश्य और 
ओऔचित्य हमारी समझमें नहीं आता, तब हमें आघात पहुँचता है। परन्तु मुझे ऐसा 
छगता है कि ईइवरकी योजनामें कुछ भी असामयिक और हेतुविहीन नहीं होता। 


[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३७०. पत्र: एस० के० रुद्रको 


[नडियाद ] 
जुलाई २९, १९१८ 
प्रिय श्री रुद्र, 
आपने अपने सुखमें मुझे भाग लेने दिया, इसके लिए में आभारी हूँ।' सुधीर बहुत 
ही भला लड़का है। हाँ, वह वबहुत-अच्छा काम कर रहा है। दूसरे लड़के भी अपने-अपने 
क्षेत्रमें अच्छा काम कर रहे हैं। यह व्यवस्थित प्रशिक्षणका परिणाम है। 
आप तो मेरे फौजी भरतीके कामको ठीक समझते हूँ, छेकिन चार्ली मेरे साथ 
लड़ रहा है। उसके खयालसे शायद में अपने-आपको भ्रममें डाल रहा हूँ। उसे यह 
लगता है कि मेरे इस कामसे अहिंसाके ध्येयकी मेरी उपासनाकों हानि पहुँचेगी। 
मैंने तो इसी ध्येयकी उपासनाके लिए यह काम हाथमें लिया है। में जानता हूँ कि 
मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब में यह मानकर कि फौजी भरती कराना मेरा काम 
नहीं है, आरामसे बैठा हुआ था, तब भी मेरी जिम्मेदारी उतनी ही भारी थी। तव 
यह डर था कि मेरे वचनोंपर श्रद्धा रखनेवाले इस झूठे खयालसे कि यह चीज अहिसा 
है विलकुछ नामर्द वन जायेंगे या बने रहेंगे। शरीर-वलकी व्यर्थता हमारी समझमें 
आये, उस शक्तिका हम त्याग करें, उससे पहले हममें मारनेकी पूरी शक्ति होनी 
चाहिए। ईसा मसीहमें दुश्मनोंको जलाकर भस्म करनेकी शक्ति थी, परन्तु उन्होंने उसे 
काममें नहीं लिया और अपने-आपको मार डालने दिया। क्योंकि वे इतने अधिक प्रेमसे 
भरे हुए थे, आदि। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी - 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हंस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. श्री रुद्रके पुत्र फौजमें सेकंड छेपिट्नेन्ट नियुक्त हुए थे भौर उनके दामाद प्राइतिक विश्ञानक्री 
परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए थे । 


३७१. पन्न: वी० एस० श्रीनिवास ज्ञास्त्रीको 


[नडियाद ] 
जुलाई २९, १९१८ 
प्रिय श्री शास्त्रियर, 
ठाकोर अभी-अभी आये हैं। वे कहते हें कि आप फिर वीमार पड़ गये थे। आपको 
ऐसे कठोर डॉक्टरकी जरूरत है, जो निर्देय वनकर आपसे पूरा उपवास कराये और 
पानीका इलाज करे। प्रायोगिक धंधोंमें अन्यतम, इस धंधे [प्रचलित डॉक्टरी चिकित्सा] 
से तो ऐसी ह॒त्याकें सिवा और कोई .आशा नहीं रखी जा सकती, जिसे करनेका उसे 
लाइसेंस मिला हुआ है। जब-जव आपकी बीमारीकी वात सुनता हूँ, तभी किसी-ब-किसी 
डॉक्टरको गोलीसे मार देनेको जी चाहता है। किन्तु मेरी अहिसा इसमें वाधक होती 
है। आपके और हिन्दुस्तानके लिए यह सौभाग्यकी बात है कि मेरी कभी संसदमें' वैठनेकी 
महत्त्वाकांक्षा ही नहीं है। नहीं तो ऐसा विधेयक पेश करूँ कि जो छोग वार-बार 
बीमार पड़ते हों, वे संसदके सदस्य बननेके योग्य न माने जायें। | 
“ पोलकका तार साथमें भेजता हूँ।” ' इसका पूरा अर्थ में नहीं समझा। परल्तु मेरा 
खयाल है कि योजनाके देशके द्वारा अस्वीकृत होनेका भय नहीं है। 


[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३७२. पत्र :. देवदास गांधीकों 


[ नडियाद ] 
जुलाई २९, १९१८ 


देहातकी जिन्दगी गर्मीमें तो भली प्रतीत होती है, परन्तु चौमासेमें अच्छी 
लगेगी या नहीं, यह सवाल है। में मानता हूँ कि चौमासेमें इच्छानुसार जाना-आना 
मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जायेगा। गन्दगीके प्रति मेरी अरुचि बढ़ती ही जाती 
है, घटती नहीं। पाखाना जरा भी खराब होता है तो अकुलाता हूँ। यहाँ शीचके 
लिए जंगलमें जाता हूँ तो साथमें फावड़ा ले जाता हैँ। गड़्ढह़ा खोदकर उसमें बैठता 
हूँ और शौच-क्रियाके बाद गड़्ढेमें मिट्टी डाल देता हूँ, तब आता हूँ। मा देखता हूँ 
कि यह इतना-सा नियम न पालनेंसे असंख्य रोग फैलते हैँ और छ्ों मक्खियाँ 
पैदा होती हैँ। मेरा खयाल है कि जिन्हें गन्दगी वगैरासे अधिक धिन नहीं होती, 


१. यह उपलब्ध नहीं है । है 
२, असिप्राप सम्मवतः मॉम्णेग्यु चैम्लफोर्ड योजनासे है । 


रे ड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हे त्तो गाँवोंमें बहुत सुखी रहते हैं। कल रातको दो भजन-मण्डलियां प्रेरे बवयाई 
गीं। दोनोंके पास जो वाजे थे वे पाँचसे दस रुपये तक मूल्यके होंगे। उनमें ढोलक 
मंजीरे, करतालू और इकतारा तम्बूरा थे। इन्हींसे उन्होंने मधुर स्वर उत्पन्न किया। बन 
सब कृष्ण-विषयक थे। उन्होंने कैसे द्रीपदीका चीर बढ़ाया, विदुरके घर शाक खाया और 
बुर्योधनका गये दूर किया आदि। यह-सब ऐसे मधुर शब्दोंमें रचा गया है कि उसमें 
से प्रेमभाव और भक्तिभाव फूटे विना रह ही नहीं सकता। कृष्णके लछिए इतनी अधिक 
भक्ति क्यों है? मेरे खयालसे तो उनके शौर्यके कारण, उनकी परोपकाखृत्तिके कारण 
होनी चाहिए। अपनी अग्राध शक्तिसे उन्होंने पाण्डवोंके छोटे-से राज्यको जिताया, दुष्ट 
कौरवोंका नाश किया और प्रजाको दुःखसे छुड़ाया, इसलिए उनकी कीतिके गीत गाये 
गये और उन्हें अमर पद प्राप्त हुआ। उन्होंने दुर्योधन जैसेकी परवाह नहीं की, उसके धनसे 
वे नहीं ललचाये, किन्तु सुदामाके तन्दुल उन्हें वहुत मीठे छगे। ऐसी थी उनकी सादगी। 
कृष्ण चरित्र चित्रित करके कविने हद कर दी है। इसमें शक नहीं कि ऐसा अद्भुत प्रतिभा- 
शाली कोई हुआ अवद्य है। में चाहता हुँ कि तुम सारा महाभारत संस्कृतमें पढ़ सको। 
जो रस- में नहीं छे सका, उसे तुम के सकोगे। मेरा विषय तो ग्राम-जीवनका सौन्दर्य 
था, परन्तु मेने कृष्णके चरित्रके वारेमें छिख डाला। मेरे मनमें कृष्णके जीवनका यह ध्यान 
कल रातके संगीतसे आया। कल रातका संगीत मुझे अपने संगीतसे भी ज्यादा अच्छा 
लगा। वह स्वाभाविक और मधुर था। उसमें शोर बहुत नहीं था। ढोछक और अन्य 
बाद्योंकी ध्वनि बहुत मंद थी। पूनमका चन्द्रमा निकला हुआ था। हम सव एक वृक्षके नीचे 
बैठे थे। सवकी पोशाक देहाती थी। सब जाजम विछाकर उसपर बैठे थे। सभी लोग 
किसान थे। वे दिन-भर मजदूरी करके आये थे और अब निर्दोष आनन्दका भोग कर 
रहे थे। वे प्रभुके नामका रस पी रहे थे। मेंने उनमें से एकसे कहा : भाई, तुम तो बहुत रस 
पी रहे हो। उसने जवाब दिया : क्या करें भाई, ग्रप्पें मारनेकी अपेक्षा हम छोग इस तरह 
भजन-कीर्तनमें ही समय बिताते हैँ। ये लोग वारैया जातिके थे, इसलिए आम तौरपर 
गँवार माने जायेंगे; किन्तु वे ऐसे जरा भी नहीं थे। वे अशिक्षित माने जाते हैं, परच्तु 
अधिक्षित नहीं थे। मुझे ऐसा छगा कि अगर शिक्षित-वर्ग उन्हें अपनाये और उनमें नया 
रस भरे, तो उनसे मनचाहा काम लिया जा सकता है। उनमें ज्ञानका तो पार ही नहीं । 
उसका उपयोग करना आना चाहिए। जैसे अनाड़ी बढ़ई अपने औजारोंको दोष देता है, 
वही हालत हमारी है। अब तो तुम्हें खूब लम्बा पत्र लिख डाला। इसे पढ़कर मणिलालको 
भेज देना। में ऐसा पत्र फिर शायद ही लिखूं। सबेरेका समय है, थोड़ा-सा वक्‍त है, 
मस्तिष्क विचारोंसे भरा है। उसे थोड़ा-सा तुम्हारे सामने खाली कर दिया है। जो 
रस मेंने लिया है, तुम भी इसमें से थोड़ा-बहुत चख सको, तो यह मानूंगा कि तुम्हें 
मेंने विरासतका सच्चा हिस्सेदार वनाया। जैसे हम सरकारसे हिस्सा माँगते हैं, वैसे ही 
यदि में भी अपनी इस निधिका भाग तुम्हेँ देता हूँ तो अपने ऋणसे ही' मुक्त होता हूँ। 

बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३७३. पतन्न : कस्त्रबा गांधीको 


[ नडियाद ] 
जुलाई २९, १९१८ 
प्रिय कस्तूर, 
में जानता हूँ कि तुम मेरे साथ रहनेको बहुत तरसती हो; परन्तु मेरा खयाल है 
कि जो काम हमें करने हैं, वे करने ही चाहिए। अभी तुम्हें वहीं रहना चाहिए। यदि तुम 
वहाँ जो इतने सारे बच्चे हें उन्हें अपने ही बच्चे समझो, तो तुरन्त तुम्हें वच्चोंका अभाव 
खटकना बन्द हो जाये। ढलछती उम्रमें इतना तो करना ही चाहिए। तुम जैसे-जैसे 
सबपर प्रेम भाव रखोगी, सबकी सेवा करोगी, वैसे-वैसे तुम्हारे भीतर आनन्द स्फुरित 
होगा। तुम्हें नित्य प्रातःकाल सब बीमारोंको देखना ही चाहिए और उनकी सेवा करनी 
ही चाहिए। जिनके लिए विशेष भोजन बनाना हो, उनके लिए विशेष भोजन बनाना या 
रखना चाहिए। जो मराठी बहनें हें, उनसे मिलना चाहिए। उनके बच्चोंको खेल-कूद 
कराना और उन्हें लेकर घूमने जाना चाहिए। तुम्हें उनके मनपर यह. असर डालना 
चाहिए कि वे हमसे अलग नहीं हैं। उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहनी चाहिए। 
निर्माके साथ अच्छी बातें यानी धर्म वगराकी बातें करनी चाहिए। तुम उससे 
भागवत वगैरा पढ़वाकर सुन सकती हो। इसमें उसे भी रस आयेगा। यह निश्चित 
समझो कि यदि तुम इस तरह दूसरोंकी सेवा्में कग जाओगी, तो तुम्हारा मन सदा 
प्रसन्ष ही रहेगा। पुंजाभाईके खाने-पीनेका ध्यान तो रखना ही चाहिए।. 


मोहनदास 
[गुजरातीसे| 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 
३७४. पत्र : किशोरलाल मशरूवालाकों 
[ नडियाद | 


जुलाई २९, १९१८ 

भाईश्री किशोरलाल, 
यह पत्र तुम्हारे तथा भाई नरहरिके लिए. है। भाई नारायणरावका यह 
आरोप कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियोंमें भेद किया जाता है जिस हृदतक सही 
हो, उसहद तक हमें उसे दूर करनेका अयत्न करना चाहिए। यह अहिंसाके 
प्रयोगका क्षेत्र है। पहला कदम यह है कि इस आरोपमें सार कितना है, इस बात- 
पर तुम सब मिलकर विचार करो। गुजराती _स्तियोंको महाराष्ट्री स्त्रियोंसे खूब 
मिलने-जुलनेका प्रयत्न करना चाहिये। लड़के ऐसा भेद जरा भी न रखें, यह सबसे 


१४-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ज्यादा जरूरी है। मेरे लिखनेका अर्थ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर न किया जायें; परन्तु उसपर 
क्षणभर विचार करके जितनी कारंवाई करना उचित हो उतनी कर छेनी चाहिए । 

तुम्हारे सम्मुख प्रार्थनाके सम्बन्ध्में विचारा्थ इतनी वात प्रस्तुत करता हूँ। हम 
अपनी अश्लक्तिका विचार इतनी दृरतक न छे जायें कि कोई काम ही न कर सकें। 
हम शक्तिके अनुसार पढ़ायें और जितनी कमी हो, उसे प्रयत्न करके दूर करें। 
मुझे ही संस्कृत पढ़ानी पड़े, तो में इस अश्क्तिका उपयोग क्या कछूंगा? में जानता 
हूँ कि मेरी संस्कृत संस्कृत-ही नहीं कहछा सकती। किन्तु दूसरा कोई न हो, तो में 
जरूर पढ़ाऊंगा और दिन-अ्रतिदित अपनी कमियोंको दुर करता जाऊँगा। पारनेल 
इसी तरह लोकसभाके कानूनोंकी जानकारीमें सबसे आगे बढ़ गया था। तुम अपनी 
अशक्तिका ही विचार करके प्रत्येक कार्यकों करनेमें डरते हो। यदि तुम सामने आये 
हुए प्रत्येक कार्यको, जितनी शक्ति हो, उस्तीका उपयोग करके निपठा डालो, तो क्या 
तुम्हें अधिक आनन्द न मिलेगा ? 

लड़के अपना बल कैसे बढ़ायें ? वे अपना बचाव करें, छेकिन उद्धत न बनें, उन्हें यह. 
सिखाना बड़ा कठिन मालूम होता है। हम अवतक लड़कोंको यही सिखाते थे कि जो 
मारे, उसकी मार खाओ। क्‍या अब यह शिक्षा दी जा सकती है? वालकपर इस शिक्षाका 
क्या असर होगा ? वह युवावस्थामें क्षमावान्‌ होगा या डर॒पोक बनेगा? मेरी अक्छ 
काम नहीं करती। अपनी अक्ल दौड़ाना। अहिसाके इस नये दिखाई देनेवाले स्वरूपसे 
में तो कई तरहके प्रश्नोंके जालमें फेस गया हूँ। मुझे सभी गाँठोंके खोलनेका कोई 
एक महासूत्र नहीं मिला। वह मिलना ही चांहिए। क्या हम अपने लड़कोंको एक 
तमात्ा मारनेपर वदछेमें दो मारना सिखायें या उन्हें यह सिखायें कि उनपर कोई 
उनसे कमजोर व्यक्ति हमछा करे तो वे उसके तमाचे खा हें, परन्तु यदि उन्हें कोई 
उनसे वलवान्‌ व्यक्ति मारे, तो वे उसका सामना करें और उसमें उनपर जो प्रहार 
हों, उन्हें सहन करें? यदि कोई सरकारी अफसर उन्हें मारे, तो वे उसका क्‍या 
करें? जब कोई किसी लड़केको मारे, तो वह उसकी मार सहन करके हमारी 
सलाह ले या जैसा मौका हो, वैसा काम करे और उसका परिणाम भोगे? “जो 
एक तमाचा लगाये, उसके दो तमाचे सहन करो ” इस राजमार्गकों छोड़नेसे ही उपर्युक्त 
संकट आते हैं। इनमें से पहला मार्ग सरल है अतः क्या वह सच्चा हो सकता है 
या संकटमय मार्गसे गुजरनेपर ही सही रास्ता हाथ लगेगा? हिमालयपर चढ़नेकी 
पगड्डंडियाँ अनेक दिशाओंमें जाती हैं, वे कभी-कभी तो विरुद्ध विश्ञाओंमें भी जाती हैं; 
फिर भी जानकार मार्गदर्शक तो [ आरोहीको ] अन्तमें चोटी पर ले ही जात्ता है। 
हिमालयपर सीधी लकीर से जा ही नहीं सकते। क्या इसी तरह अहिसाका मार्गे 
भी विकट होगा? त्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌ | 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ यृूजरातीसे | 
मसहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३७५. पत्र : पुंजाभाई ज्ञाहको 


[ नडियाद ] 
जुलाई २९, १९१८ 
सुज्ञ श्री पुंजाभाई, 
आपने अच्छा निश्चय किया ।' परमार्थंकी दृष्टिसि की हुई सारी प्रवृत्ति निवृत्ति ही 
है और वह भोक्षका कारण है। दूसरोंकी सेवा परमार्थ ही है। अपनी तरफसे हटाकर 
दुसरोंकी तरफ ध्यान छे जानेमें पुरुषार्थथी जरूरत रहती है। आश्रममें सबकी यथा- 
शक्ति सेवा करनेमें तो आनन्दका पार ही न होना चाहिए। आश्रममें कोई-न-कोई 
बीमार रहता ही है। दिनमें उसकी खबरगीरी रखनी चाहिए और बच्चोंके साथ विनौद 
करके उन्हें खुश रखता चाहिए। इस काममें क्लेश नहीं, झंझट नहीं । आत्माकी पहचान 
इसी तरह की जा सकती है। आपको आसानीसे इसका. अनुभव हो जायेगा। भुवरजी 
वगरा बीमारोंके पास थोड़ा-बहुत नित्य बैठनेका अभ्यास रखना। 
[ गुजरातीसे | 
भमहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


३७६- पत्र: कस्त्रबा गांधीको 


[ नडियाद | 
जुलाई ३१, १९१८ 
प्रिय कस्तूर, | 
तुम्हें दुःखी देखता हूँ तो में ढुःखी हो जाता हूँ। स्त्रियोंकी छाया जा सकता, 
तो में तुम्हें छाता। मेरे बाहर जानेंसे तुम इतनी विचलित क्‍यों 50 हो? हमने 
वियोगमें सुख मानना सीखा है। ईश्वरकी इच्छा होगी, तो फिर मिलेंगे और साथ रहेंगे। 
आश्रममें अनेक अच्छे काम हैँ। तुम उनमें जुट जाओगी, तो अवश्य प्रसन्न रहोगी। 
[गुजरातीसे | ; 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४ 


१. मगनछाल गांधी जव इलाद्ावादमें ये तब आश्रमकी व्यवस्थाका काय श्री पुंजाभाने संभाल 
लिया था । 


२३७७ पत्र: सणिलाल गांधीको 


| नडियाद | 
जुलाई ३१, १९१८ 

चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र इन दिनों नहीं आया। साथमें भाई सैमका पन्न है। इसे तुम्हारे पढ़ने 
और विचार करनेके लिए भेज रहा हूँ। उनका कितना ही दोष हो, फिर भी मुझे डर है 
कि तुमने बेहद रोप किया है और बहुत द्वेष-भाव दिखाया है। तुम अपने हकोंकी रक्षा भले 
ही करते, परन्तु तुम्हें विनय नहीं छोड़नी थी। तुम व्यवस्था चाहते हुए भी उनपर रोष 
करनेसे बच सकते थे। उनमें से किसीने भी बहुत-सा रुपया जमा कर लिया हो, ऐसी बात 
'नहीं है; और न चुराया है। देवी वहनने क्या अपराध किया है ? श्री वेस्ट और श्री सैम दोनोंने 
अपने वच्चोंकी शिक्षाकी हानि सही है, यह बहुत-बड़ी बात हुई है। मेरा तो यही खयाल 
है कि तुमने मेरे ऊपरका अपना रोप उनपर उतारा है। तुम उनके यहाँ जाते भी नहीं। 
ऐसा हरगिज न करना चाहिए। मेरे खयालसे तुम्हें उनसे माफी माँगनी चाहिए। परन्तु 
यह तो तुम्हें ठीक लगे, तभी करना। मुझे ठीक लगेगा, इसलिए नहीं । तुम अपनी स्वतन्त्रता 
कायम रखकर काम करोगे, तो मुझे ठीक ही लग्रेगा। में मानता हूँ कि मेने तुम्हें मुझ 
पर रोप करनेके अनेक कारण दिये हैँ। उनके लिए तुम मुझे क्षमा करना। मेने तुम्हें बहुत 
भटकाया और उससे तुम्हें नियमवद्ध शिक्षा नहीं मिल सकी। परन्तु तुम मुझे तभी क्षमा 
कर सकते हो, जब तुम्हें यह महसूस हो कि यह अनिवार्य था। मेंने अपना सारा जीवन 
खुदको पहचाननेमें बिताया है; यह ढूँढ़नेमें विताया है कि मेरा कत्तंव्य क्या है। मेरा काम 
चमका है, क्योंकि मेंने जैसा माना, वैसा ही किया है। इससे में बहुत-सी भूलोंसे बचा 
हूँ। परन्तु ऊपरसे सोचनेपर लौकिक दृष्टिसे मेंने तुम्हारा अहित किया है। जैसे में 
अपने प्रयोगोंकी वलि चढ़ा हूँ, वैसे ही तुम और वा भी चढ़े हो। वा समझ गई है। 
इसलिए उसने जितना कमाया है, उतना किसी अच्य स्त्रीनें नहीं कमाया। तुम अभी 
पूरी तरह नहीं समझे, इसलिए तुम्हारे मनमें रोष रहता है। में अब भी कहना .चाहता 
हैँ कि तुम सव भाइयोंकी जैसी सेवा मेंने की है, वैसी दूसरा पिता नहीं करता। मेंने 
तुम्हें अपने घामिक अनुभवोंमें हिस्सेदार बनाया है, इससे अधिक कोई क्या कर सकता 
है? दूसरे माँ-वापकी तरह में तुम्हारा जीवन छौकिक रखकर अपना जीवन निराला 
बना सकता था । यदि में वैसा करता, तो इस समय तुम्हारे और मेरे बीच कोई 
शंखला न रहती, और जैसे गोकी बेन वामकी बहन हैं, वही दशा हमारी होती। 
मुझसे दूसरा कुछ नहीं हो सकता था क्‍योंकि सत्यकी खोजमें में तो जहाँ हूँ, वहीं 
रहता और तुम उस मार्गसे वाहर होते। यह तुम्हारे लिए इष्ट न होता। यदि तुम 


पत्र : मणिलाल गांधीको ५०१ 


इस बातपर धीरजसे विचार करोगे तो तुम मेरे ऊपर अपना रोप मिठा सकोगे। 
देखो, हरिलालके और मेरे बीच खाईं पड़ गई है। हरिलालका जीवन मुझसे अछग 
हों गया है। पिता और पुत्रके बीचमें पिता-पुत्रका सम्बन्ध तभी माना जा सकता 
है, जब दोनोंका जीवव एक हो और दोनों एक-दूसरेके लिए आधारभूत हों। में 
हरिंलालके जीवनमें और हरिलाल मेरे जीवनमें दिलचस्पी नहीं ले सकता। इसमें 
हरिलालका दोब नहीं है। उसकी बुद्धि उसके कर्मोका अनुसरण कर रही है। मुझे 
हरिलालपर रोष नहीं है। परन्तु दोनोंको जोड़नेवाली कड़ी दूट गई, पिता और 
पुत्रके जीवनका माधुयें जाता रहा । संसारमें ऐसा अक्सर होता है। मेरे बारेमें 
, असाधारण बात सिर्फ इतनी ही है कि में घर्मकी खोज करते हुए हरिलालको अपने 
साथ नहीं खींच सका और हरिलारू अरूग रह गया। हरिलालने अपने मालिकके 
लगभग तीस हंजार रुपये केवल अपनी मूर्खेताके कारण बरबाद कर दिये हैं। मालिकको 
'उसने ऐसा पत्र लिखा है जो उसे ही छजानेवाला है और बेरोजगार हो गया है। 
वह मेरा लड़का है, इसीलिए जेक जानेसे बच गया है। तुम मेरे जीवनमें साथ रहे 
हो, परन्तु असन्तुष्ट हो। उसमें से निकलना तुम्हें अनुकूल नहीं है और उसमें रहना 
भी बिलकुल पसन्द नहीं है। इसलिए तुम शान्त नहीं रह सकते। किसी भी तरह 
तुम सन्‍्तोष रखो, तो शान्त भी हो सको। मैंने जान-बूझकर तुम्हारा अहित नहीं किया 
है। मैंने जो-कुछ किया है, वह तुम्हारा भछा समझकर ही किया है। क्‍या तुम्हारे 
लिए मेरे ऊपर अपना रोष मिटानेके छिए इतना काफी नहीं है? मेरे लिखनेसे तुम 
अधिक रोष तो हरगिज नहीं करोगे। तुमने अपने विचार मुझे बता दिये, इससे में 
प्रसन्न ही हुआ हूँ। अब सारी व्यवस्था' तो तुम्हारे हाथमें आ ही गई होगी। 

लड़ाईमें भरती होनेके सम्बन्धर्मं मेरी दूसरी पुस्तिका देख छेना। आश्रमसे 
पाँच व्यक्तियोंको चुना है, दूसरे भी उत्सुक हैं. लेकिन वे अभी नहीं लिये जा सकते। 
चुने हुए व्यक्तियोंमें रामनन्दन, सुरेन्द्र, ठाकोरलाल, नानुभाई और रावजीभाई हैं। में 
तो हूँ ही। थोड़े दिनोंमें यहाँ भरती-केन्द्र खुलेगा, ऐसा मेरा खयार है। देवदास 
मद्रासमें हिन्दीका काम न कर रहा होता तो [वह भी ] आता। उसका बहुत मन 
है। हरिलालकों भी सूचित किया था, लेकिन वह क्‍यों आने लगा ? तुम वहाँ महत्त्व- 
पूर्ण काम कर रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं लिखा जा सकता। बाकी रहा रामदास; 
उसकी इच्छा हो तो वह भा सकता है। रामदासकों नौकरी बदलनी पड़ रही है। 

अच्छा नहीं लगता। तुम खोजबीन करना! 
सर निर्मला इस समय आश्रममें है। अपनी खुशीसे आई है। कंब तक रहेगी, यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता। वह ज्यादातर गोकी बह॒नकी सेवा करेगी। 

आदरणीय खुशालभाई आश्रम रहनेके लिए आए है| छगनलाल और वे अलग 
रहते हैं। छगनलाल राष्ट्रीय शालामें लगा हुआ है। 


१, शायद फीनिक्स की । 


ण्‌०र्‌ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
इमारतें अब बन गई हूँ। बुनाई-घर भी बन चुका है। उसमें रहा भी जा 
सकता है। पुस्तकालय आदि बनाना अभी वाकी है। 


भाई सोरावजीका स्वर्गंवास बहुत खटकता है। उनके जानेसे पूरा पहाड़ा ही 
फिरसे पढ़ना पड़ेगा। ड़ 


बापूके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ११५) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी 


३७८. पतन्न : मोहनलाल खंडेरियाको 


नडियाद 
आपाढ़ वदी ८ [जुलाई ३१, १९१८] 


भाईश्री मोहनलाल, 

आपका खेड़ा जिलेके सम्बन्धर्में लिखा गया पत्र मिला। पैसा अभी नहीं मिला 
है। खेड़ा जिलेगें लड़ाईके सम्बन्धर्में कुछ काम करना है; इस रुपयेका उपयोग उसीमें 
करूँगा । 

मेरी इच्छा है कि आप ऐसा भी कुछ करें जिससे भाई सोरावजीकी स्मृति बनी 
रहे। उनके जैसा कार्यकर्ता मिलना मुहिकल है। मुझे लगता है कि उनके वामपर एक 
छात्रवृत्ति स्थापित करके किसी व्यक्तिको इंग्लेंड भेजा जाये यह सबसे अच्छा काम है। 

मुझे भाई उमियाशंकरने बताया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हें। यह 
जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। ह ह 

मोहनदासके वंदेमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ६२१०) की फोटो-नकलसे । 


१. इस पत्में लड़ाओे प्रवत्नोंकी णो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यह पत्र १९१ में 
लिखा गया था । 


३७९. पत्र: एडा बेस्टकों 


[ नडियाद ] 
जुलाई २३१, १९१८ 


प्रिय देवी, 

« » “ सोराबजीकी मृत्यु कितनी दुःखद है! में दक्षिण आफ़रिकाके बारेमे बड़ी 
बेफिक्री महसूस करता था और आशा रखता था कि सोरावजी अब वहाँ आ गये हैं 
इसलिए सब काम अच्छी तरह चलेगा। मेरी सारी आशाएँ मिट्टीमें मिल गई हैं। . - «' 

पता नहीं, तुम सब फौजी भरती सम्बन्धी मेरी गतिविधिके बारेमें क्या सोचते हो । 
में अपना सारा समय इसी काममें ऊगा रहा हूँ। मेरी दलीलोंका सार यह है: हिन्दुस्तान 
मारनेकी शक्ति खो बैठा है। मारनेकी शक्तिका वह स्वेच्छापूर्वक त्याग करे, इससे पहले 
उसके लिए यह जरूरी है कि वह मारना सीखे । सम्भव है, एकवार शक्ति प्राप्त कर 
लेनेंके बाद वह उसका कभी त्याग न करे। ऐसा करेगा, तो वह पद्चिमके जैसा ही 
या ज्यादा अच्छी तरह कहें, तो सभी आधुनिक स्वतन्त्र देशों जैसा खराब बन जायेगा। 
आज तो वह दोनोंमें से एक भी नहीं है। प्राचीन हिन्दुस्तानके छोग युद्धकला जानते 
थे --- उनमें हिंसा करनेकी शक्ति थी -- किन्तु उन्होंने इस प्रवृत्तिको यथाशक्ति अधिक- 
से-अधिक कम किया और दुनियाको सिखाया कि मारनेसे न मारना ज्यादा अच्छा है। 
आज तो मेँ- देखता हूँ कि हरएक आदमीकी इच्छा तो मारनेकी है, परन्तु बहुतसे लोग 
वैसा करनेसे डरते हैँ अथवा उसकी शवित ही नहीं रखते । परिणाम कुछ भी हो, किन्तु 
मेरा निश्चित विचार है कि मारनेकी शक्ति तो हिन्दुस्तानको फिरसे प्राप्त कर ही लेनी 
चाहिए। परिणामस्वरूप देशमें जबरदस्त खून-खराबी हो जाये और हिन्दुस्तानको उस 
-खून-खराबीमें से गुजरना पड़े तो गुजरे। लेकिन आजकी स्थिति तो असह्य है। 

तुम्हारा, 
भाई 


[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


. १ व्‌ २. यहाँपर. मूलमें कुछ शब्द छूटे हुए हैं 


परिशिष्ट: 


परिशिष्द १ 
कांग्रेस और मुस्लिम लीगका संयुक्त अभिनन्दनपत्र 


[ दिल्‍ली 
न्‍ नवम्बर २६, १९१७] 
महानुभाव, 
हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी अखिल भारतीय कमेटी और ऑल इंडिया 
मुस्लिम छीगकी परिपदके सदस्यग्रण, आपका स्वागत करते हूँ। श्रीमान्‌ महामहिमके 
भारतीय मामलोंके प्रमुख मन्त्री हैं। हम आप तथा महामहिम सम्राट्के सम्मान्य प्रतिनिधि 
तथा इस देशमें उनकी सरकारके प्रधान, महाविभव वाइसराय और गवर्नर जनरल 
महोदयके सामने कृतज्ञ और आशान्वित होकर उपस्थित हो रहे हैं; कतज्ञ इसलिए कि 
राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा तैयार की गई सुधार-योजनाके ऊपर आपने 
और ग्रेट ब्रिटेनमें महामहिम सम्राट्के मन्त्रियोंने, जिनका श्रीमान्‌ प्रतिनिधित्व कर रहे 
हूँ, ध्यान दिया है; और आशान्वित इसलिए कि हमारे प्रस्ताव न्यायसंग्रत तथा ब्रिटिश 
इतिहास और नीतिके सर्वेथा अनुकूल हैं, भौर इसलिए आप उन्हें स्वीकार करनेकी 
कृपा करेंगे। ् 
महानुभाव, ग्रेट त्रिटेनने भारतमें जो महान्‌ और अच्छा कार्ये किया है हम इस ऐति- 
हासिक अवसरपर उसके प्रति आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकते । इस देशकी वाह्म 
आक्रमणसे सुरक्षा और आन्तरिक शास्ति-व्यवस्थाकी स्थापना अपने-आपमें कोई साधारण 
उपलब्धियाँ नहीं हैँ। लेकिन ग्रेट ब्रिटेनकों इससे कहीं महत्तर श्रेय इस बातका है 
कि उसने एक अत्यन्त प्राचीन सभ्यताके वारिस, भारतके निवासियोंमें जो दुर्भाग्यवद्ध 
अपनी उच्च प्रतिष्ठा खो चुके थे फिरसे एक नई बौद्धिक जाग्रति, राष्ट्रीय चेतता और 
स्वातम्ध्यकी उत्कट लालसा उत्पन्न कर दी है। पुण्य स्मरण लॉड्ड रिपनने प्रसन्न वाणीमें 
शिक्षित भारतीयोंकों ब्रिटिश शासनकी सन्तान बताया था। तब उन्होंने यह बहुत ठीक ही 
कहा था। और महानुभावो, हम आपको विद्वास दिल्ला सकते हैं कि सर वार्टल फ्रेयरका 
यह कथन आज भी उतना ही सही है कि ब्रिटिश शासनके छाभोंको, वे भारतीय जिनका 
दृष्टिकोण उच्च अंग्रेजी शिक्षाने व्यापक बना दिया है, जितनी अच्छी तरह समझते हैं उतनी 
अच्छी तरह भारतका अन्य कोई वर्ग नहीं समझता; उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी शिक्षा 
भारतमें ब्रिटिश शासनका सबसे स्थायी स्मारक होगी। भारतीयोंकी राजनीतिक आर्का- 
क्षाएँ अपने-आपमें ब्रिटेन द्वारा पूर्वेमें किये गये मंगल कार्योकी सराहनाके समान हूँ। छोर 
मैकॉलेने “ इंग्लेंडके इतिहासके जिस सबसे शानदार दिवस? की कैल्पना की 'थी, वह आ 


परिशिष्ट ५०५ 


गया है और भारतवासी वही स्वशासन माँग रहे हूँ जिसे अंग्रेज जाति सदासे आत्माभि- 
भानपूर्ण राष्ट्रीय जीवनकी एक अपरिहार्य शर्तें मानती आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 
जिसे एक प्रसिद्ध भारतीय नेताने “ ब्रिटिश शासनकी सबसे बड़ी सफलता और ब्रिटिश 
राष्ट्रकी गरिसाका सिरसौर ” बताया था, उसी पवित्र राष्ट्रीय आकांक्षाकी सर्वोच्च अभि- 
व्यक्ति है; और कांग्रेसका आदकों ही भारतीय मुसलमानोंकी सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था, 
अखिल भारतीय मुस्लिम छीगका भी आदर्श है। गत २० अगस्तको इंग्लैंड और भारतमें 
एक साथ की जानेवाली इस सरकारी घोषणाका, कि सम्राट्की सरकार भारत सरकारकी 
पूर्ण सहमतिसे साम्राज्यके अभिन्न अंग्रके रूपमें भारतमें उत्तरदायी शासवकी स्थापनाके 
लक्ष्यकोीं ब्रिटिश नीतिके रूपमें स्वीकार करती है, इस देशमें बहुत सन्तोपजनक 


का 


अभाव पड़ा। उस एंतिहासिक घोषणाके लिए भारतमें हम सभी धर्म, वर्ग और समुदायके 
लोग सम्राट्की सरकार और भारत सरकारके बहुत कृतज्ञ हैं। 

तथापि, हमारा निवेदन है कि इस आदर्शकी पूर्तिके लिए सुधारोंकी जो पहली किस्त 
छागू की जानेबाली है उनके अधीन जनताको और इस प्रकार विधान-मण्डलोंमें जनताके 
निर्वाचित प्रतिनिधियोंको काफी ठोस अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए और भावी 
प्रगलिके निर्णयका अधिकार केवल भारत सरकार और इंग्लेंडके ही ऊपर नहीं छोड़ना 
चाहिए, जैसा कि इस समय तय किया गया है। यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि 
भारतकी जनताकों जिसपर इस निर्णयका सीधा असर पड़ता है, ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर 
अपनी राय देनेका अधिकार है। यह नीति इंग्लेंडके प्रधान मंत्री द्वारा हालमें ही की गई 
इस घोषणाके सिद्धान्तके अनुकूछ होगी, कि ” नव-व्यवस्था करते समय किसी देशके 
निवासियोंकी इच्छा ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए” और यह नीति ” गर्म देशोंके 
ऊपर भी समान रूपसे लागू की जायेगी।” हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस देशके और 
साम्राज्यके हितमें यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि व्यवहारत: जितनी जल्दी सम्भव 
हो उतनी जल्‍दी यहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासनकी स्थापना हो। अतः हम यह आहवासन्त 
पानेके लिए इच्छुक हैं कि इस लृक्ष्यकी ओर प्रगतिकी रफ्तार समुचित रूपसे तेज होगी । 
हमें आशा है कि सम्राट्की सरकार इस मुहदेपर विचार करेगी। 

पहली किस्तमें काफी ठोस ढंगके सुधार यथाशी प्र लागू करनेके विश्चयके लिए भी 
हम बहुत कृतज्ञ हैं। महातुभाव, हम यह निवेदन करनेकी छूट केना चाहते हैँ कि भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके वापिक अधिवेशनोंकी कार्रवाई इस 
बातका ज्वरन्त प्रमाण है कि संवैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक सभो क्षेत्रोंमें व्यापक 
सुधारों की जबरदस्त आवश्यकता है। जन-साधारणकी आर्थिक स्थिति सुधारना और 
प्रबुद्ध-बर्गंकी राजनीतिक आकांक्षाओंकी पूर्ति करमा ही इन दोनों संगठनोंका मूल 
ध्येय रहा है। इन्होंने भूमि-कर सम्बन्धी नीति और प्रशासनमें सुधारकी 2९९५३ की 
है। इन दोनों संगठनोंकी वरावर माँग रही है कि खेतिहरोंको कर्जसे राहत देनेके लिए 
कदम उठाये जायें; सिचाई सम्बन्धी सिर्माण-कार्यामें तेजी छाई जाये; औद्योगिक विकास 
और तकनीकी शिक्षाके बारेमें सक्रिय नीति अपनाई जाये; सभी क्षेत्रोर्से शिक्षाका व्यापक 
प्रसार किया जाये; सरकारी खर्चमें कटौती और करोंमें कमी की जाये जिनका सबसे 
ज्यादा दबाव उनपर पड़ता है जो उसका भार उठानेमें सबसे कम समर्थ हैं; पुलिस और 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


न्यायप्रशासनमें सुधार हो; नशावन्दी कानूनोंमें सुधार हो; वन-नियमोंमें कानूनकी सल्ती 
कम की जाये; सार्वजनिक स्वास्थ्यमें उन्नति और चिकित्सा आदिकी समुचित व्यवस्था 
की जाये; गाँव-पंचायतोंकों फिरसे स्थापित किया जाये। ये सारी माँगें ऐसी हैं जिनका 
उद्देश्य और ध्येय हमारे लाखों-करोड़ों गरीव देशवासियोंकी जिन्दगीकों सुखी बनाना है। 
उनकी वर्तमान दशासे कोई भी सन्तुष्ट होतेका दावा नहीं कर सकता । हम बिना किसी 
संकोचके निवेदत करते हैं कि इन सुधारोंके लिए शिक्षित भारतीय प्रयलश्बील रहे हैं; 
और इनके अवतक लागू न किये जानेमें दोष उनका नहीं है।यह सच है कि वे जो 
अधिकार, उनके अपने देशमें उन्हें व्यायतः प्राप्त होने ही चाहिए, उनकी व्यावहारिक 
मसान्यताकी माँग उत्साहके साथ करते रहे हैं; किन्तु ऐसी माँगके पीछे अपने अपेक्षाकृत 
कम खुशनसीब देशभाइयोंका हित-साधन करनेकी उनकी हादिक इच्छा का जितना हाथ 
है, उतना ही हाथ उनकी राष्ट्रीय आत्माभिमानकी भावताका भी है। यदि देशके 
शासनमें जनताके प्रतिनिधि और प्रवक्ताकी हैसियतसे उन्होंने बरावर थोड़ी-बहुत 
वास्तविक सत्ता प्रदान किये जानेका आग्रह किया है, यदि उन्होंने प्रशासनमें मातहती 
और घटिया ढंगका दर्जा स्वीकार करनेंसे इनकार कर दिया है, यदि उन्होंने जाति या 
घर्मपर आधारित सारे भेदभाव और अयोग्यताओंको हटानेका आग्रह किया है, 
देशकी सुरक्षाकी जिम्मेदारीमें उन्हें जितना हिस्सा दिया गया है यदि उसके प्रति 
उन्होंने अस॒न्तोष व्यकत किया है, और यदि उन्होंने प्रतिक्रियवादी और दमनकारी 
कानूनोंके विरुद्ध रोप प्रकट किया है, तो ऐसा केवल इसलिए कि भारतीय होनेके नाते 
अपने अधिकारोंकी माँग करना उनके लिए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कर्तव्य है। 
समय-समयपर सरकारने जो प्रगतिशील कदम उठाये हैं उनके महत्त्वको स्वीकार 
करनेमें राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीगने कभी देर नहीं की है। ओर इसीलिए हम 
निःसंकोच यह कहनेकी अनुमति चाहेंगे कि वर्षोकि अनुभवके बाद हमारा यह निश्चित 
मत है कि वर्तमान शासन-प्रणालीके अन्तर्गत जनताकी खुशहाली और प्रगतिके लिए 
जितना जरूरी है उसे देखते हुए केवल सामाजिक और आथिक सुधारोंसे कुछ नहीं 
बनेगा। भारतीय जनमत बहुत ही शक्तिहीन है। नौकरी सम्बन्धी और क्षेत्रीय हितोंके 
सामने सारे देशके हित को कम महत्त्व दिया जाता है। इस प्रणालीमें ऐसा परिवर्तन किया 
जाना चाहिए कि आन्तरिक शासन-व्यवस्थामें जिस हृदतक सम्भव हो उस हंदतक 
जनताकी इच्छा ही सर्वोपरि रहे। 
योजनाकी मुख्य-मुख्य बातें रे 
महानुभाव, अपने इसी दृढ़ विश्वासके अधीन राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम छ॑ 
उन संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारोंपर विचार किया जिसे यहाँ तथा इंग्लेडकी 
सरकारसे स्वीकार करनेका निवेदन हम करना चाहते है। उुधारोंकी यह सदर्कत योजना 
इन दोनों संगठनोंकी समितियोंकी संयुक्त बैठकोंमें होनेवाले गम्भीर विचार-विनिभयका 
परिणाम है। यहाँ हम निवेदन कर दें कि वाइसराय महोदयकी विधान परिषद्के उन्नीस 
निर्वाचित सदस्योंने १९१६ की शरद ऋतुरमें जो प्रार्थनापत्र दिया था वह कंम्रेस पा 
लीगके संयुक्त प्रस्तावोंसे मिलता हुआ .है.। अब.हम इस सुधार-योजनाके मुख्य पहंड 


परिशिष्ट ५०७ 


चर्चा करनेकी अनुमति छेते हूँ। ये जिन बुनियादी सिद्धान्तोंपर आधारित हूँ वे हैं, 
पहला, भारतके साथ ब्रिटेनके सम्बन्धोंकी रक्षाकी जानी चाहिए, और दूसरा, कि इस 
मूलभूत सिद्धान्तकी सीमामें रहते हुए, भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारोंक्रे स्वरूप 
और संविवानमें परिवर्तत करके निर्वाचित सरकारोंका रूप दिया जाये जो जनताके 
प्रति उत्तरदायी हो, और जनता अपना शासन अपने चुने हुए प्रतिनिधियोंके जरिए 
करे। ब्रिटेन और भारतके सम्बन्ध सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे हमारा सुझाव है कि 
भारत सरकार विदेशी मामलों और देशकी रक्षाके मामलेमें सम्रादकी सरकार और 
उसके जरिए ब्निटिश संसदके प्रति उत्तरदायी रहे। शाही विधान परिषद्कों इस दो 
प्रश्वोपर कोई अधिकार नहीं होगा और न ही उसे देशी रियासतों भौर सरकारके 
सस्बन्धोंसें हस्तक्षेप करवेका अधिकार होगा। इतनी बात निश्चित हो जानेके बाद, 
हमारा अनुरोध है कि आन्तरिक मामलोंमें नियन्त्रणणा अधिकार भारत मन्‍्त्रीकी जगह 
भारतीय विधान-मण्डलके हाथोंमें दे दिया जाये। भारत सरकार भी इसी प्रकार 
प्रात्तीय सरकारोंको सत्ता प्रदान कर दे, और ये सरकार अपने प्रान्तके विधान- 
मण्डलक्षे प्रति उत्तरदाथी हों। स्पष्ट ही है कि ऐसी व्यवस्थामें कार्यपाछिकामें बहुत 
अधिक संख्यामें भारतीय नियुक्त हों। विभिन्न मन्त्रिमण्डलों और विधान-मण्डलोंकी 
सदस्य संख्या बढ़ा दी जाये और उनका गठन इस प्रकार हो कि उनमें बहुत बड़ा 
बहुमत जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित सदस्योंका हो और जहाँतक सम्भव हो, 
ज्यादासे-ज्यादा छोयोंको चुनाव में मतदानका अधिकार दिया जाये। इन विधान- 
मण्डलोंको न केवक कानून-निर्माण बल्कि वित्त और प्रशासतके मामलेमें भी वास्तविक 
और ठोस सत्ता प्रदात की जाये। कांग्रेस और मुस्लिम ल्ीगका प्रस्ताव है कि कार्य- 
कारिणीमें आधे सदस्य भारतीय हों, और विधान-मण्डलोंके ८० प्रतिशत सदस्य जनता 
द्वारा चुने हुए हों। हमारी दृष्टिमें यह प्रस्ताव बिलकुल मुनासिब है। इसी प्रकार. 
विधान-मण्डलोंको जितती सत्ता देनेका सुझाव है वह भी बहुत ज्यादा नहीं है। वह 
व्यावहारिक है। विधि विषयक, वित्तीय अंथवा प्रशासनिक मामलछोंके बारेमें कोई 
अनुपयक्त या जल्दबाजीमें तैयार किया गया विधेयक पास न किया जाये, उक्त सुधार- 
योजनामें इसकी समुचित रोकथामका पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया ग्रया है। अल्पसंख्यकोंके 
हितोंकी रक्षाकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकोंके बारेमें हम आपका 
ध्यान उक्त योजनाकी इस व्यवस्थाकी ओर आकर्षित करना चाहेंगे जिसके अनु- 
सार साम्प्रदायिक हितोंकों प्रभावित करनेवाले किसी भी गैर-सरकारी प्रस्तावपर यदि 
सम्बन्धित सम्प्रदायके तीन-चौथाई सदस्य आपत्ति करेंगे तो उस भ्रस्तावपर किसी भी 
विधान-मण्डलमें विचार नहीं किया जायेंगा। 
भारत-मन्त्री और उसकी कार्यकारिणी परिषद्से सम्बन्धित जो सुधार प्रस्तावित 
किये गये हैं वे स्वयं भारतकी शासन-अगालीमें प्रस्तावित सुधारके परिणाम हूं। हमारा 
विश्वास है कि उनके कारण काम-काजके सुचारु संचालनमे फर्क पड़े विना बहुत-सा 
अनावश्यक खर्च बचेगा, और दोनों देशोंकी सरकारोंमें सामंजस्थकी स्थापना होगी । 
ह उक्त प्रस्तावोंके समर्थनर्में इस अभिनन्दत्ृपत्रके साथ हम जो प्राथनापत्र आपकी 
सेवामें प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सुधारकी आवश्यकता विस्तारपूर्वक निवेदित की गई 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है। उसमें एक महत्त्वपूर्ण ओर सजातीय विषय, स्वायत्त शासन, तथा प्रशासनमें कुछ 
तात्कालिक सुघारोंके वारेमें भी चर्चा की गई है। इन दोनोंके लिए कांग्रेस और लीग 
बहुत समयसे सरकारसे प्रार्थना करते रहे हैं। कांग्रेस और मुस्लिम छीगके प्रस्ताव, 
सुधारकी सेंयुक्त योजना तया उन्चीस सदस्योंका प्रार्थनापत्र, संदर्भकी सहुलियतके लिए 
हमारे प्रार्थनापत्रके साथ नत्थी कर दिये गये हैं। हम आश्या करते हैँ कि वास्तविक 
स्वायत्त शासनकी जिस योजनाका छॉर्ड रिपनतें स्वप्न देखा था उसके कार्यान्वित 
किये जानेके छिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। लोक-सेवाका भारतीयकरण 
करानेके लिए हमारे श्रद्धेय देशवासी, स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने दीर्घकालतक कठिन 
प्रथत्त किया था। हमें आशा है वह भी काफी हृदतक जल्दी ही किया जायेगा। 
व्याय-सेवकों और न्यायपालिका सम्बन्धी कार्योकों भी जल्दी ही कार्यपालिकासे विल- 
कुल पृथक किया जाना चाहिए। यह सुधार भ्रवुद्ध-वर्गके हितोंकी भपेक्षा साधारण 
जनताके हितोंकी दृष्टिसि अत्यन्त आवश्यक है। हमें आशा है कि शस्त्रास्त्र अधिनियम 
और नियमों [भार्म्स ऐक्ट ऐंड रुल्ज़ | में इस प्रकार संशोधन किया जायेगा कि 
उसमें से न केवल भारतीयोंके विरुद्ध जातीय भेदभावका चिह्न मिट जाये वल्कि उसमें 
भारतीयोंक्रो यह अधिकार भी रहे कि वे कुछ झर्तोपर शस्त्रास्त्र रख सकें या लेकर 
चल सकें, और ये शर्तें वैसी हो हों जैसी कि अन्य समय देशोंगें, स्वयं भारतकी. ही 
अधिकांश रियासतोंमें, और ब्रिटिश भारतमें अमरीकियों और अंग्रेजोंके मामलेमें प्रचलित 
हैं। फौजमें भारतीयोंपर आयुक्त अधिकारी [ कमीशंड अफसर ] न हो सकतनेका जो 
प्रतिबन्ध॒ था उसके हंटाये जानेपर भारतवासी अपनी कतज्ञता प्रकट कर ही चुके 
हैं। देशको आश्या है कि उनकी मरतीके नियम उदार होंगे, और योग्यता-सम्बन्धी 
परीक्षार्में सफल होनेवाले सभी वर्गोके नौजवानोंके लिए सम्मानजनक और देशानुरागपूर्ण 
आजीविकाका रास्ता खोल दिया जायेगा। यह भी आशा है कि उनके प्रशिक्षण 
और परीक्षाकी आवश्यक सुविधाएँ भारतमें ही उपलब्ध की जायेंगी और काफी 
बड़ी संख्यामें भारतीयोंको नियुक्त किया जायेग्रा। भारतीयोंकों स्वयंसेवकोंकी हैसियतसे 
भरती होनेकी अनुमति नहीं है, यह एक काफी पुरानी शिकायत है। किन्तु स्वयं- 
सेवकके रूपमें अपनी सेवाएँ अपित करनेकी जो भ्रणाली . अभीतक जारी रही है, वह 
समाप्त करनेका विचार हो, तो वैसी स्थितिमें हमारा विश्वास है कि युद्धके बाद 
भारतीय प्रतिरक्षा सेना [इंडियन डिफेंस फोस ] को विघटित नहीं किया जायेगा, और 
यह अनुरोब है कि उसके भारतीय दस्तोंकों यूरोपीय दस्तोंके साथ विलकुल वरावरीका 
दर्जा प्रदान किया जाये। 


साम्राज्यमें भारतका दर्जा 


महानुभाव, अपनी वात समाप्त करनेसे पहले, हम आपका ध्यान जिस अत्यन्त महत्ते- 
पूर्ण बातकी ओर विलायेंगे वह है साम्राज्यमें भारतका दर्जा । एक शब्दर्म कह तो हमारी 
माँग यह है कि उसे अधीनताके स्तरसे उठाकर अन्य डोमिनियनोंके साथ वरावरीका दर्जा 
दिया जाये। इनके वीच वास्तविक और पूर्ण अरथो्में पारस्परिक कक चाहिए। 
हमारा निवेदन है कि यदि अन्य डोमिनियनोंको भारतसे सम्बन्धित मामलोंमें कुछ अधिकार 


परिशिष्ट ५०९ 


बरतने दिये जायें तो भारतकों उनके मामलेमें वे ही अधिकार होने चाहिए। यदि कभी 
भविष्यमें कोई साम्राज्यीय परिषद्‌ या संसद स्थापित की जाये तो उसमें भारतको अन्य 
डोमिनियनोंके समान ही और बरावरका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जबतक ऐसा 
नहीं किया जाता, तबतक हमारे देशके शञासनमें अन्य डोमिनियनोंका भाग लेना, सो भी 
तब जबकि भारतको उनके यहाँके शासनमें भाग छेनेका वैसा कोई अधिकार नहीं है, हमारे 
मौजूदा असन्तोषजनक दर्जेजो और भी नीचे गिरानेके समान होगा जिससे इस देथामें 
बहुत जबरदस्त विरोध उत्पन्न होगा। हमें आशा और विद्वास है कि सम्नाटकी सरकार 
ऐसे किसी प्रस्तावको स्वीकार नहीं करेगी। और फिलहाल हमारी प्रार्थना है कि भारतको 
साम्राज्यीय सम्मेलनमें (और यदि कोई साम्राज्यीय मन्त्रि-मण्डल स्थापित किया जाये 
तो उसमें भी) हमारे विधान-मण्डछोंके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये अपने प्रतिनिधि 
भेजनेकी अनुमति दी जाये। इस वर्षके आरम्भमें इंग्लेंडमें होनेवाली साम्राज्यीय युद्ध- 
परिषद्‌ और साम्राज्यीय युद्ध मन्त्रि-मण्डलकी बैठकोंमें भाग लेनेंके लिए भारतकी ओरसे 
तीन व्यक्तियोंकों भेजकर भारतको जो सम्मान प्रदान किया गया था उसके लिए हम 
सम्राट्की सरकार और भारत सरकारके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। उक्त युद्ध परिपद्‌ द्वारा सर्व- 
सम्मतिसे स्वीकार किये गये उस प्रस्तावकी भी हम बहुत कद्र करते हैँ जिसमें साम्रा- 
ज्यीय परिषद्की भावी साधारण बैठकोंमें भारतको नियमित रूपसे अपना प्रतिनिधि 
भेजनेका सुझाव दिया गया था। एक ओर समज्राट्की सरकारके साथ और दूसरी ओर 
भारतकी जनताके साथ अपने सम्बन्धोंमें भारत सरकारकी जो मौजूदा संवैधानिक स्थिति 
है उसमें भारत सरकार द्वारा नामजद किये गये व्यक्तिका दर्जा जनताके प्रतिनिधि 
अथवा जनताके प्रवक्‍ताका नहीं हो सकता, जैसा कि उत्तरदायी शासन प्राप्त डोमिनियनोंके 
मंत्रियोंका होता है। इस मामलेमें हम खेदपूर्वक यह निवेदन करनेको विवद्ञ हे कि 
मौजदा प्रणालीसे लेकर उत्तरदायी सरकारकी स्थापना तकके संक्रमण कालमें इस बातकी 
अनुमति दी जाये कि साम्राज्यीय परिषद्‌ और साम्राज्यीय मन्त्रि-मण्डलमें भारतके 
विधानमण्डलोंके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये व्यक्तियोंको ही इस देशका प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा जाये। 
[ अंग्रेजीसे | 
लीडर, २८-११-१९१७ 


परिद्षिष्ट २ 
कांग्रेस-लीग योजना 


(क) इस तथ्यको देखते हुए कि भारतकी महान्‌ जातियाँ अत्यन्त प्राचीन 
सम्यताओंकी वारिस हैँ और उन्होंने शासन चलाने तथा प्रशासन करनेकी जबरदस्त 
क्षमता प्रदर्शित की है, और पिछले सौ सालके ब्रिटिश शासनमें उन्होंने शिक्षा तथा 
राजनैतिक चेतनाकी दृष्टिसे बहुत प्रगति की है; और साथ ही इस तथ्यको भी देखते 
हुए कि वर्तमान शासन-णाली इस देशकी जनताकी उचित आकांक्षाओंको पूरा करनमें 
असंमर्थ है तथा मौजूदा स्थितियों और आवश्यकताओंमें अनुपयुक्त सिद्ध हो चुकी 

; कांग्रेसका यह मत है कि अब समय आ गया है जब महामहिम सम्राट्को 
कृपापूर्वक इस आश्ययकी घोषणा कर देनी चाहिए कि ब्रिटिश सरकारकी नीति और 
उद्देदय निकट भविष्यमें भारतकों स्वशासन प्रदान करना है। 

(ख) उसे यह घोषणा भी कर देनीं चाहिए कि साम्राज्यका पुनर्गठन करते समय 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने ऑल इंडिया मुस्लिम छीगर द्वारा नियुक्त की गई 
सुधार-समितिके सहयोगसे सुधारोंकी जो योजना (जिसे आगे सविस्तार दिया जा रहा 
है) प्रस्तुत की है उसे स्वीकार करके भारतको स्वशासनकी दिशामें बढ़ाया जायेगा। 

(ग) और यह भी कि साम्राज्यका पुनर्गठन होनेपर भारतको परतन्त्रताकी स्थितिसे 
उठाकर साम्राज्यके अन्य स्वश्लासित डोमिनियनों जैसा दर्जा प्रदान किया जायेगा। 


सुधार-पोजना 


१- प्रान्तीय विधान परिषद्‌ 


१. प्रान्तीय विधान परिषदोंमें ८० प्रतिशत निर्वाचित और २० प्रतिशत नामंजद 
सदस्य होंगे। 

२. बड़े प्रान्तोंमें सदस्योंकी संख्या कमसे-कम १२५ और छोटे प्रान्तोंमें ५० से लेकर 
७५ होगी। का 

३. विधान परिपदोंके सदस्य यथासम्भव व्यापकतम मताधिकारके आधारपर सं 
जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। किक 

४. महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियोंकों चुनावके जरिये प्रतिनिधित्व प्रदान करनव 
समुचित व्यवस्था होगी। प्रान्तीय विधान परिषदोंमें मुसलमानोंकों विशेष निर्वाचकोंके 
जरिये निम्नलिखित अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए :-- 


पंजाब -- निर्वाचित भारतीय सदस्योंका ५० प्रतिशत 
संयुक्त प्रान्त -- 5 8 ३० प्रतिशत 
४० प्रतिशत 


बंगाल -- ही । । 


परिशिष्ट ५११ 


बिहार -- एप २५ प्रतिशत 
५ आन्त रा रा १५ प्रतिशत 
2300 कक ] १५ प्रतिशत 
बुस्मेई +_+ ए.-.. ए ३३ प्रतिशत 


बदतें कि विशेष हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले निर्वाचकों द्वारा होनेवाले चुनावोंके 
अतिरिक्त शाही या प्रान्तीय विधान परिषदोंके अन्य किसी चनावमें कोई मसलमान 
भाग नहीं छेगा। हट ्‌ 

और बशतें कि किसी जाति या सम्प्रदायको प्रभावित करनेवाले किसी विधेयक या 
उसकी किसी धारा, अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रस्ताव 
पर, शाही या प्रान्तीय विधान परिषद््में जहाँ उक्त विधेयक या प्रस्ताव पेश किया 
गया हो, उस सम्प्रदायके तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा विरोध किये जानेकी दश्ामें विचार 


नहीं किया जायेगा। ये किसी सम्प्रदायको प्रभावित करते हैं या नहीं, इसका निर्णय उस 
सम्प्रदायके सदस्य ही करेंगे। 

५. प्रान्तीय सरकारके प्रधानको विधान परिषद्का सभापति नहीं होना चाहिए, 
बल्कि विधान परिषद्को अपना सभापति चुननेका अधिकार होना चाहिए। 

६. पूरक प्रश्न पूछनेका अधिकार उसी सदस्यतक सीमित नहीं होना चाहिए 
जिसने मूल प्रइन पूछा है; किसी भी अन्य सदस्यको पूरक प्रइन करनेकी अनुमति होनी 
चाहिए। 

७. (क) चुंगी, डाक, तार, टकसाल, नमक, अफीम, रेलवे, स्थल-सेना और 
नौसेना तथा भारतीय रजवाड़ोंसे प्राप्त होनेवाले नजरानोंको छोड़कर राजस्वके सभी 
साधनोंपर प्रान्तीय सरकारोंका अधिकार होना चाहिए। | 

(ख) राजस्वकी म्दे अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। भारत सरकारको विभिन्न 
प्रान्तोंसे होनेवाले घनके अंशदानकी राशि- नियत कर दी जानी चाहिए। असाधारण 
तथा अप्रत्याशित स्थिति होनेपर उक्त नियत राशिका पुननिर्धारण आवदयक होनेकी 
स्थितिमें अंशदानकी राशि बढ़ायी जा सकेगी। 

(ग) प्रान्तीय विधान परिषद्‌को प्रान्तके आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी मामलोंमें 
पूरी सत्ता होनी चाहिए। इनमें ऋण लेने, कर रूगाने या कर-पद्धतिमें परिवर्तन करने 
तथा बजटठपर वोट देनेकी सत्ता शामिल होगी। खर्चके सारे मुद्दे और आवश्यक राजस्व 
प्राप्त करनेके साधनों और तरीकोंसे सम्बन्धित सभी प्रस्तावोंकों विधेयककी शकलरूमें 
नियोजित करके स्वीकृतिके लिए विधान परिषद्‌में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 

(घ) प्रान्तीय सरकारके अधिकारुशक्षेत्रमें आनेवाले सभी मामलोंपर विचार 
करनेके लिए प्रस्ताव रखने और उनपर वहस करनेकी अनुमति होनी चाहिए। 
प्रस्ताव और बहस सम्बन्धी नियमोंकी रचना विधान परिपद्‌ स्वयं करे। 

(४7) प्रान्तीय विधान परिषद्‌ द्वारा पास किया गया कोई प्रस्ताव प्रान्तीय 
कार्यपालिकाके लिए वाध्यकारी होगा, वशतें कि सपरिषद्‌-गवर्नर उसे निषिद्ध न कर दें। 
किन्तु, कमसे-कम एक वर्षकी अवधि बीत जानेके बाद वही प्रस्ताव विधान परिषद्‌ 
फिर पास कर दे, तो उसे कार्यरूप देना अनिवार्य होगा। 


५१२ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


े (च) किसी तात्कालिक महत्त्वके सावंजनिक प्रइ्नपर विचार करनेकी गरजसे 
कार्य-स्थगन भ्रस्ताव पेश किया जा सकेगा, बश्चतें कि सदनमें उपस्थित सदस्योंमें से 
कमसे-कम है सदस्य उसके पक्षमें हों। 

८. उपस्थित सदस्योंमें कक से सेदस्योंकी माँगपर प्रान्तीय विधान परिषद- 
की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी। 5 

९. स्वयं विधान परिषद्‌ द्वारा रचे गये नियमोंके अनुसार वित्त विधेयकको छोड़- 
कर अन्य कोई भी विधेयक विधाने परिषद्में पेश किया जा सकेगा, और इसके लिए 
सरकारकी सहमति लेना जरूरी नहीं होगा। 

१०. प्रान्तीय विधान परिषद्‌ द्वारा पास किये गये सभी विधेयक गवर्नरकी 
स्वीकृति मिलतेके बाद ही कानून बन सकेंगे, लेकिन गवर्नेर-जनरल यदि चाहे तो 
उनको निपिद्ध कर सकता है। 

११. सदस्योंका कार्यकारू पाँच वर्ष होगा। 


२- प्रान्तीय सरकारें 


१. प्रत्येक प्रान्तीय सरकारका प्रधान एक गवर्नर होगा जो सामान्यतः भारतीय 
सिविल सविस या अन्य किसी स्थायी सेवाका सदस्य नहीं होगा। 

२. प्रत्येक प्रान्त्में एक कार्यकारिणी परिषद्‌ होगी जो गवर्नर सहित, प्रान्तकी 
कार्यपालिका सरकार होगी। 

३. सामान्यतः भारतीय सिविल सविसके सदस्योंको कार्यकारिणी परिपद्‌्में नियुक्त 
नहीं किया जायेगा। 

४. कार्यकारिणी परिषद्के कमसे-कम आधे सदस्य भारतीय होंगे जिनका चुनाव 
प्रान्तीय विधान परिपद्के निर्वाचित सदस्य करेंगे। 

५. सदस्यताकी अवधि पाँच वर्ष होगी। 


३- शाही विधान परिषद्‌ 


१. शाही विधान परिपद्के सदस्योंकी संख्या १५० होगी । 

२. ८० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे। 

३. शाही विधान परिषदके लिए, प्रान्तीय विधान परिषदोंमें मुसलमानोंके लिए 
मताधिकारकी जो व्यवस्था है उसीके अनुसार, यथासम्भव अधिकसे-अधिक छोगोंको 
मताधिकार प्रदान किया जायेगा और प्रान्तीय विधान परिषदोंको भी शाही विधान 
परिषद्के कुछ सदस्य चुननेका अधिकार होगा। 

४. निर्वाचित सदस्योंमें से एक तिहाई सदस्य मुसलमान होंगे जिन्हें, विभिन्न 
प्रान्तीय विधान परिपदोंमें पृथक मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने गये मुसहूमान 
सदस्योंकी संख्याका जो अनुपात है, यथासम्भव उसी अनुपातमें विभिन्न प्रान्तोंके 
पृथक मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुना जायेगा। देलिए खण्ड १, धारा ४ की 
अवधान धाराएँ। मा 

५. विधान परिषद्के सभापतिका चुनाव विधान परिषद्‌ स्वयं करेगी। 


परिश्िष्ट ५१३ 


६- पूरक प्रश्न पुछनेका अधिकार मूल प्रइनकर्त्ता तक सीमित न रहकर प्रत्येक 
सदस्यको होगा। 


४. ऊँल सदस्य संख्याके कमसे-कम है. की माँगपर विधान परिपद्की विशेष बैठक 

बुछाई जा सकेगी। ह 

_<. किसी वित्त विवेयककों छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक विधान परिपद्‌ द्वारा 
बनाये गये तत्सम्बन्धित नियमोंके अनुसार विधान परिषद्में पेश किया जा सकेगा; 
और उसके लिए कार्यपालिका-सरकारकी सहमति लेना जरूरी नहीं होगा। 

९. विधान परिषद्‌ द्वारा पास किये सभी विधेयकोंको कानून बननेसे पहले गवर्नर 
जनरलकी स्वीकृति मिलना जरूरी होगा। 

१०. आयके साधनों और खर्चके मुद्दोंसे सम्बन्धित सभी वित्तीय प्रस्तावोंको एक 
विधेयकके रूपमें प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा प्रत्येक विधेयक तथा बजट चोटके लिए 
शाही विधान परिषद्के सामने पेश किया जायेगा। 

११. सदस्योंका कार्यकाल पाँच वर्षका होगा। 

१२. निम्नलिखित विषयोंपर शाही विधान परिपदुका अनन्य नियन्त्रण होगा : 


(क) ऐसे मामले जिलमें सारे भारतके लिए एक समान कानून होना 
अपेक्षित है। 

(ख) जिस हृदतक कोई प्रान्तीय कानून आन्तरप्रान्तीय आर्थिक सम्बन्धोंको 
प्रभावित करता हो। 

(ग) भारतीय रजवाड़ोंसे मिलनेवाले नजरानोंको छोड़कर उन सभी प्रइनोंपर 
जिनका सम्बन्ध केवल केन्द्रीय राजस्वसे है। ह 

(घ) उन सभी प्रश्नोंपर जिनका सम्बन्ध केवल केन्द्रीय सरकारके खर्चसे है, 
लेकिन देशकी सुरक्षाके लिए सैनिक व्ययके सम्वन्धमें शाही विधान परिपद्‌ द्वारा पास 
किया गया कोई प्रस्ताव सपरिषद्‌-गवनेर जनरलके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। 

(&) जो विषय चुंगी-शुल्क और चुंगीमें परिवर्तत करने, कोई कर अथवा 
उपकर लगाने, परिवर्तंत करने या हटाने, मुद्रा और वेंकिगकी मौजूदा प्रणालीमें सुधार 
करने तथा देशके सभी उपयुक्त और नवोदित उद्योगोंको आर्थिक सहायता या पुरस्कार 
देनेसे सम्बन्धित हें। । 

(च) जो समस्त देशके सभी प्रशासनिक मामलोंके विपयमें प्रस्तावसे 
सम्बन्धित हैं । 

१३. सपरिषद्‌्-गवनेर जनरल यदि निषिद्ध न कर दें, तो विधान परिपद्‌ द्वारा पास 
किया कोई भी प्रस्ताव कार्यपालिका सरकारके लिए वाध्यकारी होगा; किन्तु निपषिद्ध 
कर दिये जानेपर यदि वही प्रस्ताव कमसे-कम एक वर्षकी अवधि वीत जानेपर विधान 
परिषद फिर पास कर दे तो उसे कार्यान्वित करना अनिवाय्ये होगा। 

१४, यदि कुल उपस्थित सदस्योंमें से कु सदस्य समर्थन करें तो तात्कालिक 
महत्त्वके किसी निश्चित सार्वजनिक प्रइनपर विचार करनेके लिए स्थगनका प्रस्ताव 
लाया जा सकेगा। 

१४-रेरे 


कर सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


११. यदि किसी प्रात्तीय विधान परिषद्‌ या जाही विधान परिपद्‌ द्वारा पास किये 
गये किसी विवेयकपर सम्राट्‌ अपना निषषधाधिकार प्रयुक्त करना चाहें तो इस अधि- 
कारका प्रयोग विवेयक पास होनेकी तारीखेसे वारह महीनेके भीतर किया जाना चाहिए, 
और सम्बन्धित विधान परिपद्को जिस दिन इस निषेधाज्ञाकी सूचना मिलेगी उसी दिनसे 
उक्त विधेयक प्रभावहीन हो जायेगा। 

१६. भारत-सरकार द्वारा सैनिक मामलोंके, तथा भारतके वैदेशिक और राजनीतिक 
मामलोंके संचालनमें, जिसमें युद्ध घोषित करने, शान्ति घोषित करने और सन्धि करनेका 
अधिकार शामिल होगा, शाही विधान परिपद्को हस्तक्षेप करनेकी सत्ता नहीं होगी। 


४ -भारत-सरकार 


१. गवर्नर जनरल भारत-सरकारका प्रधान होगा | 
२. उसकी एक कार्यकारिणी परिषद्‌ होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे। 
हर ३. परियदके भारतीयोंका चुनाव केन्रीय विधान परिषद्के निर्वाचित सदस्य 
करेंगे । 

४, साधारणतया भारतीय सिविरू सबविसके संदस्योंको गवर्नर जनरलकी कार्य- 
कारिणी परिपदूर्में नियुक्त नहीं किया जायेगा। 

५. केन्द्रीय नागरिक सेवाओंमें सारी नियुवितयाँ करनेका अधिकार इस योजनाके 
अनुसार स्थापित होनेवाली भारतीय सरकारकों होगा, लेकिन शाही विधान परिषद्‌ द्वारा 
बनायें गये किन्‍्हीं कानूनोंके भीतर रहते हुए मौजूदा हितोंका ऐसी नियुवितियोंमें ध्यान 
रखा जायेगा। 

६. भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रात्तके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं 
करेगी। जो अधिकार विशिष्ट रूपसे प्रान्तीय सरकारोंको न दिये गये हों वे भारत- 
सरकारमें निहित माने जायेंगे। भारत-सरकारकी सत्ता साधारणतया प्रान्तीय सरकारोंके 
ऊपर सर्वसामान्य निरीक्षण और देखभाल रखने तक सीमित होगी । 

७. विधि-निर्माण और प्रशासनके मामछोंमें इस योजनाके अनुसार स्थापित होनेवाली 
भारत-सरकार भारत मन्‍्त्रीके हस्तक्षेपसे यथासम्भव मुक्त होगी। 

८. भारत-सरकारके आय-व्यय छेखा-परीक्षाकी एक स्वतन्त्र पद्धति स्थापित की 
जाये । 

५ - सपरिषद्‌-भारत मन्‍्त्री 


१. भारत सस्त्रीकी कार्यकारिणी परिषद्‌ समाप्त कर दी जायें। 

२. भारत मन्‍्त्रीका वेतन ब्रिटेतकी सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। 

३. भारत मल्त्रीका भारत-सरकारके मामलेमें वही दर्जा और अधिकार हो जो 
स्वशासित डोमिनियनोंकी सरकारोंके मामछेमें उपनिवेश मनत्रीको प्राप्त है। 

४. भारत मस्त्रीकी सहायताके लिए दो स्थायी अवर सचिव [ अच्डर सेक्रेटरी | 
होने चाहिए। जिनमें से एक सदैव भारतमें रहे। 


परिश्चिप्ट ५१५ 


६- भारत और साम्राज्य 


१. साम्राज्यीय प्रइनोंका निवटारा या नियन्त्रण करनेके लिए यदि किसी परियद्‌ या 
संगठनकी रचना की जाय तो उसमें भारतकों अन्य डोमिनियनोंके साथ वराबरीके दर्जे- 
पर और समान अधिकारोंके साथ समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। 

२. पूरे साम्राज्यके अन्दर महामहिम सम्राटके अन्य प्रजाजनोंको जो दर्जा और 
नागरिकताके अधिकार प्राप्त हूँ वही दर्जा और नागरिकताके अधिकार भारतीयोंको 
प्रदान किये जायें। 


७ - सेना-विषयक तथा अन्य सासले 
१. महामहिम सम्राट्की सेना और नौ-सेनामें कमीशन-युकत और गैरकमीशन-युक्‍्त 
सभी पदोंपर भारतीयोंको नियुक्त होनेका अवसर प्रदान किया जाये, तथा उनके चुनाव, 
प्रशिक्षण तथा शिक्षा आदिकी भारतमें समुचित व्यवस्था की जाये। 
२. भारतीयोंको सेनामें स्वयंसेवकके रूपमें भरती होनेकी अनुमति दी जाये। 
३. भारतमें कार्यपाकूक अधिकारियोंकी न्‍्याय-विपयक अधिकार नहीं दिये जायेंगे, 
और प्रत्येक प्रान्तकी न्यायपालिका उस प्रान्तकी सर्वोच्च अदालुतके अधीन रहेगी। 
| अंग्रेजीसे 
हिस्द्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, खण्ड १ 


परिशिष्ट ३ 
एल० एफ० मॉसहैडको लिखें गये जें० दी० व्िहिटीके पत्रका अंश 


[वितिया 

नवम्बर १७, १९१७] 

. - यह तथ्य है कि रैयत श्री गांधीकी प्रतिष्ठाके बारेमें अतिरंजित विचार 

रखती है, परन्तु खासे प्रमाणोंक आधारपर मुझे मालूम हुआ है कि कुछ मामलोंमें 

उनके निर्देश रैयतको पसन्द नहीं आये और रैयतने उन मामछोंमें उनकी आज्ञा माननेसे 

इनकार कर दिया। उदाहरणार्थ मुझे बताया गया है कि तुरकौलिया देहातमें जब श्री 

गांधीने रैयतको २० प्रतिशत शरहवेशीसे, जिसपर वे राजी हुए थे, कम देनेकी सलाह 

दी तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगें और वे अब कह 
रहे हैं कि “गांधी हैं कौन? ” ।॒ 

दो दिन पहले श्री गांवीने मुझे सूचित करते हुए लिखा था' कि उनके पास रैयतकी 

तरफसे इस आशयके कई सवाल आये हैं कि जिन गाँवोंमें तावान लिया जा चुका है 

उनमें लगानकी बढ़ोतरीके मुकदमे क्‍यों चल रहे हें; और जब कि सात वरससे लूगानमें 


१. यह उपपन्ध नहीं दे । 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोई बढ़ोतरी नहीं 'हुई है। मुझे ऐसा छग्मा कि इस पूछताछसे सामान्य स्थिति और 
तत्सम्बन्धी कानूनके ज्ञानका असाधारण अभाव प्रकट होता है। स्पष्ट ही हम अपने मक- 
दमे वापस नहीं लेंगे क्योंकि हम तो केवल सात सालकी बढ़ोतरी अदा कर देना चाहते 
है और चाहते हूँ कि इसका छेखा कानूनी छगगानके रूपमें दर्ज हो जाये। और फिर 
हमारे पास अभीतक उन रैयतोंकी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है जिन्होंने वास्त॒वमें 
तावान अदा कर दिया है। 

मेंने थरी गांधीको जवान दिया कि आपका खयाल गलत है। आपकी गलतफहमी 
दूर करनेमें मुझे प्रसक्नता होगी; आप मुझसे मिल लें; परन्तु साथ ही में यह बता 
देना चाहता हूँ कि रैयतके छोग हमारे पास नहीं आये । में उन मामलोंमें, जिन्हें में खद 
निपटा सकता हूँ, किसी मध्यस्थका होना पसन्द नहीं करता। 

उन्होंने जवाबमें कहा कि में समझ नहीं पाता कि सरकारी अफसर उन नेताओंकी 
मदद लेनेसे इनकार क्यों करते है' जो उनकी अपेक्षा रैयतके अधिक सम्पर्कमें हैँ और 
उद्देश्य तो दोनोंके कामोंका एक ही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे आकर मे 
परेशान नहीं करना चाहते । है 

मेने जवाब दिया कि जिस मामलेमें आप मेरे और मेरे काइतकारोंके वीचमें पड़े 
हैं वह कोई उलझा हुआ मामछा नहीं है। उसमें मुझे किसी बाहरी व्यवितकी मददकी 
जरूरत नहीं है। इसके सिवा यदि कोई मध्यस्थ बनकर काइतकारोंके साथ सीधे 
सम्पर्कमें आनेंसे मुझे रोकता है तो में यह बात पसन्द नहीं करता। 

श्री गांधीने यह माननेसे इनकार किया कि उनका वीचमें पड़ना अनुचित है वल्कि 
उन्होंने अपनी शिक्षा-नीतिके बारेमें मिलनेकी इच्छा व्यक्त की। 

में उनसे मिला और उनसे लम्बी बातचीत की और आयोगकी रिपोर्टमें उठाये 
गये अनेकों मुह्ोंपर विचार-विनिमय किया। 

हमेशाकी तरह बातचीतमें मेने उन्हें प्रायः बहुत ही संगत पाया। उन्होंने नीरूकी 
खेती अचानक बन्द होनेपर खेद व्यकतत किया। उनका अपना विचार था कि कुछ 
और समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे वताया कि छगान देनेसे इनकार करनेका 
कारण रैयतकी मूर्खता है। उसने आदेशोंका गलत मतलब समझा। जब कभी वे मेरे पास 
आये तो मेंने उन्हें समझाया कि उन्हें लगान तो हमेशाकी तरह देना ही चाहिए। 
श्री गांवीनें कहा कि अब वे अपनी अर्जित प्रतिष्ठाका उपयोग गाँवोंमें सफाई और कृषिके 
तरीकोंको बेहतर बनानेमें करना चाहते हैँ। वे यथाशक्ति वागात-मालिकों और उनके 
किसानोंके सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं। 

उन्होंने अपने साथियोंका अमानके देहातमें कथित दंगोंके बारेमें पूछताछ करनेके लिए 
जाना सही माना। कहा जाता है कि इनमें पुलिसिका हाथ था और यदि ऐसा है तो 
वे निःसन्देह रैयतके आमन्त्रणपर स्वयं इसी प्रकारकी पूछताछ करनेको तैयार हैं। 

में अब भी मानता हूँ कि श्री गांधी स्वयं उन वातोंकी ओरसे उदासीन हैं जिस्हें 
वे अपना अन्तिम उद्देश्य मानते हैँ । परन्तु अपनी प्रतिष्ठा बनाने और उसे मजबूत करनेके 
लिए थे अवश्य ही ऐसे तरीकोंका इस्तेमाल करेंगे जो आगे-पीछे जिलेकी शान्तिके लिए 
निरचय ही खतरा उत्पन्न कर देंगे। 


परिशिष्ट ५१७ 


_. 'छगानकी अदायगी न होने और जमींदारके सम्मत अधिकारोंमें हस्तक्षेपके सम्बन्ध- 
में वे निदचय ही कानूनका पालन किया जाना पसन्द करेंगे और रैयतको भी दैसी ही 
हक । इस सीमातक फिलहाल जिलेमें उनकी मौजूदगीसे कुछ नुकसानके वजाय लाभ 
ही होनेकी सम्भावना है। साथ ही वे आन्दोलनका केन्द्र-विन्दु बने रहना चाहते हेँ। उन्हें 
सभी पक्षोंके प्रति न्यायपूर्ण रहनेवाल्ा मध्यस्थ माननेके वजाय वागान-भमालिकोंके विरुद्ध 


रैयतका नेता माना जाता है और इसलिए यह सम्भव नहीं है कि उनको लेकर कोई 
बवंडर खड़ा न हो। 


हृदयसे आपका, 
जे० टी० हिटी 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंड्स ऑन महात्सा गांधीज़ मृचमेंट इन चम्पारन 
परिशिष्ट ४ 
दफ्तरी पत्रव्यवहार और टिप्पणियोंके उद्धरण 
(क) जें० एल० मेरीमेनका पत्र 
मोतीहारी 


नववस्वर १८, १९१७ 


प्रिय श्री गांधी, 

आपका १४-११-१९१७ का पत्र मिला। 

आप पाठशालाएँ खोलनेका प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे खुशी हुई। अगर 
सूचित कर सकें कि आप किस ढंगकी पाठशालाएँ खोलना चाहते हेँ और उनमें किस 
ढंगकी शिक्षा दी जायेगी तो अच्छा होगा। जहाँ शालाएँ खोलनी हैं उन जगहोंके नाम 
भी लिखें। 

आपके इसी माहके १७ तारीखके पत्रमें, आपने कुछ काइतकारोंकी इस शिकायतकी 
चर्चा की है कि उन्हें कतिपय कागजोंपर हस्ताक्षर करनेको विवश किया गया था . . . 
इस विययमें, यदि उन्हें रगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वे अदालतमें 
जानेको स्वतन्त्र हें। ' 

में किसी भी ऐसे मामलेके वारेमें कोई ऐसी वात सुननेकी स्थितिमें नहीं हूँ जो 
अदवालतके विचाराधीन हैं अथवा जो अदाकंतकी रायको किसी हरूपमें प्रभावित कर 
सकती हो . . - इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि शिवरतन नोनिया द्वारा दायर किये गये 
मुकदमेके बारेमें अपनी राय मुझे भेजनेका आपका इरादा नहीं है। 

जे० एल० मैरोमैन 


५१८ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 
(ख) जे० एल० मेरीमेनका पत्र एल० एफ० मॉसंहैडको 


मोतीहारी 
नवम्बर २४ 
प्रिय श्री मॉसंहैड, 20% 5823 

भेरी पाक्षिक गोपनीय रिपोर्ट । द 

सामान्य स्थितिमें सुधार नहीं हुआ, वल्कि वह कुछ बिगड़ी ही है। मुझे यह 
रिपोर्ट देते हुए खेद होता है कि देशी भाषामें दी गई सरकारी विज्ञप्तिसि सरकारकी 
कठिनाइयां बढ़ गई मालूम पड़ती हैँ। . . . 

_ ८.. - - जान पड़ता है, श्री गांधीके छौटने तथा सरकारके इरादेकी घोषणासे 
उत्तेजना फिर बढ़ी है। 

९. श्री गांधी पुनः हमारे बीच आ गये हैं; वैसे अभी-अभी मुझे उनका पत्र 
मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे १५ दिनके लिए बाहर जा रहे हैं । मेने 
९ नवम्बर, १९१७कों उनसे अपनी मुलाकातके बारेमें आपको सूचना दे दी थी। 
महीनेके प्रारम्भमें यहाँ आनेके बादसे वे अत्यन्त सक्रिय हैँ । उन्होंने निम्नलिखित 
स्थानोंमें स्कूल चलाने प्रारम्भ कर दिये हूँ: 

(१) वरहरवा-ने-ठाका --- श्री और श्रीमती गोखलेकी देखरेखमें | श्रीमती गोखले 
एक “प्रशिक्षित नर्स तथा दाई” हैं। 

(२) मितीहरवा -- श्री सोमण “बेलगाँवके एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता ”, श्री 
बालकृष्ण “ गुजरातके एक नवयुवक ” तथा स्वयं श्रीमती गांधीकी देखरेखमें। 

(३) बेलवा -- पी० एस० शिकारपुर बेलवा कारखानेके पास। 

मुझे कृपया हिदायत दी जाये कि श्री गांधी, उनके स्कूल तथा उनके स्वच्छता 
प्रचारके प्रति क्या रुख अपनाना है। उनके कार्यके स्वरूपके वारेमें इतमीनान किये 
विना ही में उन्हें प्रोत्साहन दूँ अथवा तटस्थ रुख अपनाऊं ? 

में अभी उनके द्वारा दी गई हिंदायतों या उनके अनुयायियोंके बारेमें कुछ नहीं कह 
सकता, क्योंकि में उनके बारेमें कुछ जानता नहीं हूँ। जिस कामकी वे बात करते हैं यदि 
सचमूच उसमें उनकी दिलचस्पी है तो मेरी समझमें तो वे उससे, अर्थात्‌ बिहारी 
किसानको स्वच्छताका पाठ पढ़ानेसे बहुत जल्दी तंग आ जायेंगे । श्री गांधी अपने स्कूछोंके 
लिए चन्दा एकत्र करनेकी कोशिश कर रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्धमें स्थानीय भारतीयोंने 
बहुत कम उत्साह दिखाया है। 

१०. इसी प्रकार निवेदन है कि श्री गांधीकी दूसरी गतिविधियोंके प्रति क्या रुख 
अपनाया जाये, इस विपयमें भी मुझे सूचित कर दिया जाये। वे अपनेको स्वच्छता तथा 
शैक्षणिक मामलोतक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। वे बेलवा (जिस स्थानपर उन्होंने 
स्कूलकी स्थापना भी की है) में शिवरतन नोनिया बनाम बेलवा कारखानेके श्री अमत द्वारा 
चलाये गये मामलेकी वैयक्तिक जाँच कर रहे हैं। इसी सम्बन्धमें मेंने गत अवतूबरकी 
२७ तारीखको अपने सरकारी पत्रमें बावू जनकधारी प्रसादकी गतिविधियोंकी खबर भेजी 

। उक्त मामलेमें जब कि न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है, उन्होंने मुझे अपने विचार 


परिशिष्ट ५१९ 


ह 


बतानेका इरादा जाहिर किया है। वे सिराहा-कारखानेकी रैयत द्वारा किये गये कुछ 
समझौतोंके प्रइनकी भी जाँच कर रहे हैं। मुझे श्री अमनसे मालूम हुआ कि बेलवाममें 
श्री गांधीनें अधिकृत जाँच-पड़तालू की और वादियों तथा कुछ गवाहोंके वयान लिये । 

सार्वजनिक अधिकारीके नाते में समझता हूँ, कि यदि वाहरसे मित्रतापूर्ण सहायता 
मिले तो मुझे उसका स्वागत करना चाहिए । किन्तु जो मामछे वस्तुतः न्यायालयोंमें विचा- 
राधीन हूँ, उनकी स्वतन्त्र रूपसे जाँच-पड़तालकी प्रथाका मेरी दृष्टिमें, बड़ा दुरुपयोग 
हो सकता है, विशेषकर जब कि सम्बन्धित लोग चम्पारतके छोगोंकी तरह अनजान 
तथा असन्तुलित हों और उनका झुकाव झूठ बोलनेकी ओर हो। श्री गांधी स्वयं निष्पक्ष 
होनेका दावा करते हैं; हो सकता है कि यह दावा सही हो, किन्तु उनके वहुतसे सहायकों 
की निष्पक्षता सन्वेहास्पद है, और में सोचता हूँ कि वे अपने स्वार्यकी दृष्टिसे मामलेमें 
नमक-मिर्च मिलानेसे बाज नहीं आयेंगे। श्री गांधी यह विश्वास दिला चुके हें कि वे 
केवल उन्हीं मामलोंमें हस्तक्षेप करेंगे, जहाँ उनको रैयतके साथ स्पष्ट अत्याचार दिखाई 
देगा। किन्तु मेरी समझमें श्री गांधी निर्श्रान्त रूपसे यह तय नहीं कर सकते क्योंकि 
मामलोंमें इस प्रकारका भेद करना सर्वेया असम्भव है। इस प्रथाको या तो सभी 
मामलोंमें स्वीकार करना चाहिए अथवा एकमें भी नहीं । इस मुहेंपर में पथप्रवशेन 
चाहता हूँ। 

अनुच्छेद ९ में उल्लिखित बेलगाँव, गुजरात तथा वम्बईसे स्वयंसेवर्कोंको लाये 
जानेके बारेमें भी मुझे सरकारके रुखके बारेमें सूचना दी जाये । श्री मैकफर्सनने १९१७ के 
तारीख २० जुलाईके अधैसरकारी-पत्र संब्या २५७७ सी ०-१५७१/२ में हेकॉककों हिदायत 
दी थी कि वे श्री गांधीको सूचना दे दें कि उन्हें (हेकॉकको) “ मालूम नहीं कि सरकार 
स्वयंसेवकोंके छाये जानेके प्रति क्‍या रुख ग्रहण करेगी। ” वया सरकार अब अपने रुखके 
बारेमें सूचित कर सकती है? . . - 


हृदयसे आपका, 
जे० एल० मैरीमेन 


(ग) एच० मैकफर्सनकों लिखे गये एल० एफ० सॉसहैडके पत्रका अंश 
सवस्वर २७, १९१७ 


इस समय जिलेमें निम्नलिखित तीत बातोंसे किसानोंका उद्गेग बढ़ रहा है-- 
स्व॒राज्यका प्रचार, गांधीकी कार्रवाई और हिन्दुओं और मुसलूमानोंका मनमुटाव। 
इनकी प्रतिक्रिया एक-दूसरेपर होती है और किसानोंका मानसिक सम्तुलून विगड़ता है 
एवं उनमें कानून और सत्ताके प्रति उपेक्षाका भाव बढ़ता है। जैसी कि पहले खबर दी 
जा चुकी हैं, सारन जिलेमें गाँव-गाँवमें स्व॒राज्य-सभाएँ की जा रही हे और कहा आर 
है कि सिपहियाकी धठनाकों उन्हींसे उत्तेजन मिला। और गांधीका समर्थन पाकर उसके 
कारण गोपालूगंजके मनियारा कोटी क्षेत्रमें भी अशान्ति उत्पन्न हो रही है। े 

सैरीमैनके पत्रसे प्रकट हो जायेगा कि चम्पारनमें ऊूगानसे इनकारी कभी गम्भीर 
रूप धारण करती जा रही है और मजदूरोंके झगड़े भी तय नहीं हुए हैं। वे जानना 


परिशिष्ट ५२१ 
(च) ई० सी० रेलेंडके पत्रका अंश 


दिसम्बर २, १९१७ 


चम्पारनकी स्थितिपर विचार करते समय हमें [गंगा ] नदीके उत्तरके दूसरे जिलों, 
मुख्यतः छपरासे प्राप्त चिन्ताजनक समाचारोंका भी खयाल करना होगा। इसमें कोई 
सन्देह नहीं हो सकता कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारन जिलोंमें अशान्तिकी लहर फैल 
गई है। निस्सन्देह अशांति श्री गांधीके आनेसे प्रारम्भ हुई। इसमें किसीको शंका नहीं कि 
चम्पारन जिलेसें असन्तोष था किस्तु श्री गांधीके आनेसे किसानोंका रुख और भी बिगड़ 
गया। श्री गांधी क्या करनेवाले हूँ, इस सम्वन्धमें उक्त जिलोंमें सर्वत्र अफवाह फेल गईं और 
ह्‌में यह तो ठोक तरहसे मालूम है कि सभी जिलोंके किसान शिकायतें लेकर श्री गांधीके पास 
गये। जान पड़ता है कि उस समय दूसरे जिलोंकी शिकायतोंपर खास ध्यान नहीं दिया 
गया; किन्तु जान पड़ता है कि दूसरे जिलोंके किसानोंका यह्‌ आम खयाल है कि श्री 
गांधी जब चम्पारन जिलेका काम पूरा कर चुकेंगे तब दूसरे जिलोंके मामले भी हाथमें 
छेंगे। वास्तवमें हमें प्राप्त एक ताज़ा खबरके अनुसार उन्होंने अभी हालमें मुजप्फर- 
पुरमें एक सभामें यह कहा है कि उनके प्रयत्नोंसे चम्पारन जिलेको जो लाभ मिलेगा 
वह बादमें इस जिलेके किसानोंको भी मिलेगा। इन स्थितियोंमें सीधे-सादे लोग यदि 
श्री गांधीकों सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं तो इसमें आइचयेंकी कोई बात नहीं है। श्री ग्रांघीका 
मनन्‍्शा जो भी हो, और में यह विश्वास करनेके लिए तैयार हूँ कि वह अच्छा है, फिर भी 
यह बात तो है ही कि उनके साथ कुछ अवांछतीय लोग हैं और वे उनके नामका 
लाभ उठाकर अशान्ति उत्पन्न कर रहे हैं। यदि श्री गांधीके भाषणोंके विवरण ठीक हैं 
तो उनसे लोगोंमें राज्यके प्रति अश्नद्धा अवश्य बढ़ेगी। यदि, जैसा वे कहते हैँ, ये सज्जन 
अज्ञान्ति दूर करनेका प्रयत्न कर रहे हैँ, तो इस समय उनका ऐसी बातें कहना कि वे 
किसानोंको बागान-मालिकोंके हिस्सेदारोंकी तरह देखना चाहते हैं और हिन्दुओंका हित 
सामूहिक गो-वध बन्द करा देनेमें है; अजीव मालूम होता है। जो मामले अदालतोंमें 
विचाराधीन हैँ उनमें उनके द्वारा जाँचकी कार्रवाई करना अदालतकी मानहानि जैसा 
है। और उससे निरचय ही स्थानीय अधिकारियोंकी प्रतिष्ठा घटती है। मुझे यह कहनेंमें 
कोई झिझ्कक नहीं है कि श्री गांधीका फिलहाल यहाँ रहना अवांछनीय है। 


(छ) गृह विभागके सचिवको लिखे गये एच० सेक्फर्नके पत्रका अंश 
। दिसम्बर ६, १९१७ 


आज की स्थितिमें श्री गांधीका चम्पारनमें बने रहना कठिनाई उत्पन्न करने- 
वाली बात है। उनका उद्देश्य तो शुद्ध है, और कहते हें कि वे शान्ति-स्थापनाके लिए 
प्रयास कर रहे हैं तथा इस दृष्टिसे कुछ मामलोंमें उन्हें, अपेक्षाकत अधिक जिम्मेदार 
बागान-मालिकोंके सहयोगसे, सफलता भी मिली है, लेकिन उनकी राजनीति आम खेति- 
हरोंकी समझमें नहीं आती, और वे जिन पिछलग्गुओंसे घिरे हुए हैं उनके काम उद्देदयके 
प्रति बराबर उसी ईमानदारीसे प्रेरित नहीं रहते जैसे श्री गांधीके होते हैँ। श्री गांधी 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


होमरूलके एक प्रमुख व्याख्याता हैं, और जिस बृहदाकार प्रार्थनापत्रके लिए मुफस्सिल 
इलाकोंसे हस्ताक्षर एकत्र किये जा रहे हैं, उसका मसविदा भी उन्हींका तैयार किया 
हुआ है। 

' श्री गांधीके कामोंके कुछ ऐसे पहलू भी सामने आये हैं जिनका उद्देश्य चाहे जितना 
अच्छा हो, काइतकार उन्हें गलत भी समझ सकते हैं। उनके कामोंमें स्कूल स्थापित 
करना और जिन मामलछोंकी तहकीकात. पुलिस कर रही है, उनका स्वयं श्री गांधी 
और उनके अनुग्रामियों द्वारा जाँच करना भी शामिल है। सुंकूलोंमें बम्बईसे बुलाये गये 
शिक्षक पढ़ाते हैं। इन स्कूछों और उनके शिक्षकोंके वारेमें इतना अधिक ज्ञान तो नहीं 
है कि वे विद्याथियोंकों कैसे विचारोंकी शिक्षा दे रहे हैँ, इस विषयमें कुछ कहा जा सके; 
लेकिन यह निश्चित है कि फौजदारी मामलोंमें हस्तक्षेप किये जानेंके कारण स्थानीय 
पुलिस तथा न्यायाधिकारियोंकों बड़ी परेशानी हो रही है। 

[अंग्रेजीसे ] 
..सिलेव्ट डॉक्यूमेंद्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मृवमेंट इन चम्पारन 


परिश्षिष्ठ ५ 
बबन गोखलेका पत्र मो० क० गांधीको 


बरहरवा 
दिसम्वर ६, १९१७ 


प्रिय श्री गांधी, कं 

इस पत्रके मिलनेतक आप मोतीहारी पहुँच जायेंगे। आपको यह पत्र यहाँके 
कामकी प्रगतिके विपयमें लिख रहा हूँ । ह ५ 

जब आप पिछली वार यहाँ आये थे तबसे अवतक गाँवके लगभग सभी कुएं दुरुस्त 
किये जा चुके हैँ, गन्दे पानीकी जो चालियाँ कुओंके करीव थीं और जिनसे पीनेका 
पानी गन्दा हो रहा था, उन्हें हमने बन्द कर दिया है। एक या दो जगहोंपर यह काम 
कठिन रहा क्योंकि घरकी नाछीका रुख तबतक नहीं बदछा जा सकता था जबतक वह 
किसी पड़ोसीकी जमीनसे न निकाली जाये। मह काम हमने पड़ोसियोंकी सहृदयत्ता 
जगाकर पूरा कर ही लिया। दूसरे एक मामछेमें समझा-बुझाकेर राजी करनेके 
हमें गाँवके बुजुर्गोकी मदद छेनी पड़ी। कुछ भी हो, हमने अपना काम पूरा 

| रोकनेकी कोशिशमें ०० 
अब हम उन्हें अपने घरोंके विलकुल करीब गन्दगी करनेसे रे कोशिशम 
लगे हैं। यह हम एक बुजुर्ग मुसलमानकी सहायतासे करना चाहते हैं जो प्रति शुर्क- 
वारकी नमाजके बाद छोगोंको इस विषयमें समझायेगा। हिन्दुओंके लिए भी हम एव. 
ही तरीका अपनाना चाहते हैँ। में समझता हूँ कि कुछ सप्ताहोंमें इसका कुछ अच्छा 
नतीजा निकलेगा। इस बीच हम छोगोंने स्वयं उनके पाखानेको मिट्टीसे ढेक-ढककर 


परिशिष्ट ५२३ 


लोगोंको समझाया है कि पाखानेको मिट्टीसे ढेंक देनेमें प्रतिष्ठा कम नहीं होती; 
छ्गता है जे यह वात समझ गये हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब लोग 
ऐसा करने छगे हैं। 

स्‍्कूलोंमें विद्याथियोंकी संख्या ७५ से ऊपर हो गई है। पिछले महीने प्रतिदिन 
औसत हाजिरी ६० से ऊपर रही। लड़के अपने गीत सीखने और उन नये मैदानी 
खेलोंको सीखनेमें बहुत रुचि छेते दिखाई देते हैं, जो नियमित कवायदके बाद उन्हें 
सिखाये जाते हैँ। श्रीमती गोखले रगभग रोज आसपासके गाँवोंमें जाती है क्योंकि 
वहाँ प्राय: एक-न-एक ऐसी रुग्णा नारी होती है जिसे डाक्टरी सहायताकी जरूरत हो। 

जब लोग अपनी फसलसे निदिचन्त हो चुकेंगे, तव हमारा इरादा उन्हें रोज 
सन्ध्या समय इकट्ठा करके स्वास्थ्य तथा सामान्य संस्कृतिके विषयोंपर कुछ बताते 
रहनेका है। 

पिछले बृधवारको डॉक्टर देव यहाँ आये थे और चूंकि यहाँ वहुतसे ऐसे मरीज हें 
जिन्हें हम नहीं सँभाल सकते थे, वे दिन-भरसे भी ज्यादा ठहरे। उनके नुस्खे हम 
ढाका डिस्पेंसरीमें नहीं बनता सकते। इसके लिए उच्च अधिकारियोंकों अर्जी देनी 
होगी कि इसे एक विशेष मामला मानकर ये नुस्खे वहाँ बनवा दिये जायें। इससे 
आसपासके गरीब छोगोंको बहुत राहत पहुँचेगी। परन्तु पहले हमारा विचार ढाकाके 
हॉस्पिटल असिस्‍्टेंटसे मिलनेका है। 

पिछले बृधवारकों हमने आसपासके प्रमुख ग्रामीणोंकी एक बैठक बुलाई थी। 
वहाँ हिन्दू-मुसलमान दोनोंकी एक खासी समिति इस कामके लिए बनाई गई कि 
वह प्राथमिक शिक्षा तथा गाँवोंकी सफाईके कामका संगठन करे। फसलके बाद हं/थर्मे 
लिये गये कामोंके लिए जकूरी धन जमा करनेके लिए समितिके सदस्योंकी फिर 
बैठक बुलायेंगे। अत्यन्त आदर सहित, 

हृदयसे आपका, 


बबन गोखले 
[ अंग्रेजीसे | 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स आँच महात्मा गांधीज मूवमेंट इन चम्पारन 


परिश्षिष्ट ६ 
ई० एल० एल० हैमंडका पत्र मो० क० गांधीको 


शिविर पटना 
दिसस्वर १३, १९१७ 
प्रिय श्री गांधी, 

शायद आपको स्मरण होगा कि आपने रांचीमें चम्पारनसे मेसोपीटामियामें सेवाके 
लिए एक मजदूर दटुकड़ी भरती कर सकयेकी बात की थी। उस समय में यह समझा 
था कि आप अपनी ही कमानके अधीन सेनाका सामान ढोनेवाली एक दुकड़ी खड़ी 
करना चाहते हैं। वहरहाल, मुझे चताया गया है कि आप एक मजदूर-टुकड़ी खड़ी 
करनेको राजी हैं। कृपया मुझे सूचित करें कि क्या यह ठीक है। कृपया यह भी 
लिखें कि क्या आप अब भी टुकड़ी खड़ी करनेको राजी हूँ। यदि इस सम्बन्ध 
आपकी कोई शर्तें हों तो उन्हें भी भूचित कीजिये। यदि आप चाहते हें कि कोई 
टुकड़ी जो आप बनायें वह मौजूदा यूनिदोंका अंग न हो बरत्‌ू एक स्वतत्व आत्म- 
निर्भर टुकड़ी हो तो मुझे आर्मी हेड ब्वादर्सको लिखना जरूरी होगा। लेकिन यदि 
आप स्वयं न जाना चाहते हों वैसी दक्षामें यदि आप गयाके रेलवे ट्रेनिंग डिपोके 
लिए, जहाँ हमें ५०० आदमी प्रति माह चाहिए, आदमी दिलवानेमें सहायता कर सके 

तो हम आभारी होंगे। कृपया अपना उत्तर मुझे रांची के पत्तेपर दीजिए। 

हृदयसे आपका, 

ई० एल० एल० हैमंड 


सिलेक्ट डॉक्यूसेंट्स ऑन महात्मा गांधोज मूवमेंट इन चम्पारत 


परिशिष्ट ७ 


ई० एल० एल० हेमंडका पत्र मो० क० गांधीकों 
रांची 
दिसम्बर १८, १९१७ 
प्रिय श्री गांधी, । 
आपके १५ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। में यहाँ हमारी क्या कावश्यकता 
है सो आपको लिखकर भेज रहा हूँ; उससे आप समझ जायेगे कि वह इस 
समय वर्दमाव दलोंमें भरती तक ही सीमित है। तया मजदूरूदछ लड़ा कक 
अभी कोई इरादा नहीं है। 


परिद्िष्ट ५२५ 


मेसोपोटामिया या गया और पुरीके रेलवे प्रशिक्षण केद्वोंके लिए हमें आदमियों- 
की आवश्यकता है। वहाँ दो या तीन मासका प्रशिक्षण देनेके बाद उन्हें वसरा 
भेज दिया जायेगा। हम ३० रु० पेशगी देते हें। भारतमें १५ रु० तथा समुद्र-पार 
जानेपर इन्हें २०) रु० मासिक दिया जाता है। प्रति व्यक्तिपर ३े रु० भरती कराई 
शूल्क दिया जाता है। 

क्या आप अपने दौरोंके दरम्यान आ्थिक-लाभके इस प्रश्नस्त अवसरकी ओर 
जनताका ध्यान खींच सकेंगे? अगर एक घरसे एक आदमी भी चला जाये तो उसे 
अपने कुटुम्बको ८) रु० महीना भेजते रहकर भी अवधिके हिसावसे छड़ाईके अन्तर्मे 
घर लौटनेपर, अप्राप्त वेतनके रूपमें १०० रुपयेसे २०० रुपये तक, नये सिरेसे जीवन 
प्रारम्भ करनेके लिए मिलेगा। 

मजदरोंकी आय २० वर्षसे अधिक तथा ३५ वर्षसे कम होनी चाहिए और 
शारीरिक दृष्टिसे उन्हें सचमुच हट्टा-कट्टा होना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्तियोंको 
भरती करनेमें हमें सहायता दे सकते हैं तो युद्धअयत्नमें सहयोगके साथ ही उन 
लोगोंका भी फायदा होगा जिनमें आप व्यक्तिगत तौरपर दिलचस्पी ले रहे हैँ। सन्‍धाल 
परमनेमें तीन-चार राख रुपये चुकता किये गये हें और इससे वहाँके महाजनों तथा 
अत्याचारी जमींदारोंको काफी परेशानी हुई है। 

यदि आप स्वयं आहत-सहायकोंका एक दल खड़ा करना चाहे और मझे बतायें 
कि आपको कितने आदमी मिल सकते है तो में आपके प्रस्तावको प्रधान सैन्य- 
कार्याक्यके पास भेज दूंगा। 

हृदयसे आपका, 
ई० एल० एड० हैमंड़ 
सिलैक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मूवर्मेंट इन चस्पारन 


परिश्षिष्ट ८ 
(क) एल० एफ० सॉसहँडका पत्र गांधीजीको 


मोतीहारी 
जनवरी १४, १९१८ 


प्रिय श्री गांवी, 

चम्पारन खेती-वारी विधेयकके सम्बन्धमें मेने सरकारको बताया है कि वर्तमान 
प्राह्पर्में खण्ड ३ की पहली धारा खश्की समझौतेपर भी उसके प्रचलित रूपम तिन- 
कठिया-जैसा ही निषेध छगाती है, क्योंकि वागात मालिक-संघ द्वारा स्वीकृत साटेके 
स्वहूपमें यह शर्ते निबद्ध है कि उपज महैया करनेके लिए कितने क्षैत्र्म खेती की 
जाये। इस उपजकी कीमत वजनके हिंसावसे चुकता की जाती है। 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मुझे इस आशयका उत्तर मिला है कि सरकारके विचारमें विधेयकके खण्ड ५ में 
खुश्की साटाकों, जिस रूपमें वह अवतक स्वीकृत रहा है, गेर-कानूनी करार देनेवाली 
कोई बात नहीं है, किन्तु खण्ड ३ निर्वारित क्षतिपूर्तिके जरिये करार तोड़नेके दण्डकों 
अवैध बना देगा। जाहिरा तौरपर दो वीघोंमें या मेरे खयालसे जमीनके किसी और भागमें 
नील उगानेके समझौतेके सम्बन्धर्में कोई आपत्ति नहों है, बशरतें कि काइतकारोंकों काइतके 
लिए वास्तविक भू-क्षेत्रोंको चुननेंकी पूरी आजादी हो और भूमि-सुधार समितिका स्पष्टत: 
यह इरादा- था कि वर्तमान खुश्की प्रणालीको उक्त झर्तके साथ जारी रहने दिया जाये। 

तदनुसार मुझसे कहा गया है कि में इस मुद्देपर, तथा धारा ३ में संशोधन करनेके 
लिए ऐसा उपयुक्त तरीका निकालनेके बारेमें, जिससे खुश्की साटामें कोई रुकावट न 
आये, रैयत तथा उनके प्रतिनिधि दोनोंके विचार जान हूँ। 

हमने आज सुबह इस मामछेपर विचार किया था, और में आपके सामने 
श्री कैनेंडीका संशोधन रखता हूँ जो इस प्रकार है: 


(क) “किसी भी अधिकार, भूम्यधिकार या दूसरे किसी हितके वावजूद, 
अवतूबर १, १९१७से चम्पारन जिलेके अन्तर्गत जितनी नई भूमि है, 
उसपर काइतकारका पट्टा होगा, और वह पट्टेकी ऐसी किसी भी शर्तेंसे 
मुक्त होगा जिसके अनुसार काइतकारपर अपने भूस्वामीकी सुविधाके 
लिए अपनी जमीनपर या उसके किसी भागपर कोई भी फसल उग्रानेकी 
बाध्यता आती हो; तथा कोई भी पूर्ववर्त्ती ऐसा या ऐसे अधिनियम 
जो पढ़ेमें इस प्रकारके शर्तकी अनुमति देते हें, इसके द्वारा स्पष्ट हूपसे 
रद किये जाते हे। 

(ख) “ऐसा कोई समझौता, ठेका या वन्धीकरण, जिसके जरिये कोई काश्तकार 
अपने भूस्वामीको अपनी जोतपर या उसके किसी भागपर उगाई गई 
फ्सलको देना स्वीकार करता है, उसके वारेमें करार करता है या उस 
फसलको उसके पास वन्धक रखता है, ऐसी शर्तेकी हृदतक अवैध माना 
जायेगा किन्तु यदि जोत या उसके किसी भागका इस प्रकारके समझौते, 
डेके था वस्धीकरणमें विशेष रूपसे उल्लेख हुआ हो तो तब ऐसा नहीं 
होगा । 

में समझता हूँ, इस संशोधनके दूसरे भागपर जिसे मैंने 'ख' से चिह्नित किया है 

आपको आपत्ति है, किन्तु मेरे विचारमें केवल पहला भाग, जिसे मेने 'क ' से चिह्नित 

किया है, स्वीकार्य होगा। कृपया सूचित करें कि क्‍या में तदनुसार सरकारको सूचना दे 
दूँ? सरकार चाहती है कि उसे १९ तारीखकों होनेवाली प्रवर समितिकी वैठकसे पूर्व 
उत्तर मिक्त जाये। क्या आप उस तारीखसे पूर्व मुझे उत्तर देकर अनुगृहीत करेंगे ! में 

१५ और १६को रामगढ़वाके शिविरमें तथा १७ और १८ को चैनपटियामें रहेंगा। 

हृदयसे आपका, 
एल० एफ० मॉससहैड 


परिधिष्ट ५२७ 
(ख) एल० एफ० मॉसहेडका पत्र एच० कृपलूंडको 


शिविर रामगढ़वा 
जनवरी १६, १९१८ 
प्रिय श्री कूपलेंड, 

', .  हैकॉक और मेंने इस विषयमें १४ तारीखको श्री गांधीसे भेंट की। मेंने श्री 
गांधीकों बताया कि खण्ड ३ की पहली धारा खुइ्की प्रणालीके प्रचलित और समिति द्वारा 
अपनी रिपोर्टके अनुच्छेद ८ में स्वीकृत स्वरूपपर भी तिनकठिया-जैसा ही निषेव लगाती 
है। इस प्रणालीके अन्तर्गत काइतकार आमतौरपर पेशगी रकमके बदले नील उगाना 
मंजूर कर लेता है। जिस जमीनपर वह नील उगानेकों कहता है, वह पसन्द आनेके 
बाद ही बागान-मालिक पेशगी देता है, और उपजके अनुसार उसे कीमत चुकाई जाती है। 

बातचीत करनेके उद्देश्यसे मेंने राजपुरकी प्रणालीको लिया। जैसा कि में समझता 
हूँ, श्री स्‍लाई और श्री गांधी इस प्रणालीकी राजपुरमें जाँच कर चुके हैं और उससे 
सन्तुष्ठ हैं। श्री गांधीने आपत्ति उठाई कि यदि रैयत स्वीकृत भू-क्षेत्रोंमे नील न उगाये 
तो करारको विशेष रूपसे कार्यान्वित करने तथा निर्धारित क्षतिपूर्तिकि लिए उसपर 
मुकदमा चलकाया जा सकता है। और यदि उसने पेशगी ले लेनेपर भी करारका 
अपना भाग पूरा नहीं किया और उसके परिणामस्वरूप क्षति होती है, तो निश्चय ही 
उसपर मुकदमा चलाया ही जायेगा। 

श्री गांधीने विस्तारसे बताया कि उत खुश्की करारोंकों पचानेके लिए इस विधेयक- 
का मसविदा तैयार किया गया है, जो अत्यथा सर एस० पी० सिन्हाकी सम्मतिके अनुसार 
काइतकारी अधिनियमके अन्तर्गत वर्जित माने गये थे। तब मेंते सुझाव दिया कि वे काइत- 
कारी अधिनियमके अमलके अधीन छोड़े जा सकते हें। इससे खुश्की प्रणाली, कमसे-कम, 
उस स्थितिमें तो रहेगी जिसमें कि वह अब है। इसके विपरीत, प्रस्तुत विधेयक तो समितिके 
उस इरादेके विरुद्ध इसपर निषेध लगाता है। बातचीतको एक मुद्देपर केन्द्रित करनेके 
लिए मेंने उन्हें श्री कैनेडीका संशोधन दिखाया, और पूछा कि क्‍या वे इसके पहले भागका 
समर्थन करते हैं जिसके जरिये नया कानून काइतकारीकी शर्तके रूपमें तिनकदिया प्रणाली- 
का निदेध करने तक ही सीमित रह जाता है। उसे पढ़नेके बाद उन्होंने कहा कि वे 
समस्याके हलकी दृष्टिसि इसके प्रथम भागकों स्वीकार करनेको तैयार हूँ। मेने उन्हें 
बताया कि मैं नहीं चाहता कि वे उसे सहसा स्वीकार कर ूे। अच्छा होगा कि ये 
उसपर विचार कर छें। इसके वाद उनको मैंने संलग्न पत्र लिखा और उनका जो 
उत्तर मिला उसे भी यहाँ संलूग्न कर रहा हूँ। हि 

मैं स्वयं यह विश्वास नहीं करता कि श्री गांधी रैयतका प्रतिनिधित्व करते हें। 
अगर उसपर कोई दबाव न डाछा जाये तो वह अपने हिताहितका विचार करनेमें 
सक्षम है, और वह सारनमें और साथ ही चम्पारनमें तथा मुजफ्करुरन खुश्की प्रणाली- 
के अन्तर्गत जहाँ तिनकठिया नहीं है, नील उगानेके लिएवरावर तैयार थी और अब भी 
है। इस प्रणालीका एक मुख्य लाभ उह है कि यदि काइतकारोंको महाजन या किसी 
और का कर्जा चुकानेके लिए पेशगीमें वड़ी रकमकी जरूरत हो तो वह उन्हें मिल 


५२८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सकती है। किन्तु यदि उन्हें. जिस भूमि-विशेषपर बुआई करनी है, उसके बारेमें करार 
करनेकी अनुमति नहीं होगी तो वे उक्त लाभसे वंचित रह जायेंगे । छूगरानके हिसावको 
सर्वथा पृथक्‌ रखा जाये, इसके वारेमें व्यवस्था करना जरूरी हो सकता है, किन्तु 
इसके आगे जानेसे मेरे विचारमें, अच्छाईकी अपेक्षा शायद बुराई ही अधिक होगी | 


हृदयसे आपका, 
आकर एल० एफ० मार्सहैड 
[अंग्रेजीसे 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन सहात्मा गांधीज़ सूवर्मेंट इन चम्पारन 


परिद्िष्ट ९ 
बविलियम एस० इविनका पत्र 'स्टेट्ससेन को . 
जनवरी ८, १९१८ 
 सम्पादक 
स्टेट्समेन 
[कलकत्ता ] 
महोदय, 


यह देखते हुए कि चम्पारनके बाहरके छोगोंको, और विशेषरूपसे विहार-उड़ीसाकी 
सरकार तथा भारत सरकारको (देखिए, नव-वर्षकी उपाधि-सूची ) इस बातका कोई सही 
अन्दाज नहीं है कि जिलेको श्री गांधीके ' मिशन” और सर्वथा विलक्षण जाँच-समितिकी 
अविचारपूर्ण सिफारिशोंसे कितनी भयंकर हानि पहुँची है, में एक वार पुनः सारी स्थितिके 
कारण और प्रभावकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करनेका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 

सरकारको श्री गांवीने आइवासन दिया था कि चम्पारन छौटनेपर उनकी तमाम 
कोशिश जमींदारों और काइतकारोंके सद्भावपूर्ण सम्बन्धोंको (जिसे खराब करनेके लिए 
वे तथा उनके साथी मुख्य रूपसे जिम्मेदार थे) और अच्छा वनाने ( वास्तवमें पुनः स्थापित 
करने) की होगी। मुझे आश्ञा है कि इस पत्रकों पढ़कर आप स्वयं देख सकेंगे कि 
उन्होंने अपने उस आदइवासनकों ईमानदारीसे पूरा किया है अथवा नहीं। यही इस 
पत्रका उद्देश्य है। 

चम्पारन लौटनेके वादसे श्री गांधीका काइतकारोंको यह निर्देश रहा है कि वे 
जमींदारों द्वारा लगानकी माँगका तवतक विरोध करें जवतक २० प्रतिशतकी छूट न दे दी 
जाये, शरहवेशी में २६ प्रतिशत छूट न दी जाये (जैसा भी मामला हो) या तावानका २५ 
प्रतिशत वापस न कर दिया जाये। ये निर्देश उन्होंने प्रस्तावित विशेष कानूनको महवजर 
रखकर दिये हैं जब कि फिलहाल इस आशयका कोई कावून नहीं है। इस सल्लाहके फल- 
स्वरूप, जिसपर काइ्तकारोंने पूरी तरह अमल किया है, न केवल फैक्टरियोंकों अपने 
चालू ख्ोंमें बहुत दिवकत उठानी पड़ी है, वल्कि बेतिया पौण्डपावना ऋण-योजना 


परिशिष्ट ५२९ 


[ बेतिया स्टिंग छोन| आरम्भ करनेके ३२ बर्ष बाद पहली वार इसके कारण ऋण- 
के ब्याजकी जमानत करनेवाले जामिन छोग (या कमसे-कम उनमें से कुछ छोग) उसकी 
किस्त अदा नहीं कर सके। क्िस्त-अदायगीकी तारीख गत माहकी १५ तारीख निश्चित 
थी । मजबूर होकर जागीरको किस्त-अदा करनेके लिए फिरसे रुपया उधार लेना पड़ा। 
सरकारने एक सर्वेधा अनावश्यक (जैसा कि स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयने कहा था) 
समिति नियुक्त करके जो गलती की उसका ही प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि जामिन 
लोग किस्त अदा नहीं कर सके। अब कोर्द ऑफ वार्डस जामिनोंको इस चुकके लिए कैसे 
जिम्मेदार ठहरा सकता है। 

जिला अधिकारीने मुझसे चालू फसली सन्‌ (१३२५) की पहली तिमाहीकी छगान 
बसूलीका एक वक्तव्य तैयार करनेकों कहा था ताकि पिछले वर्ष इसी अवधिमें की गई 
बसूलीसे उसकी तुलना की जा सके। निःसन्देह इसका उद्देशय मोतीहारी छि० द्वारा 
उपर्युक्त ब्याजकी रकमका अपना हिस्सा, जो रु० ४८,५९ ०-८-० था, अदा व कर पानेकी 
कैफियत लेना था। मैंने गर-अदायगीके कारण जो घाटा था, उसके अतिरिक्त रु० ५६,०८६- 
८-३ का घाटा दिखाया | मछली पालनेवाले तालाब एक जमानेसे राजके और राजके अधीन 
पट्टा प्राप्त लोगोंके अधिकारमें रहे हें। अब गुमराह काश्तकार लोग उन तालाबोंमें ठेके- 
दारोंको मछली पकड़नेसे रोकते हैं और लूट ले जाते हैं । इन काइंतकारोंने पुलिस और अदा- 
लती जाँचोंमें स्वीकार किया है कि ऐसा वे श्री गांधीके निर्देशपर करते हैं। इस कम्पनी- 
के इलाकेमें पिछले पाँच सालोंमें या जबसे शरहबेशी और तावान लागू किया गया, रूग्रानके 
मकदमों या छोटे-मोटे अपराधोंके मुकद्मोंक़रा औसत क्रमश: २१ ओर ३ प्रतिवप था | 
इस वर्ष श्री गांधी और समितिकी सिफारिशोंकी दयासे, मेरा अनुमान है कि, छगानके 
सिलसिलेमें कमसे-कम २,२०० मुकदमे खड़े होंगे। अपराधोंके कितने मुकदमे दर्ज होंगे, 
भेरे लिए कोई अनुमान करना कठिन है। श्री गांधीको जिलेमें लानेवाले वकीलों और 
अन्यायपूर्वक दूसरेके अधिकारोंपर दखल जमानेवालोंकी दृष्टिमें निःसन्देह यह बहुत 
सनन्‍्तोषजनक है। किन्तु जो जिला अबतक मुकदमेबाजीसे मुक्त था, कितने दुःखकी 
बात है. कि अब उसके विषयमें यह नहीं कहा जा सकेगा। 

मुझे बताया गया है, और में उसपर विश्वास करता हूँ कि मोतीहारीमें गौ-रक्षिणी 
सभाकी एक मीटिंगमें उद महानुभाव (गांधीजी ) ने अपने हिल्दू और मुसलमान श्रोताओं- 
से प्रतिवर्ष एक गायकी ह॒त्याके ऊपर आपसमें छड़ना वन्‍्द करने और एक होकर साहव 
लोगों (अपने जमींदारों) पर आक्रमण करनेका अनुरोध किया जो प्रतिदिन गायें मारते 
और खाते हैं। से ४2४ 

जब श्रीमती गांघीके पति होमरूल समारोह तथा ऐसे ही अन्य आयोजनोंमें व्यस्त 

रहनेंके कारण उनसे अलग होते हैँ, उस समय वे श्रीमती एनी वेसेंटके पदचिद्धोंका 
अनुसरण करते हुए जहाँ-तहाँ इसी तरहके अनगंल उपदेश देती रहती हैं और अभी- 
अभी उन्होंने स्कूल खोलनेंके बहाने एक छोटी जमींदारीके देहातमें एक बाजार खोल 
दिया है, जिसमें ठेकेदार या मालिकको दस्तूरके मृताबिक चुंगी या वाजार कर दिये 
बिना गल्ला या अन्य चीजें खरीदी जा सकती हूँ। स्पष्ट हरी इसका मंशा जानबूझकर 
कारखानेके मालिकोंके दो वाजारोंको जो इस देहातके पास हैँ, वरवाद कर देना ही 


१४.३४ 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


2 3 ये सारी वातें श्री गांधी द्वारा सरकारको दिये गये बचनकी पूर्तिके 
यत्वोंके अन्तगंत खींची जा सकती हैं। 
अदालतके चपरासियोंन मुझे वताया कि वे जिन गाँवोंमें सरकारी कामके सिलसिलेमें 
जाते है वहाँ तमाम सरकारी सत्ताके विरुद्ध जिस प्रकार द्रीहात्मक और भपूर्ण बातें होती 
हैँ उन्हें दोहरानेकी वे हिम्मत नहीं कर सकते। कमसे-कम एक अदालती चपरासीको 
में जानता हूँ जो मेरे दो गाँवोंमें सम्मन जारी करने गया था। वहाँ उसको अपमा- 
नित किया गया, हैरान किया गया और गाँवसे बाहर कर दिया गया और उससे कहा 
गया कि “गांधी साहब” को छोड़कर हम दीवानी या फौजदारी किसी सत्ताको 
नहीं मानते। उसने इसी तरहकी और भी बहुत बातें कहीं। ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त दिये 
जा सकते हैं, लेकिन जब सरकार वैध रूपसे स्थापित सारी सत्ताकी अवमानना और सारे 
दीवानी और फीजदारी कानूनोंकी अवज्ञाके प्रति आँखें बन्द कर ले और सम्पूर्ण बिहार 
और उड़ीसा-भरमें केवल ५ फैक्टरियोंकों प्रभावित करनेवाले एक विशेष विधेयकको 
पास करनेकी कोशिश करे, तव उन दृष्टान्तोंके उल्छेखसे वया लाभ ? और इन पैक्ट- 
रियोंके मामछेमें मी उसका रुख इतना अनुचित और अन्यायपूर्ण है कि जिस पौक्टरीके 
काइतकार असन्तुप्ट और कावूके बाहर हैं उन्हें अनिवायंतः लाभ पहुँचेगा और जिन 
फैब्टरियोंके काइतकारोंने कोई शिकायत नहीं की है और न उनके पास शिकायतकी 
कोई वजह है उन्हें अनुचित ढंगसे दण्डित किया जायेगा। कोई नहीं जानता कि इस 
ढंगके विशेष कानूनका किस हृदतक कैसा असर होगा। सभी जिम्मेदारों और 
जमीनके मालिकोंको यह चेतावनी ग्रहण कर लेनी चाहिए कि एक राजनीतिक 
आन्दोलनको सन्तुष्ट करनेके लिए उनकी स्वतंत्रताका भी इस प्रकार किसी भी क्षण 
बलिदान किया जा सकता है, और यदि लगभग स्पष्ठ राजद्रोहका उपदेश देनेवाले 
किसी व्यक्तिके रास्तेमें रोड़ा प्रतीत हुआ तो स्थायी वन्दोवस्तको भी बंगाल टेनेंसी 
ऐक्टकी तरह निर्देयतापूर्वक समाप्त कर दिया जायेगा। में इस बातकी गारंटी खुशी- 
खुशी देनेको तैयार हूँ कि यदि श्री गांधी और उनके चेलोंको जिला छोड़नेके लिए 
विवश कर दिया जायें तो दो महीनेसे भी कम समयमें पूर्ण व्यवस्था और शांति 
स्थापित हो जायेगी, क्योंकि रैयत पहले ही से उनके बड़े-बड़े वादों और उन वादोंकी 
थोथी पूतिको छेकर उनकी खिल्ली उड़ाते लगी है। 
आपका, 
विलियम एस० इविन 


[ अंग्रेजोसे | 
स्टेद्समेन, ११-१-१९ १८ 


परिक्षिष्ट १० 
बिहार बाग्रान-सालिक संघका स्मृतिपत्र' 


जनवरी ५, १९१८ 
इन सदस्योंकी रायमें चम्पारन खेतीवारी विधेयक निम्न कारणोंसे अनावश्यक और 
अवांछनीय है :--- 

(क) क्‍योंकि यह एक ऐसी जाँच-समितिकी सिफारिशोंपर आधारित है जो निश्चय 
ही चम्पारनके बाहरसे संगठित किये गये एक कृत्रिम आन्दोलनको शान्त करनेके लिए 
नियुक्त की गई थी, न कि किसी बहुव्यापक शिकायतोंके परिणामस्वरूप | यह दिखाया 
जा चुका है कि समितिने सम्पूर्ण चम्पारनकी भूमि-व्यवस्थाकी कोई गहरी जाँच नहीं की, 
बल्कि नीलवाली और ठेकेवाली कुछ जमींदारियों, जिनका पट्टा उन्हें कोर्ट ऑफ वार्ड्ससे 
मिला हुआ था, की प्रबन्ध-व्यवस्थाके बारेमें सतही जाँच की थी, और सो भी एक 
ऐसे समयपर जब कि रेयतका दिमाग एक आन्दोलनके कारण जिसे सरकारका प्रोत्साहन 
भी प्राप्त था, उत्तेजित था। और वह ऐसा मानने लगी है कि यह आन्दोलन काश्तकारों 
के लिए सतयुग ले आयेगा। इसके अलावा, यह भी दिखाया जा चुका है कि इस 
समितिका मंशा एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना था जिसपर उसके एक सदस्य महोदय, 
जो उपर्युक्त आन्दोलनके नेता हैं, हस्ताक्षर करनेको राजी हो जायें। मामलेके पूरे और 
सच्चे तथ्योंको प्रस्तुत करनेकी इच्छासे यह रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। 

बिहार और उड़ीसाकी वतंमान सरकार और उसकी पूर्ववर्त्ती सरकारें उन तमाम 
तफसीलोंसे परिचित हें जिनका जिक्र समितिकी रिपोर्ट्में किया गया है। रिपोर्टमें न 
कोई नये तथ्य प्रस्तुत किये गये हें, न सर्वसामान्य स्थितिपर कोई नई रोशनी डाली गई 
है। न उसने यह आवश्यक माना कि कोई विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। 

इस समितिने जैसी असन्तोषजनक और पंक्षपातपूर्ण जाँच की, उसके फलस्वरूप उसे 
जो सूचनाएँ प्राप्त हुईं वे जिलेकी सही सर्वेसामान्य स्थितिपर प्रकाश डालनेकी दृष्टिसे 
अपर्याप्त थीं। यह तथ्य, तथा समिति पक्षपातपूर्ण रुख और एक शरारती आन्दोरूतनकारी 
को हर कीमतपर, यहाँतक कि जरूरत पड़नेपर सरकारी नियन्त्रणमें जमा ट्रस्ट 
फण्डकी रकमको दुरुपयोग तक करके सस्तुष्ट करनेकी उत्सुकता, इन तीनों बातोंके चलते 
यह रिपोर्ट और उसमें जो सिफारिशें की गई हैं वे इतनी एकतरफा और अनुचित हैं कि 
उन्हें कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए और यह विधेयक, जो साफ तौरपर उन सिफारिशों- 
पर आधारित है, बिलकुल वापस ले लेना चाहिए। नि 

(ख) क्योंकि यह एक खास जिलेपर लागू होनेवाला विद्वेषपूर्ण और अनावश्यक 


कानून बनाता है। 


१. राजस्व मण्डलने यह शापिक। विंदार-उढ़ीसा सरकारके राजस्व विभागके सचिवकों भेज दी थी। 


५३२ सम्पूर्ण गांधी वाद्मब 


(ग) क्योंकि उसका उद्देश्य रैयतके पट्टेंके मौजूदा करारों और दायित्वोंको अवैध 
करार देनेका है जबकि ये दोनों ही बिलकुल वैध सिद्ध हो चुके हैं, और करारोंको 
तो सिर्फ सात वर्ष पहले ही बंगाल सरकारकी मंजूरी मिरू चुकी है। 

(घ) क्योंकि इसका उद्देधय बिना किसी मुआवजेके और अकारण ही एक 
ऐसी प्रणालीकों समाप्त करनेका हैं जो एक सौ वर्षसे भी अधिक कालसे जारी है 
और जो अब भी अन्य जिलोंमें बिना किसी झंझटके चालू है। 

(७) क्योंकि इसका उद्देश्य बिना जमींदार या भू-स्वामीकी मर्जीके और जबर- 
दस्ती उस छलग़ानमें कमी करना है जिसे पूरी जाँच-पड़तालके वाद बन्दोवस्त अधि- 
कारियोंने सर्वधा वैध, उचित और मुनासिव घोषित किया है, और जिसे कई वर्षों तक 
खुशी-खुशी अदा भी किया गया है। 

यदि इस विधेयककों समाप्त करनेके पक्षमें तकंपूर्ण कारणके बावजूद यदि सरकार 
इसे पास करानेकी कोशिश करती है तो हम इसके कतिपय मुख्य दोषोंको कुछ हृदतक 
दूर करानेके लिए कुछ सुझाव देंगे। 

खण्ड ३ (१)--यहू खण्ड, अपने वर्तमान रूपमें, खुश्की प्रथाके अन्तर्गत 
नील और गन्नेकी खेतीकों स्वंधा असम्भव बना देंगा। 

अगर बहसकी खातिर यह मान भी छिया जायें कि रैयतकों अपनें भू-स्वामी 
था जमींदारके साथ ऐसा कोई करार करने देना बांछतीय नहीं है जिसमें वह कई 
वर्षोकी लम्बी अवधिके लिए अपनी जोतके एक नियत अंगमें उत्पन्न होनेवाली एक फसल- 
विद्येपतों एक निश्चित दरपर, जो उस जमीनके क्षेत्रफलपर निर्भर करेगी जिसपर उक्त 
फसल उयाई जायेगी, वेचनेके लिए बाँवता हो, तो भी यह अवश्य ही वांछतीय और 
जरूरी है कि वह अपनी मर्जासे चुने हुए एक निश्चित जमीनके टुकड़ेपर पैदा होनें- 
वाली फसलों उत्पादनकी सात्राके आधारपर निश्चित की गई दरके हिसावसे बेच सके । 
यह सिद्धान्त विवेयकके उद्देश्य और कारणवाले वक्तब्यमें स्वीकार भी किया गया है। 
यदि, जैसा कि सुझाव रखा गया है, उसे एक निश्चित वजन भर पैदावार भू-स्वामीको 
देनेकी शर्ते करने दिया जाता है वो वह मौसमकी दशापर निर्भर होनेके कारण 
निश्चित परिमाण न दे सकनेपर क्षत्तिपूरति करनेके लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी ओर, 
यदि वह जमीनके एक टुकड़े-विशेष की पैदावार देनेका करार करता है, तो उस टुकड़े 
पर अपेक्षासे कम उपज होनेंकी स्थितिमें उसे पेशगी रकममें जितनी कमी पड़ेगी केवल 
उतनी ही रकम चुकानी होगी। 

उसके अलावा, रूगभग हमेशा ऐसा होता है कि खेतकी जुताई-निराई आरम्भ 
करनेसे पहले रैयत काफी रकम पेशगीके रूपमें माँगती है, और चूंकि किसान खर्चीछे 
स्वभावका होता है, इसलिए यदि उससे ऐसा करार करनेकी अनुमति नहीं होगी जिससे 
वह एक निश्चित टुकड़ेपर एक फसल-विशेष पैदा करनेको वाध्य हो, तो सम्भावना 
इसी बातकी ज्यादा है कि वह पेथ्गी ले ले और उसके बाद निर्धारित मात्रामें उस 
फसलको पैदा करनेके लिऐ वह पर्याप्त उपयुक्त भूमिमें बुमाई न करे। इस कारा 
जमींदारके लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह पेशगी दाम और बीजके दाम किसानको 


परिद्षिष्ट ५३३ 


दैकर नुकसान उठाये। यही नहीं, किसान भी अपने जमींदारसे बिना व्याजका ऋण 
नहीं पायेगा और मजबूर होकर उसे साहुकारोंसे ऊँचे व्याजपर ऋण छेना पड़ेगा । 
साथ ही, यह स्पष्ठतः अत्यन्त अनुचित है कि बिना किसो चेतावनी और बिना 
किसी मुआवजेके मौजूदा करारोंको समाप्त कर दिया जाये, और काइतकारीकी एक 
ऐसी प्रणाली जो एक सौ सालसे ऊपरसे जारी है, उसे समाप्त करनेसे पहले बागान- 
मालिकोंको कोई नई प्रणाली उसके स्थानपर जारी करनेंका मौका न दिया जाये। 
चम्पारतकी रैयत स्वभावत: मूखें और रूढ़िवादी है, और किसी भी नई चीजको 
सन्देहकी दु्टिसे देखती है। जिलेकी वर्तमान क्षुव्ध स्थिति और श्री गांवीके अन- 
गामियों द्वारा इस समय भी जारी आन्दोलनके कारण खुइकी प्रणालीकी कठिनाई दोगुनी 
हो जायेगी। इसलिए हम बहुत जोरदार ढंगसे माँग करते हैं कि मौजूदा करारोंको 
तीन साल तक और, या उस समय तक जारी रहने दिया जाये जचतक मूल साटोंपर दी 
गई पेशगीका बकाया अदा नहीं कर दिया जाता। इस अवधिमें वागान-मालिक लोग 
तिनकठिया प्रणाल्ीके स्थानपर खुइकी प्रणाली छाग्रू कर देंगे। 
अक्सर उपयुक्त रकमको वसूल करनेमें बहुत मुश्किल होती है। यदि रैयत अदा 
करनेसे इनकार कर दे तो बहुत ज्यादा परेशानी और खर्च उठाना पड़ता है। किसान 
जानते हैँ कि प्रति व्यक्ति बकाथाकी रकम इतनी छोटी होती है कि उन्तके लिए कोई 
अदालत नहीं जायेगा। लेकिन सब मिलाकर यह रकम काफी बड़ी होती है। 
इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि जबंतक रैयत द्वारा छी गईं पेशगीकी 
रकम पूरी तरह अबा नहीं हो जाती ठवत़क वागान-मालिकोंके हित्तमें उपर्युक्त स्थिति 
बनी रहने दी जायेगी। इससे किसानोंको कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि वे किसी 
भी समय डाकसे या दीवानी अदारूतोंके जरिये पेशगीकी रकम वापस कर सकते 
है। 3.० 
[ अंग्रेजीसे | 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा गांधीज्ञ मूवमेंट इन चम्पारन 


परिशिष्ट ११ 


सो० क० ग्रांधीके साथ डब्ल्यू० सॉडको भेंट 
जनवरी ३१, १९१८ 


१. पहले हमने खुइकी प्रथापर चर्चा की। श्री गांधीने भूमिके किसी खण्ड-विशेष 
या प्लाटके वन्धीकरणपर आपत्ति प्रकट की, केकिन कहा कि उन्हें इसपर एतराज 
नहीं है कि रैयत भूमिके कुछ हिंस्सेमें नीलकी खेती करनेकी शर्ते कर लें। तब मेने 


चम्पारतके बागान-मालिकों द्वारा प्रस्तावित संशोधनमें “स्वयं उसके चुने हुए खेत या 
जमीनके ट्कड़ेंकी पैदावार ” के स्थानपर “अपनी जोतके अमुक अंशकी पैदावार ” शब्द 
दुकड़ 


प्रे४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रखनेका सुझाव रखा। श्री गांधीने तब धारा ३, ४ और ५की अवधान धाराओंका 
मसविदा सुझाया। (देखिए पावटिप्पणी') 

२. इसके वाद हमने उस प्रस्तावित संशोधनपर चर्चा की जिसका मंशा जबतक 
पेशगी अदा न हो जाये तबतक साटाके दायित्वको जारी रखनेका था। यह बतानेके 
बावजूद कि इससे बहुतसी मुकदमेवाजी बच जायेगी, श्री गांधीने संशोधनको स्वीकार 
करनेसे बिल्कुल इनकार कर दिया। 

३. फिर हमने सिरनीके वारेमें वात की। श्री गांधीका विचार था कि भले ही 
तुरकौलियाके मुकाबले सिरनीमें ली गई शरहवेशीकी दर कम रही हो, छेकिन जलहा 
या सिरनी, इन दोनोंमें से किसीके वारेमें विचार नहीं करना चाहिए। 

४. इसके बाद हमने इस प्रस्तावपर विचार किया कि शरहवेशी वृद्धिको 
घटाकर जितना तय कर दिया जाये उसे सबके लिए बाध्यकारी माना जाये। श्री 
गांधी इस मुद्ेपर सहमत हुए, लेकिन उन्होंने अपने जनवरी २४, १९१८के पत्रसे 
वह उद्धरण पेश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि “किसी भी संशोधनमें अनियमितता 
अथवा अनधिकारिता सम्बन्धी शिकायत होनेपर अपील करनेके अधिंकारकों सावधानी- 
पूर्वक वरकरार रखना होगा, उदाहरणायय, ऐसे मामलोंमें कि जहाँ वन्दोवस्त अधिकारीने 
घटनाको गलत दर्ज कर लिया हो, या जहाँ स्पष्ट हो कि कक्‍लक॑से भूल हो, गई है। 

५. जहाँतक अववाबका सम्बन्ध है, श्री गांधीको इस प्रस्तावपर कोई आपत्ति 
नहीं है कि उसे सारे प्रान्तपर लागू कर दिया जाये। न्‍ 

जहाँतक जमींदारोंकों हर मामलेमें उत्तरदायी बनाने विषयक श्री गांधीके स्वयंके 
संशोधनका सवाल है, उसे प्रवर समितिके सामने रखा जा सकता है, किन्तु यदि वह्‌ 
स्वीकार नहीं होता तो सरकार पूरा खण्ड वापस लेनेका वादा नहीं कर सकती। 
श्री गांधीकों उपधारा (३) बनी रहनेपर भी जबरदस्त आपत्ति है। ' - 

६. गाड़ी साटाके मामलेमें श्री गांधीका आग्रह है कि इसे समाप्त करनेके लिए 
भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा गाड़ी साठाको छेकर बहुतसे मुकदमें पैदा होंगे। 

७. ताबान वापस करनेंके प्रशनका जिक्र तो हुआ लेकिन भेंटमें उसपर: चर्चा 
नहीं हुई। । 5 

उब्ल्य० मॉड 


[ अंग्रेजीसे ] 
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन महात्मा ग्रांघीज्ञ मूवमेंट इन चम्पारन 


१. पादस्प्पणी इस प्रकार थी: “शर्तें मद हे कि श्स उपलण्ड की कोई भी व्यवस्था रैपतको 
इसके खण्ड ५ की शर्तेकि अनुसार उसकी अपनी जीतके किसी भी दिस्सेपर कोई फल-विशेष पंदा 
करनेका करार करनेते नहीं रोकेगी । हे 

खण्ड ५के लिए-- शर्ते यह दे कि करारकी कोई भी व्यवस्था रैवतकी भूमि चुननेकी स्वतन्वरताको 
समाप्त या सीमित नहीं करेगी | ” 


परिज्षिष्ट १२ 
शंकरलाल बेकरकी पत्रिका 


आप लोगोंके छिए में यह पहली ही पत्रिका लिख रहा हूँ। इसलिए मुझे यह 
तो कह ही देना चाहिये कि इसके लिए मेरा अधिकार नाम-मात्रका ही है। मेंने स्वयं 
मजदूरी नहीं की। मजदूरोंको जैसे दुःख सहने पड़ते हैं, वैसे मेने नहीं सहे; इसी तरह 
उन दुःखोंको समझकर उन्हें दर करनेके लिए भी में कुछ कर नहीं सकता। अतएव 
इस अवसरपर जो कुछ भी सछाह देनेकी जरूरत मुझे मालूम हुई है, वह देते हुए 
मुझे संकोच तो होता ही है। हालाँकि अबतक मेंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, वो 
भी आगे अपनी शक्तिके अनुसार आपके लिए कुछ-त-कुछ करनेकी मेरी बड़ी इच्छा 
है, और इस इच्छाके कारण ही में यह लिखता हूँ। 

आजसे दो दिन पहले हमारी स्थिति कुछ हृदतक चिन्ताजनक हो उठी थी। 
आपमें से कुछ भाई तंगीका अनुभव करने छमे थे; और यह डर पैदा हो गया था कि 
कहीं वे इस तंगीसे मुक्त होनेके लिए गांधीजीके आग्रहके अनुसार मजदूरी करनेके बदले, 
प्रतिज्ञा तोड़कर कामपर न चले जायें। लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही है। गांधीजी- 
की प्रतिज्ञाके कारण हमारे जड़ हृदयोंमें चैतन्य आ गया है, और हमें पता चला है कि 
हमारी प्रतिज्ञा कितनी गम्मीर है। “मर जायेंगे, पर टेक न छोड़ेंगे,' यह बात अब 
महज सभाओंमें बोलनेकी नहीं रही, बल्कि करके दिखानेकी है, इसका विश्वास अब हमें 
हो गया है। इस बदली हुई परिस्थितिके प्रमाण-स्वरूप तंगदस्त भाइयोंने खुशी-खुशी 
मजदूरी करना शुरू किया है। यही नहीं, बल्कि जिनकी स्थिति अच्छी है, उन्होंने दूसरों- 
के सामने अपना उदाहरण रखकर और अपनी मजदूरीसे मिलनेवाली मेहनतानेकी रकम 
दूसरोंकी मददमें खर्च करके हममें से फूटकी सम्भावनाकों हमेशाके लिए नष्ट कर दिया 
है। लेकिन यह काफी नहीं है। गांधीजीकी प्रतिज्ञाके कारण हमारे ऊपर बड़ी भारी 
जिम्मेदारी आ पड़ी है। अगर इस जिम्मेदारीको हम अच्छी तरह समझते सा तो हमें 
इस लड़ाईको जल्दीसे-जल्दी खतम करनेके लिए जी-जानसे मेहनत करनी चाहिये; और 
जिन-जिन उपायोंसे हम अपनी टेकपर कायम रहकर छड़ाईको समेट सकते हों, उन 
सब उपायोंका प्रयोग तुरन्त करना चाहिये। हमारी टेक ३५ प्रतिशत लेनेकी है। और 
हम जानते हैं कि मिल-मालिकोंके लिए आशिक दृष्टिसे ये ३५ प्रतिशत देना मुश्किल नहीं 
है। लेकिन ३५ प्रतिशत देनेमें उन्हें जो डर छगता है वह यह है कि उससे बज 
सिरपर चढ़ बैठेंगे, उद्धत बन जायेंगे, बात-बातमें बहाने. बनाकर रूठेंगे और छोटी-छोटी 
बातोंपर हड़ताल करके उद्योगका नाश करेंगे। मुझे तो इस भयका कोई कारण नहीं 
मालम होता । जिस उद्योगसे मजदूरोंको रोजी मिलती है, उसके नाशकी बे च वे कभी 
कर ही नहीं सकते | फिर भी यदि मजदूर न्‍्याय-अन्यायका विचार किये विना मर्यादा 
छोड़कर चलें, तो जिस अनिष्टका जिक्र ऊपर किया है, वह हुए बिना न रहेगा। अगर 


५३६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हम इस बुरे परिणामसे बचना चाहते हों, तो हमें वाकायदा ईमानदारीके साथ काम कर- 
नेका निदवय करना चाहिये | हमें तय कर लेना चाहिये कि हम कोई अनुचित माँग पेश 
नहीं करेंगे, और न्‍्यायके लिए भी हड़ताल-जैसी चीजका सहारा तबतक न लेंगे, जब॑- 
तक दूसरे उपाय खतम न हो जायें । छेकिन खाली ऐसा निश्चय कर लेनेसे भी हमारा 
काम नहीं बनता | हमें मालिकोंसे मिलना होगा, अपने इस नि*चयकी बात उनसे कहनी 
होगी, और अपने लिए उनके मनमें विश्वास उत्पन्न करना होगा। जिस भयके कारण 
वे हमें ३५ प्रतिशत देनेसे हिचकिचाते हूँ, उनका वह भय दूर करना होगा। कारीगरोंको 
मेरी यह आग्रहमरी सलाह है कि वे इसके लिए जरूरी कार्रवाई जल्दी ही करें। 
[गुजरातीसे ] 


एक घर्मयुद्ध 


परिदिष्द १३ 


कमिश्नर श्री प्रेटका भाषण 


[अहमदाबाद 
अप्रैल १९५, १९१८ ] 


में चाहता हैँ कि आप मेरी बातें खूब ध्यानसे सुनें, और जब वापस अपने-अपने गाँव 
जायें तो जो कुछ में कहता हूँ, उसे हर आदमीको बतायें ताकि जो वात इस समय में 
आपसे कह रहा हूँ वह सारे जिलेको मालूम हो जाये। जो वातें में कहने जा रहा हूँ 
वह सिर्फ आपके लिए ही नहीं हैं, सारे जिलेके लिए हैं। आप लोगोंको महात्मा गांधी, 
बललभभाई साहब और उनके साथ काम करनेवाले अन्य महानुभावोंने बहुत सलाहें दी 
हैं। उन्होंने गांव-गाँवमें भापण किये हैँ। लेकिन आज में आपसे अनुरोध करूँगा कि 
आप मेरी बातें सुनें । 

काइ्तकारोंके अधिकार ऐसे हैं कि वे भूमिको पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने अधिकारमें 
रख सकते हैं। लेकिन इन अधिकारोंके साथ-साथ कानूनन नियत किया गया लगान 
नियमित रूपसे अदा करनेका कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। केवल इसी शर्तेपर आप अपनी 
भूमिपर अधिकार बनाये रख सकते हैं। छगान तय करनेका काम सरकारका है, और 
बह बिना किसी वकीछ या बैरिस्टरकी दखलन्दाजीके अपने अफसरोंके जरिये छगान तय 
करती है। लगानकी रकम तय करनेका अधिकार सरकारके सिवा किसीको नहीं है। | 
यह ऐसा मामछा नहीं है जिसमें दीवानी अदालतें दखल दे सकें। कोई आदमी अदालतंम 
यह शिकायत लेकर नहीं जा सकता कि छगानकी दर बहुत-ज्यादा लगाई गई है। 
काइतकारोंको ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वे लगान-निर्धारणको स्थगित 
करनेकी माँग कर सकें या उसका आग्रह कर सकें। स्थगित करना न करना पूरी तरह 
हमारी मरजीपर है। फसलकी हालतपर, और तत्सम्वन्धी शिकायतों और आपत्तियों- 
पर विचार करनेके वाद हम आदेश जारी करते हैं। अन्तिम आदेश जारी हो जानेके 


परिशिष्ट ५३७ 


ह] 


बाद कोई अपीछ नहीं की जा सकती | यह गांधीजी या वल्कमभाईके तय करनेकी वात 
नहीं है, और जहाँतक वसूली स्थगित करनेका सवाल है, आपका लड़ना व्यर्थ होगा। 
यह बात में आपको अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। आपको मेरे इन शब्दोंपर 
ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये मेरे शब्द हैं, बल्कि इसलिए भी कि 
कानूनी स्थिति भी यही है। यह मेरा ही आदेश नहीं, छॉर्ड विलिंग्डनका आदेश भी 
है। मेरे पास उनका पत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामलेमें में जो भी काज्ञा 
जारी करूँगा, उसे वे स्वीकार करेंगे | अतः आपको यह समझ लेना चाहिए कि आज 
आपसे में नहीं, बल्कि एक तरहसे स्वयं महाविभव गवर्नर महोदय वात कर रहे हैं। 
श्री गांधी बहुत अच्छे आदमी हैँ, एक सन्त पुरुष हैं, और ईमानदारीसे ऐसा मानते 
हैँ कि वे आपको जो सलाह देते हैँ वह आपके हितमें है। उनका विचार है कि भूमि का 
लेगान अदा न करके आप गरीबोंकी रक्षा करेंगे। यही वात कल मुझसे भेंट कश्नेपर 
वे मुझे भी समझा रहे थे। लेकिन क्या सरकार गरीबोंकी रक्षा करनेवाली नहीं है? 
गरीबोंकी रक्षा करना आपके गवर्नरका कर्तव्य है या आप लोगोंका ? क्या आपको अका- 
लके दिनोंकी याद नहीं है? सन्‌ १९००के अकालमें, और १९०२ में चूहोंके कारण जो 
अकाल पड़ा था, में अहमदाबाद और पंचमहाल जिलोंका करूकटर था। आपको याद 
होगा कि सरकार द्वारा गरीबोंकी सहायतार्थ कितने नये-तये काम शुरू किये गये थें। 
मुझे याद है कि लोगोंको भोजन देनेके उद्देश्यसे तालाब बनवाने और तकावी वॉटनेमें 
लाखों रुपये खर्च किये गये थे। आप लछोगोंमें जो वृद्ध हैं, उन्हें वे दिन अवश्य याद 
होंगे । आज उसी सरकारके खिलाफ आप इस जिलेमें संघर्ष चला रहे हैं) दुनियामें एक 
बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सरकारकी हर तरहसे मदद 
करना आप सबका कर्तव्य है। छेकिन मददकी जगह इस जिलेसे सरकारको क्या मिलता 
है ? सरकारकों मदद मिलती है, या लोगोंका विरोध मिलता है? कर 
अगर सरकारके खिलाफ आप अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, तो उसके नतीज आप- 
को भोगने पड़ेंगे, होमरूल लीगवाले इन महानुभावोंको नहीं । उन्हें किसी तरहका कोई 
नुकसान नहीं होगा। जेल उन्हें नहीं जाना होगा। इसी ढंगका एक आन्दोलन जब दक्षिण 
आफ्िकार्े आरम्भ किया गया था तब महात्मा गांवी जेल गये थे। लेकिन इस दैशर्म 
वे जेल नहीं जायेंगे। जेल उनके उपयुक्त स्थान नहीं है। में आपसे फिर कहता हूँ कि 
वे बहुत ही भले और एक सन्त पुरुष हैं) ह 
सरकारके मनमें आपके प्रति कोई क्रोव-भाव नहीं है। बच्चे जब अपने माता-पिताको 
ठोकर मारते हैं, तब वे दुखी तो हो जाते हैं, पर नाराज नहीं हौते । जब्ती, चौथाई, 
जर्माना, सर्वस्व अपहरण, नर्वा अधिकारोंकी समाप्ति, आखिर ये सब से आप 
क्यों सहते हैं? क्या आप अपने ही हाथों अपनी सम्पत्ति नष्ड करना चाहते हैं? क्‍या 
आपको अपनी स्त्रियों और बच्चोंका कोई खयाल नहीं है? क्या आप साधारण मजदूरोंकी 
हाल्तमें पहुँचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्यों कि कह 
मेझे भूमि-कर कानूनका २८ वर्षका अनुभव है। महात्मा गांधी भेरे मित्र हैं। उन 
आफिकासे इस देशमें आये दो-तीन वर्ष ही हुए हैं। उन्होंने अपनी जिन्दगीका ज्यादा 
समय आक्िकामें विताया है। उन्हें घर्मका वहुत अच्छा ज्ञान हैं। उस विपयपर उनकी 


५३८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


जो भी सलाह होती है, ठोस होती है, छेकिन राजनीतिक मामछोंमें, भूमि और भूमि-कर- 
के मामलेमें उनकी जानकारी बहुत थोड़ी है। इन सब मामलोंको में कहीं ज्यादा जानता- 
समझता हूँ। आप गलत सलाहके अनुसार काम करके दुख उठायेंगे तो मुझे दुःख होगा। 
नेक और भले पाटीदारोंकों जमीनसे बेंदखऊ होते देखकर मुझे दुःख होगा। सरकारको 
मालूम है कि काइतकारोंके अधिकारोंके वारेमें गलतफहमी रही है। इसलिए हमारी उदार 
सरकार आपको यह अन्तिम अवसर दे रही है कि आप उसकी सलाह सूुनें। 

आपको वही सलाह देने में यहाँ आया हूँ, और मुझे सिर्फ यह कहना है कि 
लगानकी अदायगी करना काइतकारोंका करत्तेंन्य है। यह मत सोचिए कि हमारे मामरत- 
दार और तलाटी लोग आपकी जायदादकी जब्ती करके और बेचकर पैसा वसूछेंगे। वे 
इलली तदाऊूत नहीं उठायेंगे। हमारा संघष चहुत कीमती हैं) वे छोग पैसा वसूल 
करनके लिए किसीके घर नहीं जायेंगे। में आप लोगोंको धमकी नहीं दे रहा हूँ। 
आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि माता-पिता वच्चोंकों धमकाते नहीं, समझाते 
भर हैं। यदि आप छोग अपना लगान नहीं देंगे तो आपको जमीनसे वेदखल कर दिया 
जायेगा। बहुतसे छोग आपसे कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जायेगा। छेकिन में आपसे 
कहता हूँ कि ऐसा हो होगा। इसके लिए मुझे कोई प्रतिज्ञा करनेकी जरूरत नहीं है, 
बरयोंकि मेरे पास अपनी बात पूरी कर दिखानेकी सत्ता है। जो छोग लगान देनेसे मना 
करेंगे उन्हें जमीन वापस नहीं मिलेगी। सरकार अपनी बहीमें ऐसे काव्तकारोंको नहीं 
रखना चाहती, और न हम अपने पट्टा-रजिस्टरमें ऐसे छोगोंके नाम चढ़ानेकी उत्सुक 
हैं। एक बार जो नाम कंट गये उन्हें दुबारा दर्ज नहीं किया जायेंगा। 
... भ्रव उन्‍्तमें में एक बात और बता दूँ। अगर कोई आदमी भ्रमव् या गलतीसे 
कोई प्रतिजा कर छे, तो उसे अपनेको उस प्रतिज्ञासे बंधा हुआ माननेकी जरूरत नहीं 
है। ऐसी प्रतिज्ञा निभाना जरूरी नहीं है। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा के कर दें तो कोई 
नहीं कहेगा कि आपने पाप किया है या गछती की है। इुनिया ऐसे आदमीको निर्दोष 
मानेगी। आपको याद' होगा कि अहमदाबादमें क्या हुआ। आप छोगोंमे वहुतसे लोग 
शायद समाचारपत्र न पढ़ते हों, इसलिए में बताता हूँ। अभी हालमें मिल-मालिकों और 
मिल-मजदूरोंमें क्षगड़ा हुआ। मजदूरोंने पह प्रतिज्ञा 2 48290 
में तदत वृद्धि नहीं की जाती, वे कामपर ने जायंग। ह 
हुमा हक अनमत ह कि उनकी माँग उचित नहीं है तो वे अपनी प्रतिज्ञापर 
दृढ़ नहीं रह सके, उसे तोड़ दिया, २७६ अ्रतिशतकी वृद्धि स्वीकार कर छी और है 
शारू कर दिया। उसी तरह, में आपसे कहता हूँ कि आपने प्रतिज्ञा करके गलती की 
है । आप सरकारके प्रति अपना कर्तव्य भूल गये, इसीलिए आपने एसा किया। आपने 
अपनी प्रतिज्ञाके परिणामोंपर पूरी तरह विचार नहीं किया जिसका प्रभाव वात: को 
आपके वच्चोंपर भी पड़ेगा। इन सव वातोंकों देखते हुए में आपसे पुनः विचार करने 
कहता हूँ। आप सोच-विचारकर निर्णय करें कि आपको सरकारके प्रति आग 
निभाना चाहिए या अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहते हुए उसके परिणाम भौगने चाहिए : 

[ अंग्रेजीसे ] 
सरदार वललभभाई पटेल 


सामग्रोके साधन-सूत्र 


इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐंड पब्छिक रेकंस: भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके 
पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलोंसे सम्बन्धित कागजात और प्रलेख जिनका 
सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था। 
गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय | देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 
(नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्‍ली: में सुरक्षित 
कागजात । 
साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलिख संग्रहालय, जिनमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी काल तथा १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं। 
“ अमृतबाजार पत्रिका ': कलकत्तेसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 
“इंडियन रिव्यू: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक । 
“ गजराती ”: बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 
न्‍य इंडिया ' : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 
प्रजाबन्धु ”* : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 
प्रताप ”: कानपुरसे प्रकाशित हिन्दी देनिक। 
बंगाली ' : कलकत्तेसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 
बॉम्बे क्रॉनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 
“ मुम्बई समाचार ”: बम्बईसे प्रकाशित गुजराती दैनिक। 
“यंग इंडिया': १९१८-३१; अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक; 
सम्पादक --- मो० क० गांधी; प्रकाशक -- मोहनलाल मग्रनछाल भट्ट । 
“लीडर” : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 
स्टेट्समैन ” : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 
/ हिन्दू: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैमिक । 
बॉम्बे गवर्नमेंट रेकड्स। 
बॉम्बे गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट । 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रक्ट्स । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १९१७म हुए रे२वें अभिवेशनकी अंग्रेजी रिपोर्ट । 
अन्त्यज स्तोत्र ' (गुजराती) : अमृतलाल सुन्दरजी पडियार। 
* एक धर्मेयुद्ध/ (गृजराती) महादेव देसाई, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अह- 


सदाबाद, १९४० | । लक 
' छेड़ा सत्याग्रह (गुजराती) : शंकरलाल डी० पारेख, गुजरात विद्यासभा, अहमदा- 


बाद, १९२२। 


प्‌४० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 

गोपाल कृष्ण गोखलेना व्याख्यानो ', खण्ड १ (गुजराती) : अनुवादक -- महादेव 
देसाई, बॉम्चें होमरूल छोग, १९१८। 

गोसेवा ” (गुजराती) : मो० क० गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 
१९३४। 

' जोवन प्रभात * : प्रभुदास गांवी, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५४। 

“जीवनना झरणां *, खण्ड १ (गुजराती) : रावजीमाई मणिभाई पटेल, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४५। 

'थॉट्स ऑॉन लेंग्वेज” (अंग्रेजी): मो० क० गांधी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
अहमदाबाद, १९५६॥ 

धर्मात्मा गोखले ' (गुजराती) : मो० क० गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अह- 
मदावाद, १९५०॥। 

' बापू और हरिजन  : सम्पादक -- क्षेमचन्द्र ' सुमन ', पच्लिकेशन्स व्यूरो, सूचना 
विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १९५२॥ 

 बापूनी प्रसादी” (गूजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

* महात्मा गांवी ': रामचन्द्र वर्मा, गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, कालवादेवी, 

१९१९। 

महात्मा गांवीनी त्रिचारसुष्टि ” (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, १९१९। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी। 

' महादेवभाईनी डायरी ' (गुजराती) : नरहरि डी० पारेख, नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद, १९५०। 

“माई डियर चाइल्ड” (अंग्रेजी): एलिस एसम० वान्‍न्जे, नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद, १९५ 

सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा” (गुजराती) : मो० क० गांधी नवजीवन 
- प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद | 

सरदार वल्लभभाई पटेल ', खण्ड १ (गुजराती) : नरहरि डी० पारेख, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । 

सिश्लैक्ट डॉक्यमेंट्स ऑन महात्मा गांवीज्ञ मूवमेंट इन चम्पारन' (अंग्रेजी) 
सम्पादक --डॉ० बी० वी० मिश्र, विहार सरकार, १९६३ | 

स्पीचेज़ ऐंड राइटिंग्ज ऑफ एम० के० गांधी ' (अंग्रेजी) : जी० ए० नट्सन ऐड 
कम्पनी, मद्रास । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
(अवतूबर १९१७ - जुलाई १९१८) 


अक्तूबर ९ के लगभग: गांधीजीने बेतियामें गोशालाकी नींव रखी । 

अक्तूबर १५: भागलूपुरमें बिहार छात्र सम्मेलनकी अध्यक्षताकी | 

अवंतुबर १८: बिहार और उड़ीसा सरकारने चम्पारन खेती-वारी जाँच समितिपर 
प्रस्ताव पार्स किया जिसमें “ क्षषकोंके प्रतिनिधि श्री गांधीकी समझ और संयम * 
की प्रशंसा की गई। 

अक्तूबर १९: भड़ौंच पहुँचे। व्यापारियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहमें भाषण । 

अक्तूबर २० : द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलनकी अध्यक्षता की। 

अक्तूबर २१: सम्मेलनके समापन भाषणमें कहा कि में अपना जीवन तभी सार्थक 
समझंगा जब भारतके लिए अपने प्राण उत्सग कर पाऊँ। 

अवतूबर २६: अखिल भारतीय शिष्टमण्डलने चैम्सफोर्ड और मॉण्टेग्यूसे भेंट की। 
शिष्टमण्डलूमें गांधीजीके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, तिलक, जिन्ना, सप्र्‌ आदि 
भी थे। 

नवम्बर २: गांधीजी गोधरा पहुँचे। तीसरे दर्जेके रेल्यात्रियोंके कष्टोंके विरोधमें 
आयोजित सभाकी अध्यक्षता की। 

नवम्बर ३: गोधरामें प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद्की अध्यक्षता की । 

नवम्बर ४: राजनीतिक परिषद्में घोषणा की कि सरकारने वीरमगाँव चुंगी चौकी 
हटा देनेका निर्णय किया है। 

नवम्बर ५: परिंषदुके समापन भाषणों भाग लेनेवालोंसे अनुरोध किया कि वे 
प्रचार कार्य जारी रखें और मॉण्डेग्युको भेजे जानेवाले प्रार्थनापत्रके लिए हस्ताक्षर 
प्राप्त करें। , 
ढेंढ़ समाजकी सभाकी अध्यक्षता की। 

नवम्बर ८: रातको मोतीहारी पहुँचे। 

नवम्बर ९: जिलाधीश जे० एल० मेरीमैनसे भेंट की । 

नवम्बर ११: मृजफूफरपुर धर्मशाला, विहारमें आयोजित सार्वजनिक सभामें भाषण; 
कांग्रेस-लीग सुझावोंका समर्थन करनेकी अपील कौ; शामको हिन्दू और मुसलमान 
नेताओंके सम्मेलनमें भाग लिया। नौ बजे मोतीहारीके लिए रवाना । 

नवम्बर १२: उमरेठमें गोखले-पुस्तकालूयका उद्घाटन। बिहार वागान-मालिक संधके 
मंत्री जे० एम० विल्सनने ' स्टेट्समैन ' में वागान-मालिकोंके कानूनी सलाहकारकी 
राय प्रकाशित की। _, 

नवम्बर १४ से पूर्व : गुजरात हिन्दू स्त्री-मण्डलको भेजें गये अपने सल्देशमें गांवीजीने 
महिलाओंसे अनुरोध किया कि वे अपनी अशिक्षित बहनोंको शिक्षण देनेका कार्य 


५४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


के और विधवाओंको कातना और बुनना सीखमेंके लिए उत्साहित कर देशसेवा 

करें। 

सवम्धर १४: डाका, लम्पारनके समीप बरहरवामें गांधीजीने स्कूछका उद्भाटन किया। 
बेतिया लौटे। 

नवम्बर १५: बेतियाराजके प्रवन्धक जें० टी० टछ्विदीसे भेंट । 

नवम्बर १६: कोबरी गये; अमोलवा स्टेशन गये और पुलिस तथा मजदूरोंके वीचके 
मामछेकी जाँच की। 

नवम्बर २० : अमोलवासे लगभग दो मील दूर, श्रीरामपुरके समीप भीतीहरवामें स्कूल 
खोला । 

नवम्बर २२: जें० एल० मैरीम॑नको सूचना दी कि दे पन्द्रह दिनके लिए चम्पारनसे 
बाहर जा रहे हें और उनकी अनुपस्थितिमें बाबू ब्रजकिज्ञोर उनका प्रतिनिधित्व 
करेंगे न्‍ 

नवम्बर २६: दिल्‍्लीमें चैम्सफोर्ड और मॉण्टेग्युसे भेंट की । 

नवम्वर २७: तिलकके साथ 'भेंटके वाद मॉप्टेग्युनें अपनी डायरीमें लिखा: इस समय 
भारतमें वे कदाचित्‌ सबसे अधिक शक्तिशाली नेता हैं और यदि वे चाहें तो 
युद्धमें ठोस सहायता दे सकते हैं। 

मवम्बर २८: गांधीजी अलीगढ़ पहुँचे; लॉयल प्ुस्तकालयके मैदानमें “ हि्दू-मुस्लिम 
एकता ” पर भाषण; वादमें अलोगढ़ कॉलेजके विद्यार्थियोंके समक्ष “सत्य और , 
मितव्ययिता ” पर भाषण; रझुवाजा अब्दुल मजीदके घर गये। रातको गाड़ीसे 
कलकत्ता रवाना। 

नवम्बर २९: परियद्में चम्पारन विधेयक पेश किया गया और परिपदुनें उसे प्रवर 
समितिको सौंप दिया। 

दिसम्बर ४-५ : गांधीजीनें अहमदाबादके मिल-मालिकोंसे मजदूरोंके वेतनके विषयर्में 
बातचीत की। 

दिसम्बर ६: नडियादकी दक्शा खडायता वाडीमें “गुजरातकी कुछ समस्याओं “पर 
भाषण ।' प्रथम गुजरात राजनीतिक सम्मेलन और गुजरात स्‍त्री शिक्षा मण्डलकी 
वैठकोंकी अध्यक्षता की। 

दिसम्बर १० : रौछट समितिके सदस्योंके नामोंकी घोषणा; 
गांधीजीने ए० एच० वेस्टको पत्रमें लिखा कि वे ' इंडियन ओपिनियन ' को डर्बन ले 
जानेकी अपेक्षा उसका बन्द कर दिया जाता ज्यादा पसन्द करेंगे । 

दिसम्बर १६: विश्ञाक सार्वजनिक सभामें भाषण; नडियाद छोड़नेके पूर्व हिन्दू अनाथालय 
देखने गये। दे 

दिसम्बर १९: बिहार और उड़ीसा सरकारके राजस्व सचिवको चम्पारत खेती-वारी विधे- 
यकपर अपने विचार लिखकर भेजे । 

दिसम्बर २६: कलकत्तेमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३२वें अधिवेदनमें भाग लिया। 


१, उपलब्ध नही है। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ५४ 


3] 


दिसम्बर २७: अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेललनके स्थगित किये जानेकी घोषणा की । 

दिसम्बर २९: कांग्रेसके अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंपर छाग्र नियोग्य- 
ताओंसे सम्बन्धित प्रस्ताव पेश किया। 

दिसम्बर ३०: भारतीय सामाजिक सम्मेलनमें दलित वर्गोकि उत्थान और शिक्षाके सम्ब- 
न्धम प्रस्ताव प्रस्तुत किया; प्रथम वंग क्ृपि-विश्येपज्ञोंकी परिषदुर्में भापण, तिलककी 
अध्यक्षतामें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलनकी सभामें हिन्दीको भारतकी 
सामान्य भाषा बनानेकी सिफारिश की। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कांग्रेसके अधिवेशनमें 
भाग लिया और अपनी कविता भारतकी प्रार्थना” सुनाई। कांग्रेस सप्ताहके 
सिलसिलेमें उनका नाठक 'डाकघर” खेलछा गया। 

दिसम्बर ३१: कलूकत्तामें ऑल इंडिया मुस्लिम छीगकी बैठकके दूसरे दिन भाषण; 
बॉम्बे ऐंड बंगाल ह्यमैनिटेरियन फंडसके तत्त्वावधानमें आयोजित सभामें भी। 
अखिल भारतीय समाज सेवा सम्मेलनमें अध्यक्षीय भाषण । 


१९१८ 


जनवरी १: गांधीजीने अहमदाबादमें पानीके अपर्याप्त और अनियमित प्रवन्धके विरोधमें 
: आयोजित सभाकी अध्यक्षता की । 

गुजरात सभाने बम्वई सरकारकों लगानमें राहत देनेके लिए लिखा। 

जनवरी ४-५ : ग्रांधीजीने अहमदाबाद मिलू-मजदूरों और मिल-मालिकोंके प्रतिनिधियोंसे 
बातचीत की । 

जनवरी ५: विहार बागान-मालिक संघके चम्पारनके सदस्योंने चम्पारन खेती-बारी विधे- 
यककी कुछ अवधान धाराओंके विरुद्ध स्मृतिपत्र भेजा। 

जनवरी १०: गांधीजीके मतानुसार गुजरात सभाने खेड़ाके किसानोंको लगान अदा न 
करनेकी सलाह दी। 

जनवरी १२: गांधीजी अहमदाबादसे मोतीहारी छौटे। 

जनवरी १३ से पूर्व : जो अपनी नौकरियाँ छोड़कर कुछ दूसरे कामकी खोजमें थे, ऐसे 
शिक्षकोंको, काम देनेकी तत्परता घोषित की । 

जनवरी १४: तिरहुत क्षेत्रके कमिश्नर एल० एफ० मॉर्सहैडसे चम्पारन खेती-बारी विधे- 
यकपर बातचीत की। अपने वक्‍्तव्यमें खेड़ाके कलक्‍्टरने गृजरात सभा द्वारा 
किसानोंको लगाव न चुकानेकी राय दिये जानेकी निंदा की और छगान देनेसे इन- 
कार करनेवाले किसानोंके विरुद्ध कानूनी कारेंवाई करनेकी घमकी दी। 

जनवरी १६: वम्बई सरकारके वक्‍तव्यमें कहा गया कि जिन मामलोंमें जरूरी था वहाँ 
खेडाके कलक्टरने लगानमें राहत दी है। 

जनवरी २१: गांधीजीने हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके सम्बन्धर्म रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी राय 
जाननेंके लिए उन्हें पन्न लिखा। 

जनवरी २४: विहार और उड़ीसा सरकारके राजस्व सचिवसे निवेदन किया कि रैयतके 
प्रतिनिधिसे सछाहके बिना चम्पारन खेती-वारी विधेयकर्में कोई भी महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तत न किया जाये। 


५४४ सम्पूर्ण (गांधी वाहमय 


फरवरी ४: खेड़ाकी स्थितिपर बम्बईकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 

फरवरी ५: खेड़ाकी स्थितिके सम्बन्धर्में दिनशा वाछा और जी० के० पारेखके साथ 
बम्बईके गवर्नरसे भेंट की; उसके बाद सावरमतीके लिए रवाना हुए। 

सी ह आश्रम पहुँचे; कलक्टरों और मामरतदारों द्वारा जारी किये गये नोटिस 

फरवरी ७: उत्तरी क्षेत्रके फमिइनर प्रैटकी पत्र लिखकर सरकारी नोटिसोंमें प्रयुक्त 
अशोभनीय भापाका विरोध किया। 

फरवरी ८: अहमदाबादके मिल-मजदूरोंसे न्याय-मार्गपर चलने और बिना कदुताके 
समझौता करनेका अनुरोध किया। ह 

फरवरी १२: कलबंटर और कमिइनरसे खेड़ाकी स्थितिपर बातचीत की। 

फरवरी १४: पंचोंके सामने प्लेय वोनसको ध्यानमें रखते हुए वेतन-वृद्धिके सम्बन्धमें 
शंकरलाल बेंकर और वल्लभभाई परटेलके साथ मजदूरोंका प्रतिनिधित्व किया। 

फरवरो १५: प्रठकों पत्र लिखा और अनुरीध किया कि जबतक वे स्थितिकी जाँच कर 
रहें हैं तबतक लगानकी वसूली स्थगित कर दी जाये । 

फरवरी १९ से पूर्व : गोखलेके भाषणोंके अनुवादकी भूमिका लिखी। 

फरवरी “१९: मिल-मजदूरोंकों उनके आन्दोलनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाई। गोख- 
लेकी तीसरी बरसीके अवसारपर ' सर्वे ऑफ इंडिया ' का प्रकाशन शुरू किया। 

फरवरी २०: वम्बईमें भगिनी समाजके वापिक उत्सवकी अध्यक्षता की; स्त्री-शिक्षा- 
पर भाषण । नडियाद छौट आये। 

फरवरी २१: मोटरसे खड़ा गय; कलक्टरसे भेंट। 

फरवरी २२: अहमदावादके मिल-मालिकोने तालावन्दीकी घोषणा कर दी। 

फरवरी २५: गांधीजी नडियादसे अहमदाबाद लोट आगये। 

फरवरी २६: मिल-मजदूरोंके संधर्षके सम्बन्धमें पत्रिकाओंका प्रकाशन तथा नित्य सावर- 
मतीके किनारे बबूलके पेड़के नीचे मजदुरोंके समक्ष भाषण प्रारम्भ किया। 

फरवरी २७: सावरमती आश्रमकी प्रार्थना-सभामें भाषण; प्रैटसे भेंट । 

मार्च १: मजदूरोंके सछाहकारोंमें जरूरतमन्द हड़ताली मजदूरोंके खान-पानका श्रवन्ध 
करनेका वचन लिया। 

मार्च ४: विहार और उड़ीसा विधान परिपदुने चम्पारत खेती-बारी विधेयक पास कर 
दिया । 

मार्च ७: सहयोगियोंके साथ तालावन्दीसे उत्पन्न स्थितिके विषयमें चर्चा। 

मार्च १०: अहमदाबादके प्रेमाभाई हॉलमें गुजरात सभाकी वापिक बेठककी अध्यक्षता की। 

मार्च ११: वडियादके कलक्टरसे भेंट । 

मार्च १२: मिलोंमें तालावन्दीकी समाप्ति | मिलू-मजदुरों द्वारा हड़ताल शुरू 

भार्च १३: दो सभाओंकी अध्यक्षता की, इनमें श्रीमती बेसेंटने भाषण दिया था। 

सार्च १४: अपनी दश्ाके बारेमें मिल-मजदूरोंके उलाहनेकी खबर गांधीजीकों वी गई। 

माचे १५: मजदूर अपनी टेकसे न हटें इस इरादेसे प्रार्थना-सभार्मे उपवास करनेके 
निर्णयकी घोषणा। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त पड५ 


मार्च १६: अनसूयावेतके घरसे सावरमती आश्रम लौटे । 

भार्च १७: बम्वईके गवर्नरसे गान की वसूली स्थगित करनेकी अपील; अपील स्वीकार 
नहीं हुई। आश्रमकी प्रार्थना-सभामें उपवासके महत्त्वको समझाया । 

मार्चे १८: मिल-मजदूरों और मालिकोंके समझौतेकी घोषणा; प्रो० ध्रुव पंच नियुक्त । 

मार्च १९: अन्तिम पत्रिका, संख्या १७में समझौतेका पुरा मतरूव समझाया; मिल- 
मजदूरोंके जुलूसमें भाग छिया। 

मार्च २१: सावंजनिक सभामें भाषण; सी० एफ० एन्ड्रयूजने भी सभामें भाषण दिया; 
उसके बाद गांधीजी खेड़ाके किसानोंका मामला वम्बईके गवर्नरके सम्मुख रखनेके 
लिए बम्बई रवाना हुए | 

मार्च २२ से पूर्व : गवर्नर द्वारा रछगानकी वसूलो स्थगित करनेकी अपील अस्वीकृत 
होनेपर गांधीजीने प्रैठको अन्तिम चेतावनी दी। 

मार्च २२: खेड़ा सत्याग्रह आरम्भ करते हुए नडियादके ५,००० किसानोंके समक्ष भाषण । 
सत्याग्रहियोंसे गान अदा न करने और उससे होनेवाले कष्टोंका सामना 
करनेका वचन लिया। 
एन्ड्रयूजका तार पानेपर दिल्‍्लीके लिए रवाना। 

मार्च २५: अछी भाइयोंकी रिहाईके सिलूसिलेमें वाइसरायके निजी सचिवसे भेंट की। 

मार्च २७: नडियाद छौठें। हालमों किये गये अपने उपवासके सम्बन्धर्में समाचारपत्रोंको 
पत्र लिखा। 
खेड़ाकी स्थितिपर परिपत्र प्रकाशित किया। 

मार्च २८: खेड़ाकी स्थितिपर समाचारपत्रोंको वक्‍तव्य; इन्दौरके लिए रवाना। 

मार्च २९: इन्दौरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनर्मो अध्यक्षीय भाषण। 

मार्च ३१: समाचारपत्रोंकों लिखे पत्रमें मद्रास जिलेके युवकोंसे हिन्दी सीखनेका अनुरोध । 

अप्रैल १: खेड़ाका दौरा शुरू; कठछाछू और फिर कठाना गये; सार्वजनिक सभामें 
सरकारके रुखको अन्यायपूर्ण कहा। 

अप्रैल २: लिंबासीमें छोगोंसे अपीकू की कि वे सरकारकी दमनकारी कारेवाइयोंसे 
डरें नहीं। 

अप्रैल ५: वड़यलमें कलक्टरसे भेंट की; लोगोंको परिणामकी कुछ परवाह किये बिना 
साहसपूर्वक कष्ठोंका सामना करनेकी सलाह दी। दि 

अप्रैल ६: कस्तुरबा, वल्लभभाई और महादेव देसाईके साथ उत्तरसंडा गये; २,००० 
किसानोंकी सभामें भाषण। 

अप्रैल ७: नवागांवकी समभामें गांधीजीका भाषण सुननेके छिए लगभग ३,००० किसान 
उपस्थित । 

अप्रैल ८: गांधीजी बोरसद गये; ४,००० छोगोंकी सभामें भाषण; भद्रासके गोखले 
हॉलमें राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताहके उद्घाटनके अवसरपर एनी वेसेंटने गांधीजीका 
सन्देश पढ़कर सुताया। पिन 

अप्रैल १० : गांधीजीने अहमदावादके जिलाबीशसे भेंट की; अकलाचाम खड़ाका स्थिति- 
पर भाषण। 

१४-ऐ५ अ 


ण्ड९ 
अप्रैल 
अप्रैल 


अप्रैल 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


११: अहमदाबादके कमिश्नरसे भेंट की; वड़ोदमें भाषण । 

१२ से पूर्व : अप्रैछ १९ को कमिश्नरकी सभामें भाग छेनेके लछिए अहमदावादकी 
जनताके नाम परिपत्र जारी किया। 

१२: कमिश्नरने गांधीजीकी सहायतासे आयोजित २,००० किसानोंकी समामें 
भाषण दिया। 


' गांधीजीनें कमिश्नरके भाषणके कारण उत्पन्न गछतफहमीको दूर करनेके लिए 


अप्रैल 
अप्रैल 
अप्रैल 
अप्रैल 
अप्रैल 


अप्रैल 
अप्रैर 


अप्रैल 


अप्रैक् 


अप्रैल 
अप्र 


अप्रैल 
अप्रैल 


भापण विया। 

नडियादकी सभामें भाषण देनेके बाद वम्बईके लिए रवाना। 

१३: वम्बईमें राजस्व मण्डलके सदस्यों, सर कारमाइकेल, सर न० गो० चन्दा- 
वरकर और दूसरे लोगोंसे खेड़ाके सम्बन्धमें भेंट की। 

१५: नडियाद से बॉम्बे क्ॉनिकल् ' को पन्न लिखकर कमिश्नरके भाषणके कारण 
उत्पन्न गलतफहमीको दूर किया। 

१६: ओडमें, संगठित होकर सरकारका विरोध करनेकी आवश्यकतापर, भाषण 
दिया । 

१७ : कमिश्नरके भाषणके विपयमें 'वॉम्वे ऋॉनिकल” को लिखे अपने पत्रके 
मुद्दोंका विस्तार करते हुए एक पत्रक प्रकाशित किया। दंतेली और चिखोदरामें 
सत्याग्रहियोंके समक्ष भाषण । ह 

१८ : बोरसद ताल्लुकाके रास गाँवमें गये; किसानोंके समक्ष भाषण। 

२० : कस्‍्तूरवा और अन्य लोगोंके साथ आनन्द ताल्ठुकेके कासर, अजरपुरा और 
सामन्‍्था गाँवोंमें गये; वहाँ किसानोंकी सभाओंमें भाषण दिये। 

२२: बोरसद ताल्लुकेमें पाछण और सुणाव गाँवोंमें किसानोंके समक्ष भाषण। 
२३: वम्बई जाते समय कस्तूरवाको पत्रमें लिखा ' तुम्हें मगनलालको माँ जैसा 
सुख देना है । . « - मेरे कामका उत्तराधिकार लेनेके लिए अभी तो वही योग्य है। 
बम्बईके नागरिकॉकी सभामें खेड़ा सत्याग्रहके सम्वन्धर्में भाषण। लगानकी वसूली 
फौरन बन्द करने या किसानोंके कष्टोंकी निष्पक्ष जाँच करवानेंके लिए तिलकते 
प्रस्ताव रखा । 

२४: गांधीजी बम्बईसे दिल्ली रवाना। 

सरकारने खेड़ाकी स्थितिपर समाचारपत्रोंमें वक्‍तव्य प्रकाशित किया । के 
२५: उत्तरी क्षेत्रके मामछतदारोंकों आज्ञा दी गई कि जो छोग लगान देवेमे 
असमर्थ हैं उनसे वसूली न की जाये। 

वाइसरायने दिल्लीमें युद्ध-सम्मेठनका उद्घाटन किया। अ 
२६: सर वलॉडहिलको पत्र लिखा और युद्ध सम्मेलन या उसकी किसी समितिम 
शामिल होनेसे इनकार किया। 

२७ : वाइसरायसे भेंट करनेके बाद युद्ध सम्मेलनमें ज्ञामिल होना स्वीकार 
किया । तिलकने युद्ध-सम्मेलतमें आनेका निमल््रण अस्वीकार किया। 

२८ : युद्ध-सम्मेलनमें हिन्दीमें वोले; सर विलियम विन्सेंटसे भेंट । 

२९: युद्ध-सम्मेलनमें भरतीके प्रस्तावका समर्थन किया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ण्डे७ 


अप्रैछ ३० : वाइसरायके निजी सचिव मैफीको पत्रमें लिखा कि युद्ध सम्मेलनमें की 
गईं अपनी धोषणाके अनुसार में अपनी सेवाएँ अधिकारियोंकों अपित करता हूँ। 

मई १: दिल्लीसे नडियादके लिए रवाना। 

मई २: नडियाद पहुँचे; रातको वम्बई रवाना। 

मई ३: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अधिवेशनमें गये। एनी वेसेंट्से भेंट । 

मई ४: बीजापुरके लिए रवाना। 

मई ५: वीजापुरमें बम्बई प्रान्तीय सम्मेलन तथा अन्त्यज सम्मेलनर्में भाग लिया। 

मई ६: खेड़ाकी समस्यापर वॉम्बे सर्वेद्स द्वारा जारी की गई विज्ञप्तिके उत्तरमें 
वक्तव्य दिया। वम्बई प्रान्तीय सम्मेलनमें गिरमिटिया प्रथाको रद करनलेके प्रस्तावका 
समर्थ किया। वम्वईके लिए रवाना। 

भई १३: ढुंढ़ाकुवामें “ आत्मवकू बनाम दमन” विषयपर भाषण दिया। 

मई १४: कठलालमें बीमार। 

भई १६: सन्देसरमें भाषण। 

मई १७: अहमदावादसे चम्पारन रवाना। 

मई १८: मैफीको सूचना दी कि वे भरती करनेकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। 

मई २४: मोतीहारीमें आश्रमकी नींव रखनेके वाद वॉकीपुरके रास्तेसे अहमदाबादके 
लिए रवाना | 

मई २६: पटनामें आयोजित विराट सभामें “ भारतकी राष्ट्र भाषा कौर स्वराज्य ” पर 
भाषण | 

मई २७: खंडालीमें सत्याग्रहके महत्त्वके विषयमें भाषण। 

जून २: “बॉम्बे क्रॉनिकल ” और सर जॉर्ज वार्न्जको दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय विरोधी 
कानूनोंके विषयमें लिखा। 

जून ३: उत्तरसंडा और नवागांवके किसानोंके सम्मुख भाषण। 

जन ६: खेड़ा सत्याग्रहकी समाप्तिकी सूचना देते हुए खेड़ाकी जनताके नाम सन्देश । 

जून ८: नडियादके जिलाधीशकी अदालतमें गवाही दी; और स्वीकार किया कि 
गरुतीसे जब्त किये गये खेतोंसे प्याज खोद छेनेकी सलाह उन्होंने ही अभि- 
युक्‍्तकों दी थी। 
अदाऊतके वाहर जमा भीड़को सत्याग्रहपर दृढ़ रहनेकी सलाह दी। 

जन ९: वम्बई पहुँचे, वम्वई सरकारके मुख्य सचिवको पत्र छिखा और वम्बई प्रान्तीय 

. य्रद्ध-सम्मेलनमें बोलनेसे इनकार किया। 

जन १०: टाउन हॉलमें वम्वई प्रास्तीय युद्ध-सम्मेलनमें भाग लिया। 

जून ११: पूनामें भारत सेवक समाज (सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के उत्सवर्मे 
भाग लिया! 

जन १५: वम्वईके गवर्नरसे भेंट की। मा 

जन १६: प्रास्तीय युद्ध-सम्मेलनमें छॉड विलिग्डनके उत्तेजनात्मक वब्तव्योकि बिरं 

” आयोजित वम्बईकी सार्वजनिक सभाकी अव्यक्षता की। 
सभामें पास किये गये प्रस्तावोंमें सरकारके रुखकी आलोचना की गई। 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जून १७: नडियादमें अपने साथियोंके साथ भरतीके वारेमें सछाह-मशविरा किया। 

जून २१: नडियादमें भरती-अभियान शुरू करते हुए सावेजनिक सभामें भाषण दिया। 

जून २२: नडियादसे भरती होनेकी अपील करते हुए पहली पत्रिका छापी। 

जून २४: अहमदावादमें गवर्नरके भाषणके विरोधमें बोले; छोगोंसे भरती होनेकी 
अपील की। 

जून २६: रासमें भरती होनेकी आवश्यकतापर भाषण | 

जून २७: खेड़ामें जेल-मुक्त सत्याग्रहियोंके स्वागता्थ आयोजित समारोहमें सत्याग्रहके 
महत्त्व और बलपर प्रकाश डाला। 

जून २८: कठलालमें प्याज सत्याग्रह ' के अग्रणी मोहनछाछ पंड्याकों जेलसे मुक्त होने 
पर मानपत्र भेंट करनेके लिए आयोजित सभामें सत्याग्रहकी तुलना कल्पवृक्षसे की। 

जून २९: गांधीजीको खेड़ा सत्याग्रहकी सफल समाप्तिपर सभामें मानपत्र भेंट किया गया। 

जुलाई ८: मॉ्टेग्यु-वैम्सफोर्ड संवेधानिक सुवारोंपर रिपोर्ट अकाशित। 

जुलाई ९: जिन्नाको पत्र लिखा कि उन्हें भरतीके लिए काम करनेके साथ-साथ माँग्टेग्यु- 
चैम्सफोर्ड सुधार-योजनामें परिवर्तत करनेके लिए भी आग्रह करना चाहिए। 

जुलाई १४: करमसदमें भरतीके सम्बन्धमें भाषण। 

जुलाई १७: वम्बईसे मडियाद वापस आ गये। 

जुलाई १८: शास्त्रीके अनुरोबपर उन्हें मॉप्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार-योजनाके सम्बन्धमें 
अपने विचार लिख भेजें। 
प्रैद्की अध्यक्षतामें हुई सभामें घोषणा की कि जबतक मेरे गुजराती भाई ही 
आनाकानी करते हों तबतक भरतीके कामके लिए में निस्संकोच भावसे गुजरातसे 
बाहर नहीं जा सकता। 

जलाई २२: भरतीकी अपीछ करते हुए दूसरी पत्रिका प्रकाशित की। गोविन्द मालवीयको 

पत्र छिखा कि मॉ्टेंग्यु चैम्सफोर्ड योजना अच्छी है और उत्तकी कमियाँ आत्दोछत 
द्वारा दूर की जा सकती हैं। 

जलाई २७: दक्षिण आफ्रिकाके संघर्षके साथी सोरावजी शञापुरणी अडाजानियाकी 

.. अकाल मृत्युपर “बॉम्बे कॉमिकल को पत्र। 


शीर्षक-सांकेतिका 


अन्त्यज स्तोचन्र की प्रस्तावना, ३२७-२८ 

अपील; -वम्बईकी जनतासे, ३४९-५१; 
-सैनिक-भरतीकी, ४२२-२६, ४७७-८० 

अहमदावादके मिल-मजदूरोंकी हड़ताल, 
२०१-२, २०६-७, २११-१२, २१४- 
१५, २१८-१९, २१९-२०, २९२२-२३, 
२२४-२५, २२६०-२७, २२९-३०, 
२१३३-३४, २३५-३६, २३७-३८, 
र४१-४३, २४५-४६, २५५-५८ 

उत्तर; -खेड़ा संकटपर सरकारी प्रेस- 
विज्ञप्तिका ३६८-७२; -मिल-मज- 
दूरोंके हितेषियोंको, २४१, -शिक्षकोंके 
शिष्टमण्डछकको, १३२ 

खेड़ाकी परिस्थित्तिके वारेमें परिपत्र, २६६- 
६७ 

गोखले और उनका महामन्त्र, १८६-८९ 

तार, -ए० एच० वेस्टको, १९९; -एनी 
वेसेंटटी, २५५; -गुजरात सभाको, 
१४२-४३; -ब्रिटनके प्रधान मंत्रीको, 
४१५-१६ 

पत्र, -अखवारोंको, २६८-७१, २८४-८५; 
-अम्बालारू साराभाईको, ११३, 
२१६-१७; -आनन्‍्दरशंकर अश्रुवको, 
४७४; -आनन्दीवाईको, १८४-८५॥ 
-इंडियन ओपिनियनको,  १०६-७३ 
-ई० एल० एल० हैमंडको, १०५, 
१३४-३५; -5त्तरी क्षेत्रके कमिइनरको 
१७२, १७५, २६०; -ए० एच० वेस्ट- 
को, १०२-२, १८०-८१, ३3३३३ 
-एक साथीकों, ४६५; -एक मित्रको 
१५०-५१४ -एक युवकको, २९६; 
-एक सहयोगीको, १७९; -एक सार्व- 
जनिक कार्यकर्ताकों, १३१, १३२, 


२५८; -एच० एस० एल० पोलकको, 
२३२, ३०५-६; -एच० कैलेनवैककों, 
१२१३-१४; -एडा बेस्टकों, ५०३; 
-एन० एम० जोशीको, ३०२-३; 
-एनी वेसेंटको, ४५२; -एफ० जी० 
प्रैंकी, २१२-१३६ -एफ० जे० हॉज- 
को, ४२७-२८; -एल० एफ० मॉ्स- 
हैडको, १३६-३७; -एल० रॉवर्ट्सनको, 
४०४, ४०७५; -एस ० के० रुद्रको, १४०० 
४२, ४९४; -एस्थर फरिंगको, १०४, 
१३३ २९९-३००, ३२७५, ४५० 
४६, ४६२, ४८०-८१६ “-कठानाके 
निवासियोंकोी, २८७; -कमिइनरको, 
शं४७; -कलक्‍्टरको, २०२२-३३ 
-कस्तूरवा गांवीको, ३२४७-४८, ४९७, 
४९९; -काका कालेलकरकों, १५८- 
७५९; -किशोरलारू. महाझुवालाको, 
४९७-९८; -कुमारी एडा वेस्टको, 
१६४-६५; -कै० नटराजनको, २९१- 
९३; -के० वी० मेहताकों, १४६- 
४७३ -कोतवालकी वहनको, ४७६- 
७७; -कोटवालको, १; “खेड़ाकी 
स्थितिके सम्बन्धमें, २०३०४; +“ग० 
वा० मावलंकरको, १६२९-६३, १६६; 
नयो० कृ० देवधरकों, १९९-२००; 
>गोरघनदास पटेलको, १९८-९९; 
गोविन्द मालवीयको, ४८६१-८२; 
-गोविन्दस्वामीकी, १०३; -चन्दुलाल- 
को, ९४-९५; -चिमनलहारू चिनाई- 
बालाको, १३४; -ठगनलाल गांघीकों, 
४-५, १६१-६२;  -जगजीवनदास 
मेहताको, ४७५; -जमनादास गांघीको, 
११५१-१२, १४४०-४५, १४५-४६, 


१५० 


१५९-६०; -जमनाहाल बजाजको, 
२३२, २५१, ४१८, ४४७, ४७४, 
४९१; -जी० ए० नटेसनकों, ३७६, 
४०८, ४५५; -जी० एस० अरुण्डेलको, 
१९६; -जी० के० देवधरको, २२८, 
४४४७-४८; -जीवनलाल  देसाईको, 
२३४; -जे० एल० मेरीमैनको, ८६, 
«९, ९१-९२, ९३-९४, १०२; 
“जे० एल० मैफीको, १२९७-२८, १४८, 
३०४-५, ३२०, २३५३-५४, २३५४, 
शे५पए०, २३५६-५७, ३६०-६२, ३६२- 
६३, ३८४; “>जें० क्रिररको, ३९१, 
४०७; >जें० बी० कृपलानीको, 
२७२; -डा० कुलकर्णीको, १५६-५८; 
-डाह्यालालको, १८४; -डी० जें० 
रीडको, १४३; >तमिल भाइयोंकों, 
३४०; -दाभोलकरकों, ३७९-८०; 
४६३; न-दुर्गा देसाईको, ३००-१; 
“देवदास गांवीको, १२९६-२७, १८५ 
३१५-०१६॥, दर३१-३२, ४४४९-५०; 
४५६, ४६३-६४, ४८५, ४९५-९६॥ 
-नायकाके निवासियोंको, रेश३; 
निर्मेलाकों, १७८; -पार्वतीको १८२; 
न्‍पुजाभाई शाहको, ४८२, ४९९; 
“सद्धिक गेंडिसको, ३१३-१४॥ -अभुदास 
गांधीको, ११६७-६८, डफ्ड-५५; 
>नआणजीवन मेहताको, २३१, २८० 
४५०-५१६ -पलारेंस ए० विदर- 
बवॉटमको, १९७; “-चड़ींदाके एक 
सज्जनको, १८३; -वलवन्तराय ठाकोर- 
को, ३१७-१८, ४८६; “वम्बईके 
गवर्नरको, १७१, २४६-४७; बॉम्बे 
ऋनिकलकों, ३२०-२३, ३९३-९५; 
बी० जी० हॉनिरमेनको, ४२८; “भग- 
वानजी मेहताको, ४९-५०, १२९, 
१७७; -मंग्रलदास पारेखको, २३५; 
>मयनदाल गांधीको, १३, २९, ८७ 


सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


८८-८९, १०८, १४७-४८, १६०, 
२२१, ३४८, ३६५, ३२८४-८५, ३९२, 
४४, ४६६, ४८७-८८; -मणिभाई 
पटेलको, ४५७; -मणिलाल गांधीको, 
१६५, ५००-१; -मयुरादास त्रिकमजी- 
को, १३५; -मनसुखलछालू मेहताको, 
२३० -महात्मा मुच्शीरामको, ३९१- 
९२; -महादेव देसाईको, ३७४-३५, 
४८३; -मिली ग्राहम पोलकको, २२७- 
२८, ४९३; -मु० अ० जिन्नाको, 
४५३; -मेसर्से लिजियर ऐंड कम्पनी, 
मदुराको, १४९; -मोहनदास नागजीको, 
४३२; -मोहनछाल  खंडेरियाको, 
५०२ - रणछोड़छलाल. पटवारीको, 
९०-९१; -रलियातवेनको, १७७-७८; 
-रवीन्रनाथ ठाकुरको,  १४९-५०, 
३६४; -रांचीके एक सज्जनको, १६८३ 
-राजस्व सचिवको, १०९-११, १५१- 
५६: “-रामदास गांवीको, २०८; 
“रामनवमी प्रसादको, ९३; -रामभाऊ 
गोगटेकों, १३६, रे८३-८४; -राव- 
जीभाई पटलको, २१०, ४८८-८९; 
>रेलवे वोर्डके सचिवकों, १६४; 
>लॉड विलिग्डनको, ४०६; “वाइ- 
सरायके निजी सचिवकों, २६५-६६॥ 
-वाइसरायको, ३३५७-६०; -वाणिज्य 
और उद्योग विभागके सचिवकों, ४७- 
४९; -विट्ठलभाई पटेलकों, ४३२- 
३३; -विनायक नरहर भावेको, १७५- 
७६; -विनोवा भावेको, ४८४-८५३ 
_वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, 
२८५, २९४, ४५६ ४७०; 5७१- 
७३, ४९५; “शंकरछाल बेंकरको, 
४१४; -शिवदास और पोपटलालको, 
३१६; -शुएव कुरैशीको, २०७: 
_श्रीमती एडा वेस्टको, ४२९३ -अ्रीमती 
जगजीवनदास मेहताको, ४७६; “फर 


शीर्षक सांकेतिका ५५१ 


ई० ए० गेटको, २१५-१६; -सर भाषण, -अकलाचार्में, ३०६-८; -अखिल 


क्लॉड हिलको, ३५१-५३; -सर जॉर्ज 
वान्जंकी, ३९५-९६ -सर विलियम 
विन्सेंटकी, ३६३, ४९१; -सर एस० 
सुब्रह्मण्पम्‌को, ४८३-८४॥ -सी० एफ० 
एन्ड्रयूजको, ३८५, ४२६-२७, ४५७- 
६१, ४९२९-९३; “-सी० एस० रंगा 
अय्यरको, ४५३-५४; -सौंजा इलेसिन- 
को, ४३०-३१; स्वेट्समेनको, १३७- 
४०; -हनुमन्तरावको, ३०५, ३७८- 
७९, ३८६-८७, ४६८-७०; -हरिभाई 
देसाईको, ३०१३ -हरिलाल गांधीको, 
८७, ३६६, ४६४१ -हरिहर शर्माको, 
३०६; -हृदयनाथ कुंजरहको, १७४, 

पत्रका अंश, २२१, ४४२; -अम्वारढाल 
साराभाईको लिखे, २३७, २५०; 
उत्तरी क्षेत्रके कमिश्नरकों लिखें, १८२- 
८३; -देवदास गांधीको लिखे, १६७; 
-मगनलाल गांधीको लिखे, ९७, ४५१; 
-मणिलाल गांधीके नाम लिखे, २२२; 
-मथुरादास त्रिकमजीको लिखें, २२९; 
-मु० अ० जिन्नाको लिखे, ४६२; -वी० 
एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखे, ३६७; 
-श्रीमती जिनराजदासको लिखे, १६८; 
१७३-७४; -श्रीमती पोलकको लिखे, 
४८१ 

प्रतिज्ञा, २६४ 

प्रवचन, -आश्रममें (प्रातःकालीन) प्रार्थनाके 
बाद, २०५, २४७-५० 

प्रस्ताव, “अखिल भारतीय समाज-सेवा 
सम्मेलनमें, ११६-१७; -अथम गुजरात 
राजनीतिक परिपदमें [१| ६६ -(२]|, 
६९-७०; -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें 
११६; -राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनमें, 
११८ 

प्राचीन सभ्यता, २८१-८३े 

प्लेगके सम्बन्धर्में सामान्य सुझाव, ९७-१०१ 


भारतीय समाज-सेवा सम्भेलनमें, ११५, 
११५९-२६; -अछूत परिपदमें, ३६७- 
६८; +-अजरपुरामें, ३४१-४२; 

-अन्त्यज परिपदमें, ७२; -अन्त्यज 
सम्मेलनमें, ३७३-७४; “अलीगढ़ 
कालेजमें, ९६-९७; -अलीगढ़में, ९६; 

-अहमदाबादकी सभामें, १२५९-३०, 
२२३८-३९, २३९-४०, २५५९-६०, 
४३३-३६; -अहमदाबादके मिल- 
मजदूरोंकी सभामें, १७३, २०४, २०९- 
१०, २१४, २१७, २२४, २२६, २४०, 
रड३-४४, २५१, २५३-५४, २५४- 
५५; -आल इंडिया मुस्लिम लीगमें, 
११८; -आश्रम-सदस्योंके सम्मुख, 
२५२-५३; -उत्तरसंडामें, २९७-९८, 
३९७-९८;  - उमरेठमें, ८००८२; 
-ओडमें, ३२४-२६; -कठानामें, २८६; 
-कठलालमें, ४४१-४२; -करमसदमें, 
२८९-९१, ४६७-६८; - कासरमें, 
३४००-४१; >-खंडालीमें, ३८९-९०; 

-खेड़ाकी स्थितिपर, १६९०-७० ; -खेड़ामें, 
२९७, ४३८-३९; -चिखोदरामें, ३३६- 
३८; -जीवदया परिपदमें, ४६-४७; 

-दुंडाकुवामें, ३७६-७८; -दंतेलीमें, 
३३४-३५; “-हिंतीय गुजरात शिक्षा 
सम्मेलनमें, १५-३९; -नडियादमें, 
१०७-८, २६१९-६४, ३१८०-२०, 
४०२०४, ४१६-१७, ४१८-२२, ४४३- 
४५, ४७७; -नवागांवमें, २९८-९९, 
३९८-९९, ४४४०-४१; “पटनामें, 
३८७०-८८; -पालेजमें, ३४३-४४; 

-अ्थम गुजरात राजनीतिक परिपदरमें, 
५०-६५ [२] ६७-६८, [३), ६८- 
६९;- -प्रथम वंग क्ृपि-विशेषज्ञोंकी 
परिपदमें, ११७; “-चम्बईकी सभामें, 
४०८-१४॥; -वम्बई प्रान्तीय सम्मेलनमें, 


१५२ 


३७३; -विहार छात्र-सम्मेलनमें, ५- 
१३; -बोरसदमें, ३०२; -भगिनी 
समाज, वम्बईमें, १९०-९६; -मुज- 
फ्फरपुरमें, ७६-८०; -युद्ध सम्मेलनमें, 
३५६; “राष्ट्रीय भापा सम्मेलनमें, 
११७; -रासमें, ३३८-४०, ४३६-३८; 
-लिम्बासीमें, २३८७-८९; -बड़थलमें, 
२९४-९६; >चड़ोदके सत्याग्रहियोंके 
सम्मुख, २३११-१३) -विश्वविद्यालय 
भवनमें, ११९; “व्यापारियों द्वारा 
आयोजित स्वागत समारोहमें, १४-१५; 
-सच्ची गोरक्षापर, २-४; -सन्देसरमें, 
३८१-८३; -समाज राम्मेलनमें, ७०- 
७१; -सम्मेलनकी समाप्तिपर, ४५- 
४६; -सींहुजमें, ३२०८-११; -सुणाव- 
में, ३४४-४७; -हिन्दी साहित्य 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सम्मेलनमें, २७७-८१ 

भेंट, -बंगालीके प्रतिनिधिको, ११५ 

राष्ट्रीय शिक्षाकी योजना, ४०-४५ 

वक्तव्य, -खेड़ाकी परिस्थितिके बारेमें समा- 
चारपत्रोंकी, २७३-७६ 

सन्देश, -खेड़ाके लोगोंको, ३९९-४०१; 
-गुजराती हिन्दू स्त्री-मण्डलको, ८४- 
८६; “राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमें, 
३०२; “-सत्याग्रही किसानोंको, ३२८- 
३१; -हिन्दी कक्षाको, ३०३ 

समाचारपत्र, ८२-८४ 

सैनिक भरतीके विपयमें चर्चा, ४५१-५२ 

स्वयंसेवकोंकों निर्देश, ३३१५-३३ 

(स्वर्गीय) सोरावजी शापुरजी अडाजानिया, 
४८९०९० * 

हिन्दू घमंके मार्थेपर कलंक, ७२-७६ 


सांकेतिका 


ञ 


अंग्रेजी, ३२०३, ३११३ पा० टि०; -और 
जनताके साथ सम्पर्क, ७९; -और 
मातृ-भाषा, १८; -का आनन्‍्दरशंकर 
द्वारा समर्थन, २४; -का प्रभाव अन्य 
भारतीय भाषाओं पर, १७; -का शिक्षा- 
में स्थात, १९४-९५; -का स्त्रियोंपर 
अनावश्यक भार, ४४७-४८; -भारतकी 
भाषा होनेके अनुपयुक्त, २७; -शिक्षाका 
साध्यम, ६, २१-२२, २७, ४२, ७९; 
“से हानि, १२०, २७८-८०, २८४ 

अकाल, १९०० का, ३०९ पा० टि० 

अखंडानन्द, १६१ 

अखिल भारतीय महिला संघ, १६८ पा० टि० 


अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ६६, ७८, 


११८, १२७, २८९ 

अखिल भारतीय समाज-सेवा सम्मेलन, ११५, 
११९ 

अडाजानिया, सोरावजी शापुरणी, ५०२; 
-की मृत्यु, ४८५, ४९३; -की सेवाएँ, 
४८९, ५०२ 

अनसूयावेन साराभाई, -के नामसे पत्रिकाएँ 
प्रकाशित, ३०१ पा० टि० 

अनाथाश्रम, -नडियाद, से खेड़ा सत्याग्रहका 
संचालन, २६१ पा० टि० 

अन्दु दिस लास्ट, २२० पा० टि० 

अन्ना, देखिए शर्मा, हरिहर 

अमृत बाजार पत्रिका, १२१ 

अमृततलाल, ४४८ 

अय्यर, सी० एस० रंगा, ४५३ 

अरुण्डेल, जी० एस०, १९६, १९६ पा० टि० 

अलीबन्धु, देखिए, अली 

१४-३५ 


अली, मुहम्मद, ९६, १४७, १६५, २०७, 
२६४, २८९, ३०४, ३१५, ३५२, २५७ 9 
-की रिहाईकी माँग, ५२, ६९, १२७, 
१४८, १८१, २६९५-६६, ३०४, ३२०, 
१५३, ३६३; -शौकत, ९६, २०७, 
२६४, २८९, ३०४, ३५१, ३५७; -की 
रिहाईकी माँग, ५२, ६९, ११८, १४८, 
१८१, २६५, ३०४, ३२०, ३५३, ३६३ 

अस्पृरयता, ७३, ७५; -और स्वराज्य, 
३६७-६८; -और हिन्दू-धर्म, ७४; 
“का कोई औचित्य नहीं, ३२७-२८; 
-की प्रथा पाप ७२; -को दूर करनेकी 
आवश्यकता, ७६, ३६७ 

अहमद सर सँयद, ९६ पा० टि० 

अहमदाबादके मिल मजदूर, -की गरीबी, 
२२८; -की हड़ताल, १९८, पा० टि० 
२०१, २०४ २०६, २११, २१४, 
२१८, २२६, २३३, २३७, २४१, 
२४५, २५१, २६८; -के झगड़ेका 
निर्णय, २५२-५४, ३३० 

अहिंसा, २८३; -और प्रेम, १२५-२५; -और 
भरती, ४३१, ४९४, ५०२; -और 
भारतीय परम्परा, ४५८; -और युद्ध, 
४४६, ४५९; -और सत्य, ९४, १८५; 
-और सैनिक प्रशिक्षण, ४९७; -और 
हिन्दू धर्म, २; -सिर्फ उनके लिए जो 
हिंसा अपना सकते हूँ, ४३७,४४६,४५८- 
५९, ४६९, ४८७, ४९२, ४९७-९८ 


ञा 
आत्मबल, ५५; -और पशुबरू, ३१२, ३१२ 
पा० टि०, ३४६; -और सत्याग्रह 
३३७, ३२३९ 
आत्मसंयम, -में ही पुरुपार्य, ३६६ 


५५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आत्मा, -और मृत्यु, १८४, २२१, ४८५, 
४९३; -का आनन्द सेवा धर्ममें निहित, 
है 8 हो | 

आनन्दीवाई, १४४, २९०, ४४७ 

आन्तविभागीय समिति, -और गिरमिटिया 

.. प्रथा, ३७३ 

आयंगर, कस्तूरी रंगा, ३७८-७९ 

आयलेंण्ड, रेब० ३६३ 

आरा, -में दंगे, ९६ 

आरोग्य-शास्त्र, -का वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें 
स्थान, ३३ 

आर्नाल्ड, एडविन, १९४ 

आय-समाज, -और हिन्दी, २० 


व 
इंडियन ओपिनियन, १०६-७, १६१, १८० 
पा० टि०, २२० पा० ठटि०, ३९३; -को 
डर्बनमें ले जाना असाध्य, १०१-२ 
इंडिया, २४२ 
इतिहास, -का वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें 
स्थान, ३३ 
ट््न्द्र, डर हि १ 
इमाम, हसन, २३२ 
इविन, डब्ल्यू० एस०, १११ पा० टि० १५५; 
>द्वारा गोरक्षाके सम्बन्धर्मं गांधीजीपर 
लगाये गये आरोपका खण्डन, १३८-४० 
इलियड, १९४ 
इस्ज़ाम, ७३; -और गोहत्या, रे 


ईं 


ईदवर, -के अस्तित्वका भान अहमदाबाद 
हड़तालके अवसरपर, ३००; नहीं 
सत्य, ३६६ 

ईसा मसीह, ७-८, १२, ४९४ 

ईसाई-धर्म, ७३ 


। 


9 4 4 


उ 
उपनिषद्‌, १७ 
उमियाशंकर, ५०२ 


उर्दू, -और हिन्दी, २७९-८०, २८४, ३१३ 
* या० टि० 


है 


एक धर्मयुद्ध, २०१ पा०टि०, २१५ पा० टि० 
एकता, हिन्दू-मुस्लिम, “की आवश्यकता, 
७९; >-स्वराज्यके लिए अनिवार्य, ९६ 
एनी बेसेंट, -हारा अहमदाबादके समझौतेपर 
प्रसचता व्यक्त, २५५ पा० टि० 
एन्द्रयूज, सी० एफ०, २६४, ३५५, ३६४, 
३८५, ४२ शप ४५७, ४९२ 7 -और 
भरती ४९२; -का फीजीमें कार्य, २५९ 


क््‌ 


कताई, -और राष्ट्रीय सेवा, ८६ 

करंदीकर, आर० पी०, ४१० पा० टि० 

करघा, १४८; -और स्त्रियाँ, ४४८; -के 
प्रचारकी आवश्यकता, ४४८; “के 
लिए गांवीजीकी योजना, १४९ 

करणघेलो, २६ 

कर्जेन, लॉर्ड, २२ 

कर्वे, घोंडो केशव, २०, ९४ 

कांग्रेस-लीग योजना, ५३, ४५२ 

काँटावाला रायवहादुर हरगोविन्ददास, २० 

काछलिया, अहमद मुहम्मद, २२६, २९३; 
-द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी 
सेवा, २२५, २९३ 

काजी, दादामियाँ, २२७ 

काबुलियों, -के छिए रेलगाड़ियोंमें पृथक 
स्थानकी माँग, १६५ 

कामत, बी० एस०, ३०३ पा० ठि०, ३६७ 
पा० टि० 

कारमाइकेल, ३२४, ३२३५-३६ 

कानेंगी, ८० 

कालछाभाई, देखिए गांधी, लक्ष्मीदास 

कालेलकर, दत्तात्रेय, काका, १५८, १६०, 
४८४ 

कुंजरू, हू ० ना० , १७४ 


सांकेतिका 


कुमारस्वामी, डा० आनन्द, ३४ 

कुरान, ८, १०, २१०, २३० 

कुरैशी, शुएब, २०७, २८९ 

कुलकर्णी, डा०, १५६ 

क्ृपलानी, जे० बी०, १४५, १५८ पा० दि०, 
२७२ 

कृष्णलाल, १४८ 

कृष्णा, २२१ 

कृष्णास्वामी, डा०, ४५५ 

केलकर, नरासह चिन्तामणि, ३७४, ४१०; 
-का विलिग्डन द्वारा अपमान, ४०६, 
४१०, ४१५, ४३२३-३६ 

केलवणी मण्डल, भड़ौंच, १६ 

केशवप्रसाद, २९५ 

केसरी, २७९ 

केसरीप्रसाद, ४४८ 

कैनिंग, गॉडंन, १५६ 

कैनेडी, पिगल १११; “का चम्पारन कृषि 
विधेयक संशोधन, १३६ 

कैलेनबेक, हरमान, ११३ 

कोतवाल, १, ४७६, ४८३ 

कौरव, २८२ 

किरर, जे०, ४०६ पा० ठि०, ४०७ 


ख 


खंडेरिया, मोहनलाल, ५०१ 

खय्याम, उमर, १९४ 

खापडे, जी० एस० बाबासाहब, ६८ 

खेड़ा, १८९. २०७, २१३, २३१; “और 
अधिकारी, ३२४; -और एन० एम० 
जोशी, ३०२; “और के० नटराजन, 
२९१; -और प्रैठ, ३१९, ३२४-२५, 
३३९, ३५०; “और बलवन्तराय ठाकोर 
४८६); -और युद्ध, ३२१; “और 
वलल्‍्लभभाई पटेल, ४डेंडं४; “और 
वी० एस० शास्त्री, २८५, २९४, 
३६७; -और. स्त्रियाँ, ३५०, ३८१; 


५५५ 
-का विरोबव ,१७६; -की स्त्रियोंसे 
आन्दोलनमें पुरुपोंका साथ और सहायता 
देनेका अनुरोध, ३११, ३३५, ३३७; 
“के कमिश्नरकी किसानोंकों चेताववी, 
३७२ पा० टि०; -के किसानोंसे अफ- 
सरोंका उचित सम्मान करनेका अनुरोव, 
३१०, ३२८; -के किसानोंसे कप्टोंका 
सामना करनेका अनुरोध, ३३७, ३१४४; 
-के लोगोंकों सेनामें भरती होनेकी 
सलाह, ४०१, ४१७, ४२५, ४८०; 
-के समर्थ किसानोंको रूगान अदा करने 
की सलाह, ३९९, ४०१; -में अदायगी 
करनेमें असमर्थ लोगोंसे लगान वसूली 
स्थगित करनेका सरकारी आदेश, 
३९७; -में किसानों द्वारा रगान अदा 
न करनेकी प्रतिज्ञा, २६४; -में गांवीजी' 
का फसलल्‍की जाँच करनेका इरादा, 
१८३; “में जन्ती, १७२, २७५-७६, 
२८६, २९४, २९७, ३०९, ३१८, 
३२५, ३२२८, ३३५, ३४०, ३४६, 
३६८, २३९८-९९; -में जाँचकी माँग, 
१७१, ३६९९-७०; -में जिनकी फसल 
कम हुई है उनको छगान अदा न करनेकी 
सलाह, १३१, १४२, पा० टि०, १६९, 
२०३, २६१-६२, २६७, २८६-८८, 
२९०, ३०७-८, ३२२८-२९, २३५, 
३३७, ३४५; “में प्रतिज्ञा पालनका 
वचन, २९७-९८, ३०७-९, ३१२-१३, 
३२६, ३२३०, रे२७, २३३९, ३२४५-४७; 
-में फसलें बुरी, २००, २५९, २६१, 
२६६, २७३-७६, २९२, ३०७, २२५, 
३२८, ३३५, ३३९, ३४९, २६९; -में 
लगान अदा न करनेकी सलाहकी 
आलोचना, १२४ पा० दि०; -में 
लगान वसूली मुल्तवी करनेकी माँग, 
२०२-३, २४६-४७, २६१, २६६, 
३३७, रे४२, २५१ पा० टि०, ३६१, 


५५६ 


३७१-७२; -में छड़ाईका अन्त शोम- 
त्तीय नहीं, ३१९९; -में छोकमान्य हारा 
जाँच-समिति की नियुक्तिकी माँग, ३५१ 
पा० टि०; -में सत्याग्रह, १६६, १७०, 
१७६, २०५, २२७, २८९-९३, २९९, 
३०४, ३०९-१०, ३१७, ३५९, ४१८; 
-में सत्याग्रहका अन्त, ३९८, ४२८; 
-में सरकारका अत्याचार, २५१, २६१ 
२९७, ३५३ 

खेड़ा सत्याग्रह, २८९, पा० दि०; -का 
अनाथाश्रम नडियादसे संचालन, २६१६ 
-में आथिक सहायताकी आवश्यकता 
नहीं, २८०; -राजन॑तिक आन्दोलन 
नहीं, ३४९; -से छोगोंको बल प्राप्त, 
३१९२, डीढ४ड४ड 


खेल, भारतीय, ३४ 
ग 


गज्जर, त्रिभुवनदास कल्याणदास, २०, ३१ 

गनी, अब्दुल, -की मृत्यु, १०७ 

गांवी, कस्तूरवा, १, ९३, ९७, १०८, ११२, 
१४४, १५७, १६८, १७३, १७८, २०८, 
२९७ पा० टि०, २१५, ३३३, ३४०, 
पा० दि०, ३२४७-४८, ३६५, रे८४, 
४३१, ४५०, ४९७, ५००; -पर इविन 
द्वारा लगाये गये आरोपका खण्डन, १३९ 

गांधी, केशू, ४६४ 

गांधी, खुशालचन्द, ८७, २२१, ३२६५, ४६४, 
५०१ 

गांधी, छगनलाल, ४, ८७, १२०, १६१, ५०१ 

गांधी, जमनादास, १११-१२, १४४, १५९ 

गांधी, देवदास, १, ११२, १२६, १६७, 
१८५, २०८, ३१५, ३२३७४, ४०८, 
४२७,, ४३१, ४४६, ४४९, ४५५, 
४६२-६ ३, ४८२, ४८५, ४९५ 

गांधी, देवभाभी, ८७, ३६५, ४६४ 

गांधी, नारणदास, २२१ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गांधी, प्रभुदास, ५, १६०, १६७, ४५४ 

गांधी, मगनलाछ, १३, ३९, ८७-८८, ९७, 
१०८, १४७, १६०, १८१, २२१, 
रे४ड७, ३६५, ३८४, २९२, ४२९, 
४५१, ४६४, ४६६, ४८२, ४८७, ५०० 

गांधी, , मणिलाछ, १०२-३, ११२, १६२, 
१६४, १८०, २०८, २२२, ४४२९-३०, 
४९६, ५०० 

गांधी, मेवा, १११, १४५ 

गांवी, मोहनदास करमचन्द, -और तिलक, 
२४८; -और भरती, ४३७, ४४१, 
४५१, ४५६, ४६३, ४६९, ४७७-७८, 
४९२, ४९४, ५०२; -और भोजन 
सम्बन्धी संयम, १४५-४६; -और 
मॉग्टेग्यु चम्सफोर्ड सुधार योजना, ४७१; 
“और मालवीयजी, २४८; -और युद्ध, 
३०४, ४४५; -और युद्ध सम्मेलन, 
२३५२-५४, ३५७; -और सफाई, 
४९५; -और सैनिक प्रशिक्षण, ४२८; 
“का गो-रक्षाके लिए कार्य, १८१; -का 
नमक रहित भोजनका प्रयोग, १५७; 
-का विहारमें शिक्षा प्रचार कार्य, 
१८०; “का विहारमें सावेजनिक 
स्वास्थ्य सुधार कार्य, १८०; -की युद्ध 
सम्बन्धी सेवाएँ, ३२६०; -का खेड़ा 
सत्याग्रहके समापनपर सम्मान, ४४३; 
-द्वारा अहमदाबाद मिलू-मजदूरोंकी हड़- 
तालके कारण उपवास, २४५-४६, 
२६८, ३००, ३१५; -हारा गोरक्षाके 
सम्बन्धर्में यूरोपीय विरोधी भावनाएँ 
उकसानेके आरोपमें खण्डन, १३८; 
-द्वारा भारत रक्षाके लिए सत्याग्रही सेना 
तैयार करनेका समर्थन, २९८; -हारा 
युद्धके लिए सेवाएँ अपित, ३५८, ३९१ 

गांधी, राधा, ४६४ 

गांधी, रामदास, ११३, १४४, २०८, ४३०, 
५०१ अ 


सांकेतिका 


शंधी, लक्ष्मीदास, ९० प[्‌० टि० 

गांधी, सन्‍्तोक, १४७ 

गांधी, हरिलाल, ८७, १६२, २०८, ३ ६६, 
४४२, ४४९, ४६९४-६५; -के व्यवहार- 
की आलोचना, २७ 

गिबल, सर, १२० 

गिरमिटिया प्रथा, -को रद करना आवश्यक, 
६२, २३७३ 

गीतांजलि, १७ 

गुजरात राजनीतिक परिषद, ५०, ६८, १०७ 
पा० दटि०, १९७; -में पास किये गये 
श्रस्ताव, ६६९, ६९ 

गुजरात शिक्षा सम्मेलन, प्रथम, १५, ४३; 
“द्वितीय, ६०-६१, ६१ पा० टि० 

गुजरात सभा, १४२, १६२, १६९, २०३, 
२६१, २६६, २७४, ३४९, ३७१; 
-की खेड़ाके किसानोंकों लगान न 
अदा करनेकी सालह, १४२, पा० टि० 
-को गैर-कानूनी घोषित करनेका 
इरादा, १३१; “द्वारा खेड़ामें लगान 
मुल्तवी करनेकी माँग, १३१, १३१ 
पा० टि० 

गुजराती, ७३, ७६ पा० टि०, १७७; -के 
सम्बन्धमें रेव० टेलरके विचार, १९ 

गुप्त, शिवप्रसाद, २८४ 

गुरु, -शिष्यका शुद्ध आध्यात्मिक सम्बन्ध, 
१८७, ४८१ 

गुरुप्रसाद, ३९ 

गेट, सरई० ए० , २१५ 

गैडिस, पैट्रिक, ३१३ 

गोकुलदास, १७८ 

गोखले, गोपालक्ष्ण, ५१, ८१, ९६, ३८९, 
४९०; -का पारिवारिक जीवन, ८१; 
-की धर्मवृत्ति, १८८; -कौ सेवाएँ, 
८१; -गांधीजीके राजनीतिक गुरु, १८७ 

गोखले पुस्तकालय, उमरेठ, ८० 

गोखले, ववन, १, १०२ पा० टि० 


५५७ 


गोखले, श्रीमती, अवन्तिकाबेन, १, ८६, ९३- 
९३, १२६, १४४, डं४ड७ 

गोगटे, राममाऊ, १३६-३८३ 

गोमतीवेन, ३०६ 

गो-रक्षा, २, ७८, १४७, १८१; -और दंगे, 
५९; -और हिन्दू-मुस्लिम, २-४, 
५९, २८३ 

गोरक्षिणी सभा, २, २ पा० दि०, ४, १३८ 

गोरख, १७५ पा० टि० 

गोरखप्रसाद, ३८७, ४२७ 

गोवध, -और इस्लाम, ३; -और हिन्दू- 
मुस्लिम मैत्री, १३९ 

गोविन्दस्वामी, १०१ पा० टि०, १०३, १८२ 
पा० टि० 

गोशालाएँ, -और गोरक्षा, २, ४ 

गौरीशंकर प्रसाद, २८४ 


न्त 
घोषाल, १८३ पा० टि०, २४१ 
भें 
चन्दावरकर, सर नारायण गणेश, ४११ पा० 


टि० 

चन्दुलाल, २०१ 

चम्पारत, -में सत्याग्रह, ७७, ३५०, ३५९; 
-में सत्याग्रह कृत्रिम नहीं, १५२ 

चम्पारत केषीय जाँच समिति, १३७, १५२, 
१५५, २१५ पा० दि० 

चम्पारन कृषीय विधेयक, १०९, १३५, 
१५१; -में चम्पारन वागान मालिक 
संघ द्वारा प्रस्तावित संझोधघन, १३७- 
३८, १५१-५६; -को जल्दी पास 
करनेकी माँग, १५२ 

चम्पारन सत्याग्रह, -के फलस्वरूप तिनकठिया 
प्रथा रद, ७६ पा० टि० 

चरित्र गठन, -जत पालनसे, ९४; -शिक्षा 
द्वारा, ८, ३२३, ४१, ९२; “सत्याग्रह 
आश्रमका उद्देश्य, ३९२ 


५५६ 


२३७१-७२; -में लड़ाईका अन्त झोभ- 
नीय नहीं, ३९९; -में लोकमान्य द्वारा 
जाँच-समिति की नियुक्तिकी माँग, ३५१ 
पा० दटि०; -में सत्याग्रह, १६६, १७०, 
१७६, २०५, २२७, २८९-९३, २९९, 
३०४, ३२०९-१०, ३१७, ३५९, ४१८; 
-में सत्याग्रहका अन्त, ३९८, ४२८; 
-में सरकारका अत्याचार, २५१, २६१ 
२९७, ३५३ 

खेडा सत्याग्रह, २८९, पा० टदि०; -का 
अनाथाश्रम नडियादसे संचालन, २६१; 
-में आथिक सहायताकी आवश्यकता 
नहीं, ३८०; -राजनैतिक आन्दोलन 
नहीं, ३४९; -से लोगोंको वल प्राप्त, 
३९२, '४व४॑ 

खेल, भारतीय, ३४ 

ग 


गज्जर, त्रिभुवनदास कल्याणदास, २०, ३१ 

गनी, अब्दुल, -की मृत्यु, १०७ 

गांवी, कस्तूरवा, १, ९३, ९७, १०८, ११२, 
१४४, १५७, १६८, १७३, १७८, २०८, 
२९७ पा० टि०, .३१५, ३३३, ३४०, 
पा० टि०, ३४७-४८, ३६५, ३८४, 
४३१, ४५०, ४९७, ५००; -पर इविन 
हारा लगाये गये आरोपका खण्डन, १३५९ 

गांवी, केशू, ४६४ 

गांधी, खुशालचन्द, ८७, २२१, ३६५, ४६४, 
५०१ 

गांधी, छगनलाल, ४, ८७, १२०, १६१, ५०१ 

गांधी, जमनादास, १११-१२, १४४, १५९ 

गांधी, देवदास, १, ११२, १२६, १६७, 
१८५, २०८, ३१५, ३७४, ४०८, 
४२७,, ४३१, ४४६, ४४९, ४५५, 
४६२-६३, ४८२, ४८५, ४९५ 

गांधी, देवभाभी, ८७, ३६५, ४६४ 

गांधी, नारणदास, २२१ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गांधी, प्रभुदास, ५, १६०, १६७, ४५४ 

गांधी, मगनछाल, १३, ३९, ८७-८८, ९७, 
१०८, १४७, १६०, १८१, २२१, 
रे४७, ३६५, ३८४, ३९२, ४२९, 
४५१, ४६४, ४६६, ४८२, ४८७, ५०० 

गांधी, हि मणिलाल, १०२-३, ११२, १ ६९२, 
१६४, १८०, २०८, २२२, ४२९-३०, 
४९६, ५०० 

गांवी, मेवा, १११, १४५ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और तिलक, 
२४८; -और भरती, ४३७, ४४५, 
४५ १, ४५६, ४६३, ४६९, ४७७-७८, 
४९२, ४९४, ५०२; -और भोजन 
सम्बन्धी संयम, १४५-४६; -और 
मॉग्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना, ४७१; 
“और मालवीयजी, २४८; -और युद्ध, 
३०४, ४४५; -और युद्ध सम्मेलन, 
३२५२-५४, ३५७; “और सफाई, 
४९५; -और सैनिक प्रशिक्षण, ४२८; 
“का गो-रक्षाके लिए कार्य, १८१; -का 
नमक रहित भोजनका प्रयोग, १५७; 
-का विहारमें शिक्षा प्रचार कार्य, 
१८०; “का विहारमें सार्वजनिक 
स्वास्थ्य सुधार कार्य, १८०; -की युद्ध 
सम्बन्धी सेवाएँ, ३६०; -का खेड़ा 
सत्याग्रहके समापनपर सम्मान, ४४३; 
“द्वारा अहमदाबाद मिल-मजदूरोंकी हड़- 
तालके कारण उपवास, २४५-४६, 
२६८, ३००, ३१५; -द्वारा गोरक्षाके 
सम्बन्धमें यूरोपीय विरोधी भावनाएँ 
उकसानेके आरोपमें खण्डन, १३८; 
-द्वारा भारत रक्षाके लिए सत्याग्रही सेना 
तैयार करनेका समर्थन, २९८; -ढारा 
युद्धेके लिए सेवाएँ अपित, ३५८, ३९१ 

गांधी, राधा, ४६४ | 

गांधी, रामदास, ११२, १४४, २०८, ४३०, 
५०१ थ ् 


सांकेतिका 


गांधी, लक्ष्मीदास, ९० पा० टि० 

गांधी, सन्‍्तोक, १४७ 

गांधी, हरिलाल, ८७, १६२, २०८, ३६६, 
४४२, ४४९, ४६४-६५ ; -के व्यवहार- 
की आलोचना, २७ 

गिवल, सर, १२० 

गिरमिटिया प्रथा, -को रद करना आवश्यक, 
६२, २३७३ 

गीतांजलि, १७ 

गुजरात राजनीतिक परिषद, ५०, ६८, १०७ 
पा० दि०, १९७; -में पास किये गये 
प्रस्ताव, ६६, ६९ 

गुजरात शिक्षा सम्मेलन, प्रथम, १५, ४३; 
“द्वितीय, ६०--६१, ६१ पा० टि० 

गुजरात सभा, १४२, १६२, १६९, २०३, 
२६१, २६६, २७४, ३४९, ३७१; 
-की खेड़ाके किसानोंको छगान न 
अदा करनेकी सालह, १४२, पा० टि० 
-को गैर-कानूनी घोषित करनेका 
इरादा, १३१; -द्वारा खेड़ामें लगान 
मुल्तवी करनेकी माँग, १३१, १३१ 
पा० टि० 

गुजराती, ७३, ७६ पा० टि०, १७७; -के 
सम्बन्धमें रेव० टेलरके विचार, १९ 

गुप्त, शिवप्रसाद, २८४ 

गुरु, -विष्यका शुद्ध आध्यात्मिक सम्बन्ध, 
१८७, ४८१ 

गुरुप्साद, ३९ 

गेट, सरई० ए० , २१५ 

गैडिस, पेद्रिक, ३१३ 

गोकुलदास, १७८ 

गोखले, गोपालक्ृष्ण, ५१, ८१, ९६, ३८६, 
४९०; -का पारिवारिक जीवन, ८१; 
-की धर्मवृत्ति, १८८; “की सेवाएँ, 
४? “शंघीजीके राजनीतिक गुरु. १८७ 

गोखले पुस्तकालय, उमरेठ, ८० 

गोखले, बवन, १, १०२ पा० दि० 


५५७ 


गोखले, श्रीमती, अवन्तिकावेन, १, ८६; ९२- 
९३, १२६, १४४, ४४७ 

गोगटे, रामभाऊ, १३६-३८३ 

गोमतीवेन, ३०६ 

गो-रक्षा, २, ७८, १४७, १८१; -और दंगे, 
५९; -और हिन्दू-मुस्किम, २-४, 
५९, २८३ 

गोरक्षिणी सभा, २, २ पा० टि०, ४, १३८ 

गोरख, १७५ पा० टि० 

गोरखप्रसाद, ३८७, ४२७ 

गोवध, -और इस्लाम, ३; “और हिन्दू 
मुस्लिम मैत्री, १३९ 

गोविन्दस्वामी, १०१ पा० टि०, १०३, १८२ 
पा० टि० 

गोशालाएँ, -और गोरक्षा, २, ४ 

गौरीशंकर प्रसाद, २८४ 

न 
घोषाल, १८३ पा० टि०, २४१ 
च्‌ 

चन्दावरकर, सर नारायण गणेश, ४११ पा० 
टि० 

चन्दुलाल, २०१ 

चम्पारन, -में सत्याग्रह, ७७, ३५०, ३५९; 
-में सत्याग्रह कृत्रिम नहीं, १५२ 

चम्पारन कृषीय जाँच समिति, १३७, १५२, 
१५५, २१५ पा० टि० 

चम्पारन कृषीय विधेयक, १०९, १३५, 
१५१; -में चम्पारन बागान मालिक 
संघ द्वारा प्रस्तावित संशोधन, १३७- 
३८, १५१-५६; “को जल्दी पास 
करनेकी माँग, १५२ 

चम्पारन सत्याग्रह, -के फलस्वरूप तिनकठिया 
प्रथा रद, ७६ पा० टि० 

अरित्र गठत, -त्रत ए्रकुूनले, ९१४; -+शिक्षा 
द्वारा, ८, ३३, ४१, ९२; “सत्याग्रह 
आश्रमका उद्देश्य, ३९२ 


५१५८ 


चितलिया, करसनदास, १९० 

चिनाईवारा, चिमनलाल, १३४ 

चैटफील्ड, जी० ई०, २६८ 

चेम्सफोर्ड, छॉर्ड, २७, २७ पा० टि०, ३९ 
पा० टि०, ३०४, ३२०, ३६३, ४४८ 
४७१; -के मातुभाषा द्वारा शिक्षा- 
प्र विचार, ४२ 

चैम्सफोर्ड, लेडी, ११७ 

छ 

छोटम, ४४९ 

छोटालाल, १२६, १८५, ३१६ 

छात्र सम्मेलन, विहार, ५ 

ज 

जगाभाई दलपतभाई, सेठ, २०१ 

जनक, २९० 

जमनादास ठाकुरदास, १६९ पा० टि० 

जयकर, एम० आर०, ११६ पा० टि० 

जमेनी, -और युद्ध, ३१९ 

जाति-मेद, -दक्षिण आफिकामें, ३९३ 

जापानी, -और मातृ-भाषाके माध्यमसे 
शिक्षा, २१-२२ 

जॉर्ज पंचम, सम्राट, २४० 

जिनराजदास, श्रीमती, १६८, १७३ 

जिन्ना, मु० अ०, ६७, ४१० पा० टि०; “और 
युद्ध, ४३५; -से भरती कार्य करनेका 
अनुरोध, ४५३, ४६२ 

जीवदया परिपद, ४६ 

जुलू विद्रोह, -और भारतीय डोली-वाहक 
दल, ३६२ 

जेम्सन, जे० बी०, १११ 

जेल-यात्रा, -और सत्याग्रह, ४३८, ४४० 

जैन-धर्म, ४६; -और अहिसा, ४५८ 

जोशी, एन० एम० २६६, २७४; -और खेड़ा 
सत्याग्रह; ३०२ 

ज्ञान, -अनुमान-ज्ञान और निदिचत ज्ञान, 
४३९१ हि 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


्ः 
झवेरी, काछीदास जसकरण, ४२६ 

झवबेरी, मणिलाल, २६ 

झवेरी, रेवाशंकर जगजीवन, १४७, ४०४ 


ढ़ 


टंडन, पुरुपोत्तरदास, २८०, २८४ 
टाइम्स ऑफ इंडिया, १८९ 
टेलर, रेवरेंड, -के गुजराती भाषाके वारेमें 
विचार, १८-१९ 
ठ 


ठवकर, अमृतराल, १९९--२००, २६६, २७४ 

ठाकुर, रवीद्धनाथ, १७, ११६ पा० टठि०, 
१४१, १४९, २७९, ४९२ पा० टि०;-के 
हिन्दीपर विचार, १५० पा० टि० 

ठाकुरलाल, १६०, ५०१ अ 

ठाकोर, वलवन्तराय, ३१७; -और खेड़ा 
सत्याग्रह, ४८६ 

ड 

डफरिन, लॉर्ड, ११७ 

डाह्मालाल, १८४ 

डुबाउले, सर जेम्स, २८६ पा० टि०, ३२४ 

डोक, ऑलिव, ४३० 

डोक, श्रीमती जे ० जे ०, ४३० 

त्‌ 

तमिल, -और हिन्दी, ३०, २८४-८५, ३०१, 
३४०, ३८६, ४२७, ४३९१, ४४५९ 

तलाटी, गोकुलदास द्वारकादास, ६८, १०७, 
पा० दि०, ४२६ 

तिनकठिया, -उठा लेनेकी' माँग, १३७, १५२३ 

तिलक, बाल गंगाघर, ११७, पा० टि०, 
३७३; -और स्वराज्य, ५०, ६७, 
११७, १८७, २४७, २७९, ३९०, 
३५१, ३५७, ४१७, ४६६; “का 
गांधीजीसे मतभेद, २४८; “का पांच 


सांकेतिका 


हजार छोग भरती करनेका वचन, 
४३५ पा० टि०; -का विलिग्डन हारा 
अपमान, ४०६, ४१०, ४१५, ४३३- 
३१४; -की युद्धमें सहायता देनेकी शर्तें, 
४३५; -द्वारा खेड़ामें जाँच समितिकी 
नियुक्तिकी माँग, ३५१, पा० टि०; 
“ठारा सेनामें भारतीयोंको कमीशन 
देनेकी माँग, ४३५ पा० टि० 

तिवारी, पंडित वेंकटेश नारायण, २८४ 

तुकाराम, १८, ४८७ 

तुलसीदास, ८, १०, ७८, ३१३ पा० टि०; 
-और अहिसा, ४५८; -और स्त्रियाँ, ३५ 

तेलगू,-और हिन्दी, ३०५; -और हिन्दू, ३८६ 

तेयबजी, अब्बास, ७० पा० टि० 

तैयबजी, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन, १८७ 

त्रिकमजी, मथुरादास, १३५,१५०,१६१,२२९ 

त्रिवेदी, दलपतराम डाह्याभाई, १८ 


थ्‌ 


थियोसॉफिकल सोसाइटी, ५२ पा० टि० 
थोरो, २५२ 


ढ़ 


दंगे, -आरामें, ९६; -शाहाबादमें, २ 

दक्षिण आफ्रिका, २२४; -और रेलवे विमि- 
यम, ३९३; -के भारतीयोंकी युद्धमें 
सहायता, ३९४; -में डच भाषाका 
प्रभाव, २१; “-में बाढ़ १०६; “में 
भारतीय, ११६; -में रेल कर्मचारियोंकी' 
हड़ताल, २२२-२३४ 

दमयन्ती, ३६, १६६, १९१, ३१२ 

दयानन्द, स्वामी, ८१८, ३३६ 

दलित वर्ग मिशन सम्मेलन, ३६७ पा० टि० 

दशरथ, ३३९ 

दाभोछकर, ३७९ 

दाभोलकर, दत्तात्रेय, ४६३ 

दास, चित्तरंजन, ११७ पा० टि० 


पप९ 


दिवेटिया, नरसिंह राव, १०८ पा० टि० 

दुर्योधन, ४९६ | 

देव, डॉ० हरि श्रीकृष्ण, ९४, १०२, १५८, 
२९०७०, ४२७ 5 

देवधर, गो० क०, १९९, २२८, २६६, 
२७४, ३६९; -का सेवासदनके लिए 
काम, ४४७ 

देवधर, श्रीमती, ४४८ 

देवी, देखिए, वेस्ट, एडा 

देशपांडे, केशवराव, ४८४ 

देशभक्ति, -का महत्व, १४ 

देशी भाषाएँ, -शिक्षाका माध्यम, १४१, १५० 

देशी रियासतें, -और युद्ध, ४२३; -की प्रजाके 
बारेमें नेटारू सर्वोच्च न्यायारूयका 
निर्णय ३९४ 

देसाई, कष्णछाल नरसिहूछ, ११३, १३१ 
पा्‌० दि०, ४२६ 

देसाई, जीवनलाल, २३४ 

देसाई, दुर्गबेन, १४४, ३००-१ 

देसाई, प्रागजी खण्डुभाई, ४२६ 

देसाई, महादेव हरिभाई, ८ पा० टि०, ११२, 
१२६, १४१, १६० पा० टि०, १७६, 
१७६ पा० टि०, १९६ पा० ठि०, 
२०६१ पा० टदि०, २०४ पा० टि०, 
२१५ पाण्टिण, २१६ पा० ठि०, 
२२० पा० दठि०, २२८, २३२, २९७ 
पा० टि०, ३००-१, ३०६, २३१३ 
पा० टि०, ३६६, ३२७४, ४८३ 

द्रौपदी, १९१ 


हर । 


धर्म, -की उपेक्षा बर्तमान शिक्षा प्रणालीमें,' 
३३; -में गोखलेकी वृत्ति, १८८ 

धारासभा, ७२ 

ब्रुव, २९५ 

श्रुव, आनन्दर्शंकर बापुभाई, ३१, ४६, २४६, 
४७४; -का शिक्षाके क्षेत्रमें कार्य, 
४०, ४६; -दारा अंग्रेजीका समर्थन, 


प६० 


२४; -मिल मजदूरों और मालिकोंके 
झगड़मे पंच निर्वाचित, २५४ पा० टि० 


रत 

नजीर, १० 

नटराजन, के० ३१७; -और खेड़ा सत्या- 
प्रह, र्‌ ९ १-९२ 

नटेसन ऐंड कम्पनी, १३३ 

नटेसन, जी० ए०, ११२, १९७, 
४०८, ४४९, ४५५, ४६३ 

बन्दर्शंकर, २६ 

नरहरि, १६० 

नरीत्तम, ४६४ 

नर्मदाशंकर, २६, ७६ पा० टि० 

नल, ३६, १६६, २८८, ३१२, ३३९ 

नागप्पन, -का बलिदान, २२७ 

नागरजी, १०३ 

नाटोरके महाराजा, ११६ पा० टि० 

नानूभाई, ८७ 

नायक, डा०, ३०३ पा० टि० 

नायकर, ४५५ 

नायडू, थम्बी, ४३० 

नायडू, सरोजिनी, ११७ पा० टि०, १५० 

नारायण राव, ४८२, ४९७ ५ 

नारायणसामी, -का बलिदान, २२७ 

निडरता, -और सत्याग्रह, ३८९; 
आवश्यकता, ३४३, ४६१ 

निर्मछा, १७८, ४९७, ५०१ अ 

नीतिधर्म अथवा घर्मनीति, १६२ पा० टि० 

नेटाल भारतीय शिक्षा संघ, ३१ पा० टि० 

नेटाल सर्वोच्च न्यायालय, -का निर्णय कि 
देशी राज्योंकी प्रजा विदेशी प्रजा है, 
३९४ 

नेहरू, मोतीलाछ, ४१७ 

नोनिया, शिवरत्न, ८९ 

नौरोजी, दादाभाई, ६६; -की सेवाएँ, ६१ 

न्याय, पूर्वी और पश्चिमी, २१९-२०,२२२-२३ 


२७६, 


न्की 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


न्यू इंडिया, १२० पा० टि०, ४५२ . 
न्यूमेन, काडिनल, १०८ पा० टि० 


प्‌ 


पटवारी, रणछोड़छाल, ९०, १५० 

पटेल, गोरधनदास, १९८ 

पटेल, नानूभाई, ५०१ (अ) 

पटेल, मणिभाई, ४५७, ४८९ 

पटेल, रावजीभाई, २१०, ३७४, ४८७-- 
८८, ५०१ (अ) 

पटेल, वल्‍लभमभाई जे०, २०१, २६४, २६६, 
२६८, २७४, २९०, २९५, २९७ 
पा० टि०, ३४० पा० टि०, ३४३, 
३४६, ३८ १, ४०३, ४२६, ४३३, ४४४ 

पटेल, विट्ठलभाई जे०, ७० पा० टि०, 
७२ पा० टि०, १४२, १६९ पा० टि० 
१७१, ३४९, ४३२; -और गोकुलदास 
पारेख द्वारा कपड़वंज और ठासरा 
ताललुकोंका निरीक्षण, १४२ पा० टि० 

पढ़ियार, अमृतलाल, अस्पृश्यतापर, ३२७-२८ 

पण्ड्या, नवलराम लक्ष्मीशंकर, २६ 

पण्ड्या मोहनलाल कामेश्वर, -की जेल जाने- 
पर प्रशंसा, ४२६; ४३८; -की सजा 
सख्त और अन्यायपूर्ण, ४०३; को 
जेलकी सजा, ४०२ 

परसराम, ४८२ 

परीक्षा; -का महत्व, ४४ 

परीख, नरहरि द्वारकादास, १०८, १६० 
पा० टि० 

पर्दा, -और स्त्रियाँ, १९२ 

पशुओं, -के प्रति करता, रे३४ 

पशुवलू, -और आत्मवलछू, ३१२ पा० ठि० 
३४६; -की निरर्थकता, ३२९ 

परिचम, -की नकल दुःखदायी, ३१३ 

पाण्डव, २८२ 

पायनियर, १५२, ४३४ 

पायवेल, श्रीमती, १०२ 


सांकेतिका 


पारेख, गोकुलदास, १४२, १६९ पा० टि०, 
१७९१, २६६, २७४, ३४९, ३६८; 
-और विट्ठलभाई पटेल द्वारा कपड़- 
वंज और ठासरा ताल्लुकोंका निरीक्षण, 
१४२ पा० टि० 
पारेख मंगलदास, २३५ 
पारेख, शिवदास चतुर्भज, ३१६ 
पार्वती, १८२ 
पियर्सन, डब्ल्यू० डब्ल्यू०, २५९, ३८५ 
पुरुषोत्तम, २२१ 
पोपटलाल, ३१६ 
पोलक, एच० एस० एल०, ११४ २२७ 
 पा० टि०, २३२, २९६, ३०५, ३७४, 
४९५; -के खातें रुपये जमा करनेका 
आदेश, १६० पा० टि० 
पोलक, मिलीग्राहम, २२७, २३२, ४८ १, ४९३ 
प्रतिज्ञा अहमदाबाद मिल मजदूरोंकी, २१७; 
-और प्र, ३२४; -का पालन करना 
आवश्यक, २३६, २९४३-४४, २४९, 
5७-९८, २३०७-९, ३१२, २३१९, 
३२६, ३३०-३१, ३२३७, ३३९, ३२४५० 
४७; -का महत्व, २०९, २६३, ३०७; 
-खेड़ाके किसानोंकी, ३९९; -दैवी 
और आसुरी, ३७६ 
प्रह्नमाद, ११, १७६, ३२१२, २२४, २३२ 
प्रान्तीयता, -बंगालियोंमें, १४१ 
प्रक्षागार, -भारतके लिए अनुपयुकत, ३१४ 
प्रेम, -में घृणाको जीतनेकी शक्ति, ३८४ 
प्रेमानन्द, १८ 
प्रैठ, एफ० जी०, १३१, १७२, २९९-२००, 
२१२, २२८, ३०८, ३१०, २३२१९, 
३२४-२५, २२८, ३३९, ३४४, ३४६, 
३७५, ३७७, ३८२, ४६६, ४७७ 
पा० टि०; -और अहमदाबाद मिल 
मजदूरोंकी हड़ताल, २३२४-२६, ३३०; 
-और खेड़ा सत्याग्रह, ३१९, ३३९, 
३४९-५० 
प्लेग, -को रोकनेके उपाय और उपचार, 
९९; ->खेड़ामें, २७६ ४५ 


५६१ 


फकीरा, १६० 

फरहाद, २४२ 

फर्ग्मूसस कालेज, ७४ 

फिलिप्स, चाल्स, ४३० 

फिलिप्स श्रीमती, ४३० 

फीजी, -में गिरमिट प्रथा रद करना, ६२; 
-में भारतीयोंकी दशा, २५९ 

फीनिक्स आश्रम, ४ पा० टि० 


फरिंग, एस्थर, १०४, १३३, २९९, ३७५, 
४४५, ४८७० 


ब्‌ 


बंग कृषि विशेषज्ञोंकी परिषद्‌, प्रथम, ११७ 

बंग-भंग, १४ पा० दि०, १७ 

बंगाल, -का काइतकारी कानून, ११० -में 
शिक्षाका माध्यम बंगाली, १७ 

बंगाली, १७, ११५, १२१ 

बकरीद, -और गोरक्षा, १९६; -और दंगे, ५८ 

बजाज, जमनाहाल, २३२, २५१, ४१८, 
४४७, ४९१ 

बनर्जी, सुरेचद्रनाथ, २९ 

चम्बई प्रान्तीयः सम्मेलन, ३७३ 

बरहरवा, ३१६ पा० टि० 


 बाइबिल, ८, ३१५ 


बॉम्बे ऐंड बंगाल ह्यमेनिटेरियन फंड्स, ११९ 
पा० दिए 

बॉम्बे क्रॉनिकल, ४१० पा० दटि०, ३२०, 
३९३, ४५६ 

बायन, १५५ 

बारी, मौलाना अब्दुल, २६५ 

बान्जे, सर जॉज, ३९५ 

बालक्ृष्ण, ९३ 

बाल-विवाह, -की प्रथा समाप्त करना आव- 
इयक, ३५, १९५; “तथा स्मृतियाँ 
१९१; -दक्षिण आफ्रिकामें, २१ 

बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, -का त्याग, 
२२६ 

बिहार जमींदार संघ, १०९, पा० टि० 


पुद्र 

बिहार बागान-मालिक- संघ, १०९ पा० टि० 
१५१ 

वीजापुरकर, प्रो० विष्णु गोविन्द, २० 

बुद्ध, गौतम, ४६, ४८९ 

बुनाई -की बतेमान शिक्षा प्रणालीमें उपेक्षा, 
३३; -के लिए गांधीजीका कार्य, १४९ 

बुलूर, जनरल, ३६२ 

वेसेंट, एनी, १९, ५२, ५४, २३९, २५५, 
२७९, ३०२ पा० टि०, ३५१, ३५७, 
४१७, ४३३, ४७० पा० टि०; -और 
युद्ध ४३५; -का होमरूलके लिए कार्य, 
ण२ 723८-...२९ 

वेंकर शंकरछाल, १९८, २०१, 
प[्‌० टि० + 5४ 

बोअजर युद्ध, -और भारतीय डोली-बाहक 
दल, ३६१ 

बोरसद, ४३६ पा० टि० 

बोस, सर जगदीशचन्धर, २१ 

बीद्ध धर्म, -क्ी असफलता, ४५८ 

ब्रजकिश्ोरप्रसाद, ७७, ९४, १५१, ४२७ 

ब्रह्म, ४५९ 

ब्रह्मचयं, ९४, ४८७; -और नमकरहित 
भोजन, १५७; -की दाक्ति, १२५ 

ब्रिटिण भारतीय संघ, जोहानिसवर्ग, ३९३ 

ब्रिटिश राज्य, -और सैनिक प्रशिक्षण, ५३; 
-से हुई हानि, २६ 

ब्रिटिश संविधान, ३७, २१२, ३२१, ४१२- 
१३; “और कानूनोंकी अवज्ञा, ३२९- 

ब्रिटिश साम्राज्य, ४०१, ४६०; -की रक्षा 
तथा स्वराज्य, ३५८, ४२३-२४, 
४३५, ४६७-६८, ४७३, ४७८-७९; 
-के प्रति राज-भकति तथा होमरूल 
लीग, ४११०-११ 


२६८, २९३ 


भें 
भगवदुगीता, ८, १९४, २१०, २४८, ३८३, 
३९०; -पढ़नेकी विद्याथियोंकी सलाह, 
१० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भगिनी समाज वम्बई, १९०, १९५ 

भट्ठ, शामल, १८-१९ 

भड़ौंच केलवणी मण्डल, १६ पा० टि० 

भण्डारकर, डॉ०, १८७ 

भरत, ३३९ 

भरती, ४३१, ५०२; -अनिवायें; -का 
विरोध, ३५३; -और अहिंसा, ४९४ 

ु “और एन्ड्रयूज, ४९२; -और 

एस० के० रुद्र, ४९४; -और एनी 
वेसेंट, ४५२; -और गांधीजी, ४३६, 
४४५, ४५१, ४५६, ४६३, ४६८, ४७७, 
४९१, ५०२; -और जिन्ना, ४६२; 
-और स्वराज्य, ३८८, ४३६, ४८०- 
८२; “और होमरूल लीग, ४१४- 
१६; -की आवश्यकता, ४६८, ४७७ 

भागवत, ४९७ 

भारत रक्षा कानन, ६९, ८४ 

भारत सेवक समाज, ८१, ९४, १८९, २७४ 
३६९, २३८६ 

भारतीय डोलीवाहक दल, -और बोभर युद्ध, 
३६२; “हलन्दन, में अडाजानियाका 
काम, ४९० 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १०, ६६, ७८, 
८० पा० टि०, २८०, ३५८, ४७१; 
-का आदर्श स्वराज्य, ५२; का 
कलकत्ता अधिवेशन, १८७; -का दक्षिण 
आफ्रिकापर प्रस्ताव ११६ 

भारतीय सिविल सबिस, ३२१; “और 
माँग्ठेग्य-चैम्सफोर्ड योजना, ४७१-७२ 

भावे, विनोबा, १७६ पा० टि०, ४८४ की 
गांधीजी द्वारा प्रशंसा, १७५ पा० टि०, 
१७५-७६, ४८४ 

भीमा, १७६ पा० टि० 

भूवरजी, ४९९ 

भूगोल, -का वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें स्थान, 
३२ 

भूषतराय, ३४८ 

भूछाभाई, ४०३ 


सांकेतिका 


भोजन, -के सम्बन्धमें गांधीजीके प्रयोग, 
१५६-५८; -नमक-रहित, और ब्रह्मचर्य, 
१५७ 


सर 


सछन्दर, १७५ पा० टि० 

मजीद, ख्वाजा अब्दुल, ९६ पा० टि० 

मणिभाई जसभाई, दीवान बहादुर, २० 

मनु, ४५८ 

मनुष्य, -वननेके लिए आवश्यक गुण, ३०८, 
पा० टि० 

सनुस्मृति, ७४ 

मराठा, २७९ 

मलवारी, अहरामजी' मेरवानजी, २६, ३२ 

महात्मा गांधोनी विचारसूष्टि, १५० पा० टि०, 
१९६ 

महाभारत, २५, ४९६; -और अहिसा, 
_४५७-५८ 

महुआ अधिनियम, -की निन्‍्दा, १०८ 

मॉड, डब्ल्यू० १५६ पा० टि० 

माणिक, जोधा, २६ 

माणिक, मुलू, २६ 

मॉण्टेग्यु, एडविन सैम्युल, ३९, ५३, ६६, 
६९, ८० पा० टि०, १०८, २८२, २६८, 
४२१, ४७१; -को भेजे जानेवाले 
प्रार्थनापत्रपर छोगोंसे हस्ताक्षर करनेका 
अनुरोध, ६८ पा० टि०, ८० पा० टि० 

मॉग्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना, ४२१ पा० टि०, 
४६६, ४८१, ४८८, ४९५ पा० दि०; 
-और कांग्रेस-लीग योजना, ४७१; 
-और भारतीय सिविल विस,. ४७१- 
७२; -पर गांधीजीके विचार, ४७१- 
७२; -में संदोधनकी आवश्यकता, ४६२ 

मातृ-भाषा, ४५; -और अंग्रेजी, १८; -और 
राष्ट्रीय भाषा, ३०; -का अदालतोंमें 
व्यवहार, २५-२६; -के माध्यमसे शिक्षा, 
६, १६-२६, ४(-४२ 

, साचव-दया, १४१ 


५६३ 


मामा, १७६, ३६५ 

मॉले, ४६० 

मॉ्सहिड, एल० एफ० १३६ 

मालवीय, गोवित्द, ४८१ 

मालवीय, मदनमोहन, ११, १७, २९, ११७, 
११७ पा० टि०, ११९ पा० टि० २७७, 
२७९, ४१७, ४७०; -के साथ गांधीजी 
का मतभेद, २४८ 

मावलंकर, गणेश वासुदेव, १३१ पा० टि०, 
१४८, १६० पा० टि०, १६२, १६६, 
४२६ 

मिल्टन, २५९ 

मिस्ट्राल, ३१३ पा० टि० 

मीरावाई, ८८, ४८९ 

मुन्शीराम, महात्मा, १७, ३९१ 

मुसलमान, -और हिन्दू, १४७, ३८७; -नमें 
निडरता, ५१२ 

मुस्लिम छीग, देखिए अखिल भारतीय 
मुस्लिम छीग 

मुहम्मद, पैग़म्बर, ७, २३० 

मृत्यु, -और आत्मा, १४५, ३२१, ४८५, ४९३ 

मेत्रिक, श्रीमती, ३२१ 

मेरीमैन, जें० एल०, ८६, ८९, ९१, ९३ 

मेहता, कल्याणभाई, १४६ 

मेहता, जगजीवनदास, ४७५-७६ 

भेहता, डा० प्राणजीवन, ५, २६, १५०, 
२३१, ३९०, ४५० 

भेहता, नरसी, ७६, १८८ 

भेहता, भगवानजीअ नूपचन्द, ४९, १२९, १७७ 

मेहता, मनसुखछाल, २३० 

मेहता, रणजीतराम बावाभाई, १६ 

मेहता, राजचन्द्र रावजीभाई, २६ 

मेहता, सर फिरोजशाह, १८७ 

भेहता, हरिप्रसाद पीताम्बरदास, ४२६ 

मैकाले, टॉमस बैबिगटन, -की भारतीय 
साहित्यसे घृणा, २२, श२ 

मैक्समुलर, ७४ 


५६४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


मैन, डा० हैरॉल्ड, १७१ 
मेफी, जें० एल० १२७, १४८, ३०४, ३२०, 


२३५४-५६, ३६०, ३६२, ३८४, ३९१, 
३९१ पा० टि०, ४२६ 


मोक्ष, ४५, १४७, १८९, २५२, ३३७; -और 


अहिसा, ४९२; -और त्याग, ४८२; 
“और प्रवृत्ति, ४९९ 

मोतीलाल, १८४, ३१६ 

मोरारजी गोकलरूदास, ७० पा० टि० 

य्‌ 

याज्ञिक, इन्दुलाल, २८९, ४२६ 

युद्ध विज्ञान, -की वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें 
उपेक्षा, ३३ 

यद्ध सम्मेलन, ३५८, ३६६ पा० दि०, ३७६ 
पा० टि०, ३९१, ४४८, ४७७; -और 
गांधीजी, २५२-५३, ३५७, ४०४ पा० 
टि०; -और सैनिक स्कूलोंमें भारती- 
योका दाखिला, ४१६; -आांधीजी द्वारा 
गुप्त सन्वियोंका समाचार पानेपर, -में 
भाग लेनेंसे इनकार, ३५२ पा० टि०; 
नयम्बई प्रान्तका, ३९८, ४०९; -में 
तिरक और अन्य छोगोंका अपमान, 
४०६, ४०६ पा० टि०, ४४०९-१०, 
४१५, ४३ २-३४ 

यूवेंक, १७१ 

रे 

रतनसी धघरमसी, ७० पा० टि० 

रलियातबेन, १७७-७८, ५०१ (अ) 

रवीच्धननाथ ठाकुर देखिए, ठाकुर, रवीदनाय 

रसूल, अब्दुल, ६६ 

रहीमतुल्ला, सर इब्नाहीम, २८५-८६ पा० टि० 

राजद्रोहात्मक लेख आदि सम्बन्धी कानून, ८४ 

राजनीति, - और विद्यार्थी, १० 

राजेन्द्र प्रसाद, २९० 

राधा, १४७, १८२ 

रानडे, महादेव गोविन्द, १८७ पा० टि० 

रॉवर्टसन, एल० ४०४-५ 


रामचन्द्र, ८-१०, ३६, ७१, १०३, २९५, 
३१२, ३३९, ४९२; -और आात्मरक्षा, 
४६७ 

रामचरितमानस, -विद्याथियोंको पढ़नेकी 
सलाह, १०, २५, २१०, ३३७; और 
अहिंसा, ५५७-५८ 

रामदास, १८, ४८७, ५०१ (अ) 

रामनन्दन, ५०१ (अ) 

रामनवमी प्रसाद, ९३ 

राय, प्रफुल्लचन्द्र, २१, ११६ पा० टि० 

रावण, १०, ७३ 

राष्ट्रीय भापा, -और मातृ भाषा, ३०, -के 
पाँच लक्षण, २८; -हिन्दी भारतकी, 
२९-३०, ११८१-९, १२१, १४९, 
१८१, २७७-७८, २७७-७८ पा० टि०, 
२८४-८५, २३०३, ३२४०, ३८६९ 

राष्ट्रीय भापा सम्मेलन, ११७ 

राष्ट्रीय शाला, १४७, १६०, ४५०, ५०१ 
(अ) 

राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, १९६ पा० टि० 

राष्ट्रीय सेना, ४०५ 

रिकलेक्शान्स ऑफ मॉल (मॉलके संस्मरण), 
४६० 

रिच, १८० 

रीड, डी० जें०, १४३ 

रुद्र, एस० के०, १४०; -और भरती, ४९४ 

रूखी, १४७, १८२ 

रेनल, प्रिंसिपल, ९६ पा० टि० 

रेलगाड़ी, “और तीसरे दर्जेके यात्री, ४७, 
६१, १२१३ 

रेलवे विनियम, ३८३ 


ल् 


जऊक्ष्मणं, ३३९ 

लक्ष्मी, ८७ 

लॉयड, जॉर्ज, ३१३ पा० टि०, ३१९ 
लिजियर ऐंड कं०, १४९ 

लौडर, ९६ पा० टि० 


सांकेतिका 


लोकसभा, ४९८ 

- | 

वर्णाश्रम, ७५, ३६८ 

वर्मा, बदरीनाथ, २९० 

वलिअम्मा, -की सत्याग्रहकी भावता, २२५ 

वल्लभाचारये, ४८७ 

बॉग्ल, ४३० ः 

बाँछा, दिनशा, १६९ पा० टि० 

वाडिया, बी० पी०, ५२ 

वाल्मीकि, ४५८ 

विटरबॉटम, फ्लारेंस, ए०, ११४, १९७ 

विक्टोरिया, रानी, ११७ 

विज्ञान, -वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें, ३२ 

विधवा, -और स्मृतियाँ, १९१; -पुनविवाह, 
डर 

विद्यार्थियों, -को सलाह, १० 

विन्सेन्ट, सर विलियम, ५२, रे ६३, ४९१ 

विमला, ४८८ 

विलिग्डन, लॉ, २६१, २८३, ३२२१, ४१२; 
_का तिलक तथा अन्य छोग़ोंके प्रति 
व्यवहार, ४०६; -के व्यवहारका 
विरोध, ४१०, 5१५, ४३२३-३४ 

विद्वयुद्ध, प्रथम, रे४४; -और. अत्याचार, 
२८५; -और अहिसा, ३९०, ४४६, 
४५९-६०; -और एनी बेसेंट, ४२५; 
और खेड़ा सत्याग्रह, ३२१; -और 
जमेनी, ३१९; -और जिन्ना, ४३५; 
_और तिलक, ४२३५; “और देशी रिया- 
सर्तें, ४९३; “और ब्रिटिश, २९०, 


३२१; -के लिए गांधीजी द्वारा सहा- 


यताका प्रस्ताव, ३६० ३५९१; में 
अंग्रेजोंका साथ देता भारतीयोंका कत्तेव्य 
३६०, ३८८, ४१ ६, ४२३, ४३६-२३७, 
४८१; “में दक्षिण फ 
भारतीयोंका योग, २९४; “में व्यापा- 
रियोंका कारये, १४ 

विश्वामित्र, ४९२ 

विष्णु, रे२४ 


५९५ 


वीरमगाँव, ६१, ६७, ६९ 

वेडरबर्न, सर विलियम, २२७, रे४२ 

वेद, ३३६, ४५९ 

बेन, सर हेनरी, ४६० 

वेस्ट, अल्बर्ट हेनरी, ४ पा० टि०, १०१-२, 
१८०, १९९, ४२९, ५०० 

वेस्ट, एडा, १०१ पा० टि०, १०३, १६४, 
५००, ५०२ 

वेस्ट, श्रीमती, १०२, १८१, रे३े३, ४२९ 

वेस्ट, हिल्डां, १०१, ४२९ 

बैलेस, श्रीमती, -के नमकपर विचार, १५७ 

ब्रजलाल, २९, १०८, १६० 

ब्रत, -दिनमें पाँच वस्तुओंसे ज्यादा न खानेका 
१७४ पा० टि० 

व्यापारी, -और स्वदेशी, १५ 

व्यायाम, -का लाभ, रेडें 


द़ 


शंकराचाये, -और बौद्ध-धमें, ४५८ 

शत्रुघ्न, ३३९ 

शरहबेशी, १५३, १५५ 

शर्मा, हरिहर, ३०६ 

शस्त्र कानून (आज एक्ट) ;-को रढ 
करनेकी माँग, ४२४; -में संशोधनकी 
माँग, ४१६ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, २९, ३७८- 
८०, २८६, ४५६, ४७०, ४९५; -औरं 
खेड़ा सत्याग्रह, २८५, २९४; -और 
हिन्दी, ३०५; >खेड़ामें सत्याग्रह 
छेड़नेके विरुद्ध, २८५-८६ पा० टि० 

शाह, पुंजाभाई, ४८२, ४९७, ४९९ पा० टि० 

शाह, फूलचन्द बापूजी, ३९, ४२६, ४८२ 

शाह, सांकछचंद, ३१, २९% १८१ 

शाहाबाद, -के दंगोंकी भर्त्सना, ८० पा० 

: टि०; -में हिन्दू मुस्लिम दंगे, २, २ 

पा० टि०, ७७, ८० पा० टि० 

शाही विधान परिषद्‌, ६०, ६७ 


५६६९ 
शिक्षा, -अंग्रेजी माध्यम हारा, ७, २ १-२२, 
२७-२८, ४२, ७९; -और गांधीजी, 
९१; -और चरित्र-गठन, ७; -का 
उदृश्य, ४०; -की चतंमान पद्धति, ४०- 
४५; -देशी-भाषाके माध्यमसे, १५०; 
“पर श्री पश्रुवके विचार, ४०--४१; 
-भ्रादेशिक भाषाके माध्यमसे, १४१; 


-मातृ-भापाके माध्यमसे, ६, १६, 
२६-२७, ४२-४३; “-मारवाड़में, 


४९१; -में अंग्रेजीका स्थान, १९४-- 


९५; “राष्ट्रीय, ३०-३१, ३०२; 
-स्त्रियोंकी ३५; -हिन्दी माध्यम 


हारा, १५०, २८४-८५ 

शिन्दे, ची० आर०, ३६७ 

शिवभाई, ४८३, ४८९ 

दिवलाल, ३६५ 

शीरी, २४२ 

शुक्ल, रायवहादुर विशनदत्त, २८४ 

शेक्सपीयर, २५९, ३१३ पा० टि० 

श्रीकृष्ण, भगवान, ८, ४९६; -और आत्म- 
रक्षा, ४६७; -एक महान्‌ तत्त्व, १४५; 
-को सब कुछ समर्पेण, ४४३ 

इलेसिन, सौंजा, “४३० 

सं 

संगीत, -की उपेक्षा वर्तमान शिक्षा प्रणालीमें 
३३-३४; -भारतीय गौर पद्िचमी, ३४४ 

सत्य, २८३, ३८१; -और अहिंसा, ९४-९५, 
१४५; -और सत्याग्रह, २९०, ३८९, 
४३९; “का पालन, ३३६; -का बल, 
१२४, २३११-१२; -विष्णुके समान 
सर्वव्यापी, ३२४; “ही ईश्वर ३६६ 

सत्याग्रह, २६२, ३४६, ३८१; -और आत्म- 
बल ३३७; -और कानूनोंकी अवज्ञा, 
३३४-३५; -भौर जेलू-यात्रा, ४३८, 
४४०; -और निडरता, ३४९, ३८९; 
“और निष्किय प्रतिरोध, ३१७, ४५८; 
“और भारतके विभिन्न धर्मोके अनुयायी, 
१७० पा० ठि०; -और युद्धमें सहयोग, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


४१८-१९; -और राजनैतिक समस्‍्याएँ, 
३१९; -और शरीर-बलू, ३३२, ४३७ ; 
“और सृत्य, ३२३४-२५, ३३१, ३४२, 
२३८१, ३८९, ४३९; -और समाज 
सुधार, ६४;- और संनिक प्रशिक्षण, 
४२७; -और स्वदेशी, ३३६; -और 
स्वराज्य, ६३; -की साव॑त्रिकता, २०५, 
३२४, ३४४; -खेड़ामें, १६६, १६९, 
१७६, २२७, २३१, २८९-९०, २९९, 
३२०४, ३०६-८, ३१७, ३५९, ४१८, 
४२८, ४४५; -दक्षिण आफ्रिकामें, 
२२२-२३; -दुर्वेलोंका अस्त्र नहीं, 
३९४; -में कानूती बचावकी गुंजाइश 
नहीं, १५९; -में विनम्नता, ३३१, 
३८२; -में स्वेच्छासे कष्ट सहन, २४१, 
३१०, ३१७, ३३२, ३३९, ३७८, 
४३९ 

सत्याग्रह आश्रम, सावरमती, १३ पा० टि०, 
९१, १०८ पा० टि०, ३८६; -और 
चरिन-गठन, ३९२; -का उद्देश्य, १३; 
-के लिए घन, ४१८, ४४८-४९, ४६३ 

सम्यता, -पदिचिमी, २८१-८२; -भारतीय 
२८२-८३, ४८८ 

समाचारपत्नों; -का उद्देश्य, ८३ 

समाज सेवा संघ, १०८ 

समाज-सेवा-सम्मेलन, गोघरा, ७०, १४१, 
१६४ पा० टि०, २५२ 

सरकार, प्रो० यदुनाथ, १२ 

सरयूप्रसाद, रायवहादुर, २८४ 

सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए भारत 
सेवक समाज 

सहजानन्द, स्वामी, ४८७ पा० टि० 

साँकलचन्द शाह, १८१ पा० टि० 

साम्राज्यीय नागरिक संघ, २६० 

साराभाई, अनसूयाबेन, ११३, १२७, १७३, 
१९८, २०१ पा० टि०, २०९, २४३ 
प्ू० टि०, २९७ पा० दि०, ३६% 
४८३; -की गरीबोंपर दया, २७१ 


 सांकेतिका 


साराभाई अम्बालाल, ११३, १७३ पा० टि०, 
२०१, २०५, २१०, २१६, २२८, 
२३७, २५०, २५४ पा० टि०, २७१, 
४७४; -की मिल मजदूरोंके झगड़ेमें 
बीच-बचाव करनेकी प्रार्थना, १७३ 
पा० दि०; -के गणोंकी प्रशंसा, २७१ 

सिडनहम, लॉड, ३६८ 

सिन्हा, रायबहादुर पूण्णेन्दु तारायण, १५१, 
३८७ है 

सिरनी संस्थान, १५१, १५५ 

सीता, ३६, १९१, २९५ 

सुधीर, ४९४ 

सुब्ह्मण्यमू, सर एस०, ४८३ 

सुरेन्द्र, १०८, १२६, ५०१ (भ) 

सूबेदार, मनु, ३४० पा० टि० 

सेना, -में भारतोयोंकों कमीशन, ४१६, 
४२४, ४३५ पा० टि० 

सेवा-सदत्त, -के लिए देवधरका कार्य, ४४७ 

सैनिक प्रशिक्षण, “और अहिसा, ४४६; 
-और स्वराज्य, ४१७, ४८१-८२; 
“की आवश्यकता, ६४, ४२१, ४५१, 
४६०, ४६७-६८, ४७९-८० 

सैनिक स्कूछ, -भारतीयोंके लिए, ४२२३-२४ 

सैम, देखिए गोविन्द स्वामी 

सोढा, रेवाशंकर, ४४९ 

सोमण, ९३ 

स्टीफेन, जस्टिस, ८४ 

स्टेट्समेन, १३७ 

स्त्रियाँ, -और अंग्रेजी, ४४७; -और खेड़ा 
सत्याग्रह, ३२४९-५०; -और गोखले, 
८१; -और पर्दा, १९२; -और 
स्मृतियाँ, १९१; -का उद्धार, ३५, 
१२५, १९०; -की शिक्षा, ३५, ८४. 
१९४; -के लिए अंग्रेजीकी आवश्यकता, 
१९४; -के लिए समानाधिकार, १९३- 
९४; -पुरुषोंको भरतीके लिए प्रोत्सा- 
हित करें, ४२५, ४३७-३८ ४८०; 


-सत्याग्रहमें पुरुषोंको हिम्मत बंधाएँ. . 


५६७ 

स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज ऑफ महात्मा गांधी, 
११२ पा० टि०, १३३ 

स्मट्स, जनरल, २९३, ३९६ 

स्मृतियाँ (यों), -के प्रक्षिप्त इलोक, १९१ 

स्‍लाई, सर फ्रेक, १९६ पा० टि०, २१६ 


स्वदेशी, -और व्यापारी, १४; -और 
सत्याग्रह, ३३६; -और स्वराज्य, 
५९-६०; -खेड़ाके किसानोंसे, ब्रत 


पालनका अनुरोध, ३३६-३७ 

स्वराज्य, १०८, ३१०, ४०१; -और 
अस्पृद्यता, ३६८; -और एनी बेसेंट, 
५२; -और तिहूक, ६७; -और 
ब्रिटिश साम्राज्यकी सुरक्षा, ४३५, 
४६७, ४७३, ४७८-७९; -और 
भरती, ४८०-८२; -और युद्धमें 
सहयोग, ४७२-७३; -और शिक्षा, 
३९; -और सत्य, ४३९; -और 
सत्याग्रह, ६३; -और सैनिक प्रशिक्षण 
३६७-६८, ४८१-८२; -और स्वदेशी 
आन्दोलन, १४, ५९-६०; -की मांग, 
१७०; -की मांगका अर्थ, ५६; -के 
लिए त्यागकी आवश्यकता, ३७९; 
-प्राप्त करनेके लिए भारतीय योग्य, 
५३; -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका 
उद्देशर ५२; -मिलना निश्चित, ७० 

स्वशासन, देखिए होमरूल 

स्वामीनारायण, ४८७ 


हँ 
हंटर, सर विलियम विल्सन, ५६ 
हकक्‍सले, ७ - 
हड़ताल, -अहमदाबादके मिल मजदूरोंकी, 
२०१, २०४, २०६, २०९, २११, 
२१४ २१८, २२६, २२९, २३३,. 
२४१, २४५, २५१, २६८-६९, ३००, 
३१५, ४५०; -के समय पत्रिकाएँ 
निकालतेका उद्देश्य, २०१ पाटिं० 
हनुमन्तराव, ३०५, ३७८,:३८६; ४४६९ 


५६८ 


हसर्वतसिह, -क्रा सत्याग्रहके प्रति उत्साह, 
र२४, २२६२ 

हरिप्रसाद, डा०, २८९, २८९ पा० टि०, २९५ 

हरिभाई, ४५ 

हरिदचन्द्र, २४२, २९५, ३१९, ३३२ 

हरी पुस्तिका, १६१ 

हसन, इमास, २४२; -चौर सत्याग्रही, २९४ 

हाउस ऑफ कॉमन्स, ५५, ४२१ 

हॉज, रेब० एफ० जेंड०, ४२७ 

हॉज, श्रीमती, ४२८ 

हारमोनियम, -से भारतीय तन्‍्तु वाद्य बेहतर, 
धंध८ट 

हाडिग, छाई, ३६२ 

हॉनिसन, बी० जी०, ३५१ पा० दि०, ४१० 
पा० टि०, ४२८ 

हिन्दी, -अपनानेक्री सलाह, २८०-८१, 
४५४; -और आभार्य समाजी, २०; 
-और उर्दू, २७९९-८०, २८४, ३१३ 
पा० दि०; -और तमिल, ३०, २८४, 
३०५७, दे४०, ३८६, ४२७, ४३१, 
४४९; “और तेलगू, २८४, ३०५, 
३८६; -भौर देशी रियासतें, २८१; 
“और वी० एस» श्रीनिवास शास्त्री, 
३०५, ३८६; -पर रवीजल्नाथके विचार 
१५० पा० टि०; “राष्ट्रीय भाषा, 
२९-३०, ७५९, 4 १९, १२१, १५०, 
१८१, २३८ पा० टि०, २४०, २८०- 
८१, २८४-८५, ३०३, ३८६; -शिक्षा 
के माध्यमके रूपमें, १५०, २८४-८५ 

हिन्दी शिक्षण प्रसारक मण्डल, ३०३ पा० टि० 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २८४ पा० दि०; 
-का इन्दौर सम्मेलन, १४९, २६६, 
२७७, २८१, २८४-८५, ३२१४ 

हिन्दुस्तान, ८२ 

हिन्दू, १८१, ३७८; -और मुसलमान, १४७; 
-का गायके साथ दुर्व्यवहार, १३८; 
>मुस्लिम दंगे, ३ पा० टि० 


४ 


न्ध्छ 
न्श्पा 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हिन्दू बनाथालय, नडियाद, १०७ 

हिन्दू चर्म, ४६, ७२, ७८, १७४; -और 
नस्पृश्यता, ७३, ७४, ७६, १२४; -और 
पशु-वलि, ११९; -और पुनविवाह, 
१७९, ४३२; -और स्त्रियाँ, १९१; 
-में अहिसा, २, ४५८ 

हिरण्यकशिपु, १७६ 

हिंबर्दस जनरू, २३२ 

हिल, सर क्लॉड, ३५१, ३५३ 

हुसैन, २४२; -बीर सत्वाग्रही, २२४ 

हेंग, डा०; -के विचार दालोंपर,. १५७ 

हमंड, ई० एल० एल०, १०५, १३४ 

होमरूल, ५२, ८० पा० टि०, १९७; -और 
भरती, ३७७-७८; -और बुद्धमें 
सहयोग, ३५९, ४१७; -और विभिन्न 
शासन-प्रणालियाँ, १९७; -और हिन्दू 
“मुस्लिम एकता, ९६ पा० टि०; -की 
माँग, ३५२, ३५९; -के लिए कांग्रेस- 
लीग योजना, ३५८-५९, ४५२; -के 
लिए सैनिक शक्तिकी आवश्यकता, 
४१७; -के सम्वन्धमें प्रार्थनापन्र, 
३, ६६६ “आप्त करनेका भर्थ ब्रिदिश 
साम्राज्यमें भागीदा वनना, ३८८, 
४२१०-२२, ४५२ 

होमरूल लोग, ६६, १८६, ४०९-१०, 
४२२, ४३३-३४; “और वम्बई 
प्रान्तीय युद्ध सम्मेछ़न, ४०६ पा० दि०, 
-नडियाद, हारा गांधीजीका स्वागत, 
१०७ पा० टि० 

होमछूल लछीगके सदस्य, -और युद्ध, ४११; 
“का कर्त्तव्य, ४१३; -का विलिग्डन 
हारा अपमान, ४०६, ४०९-११, 
४१५; -की ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति 

राजमक्ति, ४११; -को भरतीका काम 
करनेकी सलाह, ४५२; -द्वारा की गई 
सेवाएँ, ४१९२-१३ 

होल्कर, महाराजा, २८१ 


श्ज् 





